प्रावकथन 


प्रस्तुत ग्रन्थ अ्रध्यात्म विज्ञान से श्रोत प्रोत है। प्रध्यात्म विज्ञान अत्यन्त परिष्कृत श्र 
कोमल रुचि वाले व्यक्तियों के लिये है। इस विज्ञान के छात्र का मन इतना कोमल होता है कि स्व प्रथवा 
पर के तनिक से भो दुख को देख कर उसे निव/रण करने के लिए छटपटाने लगता है। उसे केवल शान्ति 
की आकांक्षा होती है। लौकिक सुख भोग वस्तुत: स्थूल रुचि वाले व्यक्तियों की लुभा सकते हैं, कोमल 
रुचि वालों को नहीं । लौकिक सुख भोगों के साथ अनिवार्य रूप से लगा रहने वाला ठृष्णा जनक दुःख 
जब किसी ऐसे सूक्ष्म रुचि वाले व्यक्ति को संसार से उदासीन बना देता है, तब ही वह व्यक्ति भ्रध्यात्म 
विज्ञान के रहस्य को समझ पाता है, और यह विज्ञान उसी व्यक्ति के लिये कार्यकारी भी ही सकता है । 
शेष व्यक्तियों में तो इसका पठन पाठन, मात्र भोग है योग नहीं-- 
“भुक्तवे न तु मुक्तये ? 
किन्तु ऐसे व्यक्ति मन में कोमल होते पर भी ग्रत्यन्त हृढ़ संकल्प शक्ति के होते हैं । जिन 
विपत्तियों के ध्यान मात्र से हम लौकिक व्यक्तियों का मन कॉपने लगता है, उन्हीं विपत्तियों का सामना 
बह एक शीतल मधुर मुस्कान के साथ किया करते हैं। उनका नारा होता है -“करेंगे या मरेंगे'' 
“कार्य वा साधयेयम, देह वा पातयग्ेयस्‌ ।” 


यह मार्ग कोमल हृदय-परन्तु वीर-पुरुषों का है। 


ग्रध्यात्म विज्ञान जीवन विज्ञान है। इसमें जीवन की कला निहित है। जीवन का सौम्य 
विकास इसका प्रयोजन है। जिस प्रकार जीवन-स्तर श्रर्थात्‌ रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने के लिये 
ग्र्थ शास्त्र, भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र पढ़ा जाता है, उसी प्रकार जीवन को ऊ था उठाने के 
लिये ग्रध्यात्म विज्ञान पढ़ा जाना चाहिए। इस विज्ञान की प्रयोगशाला जीवन है। मन, शरीर और वाणी 
इस विज्ञान की प्रयोगशाला के यन्त्र हैं। यह विज्ञान जीवन को मृत्यु से भ्रमरत्व, श्रन्धकार से ज्योति और 
अ्सत्‌ से सत्‌ की ओर ले जाता है। भारत के बालक बालक को इस विज्ञान के मूल सिद्धान्त पेडक 
सम्पत्ति के रूप में प्राप्त होते हैं। वे सिद्धान्त हैं-दया, दान और दमन । 


भौतिक विज्ञान ने हमें जो कुछ दिया उसका निषेध या अनुमोदन करना यहां अभिप्रेत 
नहीं, परन्तु यह भ्रावश्यक है कि हम उसकी सीमायें समझे । जीवन के उपकरणों-धन-ऐश्वयं और शरीर- 
का जीवन से तादात्म्य सम्बन्ध मानता समस्त ग्रनर्थ का मूल है। इनमें साधन साध्य सम्बन्ध है, तादात्म्य 
सम्बन्ध नहीं । विज्ञान ने हमें नये नये मनोरञ्जन और यातायात के साधन दिये, तदर्थ विज्ञान का स्वागत 
है-किन्तु विज्ञान की चकाचौंध में पड़ कर अपने को भ्रूल जाने का कोई प्रधिकार हमें नहीं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक बीसवीं शती के एक साधक वैज्ञानिक हैं। भारत में अध्यात्म विज्ञान 
जानने वाले पहले बहुत से साधक हुए, परन्तु उनकी परिभाषावली झौर लेखनशली हम बीसबीं शती 
के लोगों के लिये न उतनी सुगम है और न उतनी प्राकर्षक । वर्तमान समय में अध्यात्म किज्ञान के प्रति 
झरुचि का यह भी एक कारण है। प्रस्तुत प्रम्थ निएफणय ही इस अभाव की पूर्ति करेगा । 


रामजस कालेज दयासन्द भागेव 
२४-०११--६७० .  .एमर० ए७.. 





प्रकाशकीय वक्तव्य 


सर्वे साधारण मनुष्य समाज के हितार्थ 'शान्ति पथ प्रदर्शन” ग्रन्थ प्रकाशन करते हुए 
मुझे बड़ा हर्ष व उल्लास हो रहा है, क्योंकि यह मेरी उन भावनाश्रों का फल है जो मेरे हृदय में उस 
समय उठी थीं जब कि मैंने यह सुना कि ब्र० जिनेन्द्र कुमार के अपूर्व प्रवचनों के द्वारा मुजफ्फर नगर की 
मुम्ुक्षु समाज पें भ्रध्यात्म पिपासा जागृत हुई और इसके प्रति एक अ्रद्धितीय बहुमान भी । तब मैंने सोचा 
कि यह प्रवचन तो बहुत थोड़े व्यक्तियों को सुनने को मिल सकेंगे श्रौर हमारे देश का एक बहुत बड़ा 
भाग इनके सुनने से वंचित रह जायेगा । मैंने उनसे प्रार्थना की कि यह प्रवचन लिपि बद्ध करदें। मेरी 
तथा मुजफ्फर नगर समाज की प्रार्थना पर उन्होंने वे सब प्रवचन संकलित कर दिये। फल स्वरूप एक 
बड़े ग्रन्थ की रचना हो गई, जिसमें जन दर्शन का सार श्रत्यन्त सरल व वेज्ञानिक भाषा में जगत के 
सामने प्रगट हुआ । अन्य स्थानों पर भी यही प्रवचन चले जिनसे वहां की समाज बड़ी प्रभावित हुई भौर 
उदार हृदय से उसके प्रकाशनार्थ योग दान दिया । दानी महानुभावों के नाम की सूची भागे दी गई है । 
में इस सहयोग के लिये उनका हृदय से ग्राभारी हैं । 


ब्र० जिनेन्द्र कुमार जी ने विश्व जेन मिशन के धर्म प्रचार कार्य की प्रगति, तथा 
श्रसम्प्रदायिक मानव प्रेम को देख कर इस ग्रन्थ के प्रकाञ्नन का श्रेय इस संस्था को देने का विचार प्रगट 


किया, और विश्व जेन मिशन के प्रधान संचालक डा० कामता प्रसाद जी की स्वीकारता से पानीपत केन्द्र 
द्वारा इसके प्रकाशन की आयोजना की गई | 


ब्र० जिनेन्द्र कुमार, जेन जगत तथा वैदिक, बौद्ध।व अन्य जेनेतर साहहेत्य के सुप्रसिद्ध 
पारंगत विद्वान पानीपत निवासी श्री जय भगवान जी जेन एडवोकेट के सुपुत्र हैं। यही सम्पत्ति पेतुक 
धन के रूप में हमारे युवक विद्वान को भी मिली | श्रध्यात्म क्षेत्र में श्रापका प्रवेश बिना किसी बाहर को 
प्रेरणा के स्वभाव से ही हो गया । बालापने से ही अपने हृदय में शान्ति प्राप्ति की एक टीस छिपाये वह 
“कुछ विरक्त से रहते थे । फल स्वरूप बंबाहिक बन्धनों से मुक्त रहे । इलैक्ट्रिक व रेडियो विज्ञान का गहन 
ग्रध्ययन करने के पश्चात्‌ आपने अपनी प्रतिभा बुद्धि का व्यापार क्षेत्र में दस साल तक प्रयोग किया 
और खूब प्रगति की । परन्तु धन व व्यापार के प्रति उनको कभी गआ्ाकर्षण न हुझा । अपने दोनों छोटे 
भाइयों को समर्थ बना देने मात्र के लिये वह श्रपना एक कतेंव्य पूरा कर रहे थे। इसीलिये कलकत्ता 
में ठेकेदारी का काम सम्मालने में ज्यों ही वे समर्थ हो गये, झ्राप व्यापार छोड़ कर वापिस पानीपत ग्रा 
गये श्रौर अपनी शान्ति की खोज में सच्चे हृदय से व्यस्त ही गये । शीघ्र ही वह इस रहस्य का कुछ कुछ 
स्पशे करने लगे । यह सांधना उन्होंने केवल आठ वर्ष में प्री करली। सन्‌ १६९४० में उन्होंने स्वतस्त्र 
स्वाध्याय प्रारम्भ की, सन्‌ १९५४ व ५५ में सोन गढ़ रह कर उन्होंने उस स्वाध्याय के सार को खूब 
मांजा | अ्रध्यात्म ज्ञान के साथ साथ अन्तर श्रनुभव व वेराग्य भी बराबर बढ़ता गया, यहां तक कि सन्‌ 
१६५७ में श्राप ब्रत धारण करके गृहत्यागी हो गये। सन्‌ १६९५८ में आप इसरी गये और पृज्य क्षुल्लक 
गणेश प्रसाद जी वर्ी के सम्पर्क में रह कर भ्रापने रही सही कमी भी पूरी करली । 


भ्रापका हृदय अन्तर शान्ति व प्रेम से श्रोत प्रोत साम्यता व मधुरता का आबास है। 
सन्‌ १९५६ में प्रथम बार मुज़फ्फरनगर की मुमुक्ष समाज के समक्ष उनको अपते भ्रनुभव का परिचय 


कल मेनेन बज 
हल शा जी रु 


( ५) 


देने का भ्वसर प्राप्त हुआ, भौर तब से प्रव तक उनको लोक प्रियता इतनी बढ़ गई कि सथ कौ माँगें 


। पूरी करना उनके लिये असम्भव हो गया। ज्ञान व अन्तर शान्ति के अतिरिक्त, शारीरिक स्वास्थ्य 
. अत्यन्त प्रतिकुल होते हुए भी उनकी बाह्य चारित्र सम्बन्धी साधना भी अ्रति प्रबल है, जिसकी साक्षी कि 


उनका परिभ्रह प्रमाण व जिह्दा इन्द्रिय सम्बन्धी नियन्त्रण दे रहा है। पोष व माघ की सर्दियों में भी 
वह दो धोतियों व एक पतली सी सूती चादर में संतुष्ट हैं । 


रूढि व साम्प्रदायिक बन्धनों से परे वह शान्ति के स्वतन्त्र वैज्ञानिक संसार में बास करते 
हैं। उनकी भाषा बिल्कुल बालकों सरीखी सरल व मधुर है। इन आठ वर्षों की उनकी गहन स्वाध्याय 
के फल स्वरूप जैनेन्द्र कोष' जैसी महान कृति का निर्माण हुआ है जो जैन वाह मय में अपनी जाति की 
प्रथम कृति हैं। इसके श्राठ मोटे मोटे खण्ड हैं । शीघ्र ही प्रकाश में झाने वाली हैं। इसके भ्रतिरिक्त भी 
इनके हृदय से प्रनेकों ग्रन्थ स्वत: निकलते चले आरा रहे हैं, जिनमें से एक यह 'शान्ति पथ प्रदर्शन भी है । 


यद्यपि इस ग्रन्थ में सम्पादित विषय श्री पूज्यपाद व कुन्दकुन्द आदि महान श्राचार्यों 
की देन है, फिर भी श्री जिनेन्द्र कुमार जी ने श्रपने अ्रध्यात्म बल व सम्यक्‌ झ्राचार विचार की हढ़ता से 
जो अनुभव प्राप्त किया है उसका सार इसमें आा जाता है। इन दिनों यद्यपि साहित्य का बहुत बड़ा 
निर्माण हुआ है तथा शिक्षण संस्थायें व अ्रध्यात्मिक संत भी श्रध्यात्म प्रचार की दिशा में बहुत कार्ये 
कर रहे हैं, परन्तु विषय की जटिलता व शुष्कता के कारण तथा आरागम प्रयुक्त शब्दों का श्रर्थ सर्वे साधा- 
रण की समभ में न आने के कारण धमं सम्बन्धी अविश्वास और सम्यक्‌ भ्राचार की शिथिलता दिनों दिन 
जोर पकडती जा रही है। आज का युवक धर्म स्वीकार करने को तैयार नहीं। मार्ग की इस कठिनाई 
को दूर करने में यह ग्रन्थ बड़ा प्रभावशाली सिद्ध होगा । पढ़े लिखे युवक इसको पढ़ कर धर्म की सार्थकता 
को स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते । विश्व को सुख व शान्ति का मार्ग दर्शाने के लिये यह बहुत 
उपयोगी सिद्ध होगा । यद्यपि आ्रात्म-कल्याणा स्वावलम्बन से होत। है, फिर भी ग्रनुभव प्राप्त.महानुभावों 
के मार्ग प्रदर्शन से बहुत कुछ सहायता मिलती है । 


प्राचीन काल की भारतीय संस्कृति के ग्रन्तर्गत भ्रध्यात्म का विषय कठिनता से ग्रहण 
होने योग्य समभा जाता रहा है| संसार दुःखों से भयभीत तथा शरीर भोगों से विरक्त व्यक्ति ही इसका 
ग्रधिकारी होता था। सर्व साधारण जन इस विज्ञान से अश्रनभिश्ञ रहते थे। उनके लिये तो केवल पंच 
पापों का त्याग तथा दान दया भक्ति रूप व्यवहार धम करना ही पर्याप्त था। योग्य श्रधिकारी को ही 
भ्रध्यात्म शिक्षा दी जाती थी | इसके विपरीत यद्यपि श्राजकल सर्वे साधारण में इस विज्ञान की चर्चा तो 
बहुत होने लगी है परन्तु श्राचरण में दिन दिन शिथिलता झ्राती जा रही है। इसी बात को ध्यान में 
रखते हुए इस ग्रन्थ में ज्ञान के श्रनुकुल ही भ्राचररा धारण करने की शोर अधिक ध्यान प्राकषित किया 
गया है। आप्त मीमांसा में कहा है-- 
। हे 


. “झज्ञानान्मोहतो बन्धो नाज्ञानाद्वीत मोहत:ः। 


ज्ञान स्तोकाज्च मोक्षः स्यात्‌ मोहान्मोहितोइन्यथा ।६८।” 


मोही (सम्यक्‌ चारित्र विद्वीन) का भ्रज्ञान बन्ध का काररा है, परन्तु निर्मोही का भ्शान 


( शं ) 


अल्य ज्ञान) बन्ध का कारण नहीं है। भ्रल्प ज्ञान होते हुए भी मुक्ति हो जाती है परन्तु मोही को सुक्ति 
प्राप्त नहीं होती । (मोह क्षीण हो जाने पर ज्ञान स्वतः पूण हो जाता है) । 


यह ग्रन्थ धार्मिक साम्प्रदायिकता के बिष से निर्लिप्त है। इसमें वस्तु स्वरूप दर्शा कर, 
कुछ अ्रध्यात्म विचा रणाश्रों के द्वारा, जीवन को उन्नत व शान्‍्त बनाने का बज्ञानिक व स्वाभाविक उपाय 
बताया गया है । सभी विचारों, सभी जातियों व सभी देशों के व्यक्ति इससे लाभ उठा सकते हैं । 


अन्त में में श्र० जिनेन्द्र कुमार जी का हृदय से आआआभारी हूँ कि जिन्होंने मेरी छोटी सी 
प्रार्थना पर लोक कल्याण का इतना बड़ा कार्य बड़ा परिश्रम करके पूर्ण किया । ५० दयानन्द जी भाग॑व 
एम० ए० शास्त्री, रामजस कालेज, देहली ने इस ग्रन्थ के प्रफ संशोधन में सहयोग दिया है, इसलिये में 
उनका कृतन्न हू । श्री नेमचन्द जी जेन रईस-महावीर हैट कम्पनी, सदर बाजार, देहली ने इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन में बड़ी सहायता की है तथा कर रहे हैं। और भी जिन भाइयों ने तन से मन से व धन से इस 
पुण्य कार्य में सहयोग दिया है मैं विश्व जेन मिशन की ओर से उनको कार्य पूर्ति के लिये धन्यवाद 
देता हैं । 


| रूप चन्द गार्गीय जैन 
मंगसिर शुक्ल श्रष्टमी ४ 
ह व्यवस्थापक--विध्य जन मिशन 
वी७० नि० सं० २४८७ 


(केन्द्र) पानीपत 


दातार सूची 


' जिन दानी महानुभाबों ने इस शुभ कायें में सहायता देकर अपने धन को सुकृत बनाया 
है, उनका प्राभार प्रदर्शनार्थ उनके नामों की सूची देता हैँ। इस भ्रन्थ के विक्रिय से उपलब्ध द्रव्य 
पुन: पुनः वाणो के प्रकाशनाथे उपयोग में लाया जा सके तथा श्रपात्रों के हाथ में जाने से ग्रन्थ की जो 
अ्रविनय होनी सम्भव है उसे रोका जा सके, इसलिये ग्रन्थ को निःशुल्क न दे कर कम मूल्य पर देना ही 
उचित समझा गया फिर भी किन्‍्हीं भ्रसमर्थे जिज्ञासुओं को तथा किन्हीं प्रमुख संस्थाप्रों व मन्दिरों को 
यह निःशुल्क ही दिया जायेगा । 


रूप जन्द गार्गीय जैन 
पानीपत 

१ श्रीमान शिवदयाल मल अनुपर्सिह जी जन झाड़ती-- रोहतक मण्डी १४०० ) 
२ श्रीमती प्रभावती धर्मेपत्नि श्री सुन्दरलाल जी जन--रोहतक मण्डी १२१) 
३ » मनोकान्ता देवी धम्मंपत्नि श्री फशेन्द्रकुमार जेन--सहारनपुर ५०१) 
४. » फूलवती धम्मेपत्नि श्री फरोन्द्रकुमार जेन -सहारनपुर ३०१) 
५, जयमाला देवी धर्मंपत्नि श्री जनेन्द्र किशोर जेन जौहरी-दरीबा कलां देहली ४०१) 
६ » चन्दाबाई जन--आनन्द भवन तुकी गंज इन्दौर २५१) 
७. » ॒शुगन देवी धर्मपत्नि सेठ फूलचन्द जी जैन--इन्दौर छावनी २०१) 
८ » लालकुबर देवी मेहता पलासिया इन्दौर १०१) 
& दयाबाई--श्राविका आश्रम तुको गंज इन्दौर ५१) 
१० प्रन्य मुमुक्षु महिला वर्ग--इन्दौर १११) 
११ श्रीमती कृष्णादुलारी धम्मपत्नि श्री शौकीचन्द जैन इब्जीनियर--पानीपत १३५) 
१९ » कैलाशवती धमेपत्नि श्री लालचन्द जी जेन--पानीपत १०१) 
१३ श्रीमान सीमन्दर दास मुनिसुन्रत दास जी जेन--पानीपत १०१) 
१४ रूपचन्द गार्गीय जेन--पानीपत | ५१) 
१५ श्रीमान प्रेमचन्द जी जन कसेरे--पानीपत ५१) 
१६ श्रीमती बलती देवी धर्मपत्नि पण्डित जीयालाल जी जैन--पानीपत ५१) 
१७ प्रन्य मुमुक्षु महिला वर्गं-- पानीपत ४७५) 
१८ श्रीमती सुदेश कुमारी धर्मपत्नि श्रो श्रजितकुमार जी जैन--सिन्दरी १०१) 
१६ श्रीमान जिनेश्वर दीस जी जेन डालडा एजेन्ट--मुजफ्फर नगर, १०१) 
२० पुस्तकों के मूल्य के प्रति सहारनपुर के ग्राहकों से पेशगी मिले २०० ) 


३4+4०७४ए+कठम6' _स०ा०००६००५८०० दिमेजशबाा-2, 


४९०६ 


शुरन-न्‍एज कान अगक्कदाभन्प पक्का का, 


दो शब्द 


घर पर सर्व सुविधायें उपलब्ध होते हुए भी जीवन शान्तिके लिये व्याकुल था। न 
जाने किस प्रकार अन्धका रमें चलते २ मैं सहसा ही ग्रुरुव रके द्वा रपर पहुंच गया, 
जहां श्राकर मानों मैं आज ही कृतकृत्य हो गया हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है । 
में एक तुच्छ कीट उन ग़ुरुओं का झाभ।र प्रदर्शन करने को शब्द कहां 
से लाऊं। उनके द्वारा प्रदत्त रहस्य के प्रकाशनार्थ यह जो भाषा 
निकल रही है, वह भी मेरे हृदय में स्थित उन ही से चली ग्रा 
रही है। मैं तो उस अमृत का एक वृषातुर मृग मात्र हैँ । 
प्रस्तुत ग्रन्थ की कर्ता तो वह वाणी ही है। में तो उसका 
एक तुच्छ दास है। इसको लिपि बद्ध करके गुरुदेव 
के चरणों में श्र्पणा करते हुए आज मुभे अत्यन्त 
हर्ष हो रहा है। रहस्य तो ग्रुरुओं का होने के 
कारण ठीक ही है, पर लिपि में इस तुच्छ बुद्धि 
की छद्यस्थता के कारण कहीं भी कोई श्रुटि 
रह गई हो तो इस बालक को क्षमा कर 
देना और विज्ञ जन उसको सुधार कर 
पढ़ लेमा, पर छल ग्रहण न करना । 
आराधुनिक युग में वेज्ञानिक व 
सरल भाषा के द्वारा वाणी 
का प्रसार करना मेरा 
ग्रौर आप सभों का 
कतेधष्य है। आओभो 
हम सब मिलकर 
प्रेम - पूर्वक 
उसे पूरा 

करें | 


>अ० जिनेन्द्र 


सूची पत्र 





४८4: चा्#शंकक जटाचहट20चचातआएटपयकांशत१क्‍ हक 2" आक्रत्टाभिकर ऋटमक2 व ्कए' "२१४ 00०० 7१ कर फप्फाक: डा +९ पाक: >एपयीकाद्शश॥ का # रो. 





संख्या विषय पृष्ठ | संख्या हे जी कि पृष्ठ 
भू मि २ धर्म के भ्र व सच्चे लक्षरा तथा 
मा उनका समन्वय २१ 
(१) शिक्षण पद्धति क्रम (५) धर्म का प्रारम्भिक क्रम 


? प्रत्येक कार्य की प्रयोजकता 
२ वक्ता व श्रोता की पात्रता 
३ वक्ता की प्रमाणिकता 


२ ? भ्रन्तरध्वनि व संस्कार मित्र व शत्रु के 
३ 
है.५ 

४ वक्तव्य की क्रमिकता ५ गा श्रद्धा 
६ 
६ 
9 


ख्प में २४ 


५ वक्तव्य का विस्तार 


६ श्रोता की पात्रता (६) अर; बिन्दु 
७ पक्षपात व साम्प्रदायिकता का निषेध १ जाग की त्यात्मकता । २७ 
८ वैज्ञानिक व फिलास्फर बनकर चलने की २ लक्ष्य बिन्दु की महत्ता वसाथेकता. २७ 
प्रेरणा ० (७) श्रद्धा 
६ पक्षपात निषेध की पुन: प्रेरणा ११ | १ श्रद्धा की सत्यार्थता व ग्रसत्याथता.. ३० 
न्‍्ति (८) श्रद्धा व ज्ञान का विषय 
हा धमे हे ? प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिये सात 
(२) धम का प्रयोजन प्रावश्णक बातें ३४ 
१ धर्म की आवश्यकता क्यों १३ | २ तत्वार्थ शब्द का भर्थ २७ 
२ धर्म का प्रयोजन शान्ति १३ 
३ उपाय जानने का वेज्ञानिक ढड़ू ९४ | पफ् स्व पर तत्व 
४ वर्तमान पुरुषार्थ की प्रसार्थकता १५ | (६) जीव तत्व 
हम कक कक के १ में! की खोज चौरासी लाख योनियों में. ३६ 
(३) शान्ति की पहिचान २ 'मैं' की खोज अन्तर में ४१ 
? भोगों में शान्ति नहीं भशान्ति है १७ | ३ त'ही में 'में' निहित है ४२ 
2 है ० वात आर 
४ सच्ची या भूठी शान्ति की पहिचान १६ 2 3 कर! हा 
२ शान्ति की खोज भनेकों रूपों व विषयों में ४४ 
(४) धर्म का स्वरूप ३ जल में मीन प्यासी डपू 





__१ सच्चा धर्म सुतने की प्रेरणा __ २०  ४शान्ति भावास में _ ४६ शान्ति प्रावास में 


१ सच्चा धर्म ४६ 


( ख ) 











संख्या विषय पृष्ठ | संख्या विषय पृष्ठ 
(११) अजीब तत्व ५ नियति व स्वभाव का समन्वय ७४ 
१ मेरी भूल शरीर में 'में' का भास ४७ | ६ नतियति व स्वच्छुन्द का समन्वय ७५ 
२ जन्म व मृत्यु का रहस्य ४८ । 9 नियति व आगस का समन्वय ७६ 
४ उत्पाद व्यय आौष्म ४६ | ८ निमित्त व वस्तु स्वतन्त्रता का समन्वय ७६ 
५ तीन कोटि के पर पदार्थ ५१ | १० निमित्तों के संयोग की स्वतन्त्रता ष्१ 
११ नियति, निमित्त व पुरुषार्थ तीनों का 
(१२) स्व पर भेद विज्ञान समन्वय घर 
? अन्य की प्रतन्त्रता में क्‍ग्रपमी स्वतन्त्रता का १२ नियति व अनियत्ति का समन्वय द््ड 
कं ४२ । १३ वस्तु स्वरूप की जठिलता 2॥ 
२ षट कारकी प्ृथकत्व भ्ड 
३ साभे की खेती का दृष्टान्त ५५ | प्र अरलव बन्ध 
४ निमित्त की कथड्चित सत्यता ५६ क्‍ 
५ निमित्त व उपादान दोनों की कथड्चित (१५) आख्तव सामान्य 
उपादेयता भ्र्छ १ आाख़व का श्रर्थ भ्रपराध प्भू 
६ 238 दृष्टि से निमित्त के ग्रहण का २ कार्माणा शरीर ब उसकी निःसारता ष्भ 
निषेध ५७ 
७ भेद विज्ञान का प्रयोजन ज्ञाता दृष्टापना ५७ (१६) भ्शुभ आख़ब 
वा १ क्षण-क्षरा प्रति नवीन अपराध घह& 
(१३) ४30 लक २ पंचेन्द्रिय विषयों सम्बन्धी राग द्वेष रु 
१ कब शब्द का कक | ५६ ३ राग द्वेषात्मक क्रियात्रों की भ्रनिष्ठत ६१ 
२ कर्ता कर्म सम्बन्धी पांच सम्रवायों का न्‍ 
निर्दे ७ प्र 
दा व स्याद्वाद की झावश्यक्ता. ६० (१७) शुभ आख्व निषेध 
३ स्वभाव ६१ | 3 ५३ 
४ संयोग या निमित्त न! पद 2 अंक में समानता प्रो को 
+ कार्य में अनेकों ३ पुण्य प्रचृत्ति में इच्छाप्रों का बल ९४ 
५ एक कार्य में अनेकों निमित्त ६३ | यें 
हज ४ पांच कोटि की छभ इच्छ €्भ्र 
६ निम्त्ति की दो ज ६३ ह के 
७ पुरुषार्थ च् ५ कर्म का पा ज्ञान धारा 8७ 
८ नियति या काल लब्धि ब्रा का नषेध €९ 
खिलडय मे ७ पुण्य में पाप हे ९6 
कई ८ ज्ञानी व भ्रज्ञानी के पुण्य में अन्तर. १०० 
(१९४) पांच समवाय समन्यश्र ९ अ्रभिप्राय से विपरीत भी कार्य करने की 
१ समवायों सम्बन्धी भनेकों प्रदन ६६ 32220 ५ १०१ 
२ नियति या पुरुष का समन्वय ७० | (१८) शुभ आख्रव समथन 
है नियति व उपदेश का समत्वम् ७२ | १ शुभ क्रिया को त्यागने का निषेध १०४ 


४ नियति व विकल्प परिवतेन का समस्वय ७३ | २ मन को कहीं न कहीं उलभाने का आदेश १०५ 


संख्य। विषय 
३ जार कीटि की क्रियायें 
४ मन की क्रिया सम्बन्धी तीन सिद्धान्त 


भ चार क्रियाओं में हेयोपादेयता 
(१६) वन्ध तत्व 

१ बन्धन शरीरादिक की दासता 

२ तीन छृष्टान्तों द्वारा भूल प्रदर्शन 
'३ भूल के प्रेशक संस्कार 

४ संस्कारों का निर्माण क्रम 


५] संबर निजरा (गृहस्थ सम्बन्धी) 


(२०) संवर सामान्य 

१ जीवन में उतारने की प्रेरणा 

२ क्रियाग्रों में अभिप्राय की मुख्यता 

३ प्रत्येक क्रिया के अ्न्तरंग व बहिरंग दो 

अ्ज्े 

(११) देव पूजा 

? शान्ति का भिखारी में 

२ अभिप्राय वश किसी भी व्यक्ति में देवत्व 
३ शान्ति के उपासक का सच्चा देव 

४ यथार्थ पूजा शान्ति का वेदन 

५ वास्तविक पूजन व बहुमान का चित्रण 
६ अष्ट द्रव्य पूजा का स्वरूप 

७ देव कौन 

८ पूजा कया 

€ पूजा की श्रावश्यकता क्‍यों 
१० दैब के श्राश्नय की आवश्यकता क्यों 
११ देव से मुझे शान्ति केसे मिल सकती है 
१२ पूजा में कर्ता वाद क्‍यों 
१३ पृजा में प्रतिमा की अ्रावश्यकता क्‍यों 
१४ चित्र का मन पर प्रभाव 


१५ बीतराग प्रतिमा व जीवित देव में 
.. समानता 


१६ कल्पनाश्रों का बल 


( गे) 


पृष्ठ 


१०५ 
4 १८ देव के प्रति बहुमान व भक्ति 


१०६ 
१०६ 


१०६ 
११० 
१११ 
४33 


११४ 
११५ 


११७ 


११६ 
के 
(३ 
१९५ 
१२२ 
8 
१२5 
१२६ 
१२५ 
१३० 
१३० 
१३२ 
१३३ 
१३३ 


१३५ 
१३५ 


संख्या विषय 
१७ प्रतिमा व जीवित देंव॑ में संभानंतों 


१६ प्रतिमा से सृक प्रश्नोत्तर 

२० पंच कल्याणक महत्व 

२१ प्रतिमा क्‍या और कंसे देती है 

२२ भील व गुरु द्रोण का हृष्टान्त ु 

२३ विकल्पों को स्वतः व सवंदा दबाने में 
गसमर्थता 

२४ थोड़ी देर को दबाना प्रयोजनीय 

२५ भ्रनुकुल वातावरण की महत्ता 

२६ मन्दिर को प्रनुकूलता 

२७ मन्दिर में प्रवेश करते समय विकल्पों 
का त्याग 


(२२) गुरु उपासनों 
१ तत्वीं की पुनरावृत्ति 
२ गुरु परीक्षा की मुख्यता व सार्थकता 
३ गुरु का जीवन एक शिक्षा है 
४ झ्रादर्श गुरु उपासना 
५ देव व गुरु में कथव्न्चित समानता 
६ पर होते हुये भी गुरु का श्राश्रय क्‍यों * 
७ प्रयोजन वज्ष अनेकों गुरु 
८ गुरु परीक्षा की प्रधानता 
९ शुरु की यथार्थ पहिचान वीतरागता 
१० यथार्थ गुरु 
११ अयथार्थ गुरु 
१२ कालादि के बहानों का निराकरण 


(२३) स्वाध्याय का 
१ स्वाध्याय का महत्व व प्रयोजन 

२ स्वाध्याय का भ्रथे 

३ स्वाध्याय में विनय का महत्व 

४ शास्त्र परीक्षा 

५ प्रभिप्राय वश अनेकों शास्त्र 

६ शास्त्र परीक्षा का उपाय 


पृष्ठ 
१३६ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३६ 
१४० 


१४१ 
१४१ 
१४१ 
१४२ 


१४५ 


१४८ 
६५० 
१५१ 
१५१ 
१५३ 
१५३ 
१५४ 
ट५५ 
१५६ 
१५६९ 
१४८ 
१६१ 


१६४ 
शहर 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६८ 


सुझा विषय पृष्ठ | संख्या. विषय पृष्ठ 
७ सच्चे शास्त्रों में भी प्रयोजनीय व 
भ्रप्रयोजनीय का विवेक 


(२४) संयम सामान्य 

१ संयम का सब अ्रंगों में एकत्व 
२ संयम का अर्थ 

३ पूर्ण संयम का श्राद्श स्वरूप 


(२४) इन्द्रिय संयम 

१ इन्द्रिय विषयों के दो भाग 

२ इन्द्रिय विषय का श्र 

३ स्पशनेन्द्रिय संयम ५ 
४ अन्तरज्भ तथा बाह्य संयम. 
५ जिद्ठा इन्द्रिय संयम 

६ नासिका इन्द्रिय संयम 

७ चक्षु इन्द्रिय संयम 

८ करोन्द्रिय संयम 

६ मनो इन्द्रिय संयम 


(२६) प्राण संयम 

 दश प्राण 

२ जीबों के भेद प्रभेद 

३ स्थावर ब सूक्ष्म जीवों की सिद्धि 
४ पांच पाप निदेश 

-५ हिंसा 

६ असत्य 

७ चोरी 

८ अन्रह्मं 

६ परिग्रह 
१० प्रारा पीड़न के १२६६० अंग 
११ हिंसा का थ्यापक श्रथ 
१२ सकल ब देश प्राण संयम 
१३ कतंव्य भ्रकरतंव्य निर्देश 
१४ वर्तमान जीवन का चित्रण 
१५ विवेक हीनता 


( थ ) 


पृष्ठ 


१३० 


४७२ 
१५७२ 
१७३ 


१७६ 
१9६ 
१७9७ 
श्क्८ 
५७६ 
श्ज० 
१८१ 
१८२ 


१७९ 


१८४८ 
श्णव 
५८६ 
श्ष८ 
श्प्८ 
१८६ 
१८६ 
१६० 
१६० 
१६० 
१६ १ 
१६ १ 
१६ १ 
(९२ 
१६२ 





संख्या विषय 


पृष्ठ 


१६ उद्योगी व भ्रारम्भी हिसा में यत्नाचार १६३ 


१७ अ्रहिसा कायरता नहीं 
१८ अ्रहिसा में लौकिक वीरत्व 


१९ विरोधी हिसा व श्रहिसा में समन्वय 


२० अ्रहिसा में श्रलौकिक वीरत्व 
२१ विरोधी हिसा का पात्र 
२२ क्र जन्तु शन्नु नहीं 


२ संयम का प्रयोजन शान्ति है लोकेषणा 


नही 


१६५ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६६ 
२०० 


२०३ 


२४ सर्व सत्व एकत्व व सब सत्व मैत्री व प्रेम २०४ 


(२७) निष्परिग्रहता 

१? नग्नता के प्रति भक्ति 

२ नग्नता के प्रति करुगा 

३ नग्नता के प्रति घ॒णा 

४ जीवन परिवर्तन को प्रेरणा 


भर नग्नता के प्रति करुणा व ग्लानि का 


निषेध 


६ किचित्‌ मात्र भी परिग्रह का निषेध 


७ निष्परिग्रहता व साम्यवाद 


८ विश्व की आवश्यकता निष्परिग्रहता 
६ निष्परिग्रहता का विश्व के प्रति उपकार 


१० निष्परिग्रहता का अ्र्थ 
१९ श्रांशिक निष्परिग्रहता का उपदेश 
१२ परियग्रह दु:ख के रूप में 


१३ निष्परिग्रही ही धनवान व सुखी है 


(२८) निजेरा या तप 

१ तत्व पुनरावृत्ति 

२ तप का प्रयोजन 

३ तप को प्रेरणा 

४ बिना परीक्षा सन्तुष्टि का निषेध 
५ आंशिक तप की सम्भावना 

६ संस्कार तोड़ने का उपाय 


श्ण्८ 
श्०्८ 
२०६ 
२०६ 


२११ 
२१३ 
२१३ 
२१४ 
२९४ 
२९५ 
२१६ 
२१६ 
२५७ 


२१६ 
२२१ 
२२२ 
२२३ 
ब्र्४ड 
र२५ 


७ तप में प्रतिकुल वातावरण का महत्व २२७ 


( हे 





संख्या विषय द पृष्ठ 

८ संवर में निर्जरा २२७ 

€ संबर नि्जरा में ग्रन्तर २२७ 
€श्न संवर व निर्जरा में अन्तर २ए८ 
१० तप की आ्रावद्यकता क्‍यों २२६ 
११ तप द्वारा शक्ति में वृद्धि २२६ 
१२ तप में सफलता का क्रम २३१ 
१३ संस्कारों के प्रति सावधानी २३२ 


१४ ग्ृहस्थ वातावरण में शाति को भ्रवकाश २३२ 
१५ एक नवीन संस्कार को भ्रावश्यकता २३४ 


१६ नवीन संस्कार का उत्पत्ति क्रम २३४ 
१७ भ्रबुद्धि पूवंक का नवीन संस्कार २३५ 
१८ नवीन संस्कार की उत्पत्ति के पर्चात्‌ 
भी किचित पुरुषार्थ आवश्यक २३५ 
१६ कतंव्य रूप छः क्रियाओं का निर्देश २३६ 
२० विनय २३६ 
२१ वंयावृत्ति २३७ 
२२ स्वाध्याय २३७ 
२३ त्याग २३८ 
२४ सामायिक २३८ 
२५ सामायिक में उपयुक्त कुछ विचारणायें २३६ 
२६ प्रायश्चित की महत्ता व क्रम २४२ 
२७ परिणामों के भेद प्रभेदों का पहना २४३ 
२८ परिणामों का हिसाब पेटा २४४ 
२६ प्रायश्चित में गुरु साक्षी का महत्व. २४४ 
(२६) दान 
१ सब पदार्थों में दान शक्ति २४६ 
२ दान के भेद प्रभेद २४७ 
३ पात्र के भेद प्रभेद २४७ 
४ स्व पर हित की मुख्यता २४८ 


५ दातार व उनके अंतरजु अभिषप्राय २४८ 
६ दान की श्रेष्ठता व अश्रेष्ता का विवेक २४६ 


४|| संवर निजेरा (बैरागी सम्बन्धी) 
(३०) बेराग्य 


संख्या विषय पृष्ठ फकया विषय पृष्ठ | सख्या विषय पृष्ठ 
२ वराग्य का प्रेरक शाँति का वेदन २५१ 
३ बवेराग्य का बल अभ्यास २५३ 
(३१) ब्रत व शल्य 
१ शल्य का स्वरूप २५५ 
२ अणुब्रती २५५ 
३ योगियों का पराक्रम . २५६ 
४ परिषह जय २५७ 
५ महाब्रती २५८ 
६ ग्रहस्थी को ब्रतों व मुनियों की बात बताने 
का प्रयोजन २५६ 


(३२) साधु सम्बन्धी संवर 
१ गृहस्थ व साधु की क्रियाओं में प्रब्तर २६० 
२ साध्ठु धर्म के सात मुख्य श्रद्भ ग्रुप्ति 


आदि ५६१ 
३ समिति २६१ 
४ गुप्त २६३ 
(३३) उत्तम छामा 
१ दह धर्मों में एकत्व २६४ 
२ क्षमाव क्रोध का अर्थ २६४ 
३ आदर्श गृहस्थ की क्षमा २६५ 
४ साधु के अन्तरड्भ गन्रु २६७ 
५ चार विकट परिस्थितियों में उठने वाले 
परिणाम २६८ 


६ ग्रृहस्थ को भी ऐसा करने की प्रेरणा २७१ 
(३४) उत्तम मार्दव 


. १ पर की महिमा का निषेध और प्रपनी 


महिमा की प्रेरणा २७३ 
२ आठ मदों के आधार पर प्रथक प्रथक 
मादंव परिणाम २४ 


३ लोकेषणा दमन सम्बन्धी विचारणायें २७७ 
(३५) उत्तम आयत्व 


_( वेराग्य का भेरक शांति का संस्कार २५१ ४ आार्यत्व का लक्षण २७६ 


( वें) 





. संख्या विषय पृष्ठे| संख्या विषय पृ 


२ भ्रार्ग व स्लेक्ष २७६ | ४ किसी दिशा में भी तप को लागू किया 
३ ग्रेहस्थ की क्रियाग्रों में माया २७६ जाना सम्भव है ३०४ 
४ साथु की क्रियाओं में माया २८१ ५ अनशन ३०५ 
४ माया जीतने के लिये कुछ विचार २८२ | ६ भवमौदये ३०५ 
(३६) उत्तम शौच ७ वृत्ति परिसंख्यात ३०५ 
८ रस परित्याग ३०६ 
१ सच्चा शौच अन्तर मल शोधन पल, विवि इस्यिसिन लाए 5७5 
२ भर्धा तीर्थ की सार्थकता २८५ | १० काय क्लेश ३5 
३ ग्रृहस्थ दशा में लोभ की प्रधानता व क्रम २८६ ११ छः: अन्तरज्भ तप ईलह 


४ धामिक क्षेत्र में लोभ की प्रंधानता व 





शोकेषणा रूद..| (४०) उत्तम स्य 

५ यथा योग्य नमस्कारादि क्रियाश्रों के १ भ्रहणा व त्याग के जीवनों में ग्रन्‍्तर ३११ 
नियम की सार्थकता र्८८ २ ग्रहण में दुःख ३११ 

(३७) उसम सत्य ३ त्याग का प्रयोजन दाँति ३१२ 

सत्य में भेमिप्रायओ वर्यतों जे ४ त्याग का प्रयोजन श्र्खों को दान ३१३ 

२ पारमाथिक सत्य पर पदार्थों में कतंबव्य $ अल लिता का रो मे पड़ी: मास 2 
हसन २६१ | ग्रुरुदेव का त्याग शांति का सन्देश ३१५ 

३ हित मित वचन ही सत्य है ९८२ | (४१) उत्तम आकिंचन्य धर्म 

४ देश प्रकार सत्य २६३ 


४ शारीरिक क्रियाप्रों में सत्यासत्य विवेक २६५ |  अभिप्राय के श्रनुसार भनेकों योगी ३१६ 
२ स्वतन्त्रता का उपासक योगी गांधी. ३१७ 


(२८) उत्तम सयम ३ शांति के उपासक को कुछ नहीं चाहिए ३१७ 
४ यम व नियम २९६ ! ४ हंढ़ संकल्प की महत्ता ३१७ 
२ पंचेन्द्रिय जय २६७ | ५ षट्कारकी कल्पनाओ्रों की विपरीतता ३१८ 
३ पंच महाब्रत २६८ + ६ यहां कोई तेरा नहीं ३१६ 
४ पंच समिति * २६८ | ७ सच्चा त्याग ३२० 
५ सप्त शारीरिक क्रियायें २६€ ु ( ७२ ) उत्तम ब्रह्मय 
६ षट आवश्यक २३०० कल 

१ ब्रह्मचर्य का लक्षरा ३२२ 

(३६) उत्तम बप २ ब्रह्मचारी का लक्षरा .. ३२३ 
१ तप में दुख नहीं होता ३०२ | १2 बअंह्यचारी मार्ग का अनुक्रम ३२३ 
२ तप का प्रयोजन पीड़ा वेदन के संस्कार ४ बरह्मचारी के मार्ग की बारह स्थितियां ३२४ 
« का विच्छेद ३०३ | ४५ पहली स्थिति के ब्रह्मचारी की 
_३तपसेशरीरकीसार्थथता  रे०४  सत्यार्थता 8 ५ की साथंकक. ३०४ सत्यार्थता।  ..'.. .. श२६ 





संस्था विषय पृष्ठ | सकया, विषय... जय 
(७३) अतिचार 
१ धामिक जीवन में भी दोषों की 
सम्भावना 
२ अपराधी होते हुए भी तिरफ्राधी 
३ अभिप्राय की प्रधानता 
४ श्रतिचार व झअनाचार में भ्रन्तर 


(9७४) परिषद जय व झअनुप्र क्षा 

१ तप व परिषह में अ्रन्तर 

२ परिषह जय का लक्षण 

३ परिषहों के भैदादि 

४ अनुप्रेक्षा का महात्म्य व उनके भाने 

का ढड्ु 
५ कल्पनाओं का माहात्म्य 
६ क्रम से बारह भावनायें 


(४५) चारित्र 


€्‌ 
पूछ 





शेर८ 
३२६ 
शे९६ 
रै३० 


३२९ 
३३६ 
३३३ 


श्रे४ड 
३३६ 
२३७ 


१ चारित्र का लक्षण व पूर्व कथित प्रकरणों 


से इसका सम्बन्ध | 
२ चारित्र में अ्रभ्यास की महिमा 
३ सामायिक आदि पांचों चारित्रों का 
चित्रण 
४ अन्तरज् व बाह्य चारित्र का समन्वय 
(४६) निजरा व मोक्ष 
१ निर्जेरा का परिचय 
२ मोक्ष का लक्षण 
३ मोक्ष सम्बन्धी कुछ कल्पनायें 
४ मोक्ष पर अ्रविश्वास 
भर मोक्ष का स्वरूप शान्ति 


प्र समन्वय 


(४७) शान्ति पथ का एकीकरण 

१ धर्म व श्रद्धा के लक्षणों का समन्वय 

२ श्रद्धा ज्ञान की सप्तात्मकता का 
एकीकरण 


३४० 
३४३ 


३२४३ 
३४५ 


३४७ 
३४७ 
३४८ 
३४८ 
३४६ 


३५१ 


३५१ 


छ्न्) 


स्त्त्बा न पृष्ठ 
३ भ्रम में दर्ान, जात शारित्र की एकता १५३ 
४ शाब्दिक श्रद्धा व झनुभव का कांग्रें- 





का रसभाव . जैरैरे 
(४८) सस्यकत्व या सच्ची श्रद्धा के लक्षणों 
में समन्वय | 
१ पाँच लक्षण ३४५ 
२ पाँचों लक्षणों में पृथक पृथक शान्ति का 
समावेश ३५६ 

३ पांचों लक्षणों की एकता ३५७ 
(४६) सम्यकत्व के अंग व गुण 

१ धर्मी के भ्रनेकों स्वाभाविक चिन्ह ३५६ 
२ निःशंकता ३६० 
३ निराकांक्षता ३६१ 
४ निविचिकित्सा ३६२ 
५ अमृढ़ दृष्टि ३६४ 
६ उपग्रहन व उपब हण ३६५ 
७ स्थिति करणा ३६६ 
८ वात्सल्य ३६७ 
€ प्रभावना ३६७ 
१० प्रशम ३६७ 
११ संवेग ३६७ 
१२ अनुकम्पा ३६८ 
१३ आस्तिक्य ३६८ 
१४ मेंन्री ३६८ 
१४ प्रमोद ३६८ 
१६ कारुण्य व माध्यस्थता ३६८ 
एड परिशिष्ट 

(५०) भोजन शुद्धि 

(क) भोजन शुद्धि की सार्थकता-- 

“ भोजन का मन पर प्रभाव ३६६ 


२ तामसिक, राजसिक व सात्विक भोजन ३७० 


३ सात्विक भोजन में भी भष्ष्याभक्ष्य 
विवेक ३७१ 


( जे ) 


संख्या विषय पृष्ठ | संख्या विषय पृय्ठ 
. ४ पाचन क्रियाभ्ों की साथंकता ३७२ । १३ द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्धि ... इेषरे 
(ख) भोजन शुद्धि व बेक्टैरिया विशास--- (घ) भोजन शुद्धि में दूध दद्दी को स्थान-- 
५ बेक्टेरिया परिचय व उनकी जातियां ३७४ | १४ दूध दही व घी की भक्ष्यता ३८६ 
६ पदार्थों में बेक्टेरिया का प्रवेश व उत्पत्ति १६ प्रण्डे व दूध में महान ग्रन्तर ३६० 
क्रम रे७५ 
७ उत्पत्ति मर्यादा काल ३७६ | (११) सल्लेखना 
८ बेक्टेरिया प्रवेश के द्वार २७७ | १ शान्ति के उपासक की गर्जना ३६२ 
६ बेक्टेरिया दूर करने का उपाय २७६ | २ सल्लेखना प्रात्म हत्या नहीं ३६२ 
१० नवीन उत्पत्ति के प्रति रोक थाम आर ३ साधक व शरीर का सम्बन्ध ३६३ 
११ स्थिति मर्यादा काल रै८घ१ | ४ अन्तिम समय में शरीर को सम्बोधन. ३६५ 
(ग) भोजन शुद्धि व चौका विधान-- ५ साम्यता ३९8४ 





१२ मन वचन काय व आहार छुद्धि ३८५९ | ६ आ्रात्म हत्या व सललेखना में भ्रन्तर ३६६ 


हा की डड 


*# शान्ति पथ प्रदशन * 


--: मंंगलाचरण :--- 


कार्तिक के पूर्ण चन्द्रमा वत तीन लोक में शान्ति की शीतल ज्योति फैलाने वाले हैं शान्ति 
चन्द्र वीतराग प्रभु ! जिस प्रकार प्रारम्भ में ही जंग के इस श्रधम कीट को, भाई बन्धुओं की राग रूप 
कर्देम से बाहर निकाल कर आपने इस पर अनुग्रह किया है, उसी प्रकार आगे भी सदा उसकी सम्भाल 


करना । 
संस्कारों को ललकार कर उनके साथ अद्वितीय युद्ध ठानने वाले महा पराक्रमी बाहुबली ! 
जिस प्रकार कर्म से बाहर निकाले गये इस कीट के सर्व दोषों को क्षमा कर इसका वाह्य मल आपने 
पूर्व में ही धोया था, उसी प्रकार श्रागे भी इस निर्बल को बल प्रदान करना । ताकि पुनः मल की ओोर 
इसका गमन न हो । 
महान उपसर्ग विजयी है नागपति ! जिस प्रकार ब्रतों की यह निधि प्रदान कर, इस श्रधम का 
ग्रापने उस समय उद्धार किया था, उसी प्रकार झागे भी इसे उस महान निधान से वच्चित न रखना । 


हे विध्व मातेश्वरी सरस्वती ! कुसंगति में पड़ा में श्राज तक तेरी अवहेलना करता हुआ, 
प्रनाथ बना दर दर की ठोकरें खाता रहा । माता की गोद के सुख से वच्चित रहा । अब मेरे सर्व भ्रपराधों 
को क्षमा कर । मुझे अ्रपनी गोद में छिपा कर भव के भय से मुक्त करदे । 


हे वराग्य आदर्श गुरूवर ! मुझको अपनी दरण में स्वीकार किया है, तो अ्रब अत्यन्त शुभ 
चन्द्र ज्योति प्रदान करके मेरे ग्रज्ञान अन्धकार का विनाश कीजिये । 


्ज्ज््श्श्ध्ध्य्च्ड 


# हैं भूमिका # 


न +ध शिलण पद्धति क्रम :-+-- 


दिनांक ३० जून १९५६ 
प्रवचन नं० १ 


१- प्रत्येक कार्य की प्रयोजकता, २--चक्ता व श्रोता की पात्रता, ३--चक्ता की प्रमाणिकता, ४--वक्तव्य 

की क्रमिकता, ४>क्तव्य का विस्तार, ६--श्रोता की पात्रता, ७--पक्षपात व साम्प्रदायिकता का 
हा] ध् ् 

निषेध, ८--बशानिक व फिलास्फर बनकर चलने की प्रेरणा, ६&--पक्षपात निपेष की पुनः प्रेरणा । 


१. प्रत्येक काय की अहो ! शान्ति के आदर्श बीतरागी गुरुओं की महिमा, जिसके कारण श्राज इस निकृष्ट काल 

प्रयोजकता में भी, जबकि चहूँ ओर हाय पैसा ! हाय धन ! के सिवाय कुछ सुनाई नहीं देता, कही कही 
इस कचरे में दबी यह धर्म की इच्छा दिखाई दे ही जाती हैं । आप सब धर्म प्रेमी बन्धुओं में उसका 
साक्षात्कार हो रहा हैँ । यह सब गुरूओं का ही प्रभाव है । सौभाग्य हम सभी का, कि हमें वह श्राज 
प्राप्त हो रहा हैं। लोक पर दृष्टि डालकर जब यह अनुमान लगाने जाते हैं, कि ऐसे व्यक्ति 
जिनको कि ग़ुरूओं का यह प्रसाद प्राप्त हुआ हे कितने हैं, तो इस सौभाग्य के प्रति कितना बहुमान उत्पन्न 
होता हे-अपने अन्दर । सर्व लोक ही तो इस धर्म कर्म की भावना से, या इसके सम्बन्ध में सुनने मात्र 
की भावना से थ्यून्य हैं । झ्ाज के लोक को तो यह धर्म शब्द भी कुछ कड़आ सा लगता है । ऐसी अवस्था 
में हमारे अन्दर धर्म के प्रति उल्लास ? सौभाग्य के अतिरिक्त और क्‍या कहा जा सकता हे इसे ? 


परन्तु कुछ निराशा सी होती हे, यह देख कर, कि धर्म के प्रति की भावना का यह भग्नावशेष, 
क्या काम आ रहा है-मेरे ? पड़ा हैँ भ्न्दर-में-यू ही-बेकार सा । कुछ दिन के पश्चात विलीन हो जायेगी 
धीरे-धीरे श्र में भी जा मिलू गा उन्हीं की श्रेणी में, जिनको कि इसके नाम से चिड़ हैं। बेकार 
वस्तु का पड़ा रहना कुछ अच्छा भी तो नहीं लगता । फिर उसके पड़े रहने से लाभ भी क्‍या हैँ ? समय 
बरबाद करने के सिवाय निकलता ही क्या हें-उसमें से ! उस भावना के दबाव के कारण कुछ न चाहते 
हुए भी, रुचि न होते हुए भी, जाना पड़ता है मन्दिर में, या पढ़ता हूँ शास्त्र या कभी कभी चला जाता 
हैं किसी ज्ञानी के उपदेश में । में स्वयं नहीं जानता कि क्‍यों ? क्या मिलता है वहाँ ? कभी कभी उपवास 
भी करता हूँ-देखा देखी । पर क्षुधा की पीड़ा के ग्रतिरिक्त और रखा ही क्‍या है उसमें ? 


चलो फिर भी यह सोच कर कि लाभ न सही हानि भी तो कुछ नहीं है । श्रपती एक मान्यता 
ही पूरी हो जायेगी । वह मान्यता जोकि मेरे बाप दादा से चली आ रही हूँ । उनकी मान्यता की रक्षा 
करना भी तो मेरा कर्तव्य हैं ही । भले मूर्ति के दर्शन से कुछ मिल न सकता हो, वह मेरी रक्षा न कर 
सकती हो-मुभ पर प्रसन्न होकर, परन्तु कुछ न कुछ पुन्य तो होगा ही । भले समझ न पाऊ-कक्‍्या 
लिखा है शास्त्र में, पर इसे पढ़ने का कुछ न कुछ फल तो मिलेगा ही--आगे जाकर--अगले भव में मुझे ? 


शिक्षण पद्धति ऋण | ९ आ्रौता कौ पात्रता 


इन पन्डित जी ने या इन क्षुल्लक महाराज ने, या ब्रह्मचारी जी ने क्‍या कहा है, भले कुछ न जान पाऊं, 
पर कान में कुछ पड़ा ही तो है । कुछ तो लाभ हुआ ही होगा उसका ? और इस प्रकार की भनेकों 
धारणाएँ धर्म के सम्बन्ध में । 


निष्प्रयोजन उपरोक्त क्रियायें करके संतुष्ट हो जाने वाले ओ चेतन । क्या कभी विचारा है इस 
बात पर, कि तू क्‍या कर रहा ह ! क्‍यों कर रहा है ! और इसका परिणाम क्या निकलेगा ? लोक में 
कोई भी कार्य बिना प्रयोजन तू करने को तैयार नहीं होता, यहाँ क्‍यों हो रहा हूँ ? श्ननेकों जाति के 
ब्यापार हैं लोक में, अनेकों जाति के उद्योग धन्धे हैं लोक में, परन्तु क्या तू सबकी झोर ध्यान देता है 
कभी ? उसी के प्रति तो ध्यान देता है कि जिस से तेरा प्रयोजन हें ? भ्रन्य धन्धों में भले श्रधिक लाभ हो 
पर वह तेरे किस काम का ? किसी भी कार्य को निष्प्रयोजन करने में श्रपने पुरुषार्थ को खोना मूर्खता है । 


ग्राश्चर्य है कि इतना होते हुए भी उस भावना के इस भग्नावशेष को कहा जा रहा है-तैरा 
सौभाग्य । ठीक है प्रभु ! वह फिर भी तेरा सौभाग्य है। क्‍योंकि उन व्यक्तियों को तो, जिन्हें कि 
इनका नाम सुनना भी नहीं रुचता, इसके प्रयोजन व इसकी महिमा का भान होना ही भ्रसम्भव है ; 
इस को अपनाकर लाभ उठाने का तो प्रश्न ही क्‍या ? परन्तु इस तुच्छ मात्र निष्प्रयोजन भाव के कारण 
तुझे वह अवसर मिलने का तो अवकाश है कि जिसे पाकर तू समभ सकेगा-इसके प्रयोजन को-व इसकी 
महिमा को । और यदि कदाचित समभ गया तो , क़ृतकृत्य हो जायेगा तू। स्वयं प्रभु बन जायेगा तू । 
बया इतनी बात कोई छोटी बात है ? महान है यह । क्योंकि तुझे ग्रवसर प्राप्स हो जाते हैं-कभी-कभी-श्ञानी 
जनो के सम्पर्क भे आने के, जो बराबर प्रयत्न करते रहते हे-तुके यह समभाने का, कि धर्म का प्रयोजन 
क्या है ? और इसकी महिमा कसी ग्रदुभुत है। यह अवसर उनको तो प्राप्त नहीं होता , समभेंगे 
क्या बेचारे ? 


ग्रनेकों बार झ्रज तक तुझे ऐसे अवसर प्राप्त हो चुके है-पूर्व भवों में, और प्राप्त हो रहे हैं 
ग्राज। बस यही तो तेरा सौभाग्य है । इससे श्रधिक कुछ नही । “अनेकों बार सुना है मैंने धर्म का स्वरूप 
व उसका प्रयोजन व उसकी महिमा । परन्तु सुनकर भी क्या समझ पाया हूँ- कुछ ? अ्रत: यह सौभाग्य भी 
हुआ न हुआ बराबर ही हुआ” । ऐसा न विचार । क्योंकि भ्रब॒ तक भले न समझ पाया हो, श्रबकी बार 
अवश्य समझ जायेगा। ऐसा निश्चय है। विश्वास कर | आज वही सौभाग्य जाग्रत हो गया है-जो 
पहले सुप्त था । 


२. ओओता को पात्रता न समभने के कारण कई हैं। वह सब कारणा टल जाये तो क्‍यों न समभेगा ? पहला 
कारण है तेरा अपना प्रमाद, जिसके कारण कि तू स्वयं करता हुआ भी, अन्दर में उसे कुछ 
फोकट की व बैकार की वस्तु समझे हुए है, तथा जिसके कारण कि तू इसके समभने में उपयोग नहीं 
लगाता केवल कानों में शब्द पड़ने मात्र को सुनना समभता है। और बवचतनों के द्वारा बोलने मात्र को 
पढ़ना समभता है । आंख के द्वारा देखने को दर्शन समभता है । दूसरा कारण है वक्‍ता की 
गप्रमारिकता । तीसरा कारण है विवेचन की अक्रमिकता । और चौथा कारण है विवेचन क्रम का 
लम्बा विस्तार जो कि एक दो दिन में नहीं बल्कि महीनों तक बराबर कहते रहने पर ही पूरा होना 
सम्भव है । और पाँचवां कारण है श्रोता का पक्षपात | 


पहिला कारण तो तू स्वयं ही है । जिसके सम्बन्ध में कि ऊपर बता दिया गया है। 
यदि इस बात को फोकट की न समझ कर वास्तव में कुछ हित की समभकने लगे, तो कानों में शब्द पड़ने 


शिक्षण पद्धति क्रम ्ड ३ धकक्‍ता कौ प्रमारिकता 


मात्र से सन्तुष्ट न होकर, वक्‍ता के, उपदेष्टा के, या शास्त्रों के उल्लेख के अ्रभिप्राय को समभने का 
प्रयत्त करने लगे। और धर्म की महिमा अ्रवर्य समझ में झा जावे। दब्द सुने जा सकते हैं पर 
ग्रभिप्राय नहीं । वह वास्तव में रहस्यात्मक होता है परोक्ष होने के कारण । झौर इसी लिये उन उन 
वाचक शब्दों का ठीक ठीक वाच्य नहीं बन रहा है। क्योंकि किसी भी शब्द को सुनकर, उसका 
अभिप्राय आप तभी तो समझ सकते हैं, जबकि उस पदार्थ को, जिसकी ओर कि वह दब्द' संकेत कर 
रहा है, आपने कभी छू कर देखा हो, सूघ कर देखा हो, आंख से देखा हो, भ्रथवा चख कर देखा हो । 
ग्राज में आप के सामने ग्रम्रीका में पेदा होने वाले किसी फल का नाम लेने लगू, तो आप क्‍या समभेंगे- 
उसके सम्बन्ध में ? शब्द कानों में पड़ जायेगा और कुछ नहीं। इसी प्रकार धर्म का रहस्य बताने 
वाले शब्दों को सुन कर, क्या समभेगे आप ? जब तक कि पहले उन विषयों को, जिनके प्रति कि वह 
शब्द संकेत कर रहे हैं, कभी छू कर-सू घ कर-देख कर व चख कर न जाना हो आपने । इसीलिये 
उपदेश में कहे जाने वाले, भ्रथवा शास्त्र में लिखे शब्द ठीक ठीक अपने अर्थ का प्रतिपादन करने को 
वास्तव में असमर्थ हैं । वह केवल संकेत कर देते हैं किसी विशेष शिक्षा की ओर । यह बता सकते हैं कि 
अ्रमुक स्थान पर पड़ा है-आपका अभीष्ट । यह भी बता सकते हैं, कि वह श्राप के लिये उपयोगी है कि 
अनुपयोगी । परन्तु वह पदार्थ झ्रापको किसी भी प्रकार दिखा नहीं सकते । हां, यदि शब्द के उन 
संकेतों को धारण करके, आप स्वयं चलकर, उस दिशा में जायें, और उस स्थान पर पहुँच कर, स्वयं 
उसे उपयोगी समभा कर चखें । उसका स्वाद लें, किसी भी प्रकार से, तो उस शब्द के रह्स्यार्थ को 
पकड़ अ्रवश्य सकते हैं । 


दिनांक १ जुलाई १६५६ 


प्रवचन नं० २ 


३. वक्ता की धमं का प्रयोजन व उसकी महिमा क्‍या है ” यह समस्या है । उसको सुलभाने के पांच 
_प्रमाणशिकता कारणा बतलाये गये थे-कल । पहिला कारण था इस विषय को फोकट का समभना तथा 
उसको रुचि पूर्वक न सुनना । उसका कथन हो चुका | भश्रब दूसरे कारगा का कथन चलता है। 


दूसरा कारण है वक्‍ता की अपनी अप्रमाशिकता। आज तक धर्म की बात कहने वाले 
झ़नेकों मिले, पर उनमें से श्रधिकतर वास्तव में ऐसे थे, कि जिन बेचारों को स्वयम्‌ उसके सम्बन्ध में 
कुछ ख़बर न थी । और यदि कुछ जानकार भी मिले तो, उनमें से अधिकतर ऐसे थे जिन्होंने शब्दों में 
तो यथार्थ धर्म के सम्बन्ध में कुछ पढ़ा था, शब्दों में कुछ जाना भी था, पर स्वयम्‌ उसका स्वाद न चखा 
था । अ्रव्वल तो कदापि ऐसा मिला ही नहीं, जिसने उसकी महिमा को चखा हो, और यदि सौभाग्य वश 
मिला भी तो, उसकी कथन पद्धति श्रागम के आधार पर रही । उन शब्दों के द्वारा व्याख्यान करने लगा, 
जिनके रहस्यार्थ आप जानते न थे। सुनकर समभते तो क्या समभते ? 


ज्ञान की श्रनेकों धारायें हैं । सर्व धाराश्ों का ज्ञान किसी एक साधारण व्यक्ति को होना 

श्रसम्भव है । श्राज लोक में कोई भी व्यक्ति ग्रनधिकृत विषय के सम्बन्ध में कुछ बताने को तैयार नहीं 
होता । यदि किसी सुनार से पूछें कि यह मेरी नब्ज तो देख लीजिये, क्या रोग है, और क्‍या 
झ्रौषधि लू ? तो कहेगा कि वेद्य के पास जाइये,में वेद्य नहीं हूँ । इत्यादि । यदि किसी वैश्य के 
पास जाकर कहूं कि देखिये तो यह जेवर खोटा हैँ कि खरा ? खोटा हूँ तो कितना खोट हैं ? तो अवध्य 


शिक्षण पद्धति क्रम भू ४ विवैचल की भ्रक्रमेफता 


यही कहेगा कि सुनार के पास जाओो, में सुनार नहीं है, इत्यादि । परन्तु एक विषय इस' लोक में ऐसा भी 
हू, जो भ्राज किसी के लिये भी अभ्रनधिकृत नहीं । सब ही मानों जानते हैं-उसे । और वह है धर्म । घर में 
बैठा, राह चलता, मोटर में बेठा, दुकान पर काम करता, मन्दिर में बेठा या चौपाड़ में भाडू लगाता 
कोई भी व्यक्ति भ्रज भले कुछ और न जानता हो पर धर्म के सम्बन्ध में अ्रवश्य जानता है। किसी से 
पूछिये, श्रथवा बसे ही कदापि चर्चा चल जाये, तो कोई भी ऐसा नहीं है, कि इस फोकट की वस्तु धर्म के 
सम्बन्ध में कुछ अपनी कल्पना के आधार पर बताने का प्रयत्न न करे । भले स्वयं उसे यह भी पता न हो 
फि धर्म किस चिड़िया का नाम हैं । भले इस शब्द से भी चिड़ हो । पर आप को बताने के लिये वह कभी 
भी टांग अड़ाये बिना न रहेगा । स्वयं उसे अच्छा न समभता हो अथवा स्वयं उसे अपने जीवन में श्रपनाया 
न हो, पर आपको उपदेश देने से न चूकेगा कभी । सोचिये तो, कि कया धर्म ऐसी ही फोकट की बस्तु है ? 
यदि ऐसा ही होता तो सबके सब धर्मी ही दिखाई देते । पाप, भ्रत्याचार, श्रनर्थ, श्रादि शब्द व्यर्थ ही जाते । 


परन्तु सौभाग्य वश ऐसा नहीं है । फोकट को वस्तु नहीं है । यह श्रत्यन्त गुप्त व रहस्यात्मक 
वस्तु है । ्रत्यन्त महिमाबन्त है । सब कोई इसको नहीं जानते । शास्त्रों के पाठी बड़े बड़े विद्वान भी इसके 
रहस्य को नहीं पा सकते । कोई बिरला अनुभवी ही ऐसा हैँ जो कि इसके पार को पाया हैं। बस वही हो 
सकता हैं प्रमारिक वक्ता । इसके अन्य किसी के मुख से धर्म का स्वरूप सुनना ही, इस प्राथमिक स्थिति 
में! श्राप के लिये योग्य नहीं । क्योंकि अनेकों ग्रभिप्रायों को सुनने से, भ्रम में उलभ कर, भू भलाये बिना न 
रह सकोगे । क्योंकि जितने मुख उतनी ही बातें । जितने उपदेश उतने ही श्रालाप । जितने व्यक्ति उतने ही 
ग्रभिप्राय । सब अपने अपने अ्रभिप्राय का ही पोषण करते हुए, वर्रान कर रहे हैं धर्म का स्वरूप । किस की 
बात को सच्ची समभोगे ? क्‍योंकि सब बातें होंगी एक दूसरे को भूठा ठहराती । परस्पर विरोधी | 


वक्‍ता की किब्चित प्रमाणिकता का निर्णय किये बिना जिस किसी से धर्म चर्चा करना या 
उपदेश सुनना योग्य नहीं । परन्तु इस भ्ज्ञान दशा में वक्ता की प्रमाणिकता का निर्णय कैसे करें ? ठीक 
हे तुम्हारा प्रश्न | हैं तो कुछ कठिन काम, पर फिर भी सम्भव हूं। कुछ बुद्धि का प्रयोग अवश्य माँगता है। 
और वह तुम्हारे पास है । घेले की वस्तु की परीक्षा करने के लिए तो आप में काफी चतुराई हैं । क्या जीवन 
की रक्षक अत्यन्त मृल्यवान इस वस्तु की परीक्षा न कर सकोगे ? अवश्य कर सकोगे । पहिचान भी कठिन 
नहीं । स्थुलतः देखने पर जिसके जीवन में उन बातों की झांकी दिखाई देती हो जोकि वह मुख से कह रहा 
हो, अर्थात जिसका जीवन सरल-शान्त व दया पूर्ण हो, जिसके शब्दों में माधु्यं हो, करुणा हो और सर्व 
सत्व का हित हो, साम्यता हो, जिसके बचनों में पक्षपात की ब्रू न आ्राती हो, जो हट्टी न हो, सम्प्रदाय के 
आधार पर सत्यता को सिद्ध करने का प्रयत्न न करता हो, वाद विवाद रूप चर्चा करने से डरता हो, श्राप 
के प्रइनों को शान्ति पूर्वक सुनने की जिसमें क्षमता हो, तथा धेंये स व कोमलता से उसे समभाने का प्रयत्न 
करता हो, श्राप की बात सुन कर जिसे क्षोभ न झा जाता हो, जिसके सुख पर मुस्कान खेलती हो, विषय 
भोगों के प्रति जिसे श्रन्दर से कुछ उदासी हो, प्राप्त बिषयों के भोगने से भी जो घबराता हो, तथा उनका 
त्याग करने से जिसे सन्‍्तोष होता हो, भ्रपनी प्रशंसा सुन कर कुछ प्रसन्न सा और अपनी निन्‍दा सुन कर 
कुछ रुष्ट सा हुआ प्रतीत न होता ही, तथा भ्रन्य भी अनेकों इसी प्रकार के चिन्ह हैं जिसके द्वारा स्थूल 
रूप से आप वक्‍ता की परीक्षा कर सकते हैं । 


४. विवेचन की तीसरा कारणा है विवेचन की अ्रक्रमिकता । भ्र्थात यदि कोई अनुभवी ज्ञानी भी मिला 
अक्रमिकता और सरल भाषा में समभाना भी चाहा तो भी श्रभ्यास न होने के कारण या पढ़ाने का 
ठीक ठीक ढंग न आने के कारणा, या पर्याप्त समय न होने के कारण, क्रम पूर्वक विवेचन कर न पाया। 


शिक्षण पश्षति क्र... ६ ._# वव्य का विस्तार 


क्योंकि उस धर्म का स्वरूप वहत विस्तृत है । जो थोड़े समय में या थोड़े दिनों में ठीक ठीक हृदयाँगत 
कराया जाना शक्‍्य नहीं है । भले ही वह स्वयं उसे ठीक ठीक समभता पर समभने और समभाने में 
प्रन्तर है। समझा एक समय में जा सकता है, और समभाया जा सकता हैँ क्रम पूवंक काफी लम्बे समय में । 
समभाने के लिये 'कः से प्रारभ्भ करके ह? तक क्रम पूर्वक धीरे धीरे चलना होता है-समभझाने वाले की 
पकड़ के अनुसार । यदि जल्दी करेगा तो उसका प्रयास विफल हो जायगा । क्योंकि अ्नभ्यस्त श्रोता बेचारा 


इतनी जल्दी पकड़ने में समर्थ न हो सकेगा । इसलिये इतने भंभट से बचने के लिये तथा, श्रोता समझता 
है या नहीं, इस बात की परवाह किये बिना अधिकतर वक्ता, भ्रपनी रुचि के अनुसार, पूरे बिस्तार में से 
बीच बीच में कुछ विषयों का विवेचन कर जाते हैं, भौर श्रोताओं के मुख से निकली वाह वाह से दृप्त 
होकर चले जाते हैं । श्रोता के कल्याण की भावना नहीं हैं - उन्हें | है केवल इस वाह, वाह की । क्योंकि 
इस प्रकार सब कुछ सुन लेने पर भी, वह तो रह जाता हू कोरा का कोरा । उस बेचारे का दोष भी क्‍या 
हो ? कहीं कहीं के टूटे हुए वाक्‍्यों या प्रकरणों से अभिप्राय का ग्रहरा हो भी कंसे सकता हैं ? 


और यदि बुद्धि तीव्र हैं श्लोता की, तो इस अक्रमिक विवेचन को पकड़ तो लेगा पर वह 
खण्डित पकड़ उसके किसी काम न आ सकेगी । उल्टा उसमें बुछ पक्षपात उत्पन्न कर देगी-उन प्रकरणों 
का, जिन्हें कि वह पकड़ पाया हैँ | और वह 6 श वश काट करने लगेगा-उन प्रकरणों की, जिन्हें कि[|वह या 
तो सुनने नही पाय।, और यदि सुना भी हो तो-पूर्वोत्तर मेल न बेठने के कारण, एक दूसरे के सहवर्ती पने 
को न जान पाया । दोनों की ४थक ६थक अवसरों पर लागू करने लगा, और प्रत्येक श्रवसर १२ दूसरे का 
मेल न बैठने के कारणा काट करने लगा उसकी । इस प्रकार कल्याण की बजाय, कर बेठा श्रकल्याणा; 
हित की बजाय, कर बेठा अहित; प्रेम की बजाय, कर बेठा द्वष । 


५, वक्तव्य 4 अथवा यदि सौभाग्य वश कोई अनुभवी वक्‍ता भी मिला और क्रम पूर्वक विवेचन भी 

विस्ताः करने लगा, तो श्रोता को बाधा हो गई | ग्रधिक समय तक सुनने की क्षमता न होने के 
कारणा, य। परिस्थिति दश प्रतिदिध न सुनने के कारगा, या अपने किसी पक्षपात के कारणा, किसी श्रोता 
ने सुन लिया उस सम्पूर्णा विवेचन का एक भाग, और किसी ने सुन लिया उसका दूसरा भाग । फल क्या 
हुआ ? वही जो कि अक्रमक विवेचन में बताया गया। अन्तर केवल इतना ही हैँ, कि वहां वकक्‍ता में 
अक्रमिकता थी, और यहां श्रोता में । वहाँ बक्‍ता का दोष था, और यहाँ श्रोता का । परन्तु फल वही 
निकला पक्षपात, वाद विवाद व ग्रहित । 


खा 


६. श्रोता के ऊपर बताये गये दोष के अतिरिक्त श्रोता में ग्रौर भी कई दोष है। जिनके कारण 

मुख्य दोष प्रमारिकता व योग्य वक्‍ता मिलने पर भी वह उसके समभकने में श्रसमर्थ रहता हैं। 
उन दोषों में से मुख्य हें उसका अपना पक्षपात, जो किसी अ्रप्रमारिकता भ्रथवा भ्रयोग्य वक्‍ता का विवेचन 
सुनने के कारण उसमें उत्पन्न हो गया है। भ्रथवा प्रमारणिक और योग्य वक्‍ता के विवेचन को भ्रधूरा सुनने 
के कारण उसमें उत्गन्न हो गया है । भ्रथवा पहले से ही बिना किसी का सिखाया कोई श्रभिप्राय उसमें 
पड़ा है । यह पक्षपात वस्तु स्वरूप जानने के मार्ग का सबसे बड़ा शज्रु हे । 


क्योंकि इस पक्षपात के काररा अव्वल तो अपनी रुचि या श्रभिप्राय से श्रन्य कोई बात 
उसे रुचती ही नहीं श्रौर इस लिये ज्ञानी की बात सुनने का प्रयत्न ही नहीं करता -वह । और यदि किसी 
की प्रेरणा से सुनने भी चला जाये, तो समभमे की हृष्टि की बजाय सुनता है वाद विवाद की दृष्टि से, 
शास्त्रार्थ की दृष्टि से; दोष चुनने की दृष्टि से । जहां श्रपनी रुचि के विपरीत कोई बात भ्राई, कि पड़ 


१ शिक्षण पद्ति क्रम ७ ७ पक्षपात व सम्प्रदायिकता का डिपेध 


गया उस बेचारे के पीछे-हाथ धोकर । तथा अपने श्रभिप्राय के पोषक कुछ प्रमाण उसही के वक्तव्य में 
से छांट कर, पूर्वापर मेल बैठाने का स्वयं प्रयत्न न करता हुआ, बजाय स्वयं समभने के समझाने लगता 
है वक्ता को । “वहां देखो तुमने या तुम्हारे गुरू ने ऐसी बात कही है या लिखी है । और यहां उससे उल्टी 
बात कह रहे हो”? और प्रचार करने लगता हैं लोक में इस अपने पक्ष का, तथा विरोध का। फल निकला 
है-एक बिशाल हू ष । 


श्रोता का दूसरा दोष है धैय हीनता । चाहता है तुरन्त ही कोई सब कुछ बता दे। एक 
राजा को एक बार कुछ हठ उपजी । कुछ जौहरियों को दरबार में बुला कर उनसे बोला, कि मुझे रत्न की 
परीक्षा करना,सिखा दीजिये, नहीं तो मृत्यु का दण्ड भोगिये । जौहरियों के पांव तले की धरती खिसक गई। 
ग्रसमंजस में पड़ें सोचते थे, कि एक बृद्ध जौहरी झागे बढ़ा । बोला कि “में सिखाऊंगा, पर एक शर्त पर । 
बचन दो तो कहूं ' । राजा बोला, “स्वीकार हुँ । जो भी शर्ते होगी पूरी करू गा । बृद्ध बोला, “गुरू दक्षिणा 
पहले लू गा । हां, हां, तैयार हं। मांगो कया मांगते हो ? जाओो का षाध्यक्ष, दे दो सेठ साहब को लाख 
करोड़ जो भी चाहिये ।” बृद्ध बोला, “कि राजन ! लाख करोड़ नहीं चाहिये। बल्कि जिज्ञासा है 
राज्यनीति सीखने की - शौर वह भी भ्रभी इसी समय । शर्ते प्री कर दीजिये और रत्न परीक्षा की विद्या 
ले लीजिये । “परन्तु यह कैसे सम्भव हे? राजा बोला, “राज्यनीति इतनी प्ली देर में थोड़े ही सिखाई 
जा सकती है ? वर्षों हमारे मंत्री के पास रहना पड़ेगा । “बस तो रत्न परीक्षा भी इतनी जल्दी थोड़े 
ही बताई जा सकती है ? वर्षों रहना पड़ेगा दुकान पर” और राजा को अ्रकल श्रा गई । 


,.. इसी प्रकार धर्म सम्बन्धि बात भी कोई थोडी देर में सुनना या सीखना चाहे यह बात 
असम्भव है । वर्षों रहना पड़ेगा ज्ञानी के संग में, अथवा वर्षों सुनना पंडेगा उसके विवेचन को । जब 
स्थूल-प्रत्यक्ष इन्द्रिय गोचर लौकिक बातों में भी यह नियम लागू होता है, तो सूक्ष्म परोक्ष-इन्द्रियश्रगोचर 
अलोकिक बात में क्‍यों लागू न होगा ? इसका सीखना तो और भी कठिन है। भ्रतः ओ जिज्ञासु ! यदि धर्म 
का प्रयोजन व उसकी महिमा का ज्ञान करना है तो धैर्य पूवंक वर्षों तक सुधा होगा। शांत भाव से सुनना 
होगा । और पक्षपात व अपनी पूर्व की धारणा को दबा कर सुनना होगा । 


दिनांक २ जुलाई १६५४ 
प्रबचन नं० ३ 


७. पक्तपात व धर्म के प्रयोजन. व महिमा को जानने या सीखने सम्बन्धी बात चलती है। श्रर्थात धर्म 
साम्प्रदायिकता सम्बन्धि शिक्षण की बात है । वास्तव में यह जो चलता हैँ। उसे प्रवचन न कह कर, 
का निषेध. शिक्षण क्रम नाम देना अधिक उपयुक्त है । किसी भी बात को सीखने या पढ़ने में क्‍या 

क्या वाधक काररा होते हैं, उनकी बात हैं। पांच कारण बताये गये थे। उनमें से चार की व्याख्या हो 

चुकी जिस पर से यह निर्णोय कराया गया कि यदि धर्म का स्वरूप जानना है श्रौर उससे कुछ काम लेना 
हैं तो १ उसके प्रति बहुमान व उत्साह उत्पन्न कर, २ निर्णय करके यथार्थ वक्ता से उसे सुन, ३ भ्रक्रम रूप 

न सुन कर 'क' से ह तक क्रम पूर्वक सुन, ४ धैर्य धार कर बिना जूक प्रतिदिन महीनों तक सुन । 


प्रब॒ पांचवे बाधक कारण की बात चलती हैँ वह है वक्ता व श्रोता का पक्षपात । 
वास्तव में यह पक्षपात बहुत . घातक है। इस मार्ग में साधारणतः उत्पन्न हुये बिना नहीं रहता । 
कारण पहले बताया जा चुका हूँ। पूरा वक्‍तव्य क्रम पूर्वक न सुनना ही उस पृक्षपात. का मुख्य कारण 


१ शिक्षण पद्चति क्रम ८ ये वैज्ञानिक व फिलास्फर बनकर चलते की प्रेरणा 


हैं । थोड़ा जानकर “में बहुत कुछ जान गया हूं' ऐसा प्रभिसान अ्रत्पज्ञ जीवों में स्वभावत: उत्पन्न हो जाता 
है। जो भागे जानने की उसे झ्राज्ञा नहीं देता । वह “जो मेंने जाना, सो ठीक है, तथा जो दूसरे ने जाना 
सी झूठ” । झौर दूसरा भी “जो मैंने जाना सो ठीक तथा जो आपने जाना सो भूठ” एक इसी अभिप्राय को 
धार परस्पर लड़ने लगते हैं । शास्त्रार्थ करते हैं। वाद विवाद करते हैं। उस वाद विवाद को सुन कर कुछ 
उसकी रुचि के श्रनुकूल व्यक्ति उसके पक्ष का पोषण करने लगते हैं, तथा दूसरे की रुचि के अ्रनुकूल व्यक्ति 
दूसरे की पक्ष का । उसके अतिरिक्त कुछ साधारण व भोले व्यक्ति भी, जो उसकी बात को सुनते हैं 
उसके भ्रनुयायी बन जाते हैं, भौर जो दूसरे की बात को सुनते हैं, वे दूसरे के-बिना इस बात को जाने कि इन 
दोनों में से कौन क्या कह रहा हैं ? और इस प्रकार निर्माण हो जाता है सम्प्रदायों का । जो वक्ता की 
मृत्यु के पश्चात भी परस्पर लड़ने में ही अपना गौरव समभते रहते हैं। और हित का मार्ग न स्वयं खोज 
सकते हैं भ्रौर न दूसरे को दर्शा सकते हैं। मजे की बात यह हैं कि यह सब लड़ाई होती है धर्म के 
नाम पर । 


यह दुष्ट पक्षपात कई जाति का होता है। उनमें से मुख्य दो जाति हैं। एक पग्रभिप्राय 
का पक्षपात तथा दूसरा शब्द का पक्षपात । अभिप्राय का पक्षपात तो स्वयं वक्ता तथा उसके श्रोताञ्रों 
दोनों के लिये घातक है और शब्द का पक्षपात केवल श्रोताओं के लिये। क्योंकि इस पक्षपात में वक्ता 
का अपना अभिप्राय तो ठीक रहता है । पर बिना शब्दों में प्रगट हुये श्रोता बेचारा कैसे जान सकेगा। 
प्रभिष्राय को ? श्रतः वह अभिप्राय में भी पक्षपात धारण करके, स्वयं वक्ता के अन्दर में पड़े हुए श्रनुक्त 
अभिप्राय का भी विरोध करने लगता है । यदि विषय को पूर्णा सुन॒ व समझ लिया जाये तो कोई भी 
विरोधी श्रभिप्राय शेष न रह जाने के कारण पक्षपात को ग्रवकाश नही मिल सकता । इस पक्षपात का 
दूसरा कारण है श्रोता की श्रयोग्यता । उसकी स्मरणा शक्ति की हीनता, जिसके कारण कि सारी बात 
सुन लेने पर भी बीच बीच में कुछ कुछ बात तो याद रह जाती है, और कुछ कुछ भूल जाती है-उसे । और 
इस प्रकार एक अ्रखण्डित धारा प्रवाही अ्रभिप्राय खण्डित हो जाता है-उसके ज्ञान में । फल वहीं होता 
है जो अक्रम रूप से सुनने का। तथा पक्षपात का तीसरा कारण है व्यक्ति विशेष के कुल में परम्परा से 
चली झ्राई कोई मान्यता या अ्रभिप्राय । इस कारण का तो कोई प्रतिकार ही नहीं है। भाग्य ही कदाचित 
प्रतिकार बन जाये । तथा अन्य भी अनेकों काररा हैं । जिनका विशेष विस्तार करना यहां ठीक सा नहीं 


लगता । 


८. वैज्ञानिक व हमें तो यह जानना है, कि निज कल्याणार्थ धर्म का स्वरूप कंसे समझें ? धर्म का स्वरूप 
फ़िलास्फर जानने से पहले इस पक्षपात को तिलांजली देकर यह निश्चय करना चाहिये, कि धर्म 
बनकर चलने साम्प्रदाय की चार दीवारी से दूर किसी स्वतनत्र दृष्टि में उत्पन्न होता है । स्वतन्त्र 
की प्रेणा वातावरण में पलता है। और स्वतन्त्र वाताबरणा में ही फल देता है। यद्यपि साम्प्रदायों 

को श्राज धर्म के नाम से पुकारा जाता है, परन्तु वास्तव में यह भ्रम है। पक्षपात का विषला फल है। 

सम्प्रदाय कोई भी क्‍यों न हो धर्म नहीं हो सकता । सम्प्रदाय पक्षपात को कहते हैं, और धर्म स्वतन्त्र 
ब्रभिप्राय को जिसे कोई भी जीव, किसी भी सम्प्रदाय में उत्पन्न हुआ-छोटा या बड़ा-ग़्रीब या अ्रमीर 
यहां तक कि तिर्येझ्च या मनुष्य - सब धारण कर सकते हैं ; जब कि सम्प्रदाय इस में भ्रपनी टांग श्रड़ा 
कर , किसी को धर्म पालन का अधिकार देता है भर किसी को नहीं देता । श्राज यह जैन सम्प्रदाय भी 
वास्तव में धर्म नहीं है, सम्प्रदाय है , एक पक्षपात है । इसके श्राधीन क्रियाश्रों में ही कप मण्डूक वन वर्तने 


से कोई-हित होने वाला नहीं है । 


१ शिक्षण पद्धति क्रम... ६ वैज्ञानिक ब फिलास्फर बनकर चलने की प्रेरणा 


पहले कभी नहीं सुनी होगी ऐसी बात, झौर इसलिये कुछ क्षोभ भी सम्भवतः झा गया हो । 
धारणा पर ऐसी सीधी व कड़ी चोट कैसे सहन की जा सकती है ? यह धर्म तो सर्वोक्ष्च धर्म है न जगत का ? 
परन्तु क्षोम की बात नहीं है भाई ! श्ान्त हो । तेरा यह क्षोभ ही तो बह पक्षपात है, साम्प्रदायिक पक्षपात 
'. जिसका निषेध कराया जा रहा हैं। इस क्षोभ से ही तो परीक्षा हो रही है तेरे प्रभिप्राय की । क्षोभ को 
दबा । आगे चल कर स्वयं समझ जायेगा, कि कितना सार था तेरे इस क्षोभ में । भ्रबव॒ ज़रा विचार कर, 
कि क्या धर्म भी कहीं ऊंचा या नीचा होता है ? बड़ा और छोटा होता है ?अच्छा या बुरा होता है ? धर्म 
तो धर्म होता है । उसका क्‍या ऊंचा नीचा ? उसका क्‍या जैन पना व श्रजेन पना ? क्‍या वेदिक पना क्‍या 
मुसलमान पना ? धर्म तो धर्म है। जिसने जीवन में उतारा उसे हितकारक ही हैँ । जेसा कि आगे के 
प्रकरणों से स्पष्ट हो जायेगा । उस हित को जानने के लिये कुछ शान्त चित्त होकर सुन । पक्षपात को भ्रूल 
जा-थोड़ी देर के लिये। 


तेरे क्षोभ के निवारणार्थ यहाँ इस विषय पर थोड़ा और प्रकाश डाल देना उचित समभता 
हूँ । किसी मार्ग बिशेष पर श्रद्धान करने का नाम सम्प्रदाय नहीं है । सम्प्रदाय तो अन्तरंग के किसी विशेष 
अभिप्राय का नाम है, जिसके कारण) कि दूसरों की धारणाशों के प्रति कुछ अ्रदेख सका सा भाव 
प्रगभ होने लगता है । इस अभिप्राय को परीक्षा करके पकड़ाज़ा सकता है। दाब्दों में 
बताया नहीं जा सकता । कल्पना कीजिये कि भ्राज मैं यहाँ इस गद्दी पर कोई ब्रह्माद्व तवाद का शास्त्र ले 
बेंट! और उसके आधार पर आप को कुछ सुनाना चाहूं, तो बताइये आपकी श्रन्तर बृती क्‍या होगी ? क्‍या 
आ्राप उसे भी इसी प्रकार शान्ति व रुची पूर्वक सुनना चाहोगे, जिस प्रकार कि इसे सुन रहे हैं ? 
सम्भवत; नहीं । यदि मुभसे लड़ने न लगे तो, या तो यहाँ से उठ कर चले जाभ्रोगे और या बेठ कर 
चुपचाप चर्चा करने लगोगे । या ऊंघने लगोगे और या अन्दर ही अन्दर कुछ कुढ़ने लगोगे “सुनने आये थे 
जिनबाणी, और सुनाने बैठ गये भ्रन्य मत की कथनी ।” बस इसी भाव का नाम है, साम्प्रदायिकता । 
इस भाव का आधार है-गुरू का पक्षपात | श्रर्थात जिनवाणी की बात ठीक है, क्योंकि मेरे 
गुरू ने कही है, और यह बात भूठ है क्‍योंकि भ्रन्य के गुरू ने कही है । यदि जिनवाणी की बात को भी 
युक्ति व तर्क द्वारा स्वीकार करने का अ्रभ्यास किया होता, तो यहां भी उसी भ्रभ्यास का प्रयोग करते । 
यदि कुछ बात ठीक बैठ जाती तो स्वीकार कर लेते, नहीं तो नहीं। इसमें क्षोभ की क्‍या बात थी? 
बाज़ार में जायें, भ्रनेकों दूकानदार श्रापको भ्रपनी भ्रोर बुलायें | श्राप सब की ही तो सुन लेते हैं। किसी 
से क्षोभ करने का तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । किसी से सोदा पटा तो ले लिया, नहीं पठां तो आगे चल 
दिये । इसी प्रकार यहां क्‍यों नहीं होता ? 


बस इस अदेख सके भाव को टालने की बात कही जा रही है। मार्ग के प्रति जो तेरी 
श्रद्धा है, उसका निषेध नहीं किया जा रहा है । युक्ति व तक पूवेक समभने का श्रभ्यास हो तो सब बातों 
में से तथ्य निकाला जा सकता है। भूल भी कदापि नहीं हो सकती | यदि श्रद्धान सच्चा है तो उसमें बाधा 
भी नहीं आ सकती, सुनने से डर क्‍यों लगता है ? परन्तु “ क्‍योंकि मेरे गुरू ने कहा है इसलिये सत्य है” 
तेरे अपने कल्याणार्थ इस बुद्धि का निषेध किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का यह मार्ग 
नहीं है। वह अपने गुरू की बात को भी बिना युक्ति के स्वीकार नहीं करते । यदि अनुसन्धान या अनुभव 
में कोई अन्तर पड़ता प्रतीत होता है, तो युक्तित द्वारा ग्रहण की हुई को भी नहीं मानता । बस तत्व की 
यथार्थता को पकड़ना है तो इसी प्रकार करना होगा। ग्रुरु के पक्षपात से सत्य का निर्णय ही न हो 
सकेगा । भ्रनुभव तो दूर की बात है। भपनी दही को मीठा बताने का नाम सच्ची श्रद्धा नहीं है। 
वास्तव में मीठी हो, तथा उसके मिठास को चखा हो, तब उसे मीठी कहना सच्ची श्रद्धा है । 


१ शिक्षण पद्धति क्रम द १० ८ वैज्ञानिक व फिलास्फर बनकर चलने की प्रेरणा 


देख एक हृष्टान्त देता हैं। एक जौहरी था। भाशु पूर्ण हो गई । पुत्र था तो पर निखट्दू । 
' पिता की भृत्यु के पश्चात भलमारी खोली, और कुछ जेवर निकाल कर ले गया-अ्रपने चचा के पास | 
“चचा जी, इन्हें बिकवा दीजिये ।” चचा भी जौहरी था। सब कुछ समझ गया। कहने लगा बेटा न 
झाज न बेचो इन्हें । बाजार में ग्राहक नहीं हैं । बहुत कम दाम उठेंगे। जाओ जहाँ से लाये हो वहीं 
रख आझो इन्हें । और मेरी दुकान पर झ्राकर बेठा करो । घर का खर्चा दुकान से उठा लिया करो। 
वैसा ही किया | भौर कुछ महीनों के पश्चात पूरा जौहरी बन गया-वह । भ्रब चचा ने कहा, “कि बेटा ! 
जाभो शझ्राज ले भरा वह जैवर' । भाज ग्राहक हैं-बाजार में । बेटा तुरन्त गया, प्रलमारी खोली, जेवर 
के डब्बे उठाने लगा । पर हैं ! यह क्या ? एक डब्बा उठाया-रख दिया वापिस, दूसरा उठाया रख दिया 
वापिस, भौर इसी तरह तीसरा चौथा आदि । सब डब्जे जू के तू अलमारी में रख दिये, अलमारी बन्द 
करी, और चला झाया खाली हाथ-दुकान पर-निराशा में गर्दन लटकाये-विकल्प सागर में डूबा बह 
युवक । 'जैवर नहीं लाये बेटा !” चचा ने प्रन्‍न किया । और एक धीमी सी, लज्जित सी श्रावाज़ 
निकली युवक के कण्ठ से “क्षमा करो चचा। भूला था। भ्रम था। वह सब तो कांच है। मैं हीरे समझ 
बेठा था उन्हें - भ्रश्ञान वश । आज आपसे ज्ञान पाकर भ्रांख खुल गई है मेरी । 


े बस इसी प्रकार तेरे भ्रम की , पक्षपात की सत्ता उसी समय तक है , जब तक कि घर््य 
पूर्वक कुछ महीनों तक बराबर उस विशाल तत्व को सुन व समझ नहीं लेता । उसे सम्पूर्ण को यथार्थ 
रीत्या समभ लेने के पश्चात तू स्वयं लज्जित हो जायेगा , हंसेगा - भ्रपने ऊपर । 


जैसा कि श्रागे स्पष्ट हो जायेगा । धर्म का स्वरूप साम्प्रदायिक नहीं वैज्ञानिक है । ग्रन्तर 
केवल इतना है, कि लोक में प्रचलित विज्ञान भौतिक विज्ञान है और यह आ्राध्यात्मिक विज्ञान | धर्म की 
खोज तुझे एक वैज्ञानिक बन कर करनी होगी, साम्प्रदायिक बन कर नहीं । स्वानुभव के आधार पर 
करनी होगी, गुरूओं के झ्राश्रय पर रह कर नहीं । अपने ही भ्रन्दर से तत्सम्बन्धि 'क्या' और “क्यों उत्पन्न 
करके तथा अ्रपने ही भ्रन्दर से उसका उत्तर लेकर करनी होगी, किसी से पूछ कर नहीं । ग्रुरू जो संकेत 
दे रहे हैं-उनको जीवन पर लागू करके करनी होगी, केवल शब्दों में नहीं। तुके एक फिलास्फर बन कर 


चलना होगा, क़ुपमण्डूक बन कर नहीं । स्वतंत्र वातावरण में जाकर विचारना होगा, साम्प्रदायिक 
बन्धनों में नहीं । 


देख एक वेज्ञानिक का ढंग, श्रौर सीख कुछ उससे । श्रपने पूर्व के श्रनेकों वैज्ञानिकों व 
फिलास्फरों द्वारा स्वीकार किये गये सर्व ही सिद्धान्तों को स्वीकार करके, उनका प्रयोग करता है-श्रपनी 
प्रयोग शाला में , भ्रौर एक आविष्कार निकाल देता है | कुछ श्रपने अनुभव भी सिद्धान्त के रूप में लिख 
जाता है-पीछे श्राने वाले वैज्ञानिकों के लिये । और वह पीछे वाले भी इसी प्रकार करते हैं। सिद्धान्त में 
बराबर वृद्धि होती चली जा रही है। परन्तु कोई भी अपने से पूर्व सिद्धान्त को भूठा मान कर उसको में 
नहीं पढ़ू गा ऐसा अभिप्राय नहीं बनाता । सब ही पीछे पीछे वाले अपने से पूर्व पूर्व वालों के सिद्धान्तों में 
प्राश्नय लेकर चलता है। उन पूर्व में किये गये अनुसस्धानों को पुन; नहीं दोहराता | इसी प्रकार तुमे 
भी श्रपने पूर्व में हुए प्रत्येक ज्ञानी के, चाहे वह किसी नाम, व ग्राम, व सम्प्रदाय का क्‍यों न हो-प्रनुभव 
झ्रौर सिद्धान्तों से कुछ न कुछ सीखना चाहिये। कुछ न कुछ शिक्षा लेनी चाहिये। किसी न किसी रूप में 
उसे भ्रपना कर, अभ्पने जीवन की प्रयोगशाला में उसको अ्रभुभव करना चाहिये । बाहर से ही, केवल इस 
प्राधार पर, कि तेरे गुरू ने तुझे प्रमुक बात, भ्रमुक ही शब्दों में नहीं बताई है, उनके सिद्धान्तों को भूठा 
मान कर, उनसे लाभ लेने की वजाये उनसे द्वघ करना योग्य नही है। वैज्ञानिकों का यह कार्य नहीं है । 


१ शिक्षण पद्धति क्रम॑ १ € पक्षपात निषेध की पुनः प्रेरणा 


जिस प्रकार प्रत्येक वेज्ञानिक जो जो सिद्धान्स बनाता है, उसका आधार कोई कपोल कल्पना 
मात्र नहीं होती, बल्कि होता है उसका अपना अनुभव, जो वह झपनी प्रयोग शालाझों में प्रयोग विशेष के 
द्वारा प्राप्त करता है। पहले स्वयं प्रयोग करके उसका भनुभव करता है, भौर फिर दूसरों के लिये लिख 
जाता है-अपने प्रनुभव को । कोई चाहे तो उससे लाभ उठ ले, न चाहे तो न उठाये । परन्तु वह सिद्धान्त 
स्वयं एक सत्य ही रहता है। एक भप्रूव सत्य । 

इसी प्रकार ग्रनेकों ज्ञानियों ने श्रपने जीवन की प्रयोगशालाझों में प्रयोग किये-उस धर्म 
सम्बन्धी प्रभिप्राय की पूर्ति के मार्ग में। कुछ उसे पूर्णा कर पाये और कुछ न कर पाये। बीच में ही मृत्यु 
की गोद में जाना पड़ा । परन्तु जो कुछ भी उन सब ने झ्नुभव किया, या जो जो प्रक्रियायें उन्होंने उन 
उन प्रयोगों में स्वयं श्रपनाई वह लिख गये हमारे हित के लिये-कि हम इन में से कुछ तथ्य समर कर 
अपने प्रयोगों में कुछ सहायता ले सकें । सहायता लेना चाहें तो लें, श्र न लेना चाहें तो न लें, परन्तु 
वे सिद्धान्त सत्य हैं । परम सत्य हैं । 


इस मार्ग में इतनी बात दुर्भाग्य वश अवश्य रहती है जो कि वैज्ञानिक मार्ग में देखने में 
नहीं आ्राती । और वह यह है कि यहाँ कुछ स्वार्थी भ्रनुभव विहीन ज्ञानाभिमानी जन, विकृत कर देते हैं 
उन सिद्धान्तों को-पीछे से कुछ अपनी धारणायें उसमें मिश्रण करके । और वैज्ञानिक मार्ग में ऐसा होने 
नहीं पाता। पर फिर भी वे विक्कृतियों दूर की जा सकती हैं-कुछ अपनी बुद्धि से-भपने अनुभव के 
आधार पर । 


झ्रो जिज्ञासु ! सनिक विचार तो सही, कि कितना बड़ा सौभाग्य है तेरा कि उन उन 
ज्ञानियों ने जो बातें बड़े बलिदानों के पश्चात बड़े परिश्रम से जानीं, बिना किसी मूल्य के दे गये तुमे । 
श्र्थात बड़े परिश्रम से बनाया हुआ भ्रपना भोजन परोस गये तुझे । श्रौर झाज भूखा होते हुये भी, तथा 
उनके द्वारा परोसा यह भोजन सामने रखा होते हुये भी, तू खा नहीं रहा है इसे, कुछ संशय के कारण 
या साम्प्रदायिक विद्व ष के कारण, जिसका अ्राधार है केवल पक्षपात। तुझ सा मूर्ख कौन होगा ? तुझसा 
अ्रभागा कौन होगा ? ओ जिज्ञासु ! भ्रब इस विष को उगल दे | श्रोर सुन कुछ नई बात, जो भ्राज तक 
सम्भवत; नहीं सुनी है और सुनी भी हो तो समभी नहीं है । सर्वे दर्शनकारों के अनुभव का सार, और 
स्वयं मेरे अनुभव का सार, जिसमें न कहीं है किसी का खण्डन, श्रौर न है निज की बात का पक्षपात। 
वसा वैसा स्वयं अपने जीवन में उतार कर उसकी परीक्षा कर। बताये अनुसार ही फल हो तो ग्रहण 
कर ले। और वैसा फल न हो तो छोड़ दे । पर वाद विवाद किसके लिये और क्‍यों ? बाजार का सौदा 
है । मर्ज़ी में श्राये ले, मज़ीं में श्राये न ले । यह एक नि:स्वार्थ भावना है, तेरे कल्याण की भावना और 
कुछ नहीं । कुछ लेना देना नहीं है तुमसे । तेरे श्रपने कल्याण की बात है। निज हित के लिये एक बार 
सुन तो सही । तुझे भ्रच्छी लगे बिना न रहेगी । क्‍यों ग्रच्छी न लगे, तेरी श्रपनी बात है। घर बैठे बिना 
परिश्रम के मिल रही है तुके । इससे बड़ा सौभाग्य प्रौर क्या हो सकता है ? निज हितके लिए झ्रब पक्षपात 
की दाह में इसकी अवहेलना मत कर । 


६. पक्षपात निषेष परन्तु पक्षपात को छोड़ कर सुनना। नहीं तो पक्षपात का ही स्वाद श्राता रहेगा, इस 
की पुनः प्ररणा बात का स्वाद न चख सकेगा। देख एक हृष्टान्त देता हें। एक चींटी थी । नमक की 
खान में रहती थी। कोई उसकी एक सहेली उससे मिलने गई । बोली “बहन, तू कंसे रहती हैं यहां ? इस 
नमक के खारे स्वाद में । चल मेरे स्थान पर चल । वहां बहुत श्रच्छा स्वाद मिलेगा तुझे । तू बड़ी प्रसन्न 


१ शिक्षण पद्धति क्रम १२ ६ पक्षपात निषेध की पुनः प्रेरणा 


होगी-वहां जाकर” । कहने सुनते से चली श्राई-बह उसके साथ-उसके स्थान पर हलवाई की दुकान में । 
परन्तु मिठाई पर घूमते हुए भी उसको कुछ विशेष प्रसन्नता न हुई । के सह सहेली ताड़ गई-उसके हृदय 
की बात, भोर पूछ बेठी उससे “क्यों बहन आया कुछ स्वाद ?” नहीं कुछ विशेष स्वाद नहीं। वसा ही 
सा लगता है मुझे तो, जैसा वहां नमक पर घूमते हुए लगता था ।” सोच में पड़ गई उसकी सहेली । यह 
कंसे सम्भव है ? मीठे में नमक का ही स्वाद कंसे श्रा सकता है ? कुछ न कुछ गड़बड़ अ्रवश्य है। भुक 
कर देखा उसके मुख की ओर । “परन्तु बहन ! यह तेरे मुख में क्या है?” “कुछ नहीं, चलते समय 
सोचा कि वहां यह पकवान मिले कि न मिले, थोड़ा साथ ले चल। श्र मुह में धर लाई छोटी सी 
नमक की डली। वही है यह” । “अरे ! तो यहां का स्वाद कैसे भ्रावे तुके ? मुह में रखी है नमक की 
डली, मीठे का स्वाद कंसे आयेगा ? निकाल इसे” । डरती हुई ने कुछ कुछ भिभक व भ्राशंका के साथ 
निकाला उसे । एक ओर रख दिया इसलिये कि थोड़ी देर पश्चात पुनः उठा लेना होगा इसे । प्रब तो 
सहेली कहती है। खेर निकाल दो इसके कहने से श्रौर उसके निकलते ही पहुंच गई किसी दूसरे लोक में। 
“उठा ले बहन ! भ्रब इस भ्रपनी डली को” सहेली बोली। लज्जित हो गई वह यह सुन कर, क्योंकि 
भ्रब उसे कोई आकर्षण नहीं था, उस नमक की डली में । 


बस तुम भी जब तक पक्षपात की यह डली मुख में रखे बैठे हो, नहीं चख सकोगे इस 
भछुर भ्राध्यात्मिक स्वाद को । भ्राता रहेगा केवल द्वेष का कड़वा स्वाद। एक बार मुह में से निकाल 
कर चखो इसे । भले फिर उठा लेना-इसी भ्रपने पहले खाजे को । परन्तु इतना विश्वास दिलाता हूं, कि 
एक बार के ही इस नई बात के भ्रास्वादन से, तुम भ्रूल जाओगे उसके स्वाद को । लज्जित हो जाओगे 
उस भूल पर | उसी समय पता चलेगा कि यह डली स्वादिष्ट थी कि कंड़वी | दूसरा स्वाद चखे बिना 
कंसे जान पाओ्नोगे इसके स्वांद को ? 


अ्रत: कोई भी नई बात जानने के लिये प्रारभ्भ में ही पक्षपात का विष अवश्य उगलने 
योग्य है। इस बात को सुनकर या किसी भी श्ञास्त्र में पढ़कर, वक्ता या लेखक के भ्रभिप्राय को ही 
समभकने का प्रयत्न करना । जबरदस्ती उसके अर्थ को घुमाने का प्रयत्त न करना । वक्ता या लेखक के 
भ्रभिप्राय का गला घोंट कर श्रपनी मान्यता व पक्ष के अनुकूल बनाने का प्रयत्न न करना । तत्व को भनेकों 
दृष्टियों से समभाया जायेगा । सब दृष्टियों को पृथक पृथक जान कर ज्ञान में उनका सम्मिश्रण कर लेना । 
किसी दृष्टि का भी निषेध करने का प्रयत्न न करना, अ्रथवा किसी एक ही दृष्टि का आ्रावश्यकता से भ्रधिक 
'पोषरा करने के लिये शब्दों में खींचातानी न करना । ऐसा करने से भी प्रन्य दृष्टियों का निषेध वत ही हो 
जायेगा। तथा भ्रन्य भी भ्रनेकीं बातें हैं जो पक्षपात के आधीन पड़ी हैं उन सब को उगल डालना। 


समन्वयात्मक दृष्टि बनाना। साम्यता धारण करना । इसी में निहित है तुम्हारा हित श्रौर तभी समझा या 
समभाया जा सकता है-तत्व । 


उपरोक्त इन सर्व पाँचों कारणों का भ्रभाव हो जाये तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम धर्म 
के उस प्रयोजन को व उसकी महिमा को ठीक ठीक जान न पाओ । और जान कर उससे इस जीवन में 
कुछ नवीन परिवतेन लाकर, किड्चित इसके मिष्ट फल की प्राप्ति न करलो, और श्रपनी प्रथम की ही 
निष्प्रयोजन धामिक क्रियाड्रों के रहस्य को सम कर उन्हें साथेक न बना लो । 


“25%300958698-- 


के हा धमं वे शान्ति % 


र्‌ 
--५ धर्म का प्रयोजन :--- 


१--धर्म की आवश्यकता क्‍यों, २--धर्म का प्रयोजन शान्ति, ३--उपाय जानने का नैज्ञानिक ढंग 
४--वतमान पुरुषार्थ की असार्थकता, ५--अशान्ति का कारण इच्छायें । 


दिनांक ३ जुलाई १६५६ 


ध्रवचन नं? ४ 


१. धर्म की धर्म सम्बन्धी वास्तविकता को जानने के लिये, वक्‍ता व श्रोता की आवश्यकतायें व 

भावश्यकता क्यों शिक्षण पद्धति क्रम को जानने के पश्चात; तथा धर्म सम्बन्धी बात को जानने के 
लिये, उत्साह प्रगट हो जाने के पश्चात; भ्रब यह बात जाननी झावश्यक है, कि धर्म कर्म की जीवन 
में ग्रावर्यकता ही क्‍या है? जीवन के लिये यह कुछ उपयोगी तो भासता नहीं। यदि बिना किसी 
धामिक प्रवृृतियों के ही जीवन विताया जाये तो क्‍या हर्ज है ? फिलास्फर बनने के लिये कहा गया है 
नमुभे। 


प्रघन बहत सुन्दर है। और करना भी चाहिए था। अन्दर में उत्पन्न हुए प्रश्न को कहते हुए 
शर्माना नहीं चाहिए, नहीं तो यह विषय स्पप्ट न होने पायेगा । प्रश्न बेघड़क कर दिया करो। डरना 
नहीं । वास्तव में ही धर्म की कोई भ्रावश्यकता न होती, यदि मेरे भ्रन्तर की सर्व अभिलाषाओं की पूर्ति 
साधारणत: हो जाती । कोई भी पुरुषार्थ किसी प्रयोजन वश ही करने में श्राता है। किसी अभिलाषा 
विशेष की पूर्ति के लिये ही कोई भी कार्य किया जाता है। ऐसा कोई कार्य नहीं, जो बिना किसी 
अ्रभिलाषा के किया जा रहा हो । ह 


२. धर्म का प्रयो- अतः उपरोक्त बात का उत्तर पाने के लिए मुझे विश्लेषण करना होगा अपनी अभि- 

जन शान्ति लाषाग्रों का | ऐसा करने से स्पष्टतः कुछ ध्वनि अन्तरंग से झ्राती प्रतीत होगी । इस रूप 
में “कि मुझे शान्ति चाहिये, मुझे सुख चाहिए, मुझे निराकुलता चाहिये। यह ध्वनि छोटे बड़े सर्व ही 
प्राणियों की चिर परिचित है। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि इस ध्वनि को बराबर उठते न सुन रहा 
हो । और यह ध्वनि कृत्रिम भी नहीं है । किसी अन्य से प्रेरित होकर, यह सीख उत्पन्न हुई हो, ऐसी 
नहीं है। स्वाभाविक है। कृत्रिम बात का आधार तो वंज्ञानिक जन नहीं लिया करते । परन्तु इस 
स्वाभाविक ध्वनि का कारण तो अवश्य जानना पड़ेगा । 


अपने भ्रन्दर की इस ध्वनि से प्र रित होकर, इस अभिलाषा की पूर्ति के लिये, में कोई प्रयत्न 
न कर रहा हैं, ऐसा भी नहीं है । में बराबर कुछ न कुछ उद्यम कर रहा हूँ | जहाँ भी जाता हैं कभी खाली 
नहीं बंठता, भ्रौर कब से करता आ रहा है यह भी नहीं जानता-। परन्तु इतना अ्रवश्य जानता हूँ कि 


२ धर्म का प्रयोजन . १४ ३ उपाय जानने का वैज्ञानिक ढंग 


सब कुछ करते रहते हुये भी, बड़े से बड़ा घनवान या राजा ग्रादि बन जाने पर भी, यह ध्वनि भाज तक शान्त 
होने न पाई है। यदि शान्त हो गई होती, या उसके लिये किया जाने वाला पुरुषार्थ जितनी देर तक चलता 
रहता है, उतने प्रन्तराल मात्र के लिये भी कदाचित शान्त होती हुई प्रतीत होती, तो अवश्य ही धर्म भ्ादि 
की कोई झावश्यकता न होती । उसी पुरुषार्थ के प्रति और भ्रधिक उद्यम करता और कदाचित सफलता 
प्राप्त कर लेता । वह शान्ति की भ्रभिलाषा ही मुझे बाध्य कर रही है कोई नया आ्राविष्कार करने के लिये, 
जिसके द्वारा कि में इसकी पूर्ति कर पाऊ । प्रावश्यकता प्राविष्कार की जननी होती है। भौर इसी कारण 
से धर्म का झाविष्कार ज्ञानी जनों ने अपने जीवन में किया, ग्रौर उसी का उपदेश सर्व जगत को भी दिया 
है, तथा दे रहे हैं, किसी स्वार्थ के कारण नहीं, बल्कि प्रेम व करुणा के कारण, कि किसी प्रकार श्राप भी 
सफल हो सके उस भभिलाषा को शान्त करने में । 


९. उपाय जानने किस प्रकार किया उन्होंने यह भ्राविष्कार ! कहाँ से सीखा इसका उपाय ? कहीं बाहर से 

का वैशानिक ढंग नहीं । श्रपने भ्रन्दर से । उपाय ढू ढ़ने का जो वैज्ञानिक ढंग है-उसके द्वारा। उपाय 
हू हने का वैज्ञानिक व स्वाभाविक ढंग यद्यपि सबके भ्नुभव में प्रतिदिन भ्रा रहा है। पर विष्लेषण न 
करने के कारण सैद्धान्तक रूप से उसकी धारणा किसी को नहीं हैं। देखिये उस कद्बतर को जिसको 
ग्रभिलाषा है कि आपके कमरे में किसी न किसी प्रकार प्रवेश कर पाये भ्रपना घोंसला बनाने के लिये । 
कमरे में प्रवेश करने का उपाय किससे पूछे। स्वयं अपने भ्रन्दर से ही उपाय निकालता है । श्रतः प्रयत्न 
करता है। कभी इस द्वार पर जाता है और बन्द पाकर वापिस लौट जाता हैं। कुछ देर पश्चात उस 
खिड़की के निकट जाता है, वहां सरिये लगे पाता है । सरियों के बीच में गर्दन घुसाकर प्रयत्न करता हैं- 
घुसने का, परन्तु सरियों में श्रन्तराल कम होने के कारण उसका शरीर निकल नहीं पाता-उनके बीच 
में से । फिर लौट भ्राता है। दूसरी दिद्या में जाता है। वहाँ भी वेसा ही प्रयत्न । फिर तीसरी में भौर 
फिर चौथी दिशा में । कहीं से मार्ग न मिला । सामने वाले मण्डेर पर बैठकर सोच रहा है-पअब भी उसी 
का उपाय । निराह नहीं हुआ है। हैं | यह क्या है-ऊपर छत के निकट ? चल कर देख तो सही। एक 
रोशनदान । भुक कर देखता है-प्रन्दर की श्रोर। कुछ भय के कारण तो नहीं है वहाँ ? नहीं नहीं-कुछ 
नहीं है । रोशनदान में घुस जाता हैं। कमरे की कार्नस पर बैठ कर प्रतीक्षा करता है-कुछ देर कमरे के 
स्वामी के झाने की । स्वामी झ्ााता हैँ, तो देखता है गौर से उसकी मुखाकृति को । क्रर तो नहीं है नहीं, 
भला आदमी है । और फिर जाता हैं भर भाता है बे रोक टोक । मानो उसके लिये ही बनाया था यह 
द्वार । इसी प्रकार एक चींटी भी पहुँच जाती है अपने खाद्य पदार्थ पर, शौर थोड़ी देर इधर उधर धूम 
कर मार्ग निकाल ही लेती है-डब्बे में प्रवेश पाने का । 


विश्लेषण कीजिये-इन छोटे से जन्तुओों की इस प्रक्रिया का । धैये भौर साहस के साथ 
बार बार प्रयत्त करना । भझसफल रहने पर भी एक दम निराश न हो जाना । एक द्वार उपयुक्त न दीखे 
तो दूसरी दिशा में जाकर हू ढ़ना या दूसरे द्वार पर ट्राई करना और भ्न्त में सफल हो जाना । यह हैं 
क्रम किसी अभीष्ट विषय के उपाय हू ढने का । इसे वैज्ञानिक जन कहते हैं “[78 & सि।ण गृ॥९०१५? 
सफल न होने पर प्रयत्न की दिशा घुमा देने का सिद्धान्त | आप स्वयं भी तो इस सिद्धान्त का प्रयोग कर 
रहे हैं-अपने जीवन में । कोई रोग हो जाने पर, ग्राते हो वैद्याराज के पास। भ्रौषधि लेते हों। तीन 
खार दिन खा कर देखने के पधचात कोई लाभ होता प्रतीत नहीं होता । तो वैद्य जी से कहते हो-प्रौषधि 
बदल देने के लिये । उससे भी यदि काम न चले तो पुनः वही क्रम । झौर भ्रन्त में तीन बार श्रौषधि 
बदली जाने पर, मिल ही जाती है- कोई भ्नुक्ुल भौषधि । इस प्रक्रिया का विश्लेषण करने पर भी तो 
उपरोक्त ही फल निकलेगा । 


१ धर्म का प्रयोजन... १५ ४ बतंमान पुरुषार्थ की असार्थकता 


बस यही है बह सिद्धान्त, जो यहाँ शान्ति प्राप्ति के उपाय सम्बन्ध में भी लागू करना है । 
किसी अनुभूत व हृष्ट विषय का विश्लेषण करके एक सिद्धान्त बनाना, तथा उसी जाति के किसी झननुभूत 
व अरहृष्ट विषय पर लागू करके भ्रभीष्ट की सिद्धि कर लेना ही तो वैज्ञानिक मार्ग है-किंसी नवीन खोज 
. करने का। शान्ति की नवीन खोज करनी है तो उपरोक्त सिद्धान्त को लागू कीजिये | एक प्रयत्न कीजिये, 
यदि सफल न हो तो उस प्रयत्न की दिशा धुमा कर देखिये, फिर भी सफलता न मिले तो पुनः कोई झौर 
प्रयोग कीजिये, और प्रयोगों को बराबर बदलते जाइये जब तक कि सफल न हो जाये । 


४, वर्तमान पुस्षाय भ्रब प्रई्न होता है यह कि क्या झ्राज तक प्रयत्न नहीं किया ? नहीं ऐसी तों हा नहीं है। 

की असार्थकता प्रयत्न तो किया है, और बराबर करता आरा रहा है। प्रयत्न करने मैं कर्मी नहीं है। 
घन उपार्जन करने में, जीवन की श्रावश्यक वस्तुओं जुटाने में, उनकी रक्षा करने में, तथा 
उनको भोगने में भ्रवश्य तू पुरुषार्थ कर रहा है, भौर खूब कर रहा है। फिर कमी कहाँ है जो श्राज 
तक भ्रसफल रहा है-उसकी प्राप्ति में ? कमी है प्रयोग को बदल कर न देखने की। प्रयत्न तो श्रवश्य 
करता भ्रा रहा है, पर अव्वल तो श्राज तक भी कभी तुझे यह विचारने का भ्रवसर ही न मिला, कि तुझे 
सफलता नहीं मिल रही है, भ्रौर यह यदि प्रतीति भी हुई, तो प्रयोग बदल कर न देखा । वही पुराना 
प्रयोग चल रहा है-जो पहले चलता था घन कमाने का, भोगों की उपलब्धि व रक्षा का तथा उन्हें भोगमे 
का। कभी विचारा है यह कि श्रधिक से श्रधिक भोगों को प्राप्त करके भी यह ध्वनि शान्त नहीं हो रही है,तो 
प्रवश्यमेव मेरी धारणा में-मेरे विश्वास में कहीं भूल है। घन या भोग शान्ति की प्राप्ति का उपाय ही 
नहीं है। यदि ऐसा होता तो अवश्य ही मैं शान्त हो गया होता । श्रावाज़ का न दबना ही यह बता रहा है 
कि मेरा उपाय भूठा है | वास्तव में उपाय कुछ श्रौर है, जिसे मैं नहीं जानता। अ्रतः या तो किसी 
जानकार से पूछ कर, या स्वयं पुरुषार्थ की दिशा घुमा कर देख तो सही । इस उपरोक्त प्रयोग को यदि 
अपनाता , तो अवश्य झ्राज तक वह मार्ग पा लिया होता । 


श्रब सुनने पर तथा भ्रपनी धारणा बदल जाने के कारण, कुछ इच्छा भी प्रगट हुई हो- 
यदि प्रयत्न बदलने की, तो उससे पहले तुझको यह बात जान लेनी झ्रावश्यक है, कि किस चीज का आविष्कार 
करने जा रहा है तू ? क्योंकि बिना किसी लक्ष्य के हुये किस ओर लगायेगा पुरुषार्थ को। केवल शान्ति 
व सुख कह देने से काम नहीं चलता । उस शान्ति या सुख की पहिचान भी होती चाहिये; ताकि प्रागे जाकर 
भूल वश पहले की भान्ति उस दु;ख या अज्यान्ति को सुख या शान्ति न मान बैठे, और ठृप्त वत सा हुभा 
चलता चला जाये-उसी दिशा में-बिल्कुल असफल व गसमन्‍्तुष्ट । 


५. अशान्ति का दान्ति की पहिचान भी अनुभव के आधार पर करनी है, किसी की गवाही लेकर नहीं 
कारण इच्छायं श्रौर बड़ी सरल है वह। केवल अ्न्तरंग के परिणामों का या उस भ्रन्तर ध्वनि का 
विश्लेषण करके देखना है । भ्रसन्‍्तोष में डूबी श्राज कीं की ध्वनि प्रतिक्षण माँग रही है-तुझसे, 'कुछ और । 
“कुछ भ्रौर चाहिये । ग्रभी ठृप्त नहीं हुआ । प्रभी कुछ भौर भी चाहिये ” बराबर ऐसी ध्वनि सुनने में 
भरा रही है, वास्तव में इस ध्वनि का नाम ही तो है-अभिलाषा, इच्छा या व्याकुलता, क्योंकि इच्छा की पूति 
का न होना ही व्याकुलता है। कया कुछ सन्देह है-इसमें भी ? यदि है तो देख, भ्राज तुझे इच्छा है-अपनी 
युवती कन्या का जल्दी से जल्दी विवाह करने की, पर योग्य वर न मिलने के कारण कर नहीं पा रहा 


है।तेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। बस यही तो है तेरे अन्दर की व्याकुलता, व्यग्रता, 
भ्रशान्ति या दु;।ख । 


२ धर्म का प्रयोजन : १६ ५ झजान्ति का कारणा दच्छायें 


पुरुषार्थ करके अधिकाधिक कमा डाला, पर उस ध्वनि की शोर उपयोग गया तो, आ्राश्चर्य 
हुआ यह देख कर, कि जू' जू धन बढ़ा वह 'कुछ शौर' की ध्वनि श्लौर और वलवान ही होती गई जू जू' 
भोग भोगे, भोगों के प्रति की ्रभिलाषा शर और बढ़ती ही गई । क्या कारण है-इसका ? जितनी कुछ 
भी धनराशि की प्राप्ति हुई थी, उतनी तो इस को कम होना चाहिये था या बढ़ना ? बस सिद्धान्त निकल 
गया कि इच्छाओं का स्वभाव ही ऐसा है, कि ज्यों ज्यों इसकी मांग पूरी करे' त्यों त्यों दबने की बजाय भर 
और बढ़े। इच्छा के बढ़ने में भी सम्भवत; हज न होता, यदि यह सम्भव होता, कि एक दिन जाकर इस 
इच्छा का अ्रन्त आ जायेगा । क्‍योंकि इच्छा का अन्त भा जाने पर भी में पुरुषार्थ करता रहेगा-और 
और धन कमाने का । और एक दिन इतना संचय कर लू गा, कि उसकी पृति हो जाये। परन्तु विचारने 
पर यह स्पष्ट प्रतीति में झाता है, कि इच्छा का कभी अन्त न होगा । इच्छा श्रसीम है, और इसके 
सामने पड़ी है तीन लोक की सम्पत्ति सीमित | सम्भवतः इतनी मात्र, कि इच्छा के खड्ड में पड़ी हुई इतनी 
भी दिखाई न दे, जैसा कि कोई परमाणु । इस पर भी इसको बटवाने वाली इतनी बड़ी जीव राशि ? 
क्योंकि सब ही को तो इच्छा है-उसकी-तेरी भान्ति । बता क्‍या सम्भव है ऐसी दशा सें-इस इच्छा 
की पूति ? इसका अनन्तवा अंश भी तो सम्भवत: पूर्ण न हो सके ? फिर कंसे मिलेगी-तुझे-शान्ति -धन 
प्राप्ति के पूरुषार्थ से ? बस बन गया सिद्धान्न । धन व भोगों की प्राप्ति का नाम सुख व शान्ति नहीं। 


बल्कि उनका अभाद शान्ति है। और इस लिये धनोपार्जन या भोगों सम्बन्धी पुरुषार्थ, इस दिशा का 
सच्चा पुरुषार्थ नहीं है । 





इ्‌ 
-४ शान्ति की पहिचान :- 


दिनांक ४ जुलाई १६५६ 
प्रवचन नं०. ४ 


शक १--मभोगों में शान्ति नहीं अशान्ति है, २--भोग इच्छाओं का मूल, १--चार कोटि की शान्ति, 
४--सच्ची या झूठी शान्ति की पहिचान । 


१, भोगों में शान्ति शान्ति की पहिचान की बात चलती है। धनोपार्जन या विषय भोगों में शान्ति नहीं है 

नहीं भ्रशान्ति है यह बात कल बताई गई। परन्तु सन्‍्तोष न हुआ-उसे सुनकर। श्रभी भी श्रन्तरंग में 
बैठा कोई अ्रभिप्राय यह कह रहा है, कि भले इच्छा का अन्त न आये, पर भोग ओआदि के क्षण में तो 
कुछ सुख प्रतीत होता ही है। फिर सर्वथा उसे दु;ख किस प्रकार कह सकते हैं ? ठीक है भाई ! प्रश्न 
सुन्दर है। यह बात ही भ्राज बताई जायेगी, कि वह क्षरिक सुख जो भोग भोगते समय प्रतीत होता है, 
भूठा है। मेरे कहने मात्र से विश्वास न कर लेना, और किसी के कहने से विश्वास आता भी तो नहीं। 
हृदय कब मानता है ! ले तो इस बात की प्रमाणिकता स्वयं तेरी अन्तरध्वनि से ही सिद्ध करता 
हू्‌। सुन । ह 5 


२. भोग इच्छाओं एक बात तो आचुकी, कि ज्यों ज्यों भोगों की प्राप्ति होती है, त्यों त्यों इच्छा बढ़ती है, 

का मूल. इसलिये भोगों की प्राप्ति में शान्ति नहीं । दूसरी बात यह है, कि भोग भोगते समय भी 
तो उसे शान्ति नहीं कह सकते । ज़रा यह तो विचार, कि वह क्षरिक सुखाभास, सुख है कि क्षरणिक तीक्र 
वेदना का प्रतिकार ? देख भोग भोगने से पहले ही, उस भोग के प्रति अश्रकस्मात ही कोई तीकब् इच्छा उत्पन्न 
होती है । यह इच्छा तेरी पूर्व वालो इच्छाग्रों के श्रतिरिक्त, कोई नवीन ही होती है-किसी तीब्र रोग-वत । 
भोग द्वारा इस नवीन इच्छा का प्रतिकार मात्र किया गया, जिसके कारण कुछ क्षणों के लिये वह इच्छा 
दब सी गई | पर यह न विचारा तू ने, कि इसके इस प्रकार दबाने का क्री थरींट० उत्तर फल क्‍या 
हुआ ? पूर्व की इच्छा में और वृद्धि । भोग से पहले नवीन तीर इच्छा, और भोग के पश्चात पूर्व इच्छा 
में वृद्धि होते हुये भी, क्या इस भोग को सुख कहा जा सकता है ? किसी प्रकार भी इसे सुख कह लिया 
जा सकता, यदि भोग भोगते समय भी पुरानी इच्छा में कोई क्षणिक कमी भरा जाती। उसमें तो उस 
समय भी हा न कुछ वृद्धि ही हुई प्रतीत होती है। भोग भोगते समय जो वह इच्छा प्रतीति में नहीं ग्राती, 
वह भ्रम है । 


देख, कल्पना कर कि तेरे दांतों में दर्द है-बड़ा तीत्र । तड़फ रहा है-तू-उसकी पीड़ा से । 
इसी हालत में बंठा दिया जाये तुझे - कुछ खड़ी सुइयों पर, तो बता दांत की पीड़ा भासेगी या सुइयों के 
बुभने की ? स्पष्ट है कि उस समय दांत की पीड़ा तैरे उपयोग में ही न भा सकेगी । क्या पीड़ा चली गई ? 
नहीं, ज्यों की त्यों है। भ्रब उठा लिया गया उन सुइ्यों पर से । तब कुछ सुख सा लगा, या दु:ख ? स्पष्ट 


३ शान्ति की पहिचान श्द ३ चार कोटि की शान्ति 


है कि कुछ सुख सा महसूस होगा । क्योंकि सुइयों की तीजब्र पीड़ा जिसने दांत की पीड़ा को ढक दिया 

था, श्रब दूर हो गई है । बता तो सही, कि क्या दान्‍्त की पीड़ा में कुछ कमी पड़ी ? नहीं ज्यों की त्यों 
है। बल्कि सुइयों पर से उठने के पश्चात, भ्रवशेष रही सुइयां चुभने की कुछ पीड़ा बढ़ गई है-इसमें । 
झ्ौर कुछ देर के पचात-वही दान्त की पीड़ा, वही तड़पन | साथ साथ सुइयों की थोड़ी सी पीड़ा भी । 


बस इसी प्रकार भोग भोगते हुये समभना । भोग की तीज श्रभिलाषा कुछ देर के लिये, 
पहले की इच्छा पर हावी होकर उसे उपयोग में श्राने से श्रवश्य रोक लेती है, पर उसका प्रभाव नहीं 
कर देती । भोग भोगते समय इस नवीन तीज इच्छा का कुछ प्रतिकार हो जाने के कारण, उपयोग में 
ग्राई वह इच्छा दबी सी भ्रवश्य प्रतीत होती है। पर पूर्व इच्छा में भ्रब॒ भी कोई कमी नहीं श्राती, 
बल्कि इस नवीन इच्छा के प्रतिकार के उत्तर फल रूप से उसमें वृद्धि भ्रवश्य हो जाती है। जैसेकि 
मियादी बुखार को औषधि के द्वारा दबा देने पर, दिल की कमजोरी श्रादि कई नवीन रोग उत्पन्न हो 
जाने पर भो रोगी शअपने को श्रच्छा हुआ मान लेता है। यह उसका भ्रम नहीं तो कया है ? 


३. चार कोटि की लोक में |नुभव की जाने वाली शान्तियें कई प्रकार की होती हैं। उनके कुछ भेदों को 

शान्ति. दर्शा देना यहाँ आवश्यक है। क्योंकि उनको जाने बिना सच्ची व भूठी शान्ति में 
विवेक न किया जा सकेगा, और उसके श्रभाव में अपने पुरुषार्थ की दिशा की भी ठीक प्रकार से परीक्षा 
न की जा सकेगी। क्‍योंकि वास्तव में मांगे की परीक्षा का आधार अझ्रागम नहीं, बल्कि शान्ति का 
प्रनुभव है । 


शान्तियों को मुख्यतः चार कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। जो उत्तरोसर 
कुछ भ्रधिक अधिक निर्मेलता व सनन्‍्तोष लिये हुए है। एक शान्ति तो वही है जो ऊपर दर्शा दी गई है। 
अर्थात भोग की नवीन तीज इच्छा के किड्िचचत प्रतिकार से, क्षण भर के लिये प्रतीति में श्राने वाली, 
इम्द्िय भोगों सम्बन्धी 4 दूसरी शान्ति, जो इससे कुछ ऊंची है, वह प्राय: अपने करंव्य की पूर्ति हो 
जाने पर कदाचित अनुभव करने में आती है भोगों से निर्षेक्ष होने के कारण वह कुछ पहली की अपेक्षा 
ग्रधिक निर्मल है । 

दृष्टांत द्वारा इसका अ्रनुमान किया जा सकता है। कल्पना कीजिये कि आपकी 
कन्या की शादी है। नाता करने के दिन से ही . श्रापकी चिन्तायें, सामानादि जुटाने के सम्बन्ध में, 
बराबर बढ़ रही हैं, यहां तक कि उस दिन, जिस दिन कि बारात घर पर झाई हुई है झ्राप पागल से 
बन गये हैं। न श्रापको चिन्ता नहाने की है न खाने की। आपको यह भी याद नहीं कि श्राज 
कमीज़ ही नहीं है- बदन में । बौखलाये हुए से, सबकी कुछ कुछ बातें सुनने पर भी, किसी को कुछ 
उत्तर नहीं दे सकते । “में कुछ नहीं जानता भई | तुम करलो जो चाहो” बस होता था एक वाक्य, 
जो कभी कभी निकल जाता था-म्रु हू से । बारात विदा हुई । डोला भ्रांखों से श्रोमल हुआ । घर को लौटे, 
झ्रौर बेठ गये अपने घर के चबूतरे पर दो मिनट को-एक कुछ सन्‍्तोष की ठण्डी सी साँस लेते । आ हा हा ! 
ग्रब कुछ बोफ हल्का हुआ । मानो किसी ने मनों की गठड़ी सर से उतार ली हो। भले ही अगले 
मिनट में भ्रन्य झनेकों चिन्तायें भ्राकर घेर लें, पर उस क्षण में तो कोई हल्कापन सा, कुछ शान्ति सी, 
ग्रवश्य प्रतीति में श्राई, जिसका सम्बन्ध न खाने से थां, न धन की उपज से । न अन्य किसी भोग विलास 
हे । फिर भी गह शान्ति क्‍यों | केवल इसलिये कि ग्रृहस्थि के कर्तव्य का एक भार था, जो भाज हल्का 

गया । 


६४ 


रे शान्ति की पहिचान १९ ४ सच्ची व भूठी शान्ति की पहिचान 


तीसरी शान्ति है वह, जो प्राणियों को निःस्वार्थ सेवा से उत्पन्न होती है। यह उसकी 
भ्रपेक्षा कुछ और ऊंची है। क्योंकि इसमें न है भोग विलास, और न ही ग्ृहस्थ सम्बन्धी कोई कर्तव्य । 
इस शान्ति का कारण भी यद्यपि कर्तव्य परायणता ही है, पर यहाँ कर्तव्य केवल ५ व्यक्तियों के संकुचित 
कुटुम्ब सम्बन्धी न होकर, समस्त विश्व के प्रति है। दृष्टि में विशालता है, भौर प्रपने कतंब्य के 
अतिरिक्त कोई लौकिक पआार्काक्षा या अभिलाषा नहीं है। भ्रतः यह शान्ति बहुत अ्रधिक निर्मल है। इस 
श्रत्यन्त निरमेलता का कारण है, उसकी सर्व प्राणियों पर साम्यता व निराभिलाषता। और चौथी शान्ति 
है वह जिसके प्रति कि संकेत मात्र किया जा सकता है, परन्तु जो भ्राज तक आपके जीवन में प्रगट 
नहीं हो पाई है । म्रत: इसके लिये कोई दृष्टान्त नहीं दिया जा सकता। वह भ्रकथनीय है। केवल 
अनुभवनीय है। इतना मात्र अवश्य अनुमान कराया जा सकता है इसके सम्बन्ध में कि तीसरी कोटि 
से भी श्रनन्त गुणी है इसकी निर्मलता। और उसका कारण भी है उसकी अपेक्षा श्रनन्त गुणी 
साम्यता व निरभिलाषता । 


४. सच्ची ब भूठी तीन प्रकार की शान्तियों पर से विश्लेषण कर लेने पर, हम शान्ति की यथार्थता व 
शान्ति की निर्मेलता सम्बन्धी एक सिद्धान्त बना सकते हैं “शान्ति वहां है जहां अभिलाषा न रहे 
पहिचान शान्ति वहां है जहां सर्व के प्रति साम्यता हो, शान्ति वहां जहां दृष्टि भें व्यापकता हो, 

शान्ति वहां है, जहां कोई लौकिक स्वार्थ न हो । इसके अश्रतिरिक्त एक पांचवी बात और भी है, जो इन 

तीनों में तो नहीं पर उस चौथी शान्ति में पाई जाती है। वही चिन्ह वास्तव में, उसमें और इस तीसरी 
में मेद दर्शाता है। भौर वह है, सब लोकाभिलाषा का सर्वथा प्रशमन | एक मात्र उसी शान्ति के प्रति 
का बहुमान । जहाँ भ्रन्तर में उठने वाली, “कुछ और” की ध्वनि सिमट कर-रूप धर ले-'बस यही' का। 

“बस यही चाहिए मुझे कुछ और नहीं । तीन लोक की सम्पत्ति भी धूल है-इसके सामने ।” ऐसा भाव 

जहां उत्पन्न हो जाये, वह है चौथी शान्ति । इस चिन्ह का न पाया जाना, इस बात का द्योतक है, कि 

इसमें कहीं न कहीं छिपी पड़ी है-कोई श्रभिलाषा और जहां प्रभिलाषा का करा मात्र भी शेष है, वहां 
निरभिलाषता का लक्षण घटा नहीं कहां जा सकता । 


इन चारों में से प्रथम तो बिल्कुल भूठी है, क्योंकि वह तो शान्ति का भ्रम रूप है, जैसा 
कि दर्शाया जा चुका है। दूसरी भी भूूठी है। क्योंकि यद्यपि निरभिलाषता का लक्षण यहां घटित होता 
है, परन्तु साम्यता, हृष्टि की व्यापकता, निःस्वार्थेता, व बस यही की ध्वनि वाले लक्षण यहां घटित 
नहीं होते । तीसरी शान्ति भी यद्यपि बहुत निर्मल है, परन्तु भूठी है। क्‍योंकि सर्वे लक्षण घटित होते 
हुये भी “बस यही” का लक्षण यहाँ घटित नहीं होता । चौथी शान्ति से श्रनभिज्ञ व्यक्ति, यदि बहुत 
ऊंचे भी बढ़ेगा, तो इस तीसरी शान्ति पर भ्राकर श्रटक जायेगा, और इसी को सच्ची मान कर, इसके 
प्रति अपने पुरुषार्थ की सार्थकता समभने लगेगा चौथी शान्ति का, वह न प्रयत्न करेगा, श्रोर न उसे 
मिलेगी । बस तेरे मार्ग में यह बाधा न उत्पन्न होने पावे, इसलिये सावधान कराया जा रहा है-पहले ही 
पग में । तीसरी शान्ति में यद्यपि स्थुलतः कोई श्रभिलाषा देखने में नहीं भ्रा रही है, परन्त्‌ “बस यही” के 


लक्षण का भ्रभाव, उसमें सूक्ष्म रूप से छिपी, अपनी शान्ति के भ्तिरिक्त, किसी भ्रन्य इच्छा को 
दर्शा रहा है । 


बस जिस उपाय से यह चौथी शान्ति प्रगट हो सके, उसे ही धर्म समझे, क्योंकि वही मेरा 
अ्रभिप्रेत व लक्ष्य है। वही मेरी भ्रन्तरध्वनि की मांग है, जिसकी परीक्षा 'बस यही' वाले लक्षण से 
की जा सकती है। “बस यही? के बिना मांग की पूर्ति नहीं कही जा सकती, भौर इसी कारश तीसरी 
शान्ति इस मांग्र को पूरा करने में श्रसमर्थ है। 


४ 


-: धर्म का स्वरूप :- 


दिनांक ४ जुलाई १६५६ 
प्रवचन नं० ६ 
१--सच्चा धमम सुनने की प्रेरणा, २-धम के अनेकों झूठे व सच्चे लक्षण तथा उनका समन्वय 


१ ज्च्चा पम सुनने अहो ! शान्त मति बीतराग जनों की निःस्वार्थता, कि इतने बड़े उद्यम से, बड़े से बड़े 

को प्रेरणा कष्ट सह कर, अपने जीवनों की प्रयोगशालाझों में अनुभव प्राप्त करके, महान बस्तु 
शान्ति आज बाँट रहे हैं-वह, निःशुल्क, मुफ्त । जो चाहे वे लो मनुष्यों को ही दे, यह बात नहीं, 
तियेंञज्चों को भी । राजा हो चाहे रंक, सत्ताधारी हो चाहे फकीर, स्त्री हो कि पुरुष, बाल हो कि वृद्ध, 
पतित समझे जाने वाले वह व्यक्ति हों जिनको कि भ्राज शुद्र कहा जा रहा है या हो कोई तिलकधारी 
ब्राह्मण, सब उनकी दृष्टि में एक हैं। सबको अधिकार है- उसे लेने का । उदारता-महान उदारता । परन्तु 
खेद है कि फिर भी में हाथ खेंच लू उससे- कुछ बेकार की वस्तु समझ कर ? ऐसा न कर प्रभु! हाथ 
बढ़ा । तू भी इन गुरूओं के प्रसाद से वंचित न रह । तेरे ही हित की बात है । बहुत स्वाद लगेगी तुझे। 
विश्वास कर, कि एक बार चखने के पदचात, पूरी की पूरी खाकर पेट भरे बिना छोड़ेगा नहीं। तू कृत 
कृत्य हो जायेगा । भव भव की इच्छा तुमे छोड़ कर भाग जायेंगी । भश्रौर निरभिलाष स्वयं तू बन जायेगा- 


द्‌ः ६ 


पूर्ण शान्त व सन्तुष्ट, पूर्ण प्रभु। एक बार थोड़ी सी अ्रवश्य चख ले, मेरे कहने से चख ले । बहुत स्वाद है 


यह । मैंने स्वयं इसे चखा है, विश्वास कर | और फिर तुभसे कुछ ले तो नहीं रहे हैं । | कुछ न कुछ दे 
ही रहे हैं। ग्रच्छा न लगेगा तो छोड़ देना । पर एक बार लेकर देख तो सही । 


धर्म बेकार की वस्तु नहीं, बल्कि वह महान वस्तु है, जो मुझे मेरा सबसे बड़ा भ्रभीष्ट-वह 
जिसके लिए कि में, न मालुम कब से, भ्रसफल पुरुषार्थ करता आ रहा हूं। भ्रथांत शान्ति प्रदान करता है । 
इच्छाओं को परास्त करता है। वंसे तो पूर्व में कहे श्रनुसार भ्राज कौन व्यक्ति है, जो धर्म के सम्बन्ध में 
कुछ न कुछ अपनी टाँग न भ्रड़ाता हो । श्रपनी रुचि व कल्पनाओं के श्राधार पर कुछ न कुछ मनघड़न्त व 
कपोल कल्पित धर्म का स्वरूप न बता रहा हो- बिना इस बात का निश्चय किये, कि में क्या कहे जा रहा 
हुँ। परन्तु यहां जो बात इसके सन्बन्ध में बताई जायेगी, वह कपोल कल्पित न होगी। वह, वह होगी- 
जिसका कि आविष्कार योगीजनों ने किया है-प्रनुभव के द्वारा-स्वयं अपने जीवन में उतार कर। बह 
बात वह है, जिसकी एक धीमी सी रेखा का, भ्राज इस निद्ृष्ट युग में भी, में स्वयं साक्षात्कार कर रहा हूं। 


४ धर्म का स्वरूप २१ २ धर्म के श्रनेकों सच्चे व भूठे लक्षण व समन्वय 


वह बात वह है, जिसका भ्राधार कत्पना नहीं, युक्ति है, कल्याण है, जिसका मूल शान्ति है, जिसकी 
कसौटी शान्ति है, जिसकी परीक्षा का आधार प्रनुभव है, साप्रदायिकता या पक्षपात नहीं । 


माना कि श्राज लोक के कौने कौने से धर्म का बाना पहन कर, बरसाती मेंडकों की 
भान्ति, निकल पड़ने वाले, वक्‍ताश्रों की, अनेकों परस्पर विरोधी बातें, सुन सुन कर, एक भुभलाहट सी 
उत्पन्न हो चुकी है-तैरे भ्रन्दर । एक अविश्वास सा उत्पन्न हो चुका है- तेरे अ्रन्दर-धमं के प्रति । परन्तु 
एक बार भौर सही । यह बात झवश्य सुन । सब कु भलाहट, सब अ्रविश्वास दूर हो जायेग। । समर में न 
आ्राये, ऐसी भी बात नहीं है। बड़ी सरल बात है । तेरे अपने जीवन पर से ग्रुजरो हुई | तेरी झाप बीती । 
क्यों समभ में न आयेगी । डर मत ! इधर भ्रा एक बार, केवल एक बार । 


२ धम के भनेकों धर्म के श्रनेकों लक्षण सुनने में झा रहे हैं, पर किसी न किसी प्रकार प्रत्येक में कुछ न 
सच्चे व झूठे कुछ स्वार्थ छिपा पड़ा है-उन वक्ताश्रों का। अ्रतः परीक्षा करके तू स्वयं पहिचान सकता 
लक्षण व है-उनकी असत्यार्थता । कोई, जिसे रोटी खाने को नहीं मिलती, कहता है कि भ्रूखों को 
समन्वय भोजन बांटना धर्म है। कोई, जिसे ख्याति की भावना है, कह रहा है कि ब्राह्मणों की 

सेवा करना धर्म है। कोई, जिसे पैसे की भूख लगी है, कह रहा है कि दिवाली पर जुआ खेलना धर्म है। 
कोई, जिसे माँस की चाट पड़ी है, कह रहा है कि देवता पर बकरे की वली चढ़ाना धर्म है। कोई, जिसे 
स्वयं धनिकजनों से द्व ष है, कह रहा है कि इनका धन छीन लिया जाना धर्म है। कोई, जिसे भोगों 
की अभिलाषा है, कह रहा है कि धर्म कर्म कुछ नहीं, खाग्मो, पीओ, मौज उड़ाओ्रो, यही धर्म है। कोई, 
जो उपाय हीन है, कह रहा है कि भगवान को भोग लगाना धर्म है। कोई, जिसमें द्वष की प्ररिन भ्रधिक 
है, कह रहा है कि श्ञास्त्रार्थ करना धर्म है। कोई, जिसे धन की हाय लगी है, कहता है कि भगवान को 
रिश्वत देना, भ्र्थात बोलत कब्बूलत करना घ॒र्मं है। यहां तक कि सन ४७ के हत्याकाण्ड में हिन्दुश्ों के 
द्वारा मुसलमानों का और मुसलमानों के द्वारा हिन्दुओं का क्ररता से रक्त बहाया जाना भी धर्म था। 
चोरों तक का कोई न कोई धर्म है। फलितार्थ-जितने मुह उतनी बातें। जितनी जाति की रुचि, उतनी 
जाति के धरम । इस जाति के लक्षणों की गसत्यार्थंता तो स्पष्ट ही है, कुछ कहने की आ्रावश्यकता नहीं । 
वर्योकि इसमें तो स्वार्थ का ही नग्न नृत्य दिखाई दे रहा है। इन सब लक्षणों में है प्रथम कोटि की 
शान्ति की अभिलाषा । 


इनके भ्रतिरिक्त भी धर्म के श्रनेकों लक्षण हैं। जो ज्ञानी जनों ने भिन्न-भिन्न प्रभिप्रायों 
को दृष्टि में रखते हुये किये हैं। उदाहरण के रूप में, दया धर्म का मूल है; अहिसा परम धर्म है; 
निःस्वार्थ सेवा धर्म है; परोपकार धर्म है; दान या त्याग धर्म है, श्रद्धा ज्ञान व चरित्र धर्म है; तथा अन्य 
श्रनेकों । इन सब तथा श्रन्य अनेकों लक्षणों पर विशेष हृष्टि डालने से, बहुत से लक्षण, कुछ एकार्थ 
वाचक से दिखाई देते हैं। जेसे दया, श्रहिसा, सेवा व परोपकार एकार्थ वाचक से हैं ? इन सब लक्षणों 
को यदि संकुचित करके देखे तो मुख्यतः: तीन रूप में देख पाते हैं दया (अहिसा), दान, दमन (त्याग), 
यह तीनों भी गर्भित किये जा सकते हैं एक चारित्र में, श्र्थात जीवन चर्या में। और इस प्रकार श्रद्धा, 
ज्ञान, चारित्र वाला लक्षरणा कुछ व्यापक सा दिखाई देने लगता है । इन सब ही लक्षणों का विशेष विस्तार 
तो झागे भागे के प्रकरणों में श्रायेगा । यहां तो केवल इनकी सत्यार्थता व असत्यार्थता का विचार 
करना है। * 


४ धर्म का स्वरूप क्‍ २२ २ धर्म के अनेकों रुच्चे व भूठे लक्षण व समन्वय 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है, धर्म का फल चौथी कोटि की शान्ति होना चाहिये । 
यही कसौटी है; धर्म के किसी भी लक्षण की सत्यार्थता व असत्यार्थता का निर्णय करने की। प्रतः 
उपरोक्त तथा अन्य भी, जिन क्रियाओं के करने से, मुझे आशिक रूप से भी, “बस यही” वाली शान्ति 
का, कुछ वेदन श्रन्तर में होता हुआ प्रतीत होता हो, वह बह सब क्रियायें सत्यार्थ धर्म कहला सकती हैं । 
उसके प्रभाव में सब वही क्रियायें असत्यार्थ हैं। क्योंकि यह सभी क्रियायें दो ढंग की होती हैं। एक 
उस शान्ति के साथ साथ चलने वाली, और एक उस शान्‍्ति से निर्षेक्ष, किसी भावुकता या साम्प्रदायिकता 
बश चलने वाली । इसीलिये तुझे ग्रभी से इन दोनों सम्बन्धी विवेक जाग्रत करके, श्रपने को सावधान 
कर लेना चाहिये । ताकि आगे भागे के कथन क्रम में श्राने वाली, अथवा लोक में यत्र तत्र दीखने वाली, 
उन्हीं, या उस ही जाति की, किन्हीं क्रियाओं में तुफे धर्म सम्बन्धी भ्रम न हो जाये। और तेरा पुरुषार्थ 
फिर निस्फलता की दिशा में प्रवाहित न होने लग जाये । 


इतने ही नहीं, कुछ भौर भी लक्षण ज्ञानी जनों ने किये हैं, जो बहुत श्रविक ग्राकर्षक 
प्रतीत होते हैं । उन में से दो भ्रुख्य हैं । 


(१) “वस्तु का स्वभाव धर्म कहलाता है।' 


(२) 'जो जीव को संसार के दुःख से उठा कर उत्तम सुख में घर दे सो धर्म है। यह 
दोनों ही लक्षण बहुत भ्रधिक स्पष्ट हें। क्योंकि दोनों शान्ति की शोर संकेत कर रहे हैं। पहले लक्षण 
को यद्यपि जीव के भ्रतिरिक्त भ्रन्य पदार्थों पर भी लागू किया जा सकता है, जैसे कि जल का स्वभाव 
शीतल होने से शीतलता जल का धर्म है, और झगिनि का स्वभाव उचद्णता होने से उष्णता भ्रग्नि का 
धर्म है, इत्यादि । परन्तु यहाँ जीव के धर्म का प्रकरण है। प्नत: लक्षण में कहे गये “वस्तु' शब्द का भ्र्थ 
प्रकरण वश यहाँ जीव ग्रहरा करना चाहिये । जीव का स्वभाव चिदानन्द भ्रर्थात ज्ञान व शान्ति होने से, 
शान्ति पना जीव का धर्म है। दूसरा लक्षण स्पष्टत: ही उत्तम सुख श्रर्थात शान्ति प्राप्ति के उपाय 
को धर्म बता रहा है। श्रल्पज्ञों के लिए धर्म के यह दो लक्षण बहुत अ्रधिक स्पष्ट और 
आकर्षक हैं । 


ऊपर बताये गये दयादि से इस सुख पर्यन्त के श्रनेकों लक्षणों को सुन कर, उलभने की 
आवश्यकता नहीं । इन में से कौन से लक्षण को सत्य मानू , इस संशय को अ्रवकाश नहीं । क्योंकि जैसा 
कि दयादि लक्षणों की सत्यार्थता व असत्यार्थंता बताते हुये समझा दिया गया है, यदि वे दयादि लक्षण 
प्रन्तरंग शान्ति सापेक्ष हैं, तो ये सर्व ही इस एक शान्ति वाले जीव स्वभाव में गर्भित हो जाते हैं । 
किस प्रकार सो देखिये-- 


श्रद्धा ज्ञान व आचरण का अर्थ है-शान्ति के प्रति अत्यन्त रुचि-प्रतीति व बहुमान, 
शान्ति के सच्चे स्वरूप का भान, तथा जीवन में कुछ इस प्रकार के कार्य करना, कि श्रांशिक रूप से 
झ्रापको शान्ति का वेदन होता रहे । अहिसा या इसमें गर्भित होने वाले अन्य दयादि लक्षणों का पर्थ 
है, भ्रपनी शान्ति के वेदन से प्रगटे, उसके बहुमान वश, दूसरे जीवों को भी शान्त देखने की इच्छा । 
फल स्वरूप, उनको स्वयं दुखी करने या पीड़ा देने से दूर रहना, अथवा किसी दूसरे से पीड़ित हुआ देख 


४ धर्म का स्वरूप २३ २ धर्म के भनेकों सच्चे व भूठे लक्षण व समन्वय 


कर, उनके कंष्ट को जिस किस प्रकार भी दूर करके उन्हें पुनः शान्ति प्रदान करना। तथा त्याग या 
दमन का प्रर्थ है-प्रत्येक उन वस्तुओं तथा कार्यो का त्याग करता, जिसके द्वारा विकल्पोत्पादक, अशान्ति 
व व्याकुलता की जननी, अ्रभिलाषा में वृद्धि होने की सम्भावना हो। अ्रतः वे सर्व ही लक्षण एक शान्ति 
की सिद्धि के लिये हैं। प्रन्तर केवल इतना ही है कि पहले दयादि लक्षण चारित्र या पुरुषार्थ को भाश्य 
करके लिखे गये हैं, स्वभाव लक्षण श्रद्धा व ज्ञान को भ्राश्रय करके लिखा गया है, तथा सुख में धरने वाला 
लक्षण उपरोक्त क्रियाश्रों के फल को दृष्टि में रख कर किया गया है। 


इस प्रकार धर्म की ग्रावश्यकता तथा सत्यार्थ शान्ति व धर्म की पहिचान जान लेने के 
परचात श्रब उस धर्म की सीद्धि के उपाय या क्रम की बात चलती है । सो कल से प्रारम्भ होगी । 





है 


---: धर्म का प्रारम्भिक क्रम :--- 


दिनांक ६ जुलाई १६५६ 


प्रवचन न० ७ 
१--श्रन्तरध्वनि व संस्कार मित्र व शत्रु के रूप में 


१ श्रन्तरध्वनि व ग्रनादि काल से झाज तक के इतने लम्बे जीवन में पहिला श्रवसर है, जब कि में धर्म 
संस्कार मित्र व प्रारम्भ करने चला हैँ । नव जात शिशु चलना प्रारम्भ करने का प्रयास करता है। आज 
शत्र्‌ के रूप में अत्यन्त सौभाग्य का दिन है। प्रभु की शरण में आना ही शुभ चिन्ह है। इससे उत्तम 

शुभ मुहर्ते और कौन सा हो सकता है ? मुझे झ्राशीर्वाद दीजिये गुरुवर । वह क्‍या आधार है, जिस को 
पकड़ कर मुझे भ्पने डिगमगाते हुये पग इस धर्म मार्ग पर रखने होंगे ? बच्चे को गडीलना दिया जाता 
है । मुझे किस का सहारा लेना होगा गुरुवर ! क्या आपका सहारा पर्याप्त है ? नहीं, मेरा सहारा तुभे 
ग्रधिक लाभ नहीं पहुंचा सकता । मेरा सहारा तो केवल इतना ही है, कि में किन्हीं दिशा विशेष की 
श्रोर संकेत करके भ्रागे आने वाली ठोकरों से तुके सावधाव कर दू । पर चलना तो तुमे होगा-अपना 
सहारा लेकर | अर्थात अन्तरध्वनि का सहारा लेकर | में तो केवल उस अन्‍्तरध्वनि को पढ़ने का उपाय 
तुझे दर्शा सकता हूँ, पर उसे तेरे अन्दर उत्पन्न नहीं कर सकता। ग्रतः उस अ्रन्तरध्वनि की मेरे 
कहे अनुसार पहिचान कर। वही तेरे मार्ग का सब से बड़ा साथी होग।। पद पद पर वही तेरी 
रक्षा करेगा । 


देख ! क्या कोई भी बुरा काम करके तेरा अन्तध्करण स्वयं तुके धिक्‍्कारता हुभ्रा 
प्रतीत नहीं होता ? तो सुन। कौन शक्ति है, जो उस बालक को, अपने साथी की पुस्तक चुराते हुए, 
कम्पा देती है ? किसकी प्रेरणा से वह इधर उधर ताकने लगता है ? पुस्तक उठाता और सीधा चल 
देता घर । वहाँ कौन था, उसे रोकने वाला ? किसी व्यक्ति की चुगली कर देने के पश्चात तू क्यों उस 
व्यक्ति से आंख नहीं मिला सकता ? कौन शक्ति है, जो तुके उस व्यक्ति से आ्रांख चुराने के लिये मजबूर 
करती है ? नदी में डूबते हुए किसी भ्रपरिचित बालक को नदी से निकाल कर, तू क्‍यों पुलकित सा हो 
जाता है ? उसको साथ लेकर उसके घर तक जाते हुए, क्‍यों तुझे कुछ गबे सा प्रतीत होता है ? भूखा 
होते हुए भी, किसी दूसरे के हाथ से रोटी क्‍यों नहीं उठा लेता है तू ? कौन है वह शक्ति जिसकी प्रेरणा 
से तू शुभ कार्यो को करते हुए हर्षित होता है, श्नौर भ्रशुभ कार्यो. को करते हुए डरता है? वाहर में तो 
कोई भी तुझे रोकता नहीं, या करने के लिये कहता नहीं । 


बस इसी तेरे भ्रन्तष्क रण की शक्ति विशेष को, यहां अन्तरध्वनि शब्द का वाच्य बनाया 
जा रहा है। सर्व जीवों की यह कोई स्वाभाविक ध्वनि है, जो भ्रन्तर में छिपी, स्वत: एवं, बिना पूछे, 


५ धर्म का प्रारम्भिक क्रम २५ १ अन्तरध्वनि व संस्कार मित्र व श्षत्र के रूप में 


प्रगुभ कार्य करने का निषेध, व शुभ कार्य करने की प्रेरणा देतो रहतो है। इसके सम्बन्ध मं भ्रधि 
कहने भ प्रावश्यकता नहीं, क्योंकि यह सर्वे परिचित है। इतनी बात हब है, किन्‍्हों वर, 
३ कार्य विश्षेषों के लिये यह बड़ी ज़ोर से पुकारा करती है, और किन्हीं व्यक्तियों में, किन्‍्हों कार्य 
: विज्वेषों के लिए इसकी श्रावाज़ बहुत धीमी होती है। सम्भवत: इतनी धीमी कि बह स्वयं भी उसे सुनने 
न पाये। आज का एक डाकू, चोरी करने का निषेध करती हुई, उस अ्रन्तरध्वनि को सुन नहीं पाता 
परन्तु बही उस काम को करने के प्रारम्भिक दिवस में, बहुत ज़ोर से सुन रहा था उसे । इतने पर से यह 
नहीं कहा जा सकता, कि आज उसकी प्रन्तरध्वनि सर्वथा मर चुकी है, अचेत हो गई है, यह भले कहो । 
क्योंकि आ्राज भी अपने सहायक डाकुओं की सम्पत्ति पर हाथ डालने का साहस उसे नहीं है ? आज के 
भ्रुग का एक विशेष आविष्कार, उसके हृदय में दबी हुई उस ग्रन्तरध्वनि की उस तेज हीन करिका के 
श्रस्तित्व को दर्शा रहा है ? भारत में न सही पर इजड्भलेंड की न्याय शालाश्रों में यह यंत्र काम में श्रा 
रहा है । कितना भी बड़े से बड़ा व सिद्धहस्त दोषी भी, इस यन्त्र पर हाथ रख कर, अपने को निर्दोष 
सिद्ध करने का प्रयत्न करे, तो इस यंत्र को धोखा नहीं दे सकता । उसकी काँपती हुई सूई यह बता ही 
देती है, कि अब तक भी इसके हृदय में भ्रपने दोष के प्रति कुछ कम्पन पड़ा हुआ है, जो इसको बर।बर 
धिक्‍कार रहा है । यह भले उसको सुनने न पावे, पर इस यंत्र को वह स्पष्ट सुनाई दे रही है। 


इस वक्तव्य व दृष्टान्त में से एक बहुत बड़ा सिद्धान्त निकल रहा है। प्रत्येक प्राणी के 
ग्रन्तष्करण में एक स्वाभाविक अन्तरध्वनि प्रति क्षण उठती रहती है। यह ध्वनि सदा उसे दोषों से 
हटने का उपदेश देती है । दोष हो जाने पर उसे घिक्‍्कारतो है। कुछ भले कार्य करने के लिए उसे 
उत्साहित करती है, श्रौर ऐसा कोई कार्य हो जाने पर उसकी प्रशंसा करती है, कमर थपथपाती है। 
किसी भी कार्य के प्रारम्भ में इसकी श्रावाज़् ऊची होती है। पर ज्यों ज्यों उस कार्य विशेष में प्रभ्यास 
बढ़ता जाता है, त्यों त्यों बह श्रावाज़ धीमी पड़ती जाती है, भ्रौर एक दिन कुछ अ्रचेत सी होकर पड़ रहती 
है । आवाज़ के दबने का कारण है-उसकी भ्रवहेलना । पुनः पुन: सचेत करती हुई, उस प्रावाज को सुनते 
हुए भी, जब मैं उसकी परवाह किये बिना, कुछ भ्रपनी मन मानी ही करता हूँ, तो एक प्रकार से उसकी 
भ्रवहेलना ही करता हूँ, उसका भ्रपमान करता हूँ, उसको ठुकरा देता हूं, श्रौर यदि में बराबर ही उसका 
अ्रपमान करता चला जाऊ', तो कहाँ तक और कब तक दे सकेगी वह मेरा साथ ? शभ्राखिर धीमी पड़ते २ 
प्रचेत हो जायेगी । इतना सौभाग्य श्रवश्य है कि वह भ्रमर है ? अवसर पाने पर पुनः सचेत होकर मुझे 
भंफोड़ डालती है, भौर में सावधान होकर भ्रपने पहले कृत्य पर पश्चाताप करने लगता हूं। इस भ्रन्तर- 
ध्वनि को श्रंग्रे जी में 'कान्शस' कहते हैं । यह सदा प्राणी को हित की श्रोर ले जाने तथा अहित से हटाने 


का ही प्रयत्न किया करती है । 


इसके अतिरिक्त एक दूसरी शक्ति भी है, जिसे में संस्कार शब्द से पुकारता हैं। यह उस 
उपरोक्त अन्तरध्वनि का शत्र है। इसकी श्रावाज़ सदा उसके विरोध में उठा करती है? वह जिधर ले 
जाना चाहे, यह संस्कार उससे विपरीत दिशा में ही खेंचने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक प्राणी के यह 
संस्कार, उसके द्वारा ही, स्वयं श्रागे पीछे बनाये जाते हैं। जिस प्रकार बचपन से धीरे धीरे चोरी का 
अ्रभ्यास करते हुए, झ्राज वह डाकू बन गया है। जिस चोरी को करते हुए.“पहले बह डरता था, वही 
श्राज उसके लिये खेल है। कम्पन के साथ प्रारम्भ किया जाने वाला वह ईस्ट ' श्राज उसकी झादत बन 
चुका है। एक संस्कार बन चुका है | भंग्र जी में इसी का नाम वराषधाल ' * है.) क्योंकि इसका 

कह 





्ज्क 


५ 
। 3 
का श्र मील ब्रा 


५ धर्म का प्रारम्भिक क्रम २६ १ अन्तरध्वनि व संस्कार मित्र व शत्र्‌ के रूप में 


प्रारम्भ अ्न्तरध्वनि की झ्रवहेलना पूर्वक होता है, इसलिये यह उसका शत्र्‌ बन कर ही रहता है । उसकी 
झवहेलना करने के लिये मुझे उकसाता रहता है। इसकी शक्ति यहां तक बढ़ जाती है, कि फिर में अ्रन्तर- 
ध्वनि को सुनना भी पसन्द नहीं करता । 


यह दो शक्तियाँ प्रत्येक प्राणी में पाई जा रही हैं। इनमें से एक शान्ति पथ प्रदर्शक है, 
ग्लौर एक इच्छा व चिन्ता पथ प्रदर्शक । एक स्वाभाविक है और दूसरी क्ृत्रिम। एक भ्रमर है और एक 
विनाशीक । क्योंकि प्राणियों के यह संस्कार तो बदलते हुये देखे जाते हैं, पर श्रन्तरध्वनि नहीं । बस यही 
वह सहायक साथी है, जो सदा तेरा साथ देगा, इसका श्राश्रय लेकर चलना । आज तक संस्कार का साथ 
लेता, और श्रन्तरध्वनि की भ्रवहेलना करता चला आया है ? इसी कारण दुःखी व अशान्‍्त बना हुआा है । 
श्रब ग्रौषधि बदल देनी होगी। क्रम को उल्ट। कर देना होगा। अन्तरध्वनि का प्राश्नय लेकर, व संस्कार- 
की प्रवहेलना करके चलना होगा, इसके विरुद्ध सत्याग्रह करना होगा । जो यह कहे उसे स्वीकार न करना 
होगा, चाहे कितने भी कष्ट क्‍यों न उठाने पड़े । भर इस प्रकार अवहेलना को सहन करने में अ्रसमथ्थे, 
यह संस्कार तेरा देश छोड़ कर सदा के लिये विदा ले जायेंगे । रह जायेगी वह अमर भ्रन्तरध्वनि अकेली, 
जिसके साथ शान्ति पथ पर ही चलता रहेगा-तू । विचलित न होने पायेगा । 


परन्तु उस अन्‍न्तरध्वनि को सुन कर उसका ठीक ठोक भश्रर्थ लगाना प्रत्येक का काम नहीं । 
उसके लिये कुछ विवेक चाहिये, जिसके बिना कि भ्रन्तरध्वनि व संस्कार इन दोनों की आवाज़ों व प्रेरणाश्रों 
में ठीक ठीक मेद नहीं हो पाता । कभी कभी उनका ञ्रर्थ ठीक भी लगा लेता है भर कभी कभी गलती भी 
खा जाता है। श्रर्थात अ्रन्तरध्वनि की श्रावाज्ञ को मान बंठता है संस्कार की, और संस्कार की 
आवाज़ को मान बंठता है अन्तरध्वनि की । कभी कभी ठीक ठीक जान जाने 
पर भी संस्कार के प्राबल्य के कारण श्रन्तरध्वनि का श्रर्थ जबरदस्ती धुमा डालता है। और 
इस प्रकार सर्वंदा हित से वंचित रहा है।इस विवेक को उत्पन्न करने के लिये, कुछ विशेष सामग्री 
चाहिये । वह ही बड़े विस्तार के साथ भ्रगले प्रकरणों में चलेगी। ज़रा धीरज धर कर ध्यान पूर्वक 
सुनना । सम्भवत: कई महीने तक बराबर सुनना पड़े । ऊब कर बीच में न छोड़ देना । नहीं तो इधर के 
रहोगे न उधर के । 





के 


पा श्रद्धा 
६ 
-+ लक्ष्य बिन्दु :- 


दिनांक ७ जुलाई १६५६ 


प्रवचन नं० ८ 


* ३--माये की त्रयात्मकता, २--लक्षय बिन्दु की महत्ता व सार्थकता 


१ मार्म की स्वतंत्र रीति से शान्ति की खोज करने की बात है। सहायता लेनी है भ्रन्तरध्वनि की । 
श्रवात्मकता. बचना है-संस्कार से । इन दोनों विरोधी बातों में, विवेक उत्पन्न करने के लिये, कुछ 
विशेष बातें चलनी हैं-प्रब । भ्र्थात मुल विषय शान्ति पथ या धर्म का स्वरूप । 


किसी भी कार्य में प्रवृति करने के क्रम का यदि विष्लेषण करने बेठते है, तो उसे 
त्रयात्मक पाते हैं । श्रर्थात तीन मुख्य बातों का एक पिंड रूप ही वह प्रचृति होती है। बे तीन भश्ा हैं 
श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र | देखिये डाक्टरी के कार्य में प्रवृति का विश्लेषण करके । 'मुझे डाक्टर बनना है, 
ऐसा लक्ष्य बिन्दु, श्र्थात “मेरे लिये यही हितकर है और कुछ नहीं”, ऐसी हढ़ श्रद्धा व रुचि, रोग 
निदान-रोग का कारण-तथा रोग की झऔषधि सम्बन्धी ज्ञान, तथा दुकान पर बेठ कर रोगियों पर उस 
ज्ञान का प्रयोग रूप चारित्र । यही तो है डाक्टर की प्रवृति । यदि एक अंग की भी कमी हो, तो विचारिये 
कि क्‍या उसका डाक्टरी कर सकना सम्भव है ? लक्ष्य बिन्दु यदि फोटोग्राफर बनने का हो, य। फोटोग्राफरी 
को ही श्रपने लिये हितकर समभता हो, और उसी की रुचि रखता हो, तो क्या सम्भव है कि वह डाक्टरी 
करे ? भले ही डाक्टरी का ज्ञान भी क्‍यों न हो ? और यदि लक्ष्य में तो डाक्टरी करना हो, तथा उसको 
हिलतकर मान कर उसमें रुचि रखता हो, पर तत्सम्बन्धी ज्ञान न हो, तो क्‍या चित्त मसोस कर ही न रह 
जायेगा ? और यदि लक्ष्य व रुचि भी हो ,प्रौर डाक्टरी का ज्ञान भी हो, पर दुकान पर बेठे नहीं, या 
बेठ कर रोगियों को देखे नहीं, और पढ़ा करे नाविल, तो क्या डाक्टरी कर सकेगा ? इसी प्रकार जौहरी 


की, बज़ाज़ की या किसी और की प्रवृति का भी विश्लेषण करके यही फलितार्थ निकलेगा | प्रत्येक प्रवृति 
त्रयात्मक ही होगी । 


२ लक्षय बिन्दु को बस इसी प्रकार शान्ति पथ पर चलने की प्रवृति भी त्रयात्मक डी है। शान्ति का लक्ष्य 
महता ब बिल्दु, श्र्थात इस ही को हितकर मान कर, श्रन्तरंग से इसकी रुचि व श्रद्धा, शान्ति 
साथंकता सम्बन्धी ज्ञान, तथा उन क्रिया विद्येषों में प्रवृति, जिनके करने पर कि उस शान्तिका 

अ्रनुभव हो, ऐसा चारित्र। इन श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र के सच्चे भूठेपने की परीक्षा लक्ष्य बिंदु से होती 

है । डाक्टरी का लक्ष्य बिदु रखने वाले के लिये शाति पथ सम्बन्धी श्रद्धा भूठी है। उस लक्ष्य बिंदु की 
पूति के लिये शान्ति या शान्ति पथ सम्बन्धी ज्ञान या चांरित्र कूठा है। और इसी प्रकार शान्ति का लक्ष्य 
रखने वाले के लिगे डाक्टरी सम्बन्धी श्रद्धा, ज्ञान व चारित्र भूठा है। लक्ष्य बिंदु के अनुकूल ही यह 


६ लक्ष्य बिन्दु र्‌८ २ लक्ष्य बिन्दु की महत्ता व सार्थकता 


त्रयात्मकता कार्यकारी है ? इस लिये शाति पथ की जिज्ञासा रखने वाले श्रो भव्य ! तनिक श्रपने श्रन्दर 
में उतर कर इस जिज्ञासा व रुचि की परीक्षा तो कर । कहीं ऐसा न हो कि लक्ष्य बिंदु तो पड़ा रहे, धन 
कमाने या भोग भोगने का, भर सीखने या सुनने लगे, शाति पथ सम्बन्धी बातें। यदि ऐसा है, तब तो 
सुना सुनाया बेकार हो जायेगा । क्योंकि जो बात बताई जायेगी, उससे तेरे लक्ष्य बिंदु की सिद्धि न हो 
सकेगी । यह मार्ग जो कि बताया जाने वाला है, धन कमाने का नहीं। इससे कदाचित धन हानि 
तो होना सम्भव है, पर धन लाभ नहीं । झ्रतः देखले । दिल कड़ा करना होगा । और उसके लिये बदलना 


होगा-अपना लक्ष्य बिंदु । 


बिना लक्ष्य बिंदु बनाये चला किस ओर को, और चला जायेगा किस भोर-यह कौन 
जाने ? लक्ष्य रहित व्यक्ति बनों में भटकने के श्रतिरिक्त और करेगा ही क्या ? यद्यपि पहले भी बता दिया 
गया है, परन्तु एक विस्तृत विषय चालू करने से पहले उसको-पुनः: याद दिला देना झावश्यक है, कि वह 
विस्तृत कथन केवल बस लक्ष्य बिंदु को ग्राधार बना कर चलेगा । पद पद पर, वाक्य वाक्य में उस ही की 
्रोर संकेत कराया जायेगा । एक क्षण को भी उसे भूलना न होगा, क्योंकि उसे भूल जाने पर कथन का 
रहस्य समझ में न भ्रा सकेगा । वह सब विस्तार कुछ मनघड़न्त सा, कुछ साम्प्रदायिक सा दिखाई देने 
लगेगा । वह लक्ष्य बिंदु है 'शाति ।” वह ज्ञाति जिसके प्रगट हो जाने पर अन्तर से उठने वाली “शभ्रौर 
चाहिये” की ध्वनि बदल जायेगी “भर बस यही चाहिये।” इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तीन लोक की 
सम्पत्ति हीरे मोती भ्रादि, सब थूक देने योग्य हैं, ठुकरा दिये जाने योग्य हैं-इसके सामने,” इस रूप में । 
यह लक्ष्य बिंदु हृढ़तय: हृदयंगम कर लेना योग्य हैं। यह तुझे शक्ति प्रदान करेगा। उस विस्तृत कथन 
को समभने को, तथा उससे कुछ हित उत्पन्त करने की । इस लक्ष्य बिंदु का बड़ा महत्व है-प्रत्येक कार्य 
में । क्योंकि किसी भी दिशा में जाने की, या कोई भी कार्य करने की, उस कार्य में सफलता व भ्रसफलता 
का निर्णाय करने की, कार्य क्रम की सत्यार्थता व असत्यार्थता बताने की, शक्ति इसी से मिला करती है। 
उत्तर दिशा में चलता चलता दूर निकल जाने वाला कोई व्यक्ति, यदि उस दिशा में चलना बन्द करके, 
दक्षिण की श्रोर मुख करके खड़ा हो जाये-उस ओर चलने का लक्ष्य रख कर, तो क्या उसे दक्षिण देश 
के निकट हुआ न कहेंगे ? भले भ्रभी वहीं खड़ा हो, एक पग भी भागे रखे बिना। इसी प्रकार शार्ति के 
उपाय को जीवन में घटित किये बिना भी, भश्रशाति की ओर जाने वाले ओ चेतन ! यदि केवल भ्रशाति 
के अभिप्राय के कार्यो को छोड़ कर, शांति के प्रभिप्राय मात्र को धारण करके, तृ शान्ति का लक्ष्य बिन्दू 
बना ले, तो श्रवश्य श्रपने को शान्ति के निकट ही समझ । परन्तु सच्छा लक्ष्य बिंदु उसे कहते हैं, जो 
प्रन्तरंग से रुचि पूर्वक उस दिशा में ही चलने के लिये व्यक्ति को उकसाये और पअनन्‍्य दिशा में चलने से 
रोके । ग्रतः यहां लक्ष्य बिदु का तात्पयें केवल शाब्दिक शान्ति या मोक्ष की अभिलाषा से नहीं । 


ऐसी श्रभिलाषा या मोक्ष के प्रति का भूठा लक्ष्य बिदु तो आज भी बना हुभझा है-सबको । 
सब ही तो कहते हैं कि प्रभु ! किसी प्रकार मुझे शान्ति प्रदान करें । आज के इस लक्ष्य बिंदु की श्रसत्याथंता 
का पता चलता है-इस हृष्टान्त से । 


एक सेठ जी थे। भगवान के बड़े भक्त । प्रभ्नु के सामने भ्रपने उदगार प्रगट करते, स्तुति 
करते, तथा अपने दोषों के लिये रोते हुए, कई २ घण्टे मन्दिर में व्यतीत करते । यही थी उनकी एक- 
पुकार, कि भगवन ! किसी प्रकार मोक्ष प्रदान कीजिये। उनकी भक्ति की परीक्षा का भवसर झाया। 
एक देव भाकर कहने लगा, “सेठ जी ! झ्ापकी भक्ति से बड़े प्रसन्न हुये है भगवन । मुझे भेजा है भाषकी 


६ लक्ष्य बिन्दु २६ २ लक्ष्य बिन्दु की महत्ता व सार्थकता 


इच्छा पूर्ति के लिये । सेठ जी की बाँछें खिल गई । झाज उन्हें मोक्ष मिलने वाली थी। पर वह स्वयं त 
जानते थे कि, मोक्ष किसे कहते हैं ? देव बोला “कि 'सेठ जी ! आपके दद्य पुत्र हैं तथा दश कारखाने । 
एक पुत्र प्रति दिन मरेगा और एक कारखाना रोज़ फैल होगा। दर दिन पीछे तुम पुत्र हीन हो जाओोगे 
झौर कंगाल भी । बस ग्यारहवें दिन में ले जाऊंगा तुम्हें प्राकर ।” परन्तु सेठ जी सहम गये-यह बात सुन 
कर पुत्रों की मृत्यु भी सम्भवतः ली पड़ती पर कंगाल होना ? नहीं, नहीं । यह तो बड़ी टेढ़ी खीर है । 
गले से नीचे न उतर सकेगी । देव से बोले “कि भाई ! बड़ा कष्ट किया है, तुमने मेरे लिये । एक कष्ट 
और देता हूं। क्षमा करना । प्रभु से जाकर, मेरी शोर से यह प्रार्थना करना, कि याद किसी और क्वालिटी 
की, किसी और प्रकार की मोक्ष हो, तो प्रदान करने की कृपा करें। परन्तु इस क्वालिटी की मोक्ष तो 
सम्भवतः मुझे पच न सकेगी ।' 


बस ऐसा है हमारा भी लक्ष्य बिदु। धन न छूटे, कुटुम्ब न छूटे, खूब भोग भोगता रहूँ, 
झौर शान्ति भी चखता रहे । भ्रर्थात विष भी पीता रहे, भौर भ्रमृत को स्वाद भी लेता रहूँ। ऐसा लक्ष्य 
वास्तव में लक्ष्य बिंदु कहलाता नहीं । सुनी सुनाई सी कोई बात है जो रट सी गई है। चौथी जाति की 
सच्ची शान्ति के प्रति, सच्चा लक्ष्य बिंदु बनाने के लिये कहा जा रहा है। वह लक्ष्य बिंदु कि जिसके कारण 
लौकिक सर्व बाधायें आ पड़ने पर भी, उसके मार्ग पर से तेरी प्रगति मन्द न पड़ने पावे । 


अन्‍««क» श्््ड्रा & ५०>+++ 


दिनांक ८५ जुलाई १६५६ 


धचवचन मनं० € 
१--अश्रद्धा की सत्याथता व असत्याथता 


१ श्रद्धा की सत्याथता मार्ग की त्रयात्मकता कल बताई गई । उसमें से पहला श्रंग है श्रद्धा। उसकी बात 

व असत्यारथता. चलेगी । श्रद्धा का भर्थ है लक्ष्य बिन्दु, रुचि, प्रतीति व अभिप्राय । किसी बात को बिना 
परीक्षा किये, मुझे स्वीकार नहीं करना है। में वैज्ञानिक बन कर चला हूँ साम्प्रदायिक नहीं। श्रद्धा इस 
मार्ग का सर्व प्रथम व सर्व प्रमुख श्रंग है। क्योंकि बिना ठीक ठीक लक्ष्य बिन्दु व रुचि के उसका 
तत्सम्बन्धी ज्ञान व चारित्र श्रकार्यकारी है। इन अगले दो अंशों की सत्यार्थंता का अआ्राधार यह श्रद्धा ही 
है । यद्यपि यह श्रद्धा व लक्ष्य बिन्दु, दोनों एक ही बात हैं। परन्तु फिर भी श्रद्धा के सम्बन्ध में 
साधारणत: बहुत भ्रम चलता है। लक्ष्य बिन्दु रहित केवल साम्प्रदायिकता श्रद्धा को सच्ची मानाजा 
रहा है। और उसी पर सन्‍्तोष धर कर कुछ क्रियाए केवल भ्रन्ध विश्वास के आधार पर की जा रही 
हैं । जिनका कोई फल नहीं । निष्फल उस पुरुषार्थ से ऊब कर श्राज का जगत, धर्म की जिज्ञासा ही छोड़ 
बेठा है। और भोग विलास के तीब्र वेग में बहा चला जा रहा है-बे सुध। श्रतः श्रद्धा की सत्यार्थता व 
सुन्दरता बता देना आवश्यक है? जिससे कि भ्रमात्मक उस भूठे सन्‍तोष से पग पग पर सावधान रहा 
जा सके-उस प्भिप्राय के अनुकूल जिस अ्रभिप्राय को रख कर कि उसका स्वरूप दिखाया जा रहा है। 
जेसाकि आगे आ्रागे के प्रकर॒णों में दिखलाने में भ्रायेगा-प्भिप्राय या श्रद्धा पर ही किसी क्रिया विशेष की 
सत्यार्थता व असत्यार्थता निर्भर है । 


श्रद्धा के सम्बन्ध में कुछ ऐसी धारणा बन रही है, कि में तो ठीक ही स्वीकार करता हूँ । 
प्रमुक ही प्रकार के देव व गुरु व धर्मादि को स्वीकार करता हूँ । भ्रन्य प्रकार के को नहीं और यही गुरुदेव 
की आज्ञा है। गुरु वचनों में कभी संशय नहीं करता, भले समभ में श्रावें या न आ॥रावें, हृदय उसे स्वीकार 
करे या न करे, क्‍योंकि भ्रम है, इस बात का कि कहीं मेरी श्रद्धा भूठी न पड़ जाये, संशय उत्पन्न करने 
से। परन्तु भाई ! कभी विचारा है यह कि वह श्रद्धा सच्ची है ही कब, जो भूठी पड़ जायेगी ? पहले ही 
से जो झूठी है उसका क्‍या भूठा पड़ना ? भले बाहर से शब्दों में शंका न कर, पर अन्‍्तरंग की शंका को 
कंसे दबायेगा ? और यदि भ्न्तरंग में शंका नहीं है तो तत्व समझते समय “यह तो बिल्कुल ठीक है 
परन्तु *' १97? यह परन्तु कहां सेआ रही है 9 


इसके अतिरिक्त शास्त्र के श्राधार पर तत्वों सम्बन्धी कुछ जानकारी सी करके “यह 
बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। भ्न्य मतों के द्वारा प्ररूपित तत्व ठीक नहीं है” इस प्रकार के साम्प्रदायिक 
प्रन्ध श्रद्धान को श्रद्धा की सच्ची कोटि में गिना जाता है। परन्तु यदि ऐसा ही होता, तो ऐसी श्रद्धा तो 
सब को ही है। मुसलमानों द्वारा प्ररूपित तत्व को माने सो मोमिन भौर न माने तो काफिर । वेद को माने 


७ श्रद्धा ३१ ? श्रद्धा की सत्यार्थता व झसत्या्थता 


तो आस्तिक और न माने तो नास्तिक । उनके इस कथन में तथा उपरोक्त कथन में भ्रन्तर ही क्या रहा ? 
यदि प्रपनी भ्रपनी दही को मीठा बताने का नाम ही सच्ची श्रद्धा है, तो लोक में कोई भी भूठी श्रद्धा 
नहीं रहेगी । सब शान्ति पथ गामी होंगे। प्रतः साम्प्रदायिक श्रद्धा का नाम सच्ची श्रद्धा नहीं। यह 
साम्प्रदायिक नहीं वैज्ञानिक मार्ग है। अन्ध श्रद्धान को यहाँ भश्रवकाश ही नहीं । बिना 'क्या' और 'क्यों? 
के स्वीकार की गई बात स्वीकृत नहीं कही जा सकती। क्योंकि 'ऐसे ही है” इस श्रद्धा का विषय केवल 
उस तत्व सम्बन्धी शब्द है। उस तत्व का रहस्यार्थ नहीं । भ्र्थात ऐसी श्रद्धा केवल शाब्दिक है तात्विक 
नहीं | जीव श्रजीव भ्रादि के भेद प्रभेदों को शब्दों में जानते हुए भी वास्तव में वह नहीं जानता कि 
जीव किस चिड़िया का नाम है, और अभ्जीव झ्रादि के साथ इसका क्‍या सम्बन्ध है। इस प्रकार के 
शाब्दिक ज्ञान से विद्वान बन सकता है, ताकिक बन सकता है, वक्ता बन सकता है, पर श्रद्धालु नहीं । 
कुल परम्परा के आधार पर श्रन्ध विश्वास करने वाले की तो बात ही नहीं, वह तो है ही कोरा 


बा है । परन्तु तत्वों श्रादि को जानने वाला भी सच्चा श्रद्धालु नहीं। यहाँ तो यह बताया जा 


किसी भी विषय सम्बन्धी सच्ची श्रद्धा तो वास्तव में उस समय तक सम्भव नहीं, जब 
तक कि उस विषय का अनुभव न हो जाये । भ्रनुभव से पहले की जाने वाली श्रद्धा की पोचता की 
परीक्षा भी की जा सकती है। दृष्टान्त सुनिये--कल्पना करो-किसी ऐसी परिस्थिति की, जिसमें कि आप 
स्वयं घिर गये हैं। किसी गाँव को लक्ष्य में रख कर चलते चलते पहुँच गये किसी भयानक बन में जहां 
से बहुत सी पगडण्डियां फट जाती हैं । श्रसमंजस में पड़े विचारने लगे कि कौन सी पगडण्डी पर चलू ? 
किसी राहगीर की प्रतीक्षा करते हो । सौभाग्य से एक व्यक्ति दिखाई दिया । शरीर नंगा । केवल घुटनों 
से ऊंची मली कुचेली एक धोती थी, उसकी टांगों में-कुछ श्रस्त व्यस्त सी उलभी हुई। कन्धे पर एक 
लठु । हट्टा कट्टा, काला कलूटा सा, एक मानव, जिसे रात को देखे तो भय के मारे सम्भवत:ः प्राण ही 
निकल जायें । खेर, साहस करके पूछा भी तो उत्तर मिला इतना ककंश मानों खाने को ही दौड़ता है । 
“चला जा श्रपनी दाई झोर । मार्ग जानता नहीं, आ गया पथिक बन कर ।” झ्राप ही बताइये, कि क्‍या 
उसके द्वारा बताई गई दिशा में आप एक भी पग रखने में समर्थ हो सकोगे ? भले ही रात बन में बितानी 
पड़े, पर उसके कहे पर झ्रापको कदापि विश्वास नहीं आयेगा । 


परन्तु कुछ ही देर पश्चात दिखाई दिया एक और भला, परन्तु ग्रपरिचित कोई भ्रन्य 
व्यक्ति, सफेद सादे वस्त्र पहने, मस्तक पर तिलक लगाये, और हाथ में डोरी लोटा लिये । उससे भी पूछा 
अ्रपना अभीष्ट मार्ग । बड़े मधुर व सहानुभूति पूर्णो शब्दों में उत्तर मिला | करुणा ही टपक रही थी उन 
शब्दों से । “ठीक मार्ग पर नहीं भ्राये हो पथिक, बन बड़ा भयानक है। भयानक जन्तुओं का वास । यदि 
रात्रि पड़ गई तो जीवित न बचोगे । खैर भ्रब भी समय है । इस दाहिनी शोर वाली पगडण्डी पर चलो । 
लगभग डेढ़ मील जाने पर एक नाला मिलेगा, जिस पर पड़ा होगा खजूर का एक तना पुल के रूप में। 
नाले को पार कर जाझ्ो । एक मील और श्रागे दिखाई देगा वृक्षों का एक बहुत बड़ा भुण्ड। बड़ा साया 
रहता है वहां । वहाँ पहुँच कर बाई झोर मुड़ जाना। भाध मील ही रह जायेगा वहां से आपका स्थान । 
विचारिये, क्या अब भी उस दिशा में प्रापका पग न उठेगा ? आपको श्रवश्य उसके कहने पर विद्वास भा 
जायेगा और आप प्रसन्न चित चल पड़ोगे उस दिशा में । 


भला क्या अन्तर था पहले तथा इस व्यक्ति के संकेत में ? मार्ग तो इसने भी वही बताया 
था जो कि पहले ने । परन्तु पहले में श्रविश्वास ओर भ्रब विश्वास का क्‍या कारण है? कारण है वक्ता 


७ श्रद्धा ३२ १ श्रद्धा को सत्यार्थता व असत्यार्थता 


की प्रामाशिकता । इसी प्रकार यहां धर्म सम्बन्ध में वीतरागी गुरुओं ही की बात आपको स्वीकार है, 
रागी जनों की नहीं । कारण कि श्रापको दिखती है वहाँ नि:स्वार्थता व करुणा। जो बात वे मुख से 
कहते हैं उस की भाँकी उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई देती है। और इन्हीं गुणों के कारण वे झ्रापकी 
हृष्टि में प्रामाणिक हैं। श्रन्य वक्ताश्रों में यह ग्रुण दिखाई नहीं देते हैं, इसलिये वे आपको 
झ्प्रामाणिक हैं। श्रद्धा के पथ पर भ्ापका यह पहला पग है, जिसमें क्‍या कमी है सो भागे 


दर्शाता हूँ । 


चले अवश्य जा रहे हो उसी मार्ग पर परन्तु हृदय में है कुछ कम्पन सा-“यदि यह भी 
मार्ग ठीक न निकला तो, या आगे जाकर फिर भटक गया तो ? बीहड़ बन है कौन जाने-पहुँच भी पाऊंगा 
या नहीं ? खेर चलो भगवान सहायी हैं । और इस प्रकार के भ्रनेकों विकल्प | तनिक विचारों पक्ष को 
छोड़ कर । क्‍या यही अवस्था न होगी आपके हृदय को इस श्रद्धा की प्रथम श्रृंणी में ? बस स्पष्ट हो 
गया-इस श्रद्धा का भूठा पना या भ्रन्ध विश्वास पना । अ्न्तरध्वनि से आने वाली यह “तो” इस बात की 
साक्षी है, कि स्वीकार करते हुये भी आपका संशय दूर नहीं हुआ है भ्रभी। बस इसी प्रकार यहां धर्म 
मार्ग में भी, यद्यपि स्वीकार हैं गूरुओं की बातें परन्तु “निश्चय से न सही, पर व्यवहार से तो ठीक है न 
यह हमारी पहले की धारणा ? इस प्रकार जो पोषण करने का प्रयत्न किया जा रहा है-अपने ही झभि- 
प्राय को, यह कहां से निकल रहा है ? बस यही है साक्षी इस बात की कि वास्तविक तत्व आपको स्वीकार 
ही नहीं है । नहीं तो श्रापकी धारणा बदल जानी चाहिये थी । 


श्रागे चलिये नाला दिखाई दिया और साथ में वह खजूर का पुल भी । विचारिये तो कुछ 
कमी पड़ेगी उस कम्पन में या नहीं ? अवश्य पड़ेगी । “नहीं नहीं, यह मार्ग ठीक दी होगा । वही पहिला 
चिन्ह जैसे बतायां था भ्रा गया । श्रब कुछ संशय नहीं रहा इसमें । भ्रब तो आ द्वी जायेगा गाँव ।” कुछ 
ऐसी सी बात प्रगट हो जायेगी । यद्यपि संशय बहुत मन्द पड़ चुका है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि उसका सर्वेथा अभाव हो गया है। जिसकी साक्षी ऊपर के 'ठीक ही होगा,” “आरा ही जायेगा' यह कुछ 
शब्द दे रहे हैं । हढ़ श्रद्धान में भविष्यत सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ करता। झौर इसी प्रकार इस 
धर्म क्षेत्र में मी गुरु घाणी से तत्वों को सीख कर यद्यपि कुछ ब्रतादि भी धारण कर लिये हैं, परन्तु फिर 
भी उन तत्वों की श्रद्धा में अ्रन्तर पड़ा हुआ है । जिसकी साक्षी इस भ्रभिप्राय से निकलती है। जो कि 
कह रहा है कि भले श्राज न सही पर यह ब्रतादि करते करते आगे कभी तो “होगी ही” मोक्ष । यह श्रद्धा 
की दूसरी कोटि है । यद्यपि पहली से कुछ हढ़, पर सच्ची नहीं । 


श्रागे चलिये, वृक्षों का भुण्ड श्राया। हृदय में एक भश्राहलाद उत्पन्न हुआ । मानो टांगों में 
शक्ति भ्रा गई हो । भौर तेजी से कदम उठने लगे । “बस अभ्रब तो गांव श्रा ही गया समझो । बस इस मार्ग 
में किडिचित भी संशय नहीं । यह ठीक ही है” इस प्रकार की हढ़ता, यद्यपि इस श्रद्धा की हढ़ता को 
सूचित कर रही है परन्तु नहीं, वास्तव में श्रद्धा श्रव भी हृढ़ नहीं है। यह बात गले उतरनी कुछ कठिन 
पड़ती है। परन्तु विचार करने से भ्रवश्य इसकी सत्यता ध्यान में श्रा जायेगी । कल्पना कीजिये कि कुछ 
ही दूर भुण्ड से आगे निकल जाने पर, आपका कोई चिरपरिचित मित्र मिल जाता है, श्रौर कुछ झ्राइचर्य 
में पड़ कर आप से पूछ बंठता है “कहां जा रहे हो मित्र इस मार्ग से ? बाल बच्चों का प्रबन्ध कर भ्ाये 
हो या नहीं ?” स्वभावत: ही आप घबरा जायेंगे-उसकी इस बात पर, कि क्‍या कारण है उसके इस 
झाइचर्य का ? भर यदि वह बताये, कि तुम्हें गलत मार्ग पर डाला गया है। झागे उसी ठग का गांव 
पड़ेगा जिसने कि तुम्हें मार्ग बताया था। तो क्‍या आप कांप न उठोगे ? बताइये कहां चली जायेगी 


७श्चद्धा,... |... ३३ १ श्रद्धा की सत्या्थता व असत्याथंता 


श्राप़्की इस समग्र तक हढ़ बनी श्रद्धा ? बस यही बात साक्षी है, कि यह तीसरी कोटि की अत्यन्त हृढ़ 
दीखने वाली श्रद्धा भी वास्तव में सलची वहीं थी । इसी प्रकार इस धर्म क्षेत्र में भी ब्तों झ्ादि या विद्वता 
श्रादि के कारण, सम्मान से मिली प्रतिष्ठा से भ्रमित होक़र, भले अप यह मान बेठें कि मेरी श्रद्धा 
बिल्कुल सच्ची है | यही गुरुओं के द्वारा प्रतिपादित मार्म हैं। इतने बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति तथा विद्वान 
इस मेरी श्रद्धा का पोषण कर रहे हैं। परन्तु वास्तव में यह श्रद्धा भी सच्ची नहीं है। क्योंकि भले 
बाहर में आपके थुख से कोई दब्द ऐसा न निकले जिस पर से कोई ताकिक आपके अश्रभिप्राय में भूल 
निकाल सके । भले ही बाहर में यह कहते सुने जाओ, कि आपको बड़ा आनन्द झ्रा रहा .है-इस जीवन में । 
परन्तु आप स्वयं यह जान नहीं पाते कि यह आनन्द जीवन में से आ रहा है कि प्रतिष्ठा के कारण 
लोकेषणा में से भ्रा रहा है ? झ्रापके अन्तरंग में तो यह मार्ग कुछे कठिन सा भास रहा है-श्रसि धारा के 
समान । बस जीवन में इस कठिनाई का वेदन ही इस बात की साक्षी है कि आपकी यह तीसरी कोटि की 
श्रद्धा भी सच्ची नहीं है। भले दूसरों की अपेक्षा अ्रधिक हृढ़ हो । 


और भागे चलिये । वह देखो कलशे सर पर रखे गांव की स्त्रियां कुए पर से पानी लाती 
दिखाई दे रही हैं । सामने मन्दिर के शिखर पर लहराती ध्वजा मानों हाथ की भोली दे देकर भ्रापको 
बुला रही है। और कह रही है कि चले श्राइये, यही है वह गांव जहां ग्राप जाना चाहते थे। अरब 
विचारिये कि स्वयं वीर प्रभु भी आकर यह कहने लगें कि “किधर जाते हो ? यह मार्ग ठीक नहीं है ।' 
तो क्या उनकी बात स्वीकार करोगे आप ? कदापि नहीं । आपकी आ्रांखों के सामने गांव है, इस चक्षु 
प्रत्यक्ष के सामने आप भगवान की बात को भी स्वीकार करके कोई संशय उत्पन्न करने को तैयार नहीं । 
बस इसी प्रकार धर्म क्षेत्र में भी साक्षात चौथी कोटि की शान्ति की रूप रेखाओं का जीवन में संवेदन हो 
जाने पर, लोक की कोई शक्ति आपको आपके शान्ति पथ से विचलित करने में समर्थ न हो सकेगी । 
स्वसवेदन प्रत्यक्ष के सामने आपको गुरुजनों के आश्रय की भी प्रावश्यकता नहीं रहेगी । यह भ्रनुभवात्मक 
चौथी कोटि की श्रद्धा ही वास्तव में सच्ची श्रद्धा कही जा सकती है ! 


यहां शान्ति के इस वैज्ञानिक मार्ग की त्रयात्मकता में श्रभिप्रेत श्रद्धा से तात्पर्य इस 
उपरो'क्त चौथी कोटि की श्रद्धा से है। कुल परम्पस॒ के भ्राधार पर हुई, या साम्प्रदायिक पक्षपात के भ्राधार 
पर हुई, या गुरुओं पर भक्ति आदि की भावुकता वश हुई, या विद्वता वश हुई, या लोक प्रतिष्ठा वश हुई 
श्रद्धाओं का नाम यहां श्रद्धा नहीं कहा जा रहा है। श्रद्धा वास्तव में वह होती है जो बिना किसी प्रन्य 
के उकसाये रवयं रूचि पू्वेक उस व्यापार विशेष के प्रति भ्रन्तरंग में भुकाव उत्पन्न करा देती है। जिसके 
कारगा शीघ्रातिशीघ्र वह अपने जीवन को उस श्रद्धा के श्रनुरूप ढालने का प्रयत्न करने लग जाता है। 
शक्ति को नहीं छिपाता । न ही कोई बहाने तलाश करता है-अपनी श्रद्धा को दूसरों पर सिद्ध करने के 
लिये । जैसे “क्या करू , करना बहुत चाहता हूँ पर कर्म करने नहीं देते । अ्रजी ग्रहस्थी के जंजाल में फंसा 
हैं बरी तरह । इत्यादि । 


उपरोक्त स्व पर से यह भी ग्रहण न कर लेना चाहिये, कि उत्तरोत्तर वृद्धि को पाती वह 
तीन कोटि की श्रद्धायें सबंथा बेकार हैं । नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो आप उस मार्ग पर पग 
ही न रखते, इसलिये पहले पहल मार्ग पर श्रग्नसर कराने के लिये, तथा उस ओर का उत्तरोत्तर प्रधिका- 
घधिक उहलास उत्पन्न कराने के लिये वे हक ग्रवश्य भ्रपना महत्त्व रखती हैं। परन्तु उन मात्र में सन्‍्तोष 
पा लिया है जिसने, उसका निषेध करने के लिये, तथा वास्तविक सच्ची श्रद्धा का सुन्दर रूप दर्शाने के 


७ श्रद्धा ह ३४ ? श्रद्धा की सत्यार्थता व असत्यार्थता 


लिये अथवा अ्रम मिटाने के लिये ही इतना कथन किया गया है। अन्ध विश्वास भी जिनको नहीं है । 
ऐसे विलासी जीवों की भ्रपेक्षा तो वह कुछ अश्रच्छा ही है। क्‍योंकि भले प्नन्ध विश्वास के भ्राधारं पर 
ही सही, पर शान्ति की खोज करने तो लगा है। शान्ति का अनुभव कर लेने पर, खुल जायेगा इस भ्न्ध 
भ्रद्धान का रहस्य, और प्रसन्न होगा-यह जान कर, कि उसके द्वारा किया गया वह भूठा श्रद्धान भी सच्चे 
के अनुरूप ही निकला । 


परन्तु अ्रन्ध श्रद्धान आंख मीच कर ही न कर लेना चाहिये। बात बात में परीक्षा करते 
हुये चलना है, ग्रत: केवल उन्हीं की बात पर श्रद्धा करनी योग्य है, जिनका जीवन स्थूल दृष्टि से भी 
हान्त दिखाई दे। जिनके उपदेश का लक्षण शान्ति हो, तथा कथन पद्धति भी शान्‍्त हो। स्वार्थी जनों 
का भोगों के प्रति श्राकर्षण कराने वाला उपदेश, इस मार्ग का बाधक व अभिलाषावर्धक होने के कारण 
स्वीकारनीय नहीं है । 





ट 


-५ श्रद्धा व ज्ञान का विषय :-- 


दिनांक & जुलाई १६५६ 


प्रवचन नं० १० 
१---प्रत्येक काय की सिद्धि के लिये सात भावश्यक बातें, २--तत्वार्थ शब्द का भर्थ 


१ सात आवश्यक किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने से पहले श्रद्धा का महत्व दर्शाया जा चुका है, परन्तु 
बातें श्रद्धा किस बात की, की जाये यह नहीं बताया गया । कोई पदार्थ तैयार करने के लिये 
एक कारखाना लगाने से पहले स्वाभाविक रीति से हमारे मन में तथा एक वैज्ञानिक के मन में सात प्रश्न 
उठते हैं। वे सात बातें ही किसी कार्य की सफलता के लिये यर्थाथत: जानने व श्रद्धा करने योग्य हैं । 
क्योंकि उनके जाने व श्रद्धा किये बिना वह कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया जा सकेगा । यदि उन सात बातों 
में से किसी एक दो बातों मात्र का ज्ञान व श्रद्धान रख कर अन्य बातों की परवाह न करके कार्य प्रारम्भ 
कर भी दिया जाये, तो भ्रन्धों वत ही इधर उधर हाथ पाँव मारने पड़ेंगे। और फल निकलेगा निष्फल 
पुरुषार्थ या पू जी का विनाश । दृष्टान्त पर से यह बात स्पष्ट हो सकेगी । 


वे सात बातें निम्न हैं :-- 
१ मूल पदार्थ (२७७ ४४॥2८79) क्‍या है ? 
२ उसके सम्पके में आने वाले श्रन्य पदार्थ (॥70फ7068 ) क्या हैं ? 
३ मिश्रण का कारण क्या है ? 
४ पदार्थ का मिश्रित स्वरूप क्‍या है ! 
५ मिश्रण के प्रति सावधानी का उपाय । 
६ मिश्रित अन्य पदार्थ के शोधन का उपाय । | प्रतः पुनः शुद्ध कस हो सकता है ? 


७ शुद्ध पदार्थ का स्वरूप कया है ? 


देखिये एक डेयरी फार्म लगाना अभीष्ट है। तो यह सात बातें जाननी पड़ेंगी । 
१ मूल पदार्थ दूध क्‍या है? क्‍ 
२ इसके साथ रहने वाले 'पानी” “बैक्टेरिया? आदि कया हैं ? 
३ बैक्टेरिया की उत्पत्ति के कारण कया हैं ? 
४ जल व बेंक्टेरिया से मिश्रित दूध का स्वरूप क्‍या है ? 


८ श्रद्धा व ज्ञान का विषय ३६ १ सात प्रावश्यक बातें 


५ बैफ्टेरिया की नवीन उत्पत्ति रोकने का उपाय । ] दूध को थ॒द्ध बसे किया 
६ पूर्व बैक्टेरिया के विनाश का तथा जल शोधन का उपाय जा सकता है ? 
७ शुद्ध दूध (2०7८ व] ) का स्वरूप क्‍या है ? 


इसी प्रकार किसी रोग का प्रतीकार अभीष्ट है। तो यह सात बातें जाननी व श्रद्धा 
करनी पड़ेगी । 
१ मैं नीरोग है, २ वर्तमान में रोगी हूं, ३ रोग के कारण अपथ्य सेवन, ४ रोग का निदान 
भू अपध्य सेवन का निषेध, ६ योग्य औषधि, ७ नीरोगी अ्रवस्था का स्वरूप । 


झब झाप ही विचारिये कि क्‍या इन सात बातों के ज्ञान व श्रद्धान बिता वह कारखाना या 
डेयरी फार्म लगाना या रोग का दूर किया जाना सम्भव है ? और यदि इन सात बातों में से किसी एक 
दो मात्र बातों के ज्ञान व श्रद्धान के आ्राधार पर कार्य प्रारम्भ करने का दुःसाहस भी कर लिया, तो क्‍या 
फल होगा ? लाभ की बजाय हानि । बैक्टेरिया की उत्पत्ति व उसके निषेध का उपाय न जानने के कारण 
उसके प्रति सावधानी न रह सकेगी । फलतः दूध सड़ जायेगा। रोग के कारणों भर्थात भ्रपथ्य का या 
ठीक झौषधि का ज्ञान न होने के कारण अपथ्य सेवन न छोड़ सकू गा, तथा गलत औषधि ले लू गा । 
फलत: रोग घटने की बजाय बढ़ जायग्रेगा। इत्यादि। श्रतः श्रद्धा के विषय में यह सात बातें जाननी 


झ्रावश्यक हैं । 
यहां जीव का शान्ति रूप का अभीष्ट है। अतः यह सात बातें जाननी व श्रद्धा करनी 

योग्य हैं । 

१ 'में', जिसे शान्ति चाहिये, वह कया है ? 

२ सम्पर्क में आने वाले यह अन्य पदार्थ क्‍या हैं ? 

३ अ्रशान्ति क्‍यों ? 

४ भअ्रशान्ति क्‍या ? 

५ नवीन श्रशान्ति को रोकने का उपाय 

६ पूर्व के अशान्ति के कारणों का विनाश केसे ? | 

७ शान्ति क्‍या ! 


शान्ति की प्राप्ति कैसे ? 


इन सब बातों को आगम में सात तत्व कह कर निर्देश किया गया है। इन सातों तत्वों 
के नाम, जीव, अ्रजीव, झआख्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा व मोक्ष कहें गये हैं। इन सब का विस्वृत स्वरूप तो 
झागे चलेगा, क्योंकि उनके विस्तार का ज्ञान हुए बिना है लक पर करेंगे ? नाम मात्र जानने से तो 
काम नहीं चलता । नाम तो भले कुछ और रख लीनिये, ते पथ में उपयोगी इन उपरोक्त बातों 
का स्वरूप जानना भ्रत्यमावश्यक है। ज्ञानीजनों ने कहीं भी प्रन्ध विश्वास करने को नहीं कहा है ! 
झायम, युक्ति व अनुभव इन तीनों से परीक्षा करके ही स्वीकार करने का निर्देश किया है। इन 


८५ श्रद्धा व ज्ञान का विषय ३७ २ तत्वार्थ' शब्द का भ्र्थ 


8५ हे भी अनुभव प्रधान है। जैसा कि कल बाले श्रद्धान के प्रकरण में स्पष्ट कर दिया 


२ 'तत्वार्थ! शब्द झौर इसी लिये भाचाय॑ देव ने तत्व श्रद्धान को सम्यक्त्व या सच्ची श्रद्धा न बता कर 

का भर तत्वार्थ श्रद्धान को सच्ची श्रद्धा बताया है। यही तत्यार्थ शब्द बड़ा महत्व रखता 
है। ग्रत: इसका प्र्थ ज़रा ग्रौर से सुनना चाहिये । तत्व शब्द 'तत' 'त्व” इस प्रकार दो छब्दों से मिल 
कर बनता है। 'तत' शब्द का श्रर्थ है 'बह' । और इसलिये यह 'तत'. शब्द “यत' अर्थात 'जो' की अपेक्षा 
रखे बिना अपने भ्र्थ का द्योतक नहीं हो सकता । जिस प्रकार मेरे ऐसा कह देने पर, कि वह व्यक्ति आज 
मर गया है, आप या तो भ्रसमंजस में पड़ जायेंगे, और सुभसे पूछेंगे कि वह व्यक्ति कौन, झौर या स्वयं 
अपने अन्दर से इस बात का अ्रनुमान करने का प्रयत्न करेंगे कि इस 'वह' का संकेत किस व्यक्ति की ओर 
जा रहा है । जब तक मेरे बताने पर या स्वयं भ्रनुमान लगा लेने पर यह पता न चल जाये, कि वह! का 
ग्रे वह व्यक्ति है जोकि परसों मन्दिर में आ्राठ बजे मुझ से कुछ पूछ रहा था। आपका आश्चययं दब न 
पायेगा । तात्परयं यह है कि 'वह' का शब्द बिना 'जो' के कोई भ्र्थ नहीं रखता । इसलिये तत्व दब्द में पड़े 
'तत” का श्र्थ है 'वह जो कि अभिप्रेत है।' अर्थात इन जीव झादि सात तत्वों में से जिस के सम्बन्ध में 
विचारना व जानना अ्रभिप्रेत है वह पदार्थ विशेष 'तत' शब्द का वाच्य है ? 


त्व' का भ्रर्थ 'पना' होता है ? श्राप सब इस छाब्द का रोज़ इस भ्रर्थ में प्रयोग करते हैं । 
जैसे शीतलत्व अर्थात ठण्डा पना, उष्णत्व अर्थात उष्णपना, स्निग्धत्व श्रर्थात चिकना पना; रुक्षत्व अर्थात 
रूखापना इत्यादि । पना' शब्द का अर्थ 'स्वभाव' होता है” जेसा कि उपरोक्त दृष्टान्तों से सिद्ध है। 
झ्रिन के उष्णपना से तात्पये है श्ररिन का उष्ण स्वभाव और इसी प्रकार भ्रन्य में भी । 'तत' का भ्र्थ 
वह जो अभिप्र त है, और 'त्व' का अर्थ 'स्वडभाव' । भ्रतः कितना स्पष्ट हो गया प्रब 'तत्व' का भ्र्थ । 
'तत' अर्थात इन सात बातों में जो भी बात श्रापको पूछनी या विचारनी श्रभीष्ट है उसका त्व” भ्रर्थात 
स्वभाव! । श्रर्थात “अभीष्ट पदार्थ के स्वभाव को तत्व कहते हैं, यह लक्षण बन गय। । 


ग्रब अ्र्थ' शब्द का अर्थ सुनिये | 'अ्र्थे शब्द, ऋ'” धातु से बना है। इसका अर्थ गमन 
करना होता है। किसी भी पदार्थ में जानने योग्य बातें दो होती हैं ? एक उसका सामान्‍य स्वरूप, दूसरा उसका 
विशेष स्वरूप । जैसे अभ्रग्नि एक सामान्य द्रव्य है। और उष्णता, प्रकाश, दाहकता श्रादि इसकी विशेषतायें 
हैं। श्रर्थात गुण तथा उनकी श्रवस्थायें हैं । ग्रत: 'भ्रथें” शब्द का तात्पये यह हुआ्ना द्रव्य, गुणा व पर्याय । 
प्रन्य प्रकार भी 'भ्र्थ' शब्द का भ्र्थ करने में आता है। जो गमन करे, प्राप्त करे-अपने ग्रुणों तथा 
पर्यायों को, ऐसा द्रव्य श्र्थ कहलाता है ? इस रूप में भी अर्थ शब्द से तात्पर्य द्रव्य, ग्रुण व पर्याय है। 


तत्व और प्र इन दोनों को मिलाने से तत्वार्थ बनता है श्रर्थात तत्व का झर्थे। अथवा 
भ्रभीष्ट विषय के द्रव्य, गुण भ्रथवा पर्याय का स्वरूप या स्वभाव तत्वार्थ कहलाता है। “ऐसा तत्वार्थ 
श्रद्धान सम्यक्त्व या सच्ची श्रद्धा है, जो, जेसा कि बताया जा चुका है, बिना उस विषय का श्रनुभव प्रत्यक्ष 
किये, होना भ्रसम्भघ है । इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान का श्रर्थ यहां प्रकरण वश इन जीवादि सात बातों 
सम्बन्धी प्रत्यक्ष म्रनुभव करना है । दृष्टान्त में भो दूध व पानी अ्ादि का प्रत्यक्ष न करके केवल शब्दों मात्र 
से यदि इन पर श्रद्धान कर लें, तो क्‍या डेयरी फार्म खोलना सम्भव है ? खोलेंगे तो नोकरों के कहने पर 
चलना होगा । फल क्या निकलेगा, कहते की आवश्यकता नहीं । 


८ श्रद्धा व ज्ञान का विषय ३८ २ तत्वार्थ' शब्द का प्रर्थ 


सम्प्रदाय को अवकाश नहीं इस वेज्ञानिक मार्ग में। इसका साया भी यहाँ पड़ने न पाये, 
ऐसी सावधानी रखने की भ्रावश्यकता है। ग्रत: इन जीवादि सात बातों का स्वरूप कुछ इस प्रकार से 
सुनना या विचारना इष्ट है, कि जिस पर विचार करके, तथा अपने जीवन में उस उस उपाय से उस उस 
विषय को पढ़ने का प्रयत्न करके, उसका किड्चचित अनुभव हो सके । उस अनुभव हो जाने के पश्चात ही 
शान्ति मार्ग प्रारम्भ होगा । परन्तु उसको अनुभव करने से पहले भी यह झावश्यक है, कि एक बार 
शब्दों में उसे भ्रवश्य ग्रहणा कर लिया जावे, और तक व युक्ति से उसकी सत्यार्थता का निर्णय कर 
लिया जाये । उस अपने निर्णाय को वीतराग प्रणीत आ्रागम से भी मिलान करके देख लिया जावे । 
क्योंकि बिना ऐसे किये अव्वल तो में अनुभव करने का प्रयत्न ही किस विषय के प्रति 
करूगा ? और यदि श्रन्धों की भांति शब्दों का स्पष्ट रहस्यार्थ समझे बिना करने लगा तो लाभ 


क्या होगा ? 


ग्रतः श्रब भ्रागे के प्रकरणों में इन सात बातों का ही क्रमशः विस्तृत विवेचन चलेगा । 
लम्बा कथन सुनते सुनते ऊब न जाना । सारा का सारा सुनना। बीच में एक भी प्रकरण के छूट जाने 
पर भागे के तीन प्रकरणों का रहस्य भी पकड़ में न श्रा सकेगा । बिना क्रम से और पूरा सुने भ्रभीष्ट की 
सिद्धि होना अ्रसम्भव है। 


[४ स्व पर तल 


-5 जीव तत्व :-- 


दिनांक १० जुलाई १६५६ 


प्रवचन नं० ११ 
१-'मैं' की खोज चौरासी लाख योनियों मैं, २--'मैं! की खोज भ्रन्तर में, ३--/तू ही में 'मैं' निहित है | 


ग्रहों ! चेतन्य घन का भ्रतुल प्रकाश, जिसने पुनः पुनः प्रेरित करते हुए तथा श्रन्तरंग में 
चुटकियां मारते हुए, इस गहन भोग विलास के भ्रन्धकार में भी, मुझे श्राज यह सौभाग्य प्रदान किया 
कि किच्चित मात्र भी अभ्पनी महिमा के दर्शन पाकर मै कृतार्थ हो सक़ू । धर्म की जिज्ञासा के सार 
स्वरूप शान्ति, तथा उसकी प्राप्ति के लिये कुछ प्राथमिक भ्रावश्यक सामान्य बातें जान लेते के पदचात, 
आज मेरे अन्दर यह जानने की जिज्ञासा जागृत हो उठी है कि मैं कौन है, जिसमें यह शान्ति की पुकार 
उठ रही है, श्रर्थात जीव तत्व कया है ? 


१ मैं? की खोज. बहुत प्रयत्न किया है-गरुरुजनों ने, मुझे मेरी महिमा दर्शाने का, सुझे मेरा स्वरूप बताने 
चौरासी लाख. का, पर देखिये कितने बड़े झ्राइचयं की बात है, कि नित्य ही "मैं है, में है” की पुकार 
योनियों में करता 'में झ्राज तक “में को जान न सका। क्या क्‍या कल्पनायें बनाता रहा अपने 

सम्बन्ध में । कभी विचारा करता कि, ये मनुष्य, पशु, पक्षी श्रादि की जो आराकृतियां दीख रही हैं, थे ही 

में! हैं। कभी विचारा करता कि ये पुत्र, स्त्री आदि परिवार दिखाई दे रहा है, श्रपने चारों श्रोर, वही 
में! है। कभी विचारा करता कि ये जो गृह, स्वर्णादि कुछ झ्राकर्षक से पदार्थे दिखाई दे रहे हैं वही “में” हैं, 
भ्रथवा इन सब में 'में, और मसुभ में 'यह सब' श्रोत प्रोत हो रहे हैं-मानो । 


देखो कितना बड़ा ग्राइचर्य है, कि भ्रपने को देखने की इच्छा करते हुए में स्वयं कहाँ कहां 
खोजता फिरता हैं इस 'में' को। इस महत्त के अर्थात इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त भ्राकाश के एक एक 
प्रदेश पर इधर से उधर, भ्रौर उधर से इधर टक्करें मार मार कर मेंने खोज की। कंसी दशा बनी हुई 
थी, उस समय मेरी, कि बे सुध बुध उस प्रदेश से इस पर भ्रौर इससे उस पर-फिर रहा था मारा मारा- 
तृषातुर ही नह ! इस प्रदेश पर दिखाई देती है-कुछ मेरी चमक सी-भागा उधर। प्ररे ! यहां तो कुछ 
नहीं । नहीं नहीं ! यहां नहीं थी । वह देख कुछ दूरी पर-दिखाई दे रही है-कितनी तेज चमक। आँखें 
चुन्धियां रही हैं-जिसे देख कर । भागा वहां, पर यह क्या ! यहां भी कुछ नहीं । और इसी प्रकार, बेचेन 
बेहोश घूमता था-मारा मारा | 


कितनी तीज़ गति थी उस समय मेरी ? भ्रभी पाताल के उस छोर पर भौर पगले ही 


& जीव तत्व ४० ? में की खोज चौरासी लाख योनियों में 


क्षण लोक के शिखर पर, बिल्कुल अपने पिता सिद्ध प्रश्न के निकट । श्रभी ऊध्वें लोक में देवों के निकट, 
और अगले ही क्षण श्रधो लोक में नारकियों के निकट । अभी मध्य लोक को एक प्रृथ्वी पर, और श्रभी 
ग्रसस्यात योजन दूर उस अन्तिम पृथ्वी पर । ग्रभी समुद्र में और श्रभी वाथु मण्डल में । भ्रभी इन चलते 
फिरते दिखने वाले मनुप्य, पशु व पक्षियों के शरीरों में, और''''' अगले ही क्षग वनस्पतियों में । 
कहां तक गिनाऊ ? एक प्रदेश भी तो इस श्राकाश का खाली नहीं छोड़ा, जहां जाकर मैंने “में! को न 
खोजा हो । कितना व्यग्र था उस समय-इसकी खोज के पीछे, कि आने और जाने, जीने और मरने के 
सिवाय, मुझे और कुछ चिन्ता ही नहों थी । एक एक क्षरा में भ्रठा रह अठारह बार बदल डाला-मेंते अपना 
स्थान । पर मृग ठृष्णा थी, कोर। बालू का ढेर । कुछ भी न था वहां। जाता-दोड़ता-जन्म लेता और 
निराश हो जाता | तुरन्त ही आगे कुछ प्रतीत होता । बस मर जाता, वहां जाकर जन्म लेता, और फिर 
निराश हो जाता । किसी कारण वश रोता रोता, शिज्षु जिस प्रकार स्वयं भूल जाता है, कि क्‍यों रोना 
प्रारम्भ किया था-उसने ! केवल याद रह जाता है रोना-उसे । उसी प्रकार दौड़ते दौड़ते, एक क्षरणा में 
भ्रठारह अठाहर बार जन्मते मरते, मैं स्वयं भूल गया कि क्यों यह दौड़ ध्वप या जीना मरना प्रारम्भ किया 
था-मैंने ? केवल याद रह गया जल्दी जल्दी जीना और मरना मात्र । 


खाने की सुध थी न पीने की, न किसी से बोलने की न पूछने की, न कुछ सू घने की न 
देखने की, न सुनने की न विचारने की | बेहोश हो गया था । थक कर चूर चूर। छू कर जान तो सकता 
था-उस समय, पर कहाँ थी होश मुझे छूने को भी ? इधर से उधर दौड़ने अथवा जीने मरने के सिवा 
फु्संत ही कहां थी, कुछ श्रोर करने की ! कई बार तो पूरी तरह जन्मने भी न पाया कि मर गया। और 
यदि पूरा जन्मा भी तो कितना छोटा था मेरा शरीर ? जो किसी को दिखाई भी न पड़ सके। माइक्रो 
सस्‍्कोप के भी ती गम्य न हो । पहाड़ व लोह खण्ड में से भी घुस कर आर पार हो सके। निगोद कहा 
करते थे ज्ञानी लोग उस समय-3भे । स्व साधारण जन तो मेरी सत्ता से भी अपरिचित थे । न देख सकने 
के करण वे यह भी नहीं जान पाते थे कि में कोई हूँ भी या नहीं । 


वहां जब कुछ पता न चला, तो पृथ्वी बन कर, जल बन कर, अग्नि बन कर, वायु बन कर 
पड़ा रहा सदियों । लोगों की ठोकरें खाता, इधर उधर बिखरता या उबाले जाता, पवन के द्वारा ताड़ित 
किया जाता, पंखों की मार सहता पड़ा रहा स्दियों-कि कभी तो, कहीं तो स्पर्श कर ही जाऊगा मैं- 
मुझ” को : पर निराश । कुछ न दीखा । वहां से भी भागा, वनस्पति बन गया। कभो जल पर की काई 
बना, और कभी अचार पर बना फुई । कभी घास बना श्र कभी बना भाड़ी, कभी बेल तो कभी वृक्ष, 
कभी पत्ता तो कभी फल, कभी खट्टा बना तो कभी मीठा, कभी सुगन्धित तो कभी दुर्गन्धित । क्‍या क्‍या 
रूप धारे थे उस समय मैंने ! याद कर करके कलेजा कांप उठता है । चीरा जा जाकर और भ्रग्नि में जल 
जल कर अनेकों कष्ट सहे, इस 'में' को स्पशें करने के लिये । पर निराश | कुछ न देखा वहाँ भी । स्पर्श 
ही न कर पाया । फिर चखने, सू घने, देखने, सुनने व विचारने का तो प्रश्न ही क्या ? निराश लौट पड़ा । 
सर्वे साधारण जन मुझे सोचते रहे जड़, केवल अपने भोग की कोई वस्तु परन्तु मे भले यह न जानता हें 
कि मैं क्या है, पर उस समय भी इतना ग्रवश्य जानता था कि में वह नहीं हैं जो वह समभते थे। चित्त 
मसोस कर रह जाता था-क्योंकरि शक्ति ही न थी बताने की । । 


छूने मात्र से तो पता न चला | चलो भ्रब चख कर भी देखो सम्भवत॑ः कुछ पता चल 
ज्यवे । झौर इस प्रभिप्राय को रख कर, धारण किये लट व केंचुआ आदि के श्रनेकों रूप । कभी कुछ 


&६ जीव तत्व ४१ २ मैं की खोज श्रन्तर में 


ग्रौर कभी कुछ । सू घने, देखने, सुनने व विचारने की चिन्ता किये बिना, केवल छू कर व चख कर खोज 
करनी चाही मैंते झपनी, पर निरर्थंक । 


निराश दौड़ा, चींटी, कनखजूरा ग्रादि भ्रनेकों रूपों में । जहां छूने व चखने के अ्रतिरिक्त 
सू घने की शक्ति का भी प्रयोग किया मेंने । इतना ही नहीं, मक्खी, भंबरा झादि बन कर देखने के यन्त्र 
को भी प्रयोग में लाया और चिड़िया, गाय, मछली व मनुष्यादि बन बन कर सुनने यहां तक कि विचारने 
तक के यन्त्रों का निर्माण कर डाला, पर किसी प्रकार भी तो उस रहस्यात्मक “मैं का पता न चला। 
क्या श्राकाश में, क्या पृथ्वी पर झौर क्‍या जल में, कहां नहीं खोजा मैंने इसे । 


ग्रत्यन्त दुख: व पीड़ा की भी परवाह न करते हुए, मैं इसकी खोज के लिये नारकी तक 
बना, पर इसका पता न चला । तात्पर्य यह कि तारकी, तियेड्च, मनुष्य व देवों की चौरासी लाख यौनियों 
में पृथ्वी, श्रप, तेज, वायु व वनस्पति श्रूतों में, भ्रमण करते करते झ्राज तक न मालूम कहां कहां तक 
घूमा, कितना समय बीत गया, तथा इस काल में क्या कया दुःख सहे, इसकी खोज के लिये, पर इस "मैं 
का पता न चला । छोटे से छोटा माइक्रोस्कोप से भी न दीखने बाला, तथा बड़े से बड़ा पर्वत सरीखा शरीर 
बनाया, पर उसका पता न चला । 


२ 'मैं' की खोज चलता भी कंसे ? घर में खोई हुई सुई को सड़क पर खोजने जाऊ तो क्या मिलेगी ? “मैं” 

भ्रन्तर में. को में में न खोज कर, मेंने उस्ते प्राकाश में खोजा तथा खोजा ऊपर संकेत किये विभिन्न 
जाति के चौरासो लाख द्वारीरों में । कैसे पता चलता उसका ? "मैं! को में में न खोज कर मेने खोजा स्त्री 
व पुरुष में, काले गोरे पने में, या धनवान या निर्धन में, प्राकृतिक सुन्दरताओरों. व विकारों में, तूफानों में 
व बाढ़ों में, कोंपड़ियों में व महलों में । पर कैसे मिलता वह वहां ? जबकि वहां था ही नहीं। और भाज 
भी इस उन्नत विज्ञान की सहायता से बड़े बड़े श्राविष्कारों के द्वारा प्नुसन्धान शालाश्रों में, मैं बराबर 
खोज रहा हूं इसे, पर व्यर्थ । 


ग्राज परम सौभाग्य से इन वीतराग गुरु देव की शरण को प्राप्त हो, मानो में कृतकृत्य 
हो गया हैँ । इतने काल में इसकी खोज के पीछे व्याकुल होकर भटकता हुआ, में प्राज इनकी कृपा से इस 
रहस्य को पाकर कितना सन्तुष्ट हुआ हू-कह नहीं सकता। मानो मेरा वह भ्रम ही मिट गया है: श्राज 
' उसे जान कर मुमे स्वयं भ्पने ऊपर हंसी शभ्रा रही है। कितनी सरल सी बांत थी और कितना भटका 
इसके पीछे । यह भ्रम की ही कोई अ्रचिन्त्य महिमा थी । जो श्राज तक खुभे इसके दशेन नहीं होने देती 
थी । आज गुरुदेव के प्रसाद से वह भ्रम दूर हो गया श्रौर में जान पाया, कि वह मेरे भ्रत्यन्त ' निकट है, 
जिसे मैं इतनी इतनी दूर खोजने गया । 


विचारिये तो सही कि कोई हीरे की अंगूठी श्राप तिजोरी में रखने को जाते हो । मांगे में 
में मिल जाऊ और झापको कोई श्रावश्यक काम बता दू'। आप पअ्रंग्ूठी को भ्रपनी अंगुली में पहन कर 
काम में जुट जायें । सांझ पड़े घर भायें तो भंगूठी याद आावे । हैं ! कहां गई ? तिजोरी में पुनः पुनः देखें, 
सन्दृक खोलें, रसोई घर में एक बर्तन को उठाकर, भौर कभी दूसरे को, सम्भवतः उन्हें ठोक ठोक कर 


देखने लगें कि कहीं यह बर्तन निगल ही न गये हों उसे | भौर व्याकुलता में न माल्कुम क्या क्या करने 
लगे । पर कया इस प्रकार वह झंग्रूठी मिलेगी ? यदि में प्रापसे पूछू कि क्‍यों जी, उस म्रंग्रूठी का ढू ढ़ता 


8५4 


8 जीव तत्व... ४२ ३ तू ही में 'में' निहित है 


सरल है कि कठिन, तो क्या कहोगे ? न सरल कहते बनता है न कठिन, जब तक नहीं पाती तब तक 
कठिन भर उंगली पर हृष्टि जाने के पश्चात, क्या सरल श्ौर क्‍या कठिन ! ढूढ़ने का प्रश्न ही कहां 
है ! श्रौर यह गई ही कहां थी ? इसका ढू ढना तो सरल था न कठिन। मेरे भ्रम का दूर होना ही 
कठिन सा था । 


बस तो इस प्रकार भो चेतन ! तू व्यर्थ ही इधर उधर भटक रहा है। जिसे तू खोजना 
चाह रहा है वह तो यहां ही है। तेरे भ्रत्यन्त निकट । निकट भी क्‍या ? तू स्वयं ही तो है-वह । किधर देख 
रहा है बाहर की ओर ? उधर कुछ नहीं हैं। उधर तो यह चमड़े हड्डी का कुछ ढेर मात्र ही पड़ा है। वह 
शरीर है, तू नहीं। इधर देख भाई ! इधर देख | झरे ! फिर उधर ही । उधर नहीं, इधर देख । में जिस 
झोर संकेत कर रहा हैं, उधर देख। भरे ! फिर | उधर ही ? श्ररे भाई ! देख इस उंगली की विल्कुल 
सीध में, उस निशाने पर, जहां से यह 'में' की ध्वनि चली भ्रा रही है। जहां से शान्ति की इच्छा प्रगट 
होती दिखाई दे रही है । जहां सुख दुख का वेदन हो रहा है। जहां विचारनाओ्रों का काम किया जा 
रहा है। नेत्र इन्द्रिय से देखने का प्रयत्त मत कर भोई ! इन्हें बन्द करके देख कुछ भ्रपने ही भ्रन्दर 
डुबकी लगा कर । अपने से ही प्रश्न करके उत्तर ले। 'में” की ध्वनि स्वरूप श्रन्तरंग में होने वाली हे 
विशेष बाणी तू कौन है ? दुख सुख में हाय व वाह वाह करने वाले अन्तरंग में प्रतीति होने वाले-हे परम 
तत्व ? ' ही है ? 'मुभे शान्ति चाहिये, 'मुभे शान्ति चाहिये' हर समय इस प्रकार की टेर लगाने वाले, 
तू कौन है ! 


३ तू ही में मैं भरे! यह कया ? तू किसे कह रह है में ? यह स्वयं में ही तो है। अन्तरंग में प्रकाश- 

निहित है. मान, स्वानुभव गोचर, भश्रमूर्तीक, इन्द्रियातीत, चैतन्य विलास रूप, शाइवत, परब्रह्म, 
यह 'तू' में ही तो है। क्योंकि यह देख प्रदन करने वाला कौन ? 'में । प्रश्न सुनने वाला कौन ? "मैं । 
प्रघन का उत्तर देने वाला कौन ? में । सत्र 'में ही 'में तो हुआ। 'तू' को कहां भ्रवकाश रहा ? 
कितना बड़ा आइचर्य, बगल में छोरा और नगर में ढंढोरा। 'दिल में है तस्वीरे यार जब ज़रा गर्दन 
भुकाई देख ली । व्यर्थ ही इधर उधर दूर दूर भटकता रहा-ठोकरें खाता रहा, कष्ट सहता रहा | पर 
जिसे दू ढता रहा, वह स्वयं 'में' ही तो था।, 


चार ब्राह्मण पुत्र बनारस से “ढ़ कर आये । मार्ग में नदी पड़ी। चारों पार हो गए। 
उस पार पहुँचने पर गिनने लगे। चारों ने गिना पर संख्या तीन ही थी । एक कौन सा डूबा क्या मैं 
डूबा ? नहीं में तो हैं। क्या यह डूबे ? नहीं ये तो है। पर एक, दो, तीन-चौथा कहां गया ? बस वही 
हालत थी मेरी भ्रब तक । निगोद से लेकर मनुष्य तक सारे शरीरों को गिन डाला, पर अपने को गिनना 
सदा ही भूलता रहा। आइचर्य की बात । भ्रपनी मूर्खता न कहूँगा तो क्या कहूँगा ? चला हूँ शान्ति लेने, 
पर यह पता नहीं कि शान्ति भोगेगा कौन ? चला हूँ लड्डू खाने, पर यह पता नहीं कि इसे उठा कर मु ह 
में देने वाला कौन ! 


समझ चेतन समझ । तुझे इस में” का लक्षण दर्शाता हैं। जिसमें जानने का कार्य हो रहा 
है, जिसमें कुछ चिन्तायें उत्पन्न हो रही हैं, जिसमें सुख, दुख महसूस किया जा रहा है, जिसमें विचारने 
का काम चल रहा है, वह एक चैतन्य तत्व है ज्ञानात्मक तत्ब। इन्द्रियातीत भ्रमृर्तीक तत्व है। निग्ोदादि 
रूपों में एक वही तो प्रकाशमान हो रहा है। वही तो भोत हा हो रहा है। वे सर्व इसी की तो' कोई 


€ जीव तत्व ४३ ३ तू ही में. 'में' निहित है 


भ्रवस्थायें हैं। जिनका निर्माण श्रपनी कल्पनाओशों के आधार पर, स्वयं इसने किया हैं ? जिसके होने से ही 
ये सब चैतन्य है, जिसके न होने से ही जड़। [देखो भागे अधिकार नं० २६ प्रकरण नं० २४) श्रौर इसलिये 
ईदवर, परब्रह्न व जगत का सूष्टा यही तो हैं। परमात्मा व प्रश्नु इसी का तो नाम है । अश्रचिन्त्य है इसकी 
' महिमा । उसी परम तत्व का नाम 'में' है। इसी को झ्रागमकार जीव व झात्मा कहते हैं। कोई इसे 'सोल' 
कहते हैं । कोई इसे 'रूह? कहते हैं । पर इन सब नामों की अपेक्षा इसका नाम "में! लिया जाना भ्रधिक 
उपयुक्त है। क्योंकि 'में' शब्द को सुन कर साक्षात रूप से मेरा विकल्‍प उस परम चेतन्य तत्व की श्रोर 
श्राता है, और जीव या आत्मा सुन कर मैं इसे कहीं अन्यत्र खोजने लगता हूँ । देखिये क्‍या भ्नेकों बार मेरे 


में यह विकल्प उत्पन्न होता नहीं देखा जाता, कि एक दिन में भी मरू गा, लोग मुझे श्रर्थी पर लाद के ले 
जायेंगे, और जला देंगे, और यह ग्रात्मा इसमें से निकल कर कहीं श्रन्यत्र जाकर जन्म धारण कर लेगी । 
मानो कि वह शआ्रात्मा मुभसे प्रथक कोई दूसरा पदार्थ ही हो । इसलिये इस सब लम्बे वक्तव्य में में जीव 
शब्द के स्थान पर 'मैं' शब्द का प्रयोग करू गा। बिल्कुल उसो प्रकार जिस प्रकार कि क्राइस्ट ने बाइबल 
में, भौर वेद व्यास ने गीता में किया है ? 


'मैं' शब्द को सुन कर भ्रम में न पड़ जाना । कहीं सोचने लगो कि बड़ा ग्रहंकारी है-यह 
तो । सदा अपनी ही ग्रपनी पुकार करता है। नहीं ऐसा तात्पर्य मेरा नहीं है । 'में' का भ्रथे व्यक्तिगत मैं 
नहीं, बल्कि वह परम तत्व है जो सर्व में वास करता है। ग्रर्थात सर्व के अन्दर से उठने वाले '"मैं' 
दब्द का संकेत उनकी दृष्टि में जिस' श्रोर जाता है वहीं 'में! दाब्द का वाच्य आत्मा है। उस 
सूक्ष्म तत्व की ओर लक्ष्य खींचने के लिये यह 'में' शब्द ही एक मात्र पर्याप्त है, श्रौर कोई नहीं । 





१७ 
--८ शान्ति कहाँ हे :-- 


दिनांक ११ जुलाई १६५६ 


प्रवचन नं० १२ 


१--शान्ति भेरा स्वभाव, २--शान्ति की खोज अनेकों रूपों व विषयों में, जल में मीन प्यासी, 
४--शान्ति आवास मैं । 


१ शान्ति मेरा. गुरुओ्रों के प्रसाद से निज परम चैतन्य तत्व के दर्शन कर लेने के पश्चात, इससे पहले कि 

स्रभाव मैं शान्ति में बाधक अन्य पदार्थों, के स्वरूप का वर्शोन करू, यह जानना श्रावश्यक 
समभता है, कि यह शान्ति क्या है ? और कहां रहती है ? क्‍योंकि शान्ति का निवास जाने बिना, “में 
इसकी रक्षा कहाँ जाकर करू” यह शंका बनी रहेगी । पूर्व कथित सात बातों में, इस प्रश्त का अन्तरभाव 
पहली बात में भ्रर्थात "में क्या हूँ' वाले प्रश्न में हो जाता है । क्योंकि में का लक्षण करते हुये उस लक्षण 
के भ्रंग स्वरूप एक वात यह भी कही गई है कि जिसमें से शान्ति की इच्छा उत्पन्न हो रही है, वही में 
हैं । शान्ति की यह इच्छा ही शांति की झोर मेरे भुकाव को सिद्ध करती है। स्वतन्त्र रूपमें जिस झोर वस्तु 
का भुकाव होता है, उसे. स्वभाव कहते हैं, जैसेकि भ्रग्नि के द्वारा गरम,.किया गया जल, अग्नि के सम्पर्क 
से जुदा होकर स्वतन्त्र रूप से शीतलता की श्रोर ही भुकता है, और यदि देर तक पुनः अग्नि का संयोग 
प्राप्त न होने पावे, तो वह स्वयं शीतल हो जाता है। इसलिये जल का स्वभाव उष्ण न होकर शीतल 
है । इसी प्रकार अगले प्रकरणों में बताये जाने वाले, ग्न्य पदार्थों से सम्पर्क दूर होकर, में स्वतन्त्र रूप 
से शान्ति की ओर ही भुकता हूँ | जैसे कि विरोधी के दूर हो जाने पर, मेरा भुकाव, शान्‍्त होने के प्रति 
ही होता है। गत: मेरा स्वभाव शान्ति है ? भले अ्रन्य के सम्पकं में आकर अ्रशान्त हो रहा हैं। इसलिये 
'शान्ति क्या है! भौर शान्ति कहां है! इन दोनों प्रश्नों का भ्रन्तरभाव, 'में क्‍या हूं" इस पहले प्रश्न में ही 
ग्रा जाता है। भ्रतः इस स्थान पर इसकी व्याख्या कर देना योग्य है। 'शान्ति क्या है ?' इसके सम्बन्ध में 
( अधिकार नं० ३) के पाँचवें प्रवचन में साधारणतः चार प्रकार कीदशान्ति का प्रदर्शन करते हुए काफी प्रकाश 
डाला जा चुका है। अ्रब 'शान्ति कहाँ हैं ? यह बात चलती है। 


'मुझे सुख चाहिये 'मुझे सुख चाहिये हर दम अन्तर में उठने वाली इस प्रकार की पुकार 
से प्रेरित हुआ में श्राज तक, क्या खाली बैठा रहा ? कया मेंने श्राज तक उसे नहीं खोजा ? नहीं ऐसी बात 
नहीं है। जिस प्रकार झ्राज तक में श्रपने को खोजता फिरा, इसी प्रकार इस शान्ति की खोज भी, कुछ 
कम न की, भशौर भ्राज भी बराबर कर रहा हैं। 


२ शान्ति की खोज अनादि काल के इस भव संताप से संतप्त होकर मेंने एक बार विचारा, कि मेरा ज्ञान ही 
प्रनेक रूपों 4. सम्भवतः प्रशान्ति का कारण है। यदि इसका विनाश हो जाये, “तो अ्रशान्ति का वेदन 
विषयों में कौन करेगा ? यह विचार कर अपने ज्ञान को मूछित कर सदियों पड़ा रहा, में प्रचेत, 

निगोद प्रवस्था में, इस बात का अनुभव करने के लिये कि सम्भवतः मुझे शान्ति मिल जाये। परन्तु यद्यपि 


१० शान्ति कहां ४५ ३ जल मैं मीन प्यासी 


अचेत हो जाने के कारण मुझे कुछ बाह्य बाधाओं सम्बन्धी कष्ट प्रतीत ने हो सका, और कुछ अशान्ति व 
व्याकुलता का भी भान न हो सका । तदपि में शान्ति का भी श्रनुभव न कर सका । जैसेकि क्लोरोफार्म 
सुघा कर अचेत किये गये रोंगी को भले उस समय श्रापरेशन का कष्ट प्रतीत न हो, पर इस पर से यह 
महीं कहा जा सकता कि वह सुखी है । बंल्कि बेहोशी दूर हो जाने पर अवश्यमेव ही उसे बड़े कष्ट का 
. बेदन हो जाने वाला है। इस श्रपेक्षा से उसे दुखी कहा जा सकता. है ? इस प्रकार निगोद अ्रवस्था से कभी 

भी सचेत होने पर मुझे भ्रशान्ति का वेदन ही होगा-इस भ्रपेक्षा, तथा प्रज्ञान स्वयं दुख है-इस भ्रपेक्षा, मे 
वहां इस ज्ञान हीन दशा में भी शान्त की बजाय अशान्त ही बना रहा । ह 


'में' की खोज के अन्तर्गत बताये गये क्रम से, मैंने पृथ्वी से मनुष्य व देव पर्येन्त अनेकों 
विचित्र रूप धर कर इसे खोजा, पर सदा अद्यान्त बना रहा । ज्ञान्ति की खोज में जहां भी मैं गया, मेरे 
विश्वास के विरुद्ध वहां ही अनेकों बाधायें सहनी पड़ीं। पृथ्वी, जल, अग्नि,वायु व वनस्पति के रूपों में 
रह रह कर खुदालियों की चोट, ऊपर से नीचे गिराये जामे का कष्ट, पंखे से भड़काने की पीड़ा, तथा ताड़ित 
करना व कुल्हाड़ियों से काटे जाना आ्रादि अनेकों कष्ट सहे । दो इन्द्रियों से पंचेन्द्रिय तक के छोटे रूपों में 
रहते हुये, कुचले जाना, व अग्नि में जलाये जाना आदि अनेकों कष्ट सहे । पंचेन्द्रिय पद्चु पक्षियों के रूप 
में रहते हुये गाड़ीबान के हंटरों तथा डंडों के द्वारा, भूखा रखा जाने के द्वारा, तथा गर्मी सर्दी के द्वारा, 
प्रत्यक्ष प्रतिदिन देखने में आने वाले कष्ट सहे, जिनको सहस्न ज़िद्लाओं के द्वारा कहा जाना भी शक्य 
नहीं है । मनुष्यों में श्राथा तो परस्पर को लड़ाई, मार पीट, ढईं ष आदि के भ्रतिरिक्त धनोपार्जन सम्बंधी 
१चनातीत चिन्‍्ताश्रों के द्वारा, आज प्रत्यक्ष दुःख सह रहा हूं । नारकियों के दुखों का तो ठिकाना ही क्‍या ? 
देवों में जार भी मुझे चेन न मला, अन्य देवों की सम्पत्ति को देखकर उठी हुई अन्तरदाह में जलता 
रहा । गया शान्ति खोजने, भिली श्रशान्ति । 


मेंने इसे ठण्डे, गर्म व चिकने रूखे पदार्थों में खोजा । खट्टे , मीठे व चर्परे पदार्थों में खोजा, 
सुगन्धि में खोजा, नृत्यों में खोजा, सिनेमा थियेटरों में खोजा, मधुर गीत वादित्र में खोजा, सुन्दर वस्त्रों में 
खोजा, बड़े बड़े महलों में खोजा, हीरे पन्‍ने माणिक में खोजा, स्वर्ण रजत में खोजा, बतेंनों व फर्नीचर 
में खोजा, स्वादिष्ट पदार्थों में खोजा, क्रीम पाउडर में खोजा, पर फिर भी अज्ञान्त बना हुआ हूँ । 
राजा व चक्रवर्ती बन कर खोजा, दूसरों को दास बनाकर खोजा, एटम बम बनाकर खोजा, चन्द्र, सूर्य 
तक जा जाकर खोजा श्रौर कहां कहां नहीं खोजा ? सर्वत्र खोजा पर आझ्राज तक अशान्त बना हुमा है । 
प्रत्यक्ष को प्रमाण की ग्रावश्यकता नहीं । मेरा अपना इतिहास है कौन नहीं जानता ? 


३ जल में मीन. बड़ी विचित्र बात है कि पुरुषार्थ करू शान्ति का, और मिले अशान्ति ? भोजन खाऊं और 

प्यामी पेट न भरे ? परन्तु ऐसा वास्तव में नहीं है। भोजन किया तो सही पर मु ह में डालकर नहीं, 
दारीर पर पोत कर । कैसे पेट भरे ? पुरुषार्थ किया तो सही, पर जिस दिशा में करना चाहिये था उस 
दिशा में नहीं | आश्चर्य है इस बात का कि भ्रसंतुष्ट रहता हुआ भी झ्ाज तक मेरे हृदय में यह बात 
उत्पन्न न हुई, कि सम्भवत. कहीं न कहीं मेरी भूल रह रही हो-पुरुषार्थ करने में । क्योंकि पुरुषार्थ का 
फल भले भ्रल्प हो, पर उल्टा नहीं हुआ करता । रोग शमन न होते हुये भी और्षा७ को बदल के आज तक 
न देखा । एक द्वार से मार्ग का पता न चलने पर भी दूसरे द्वार की ओर जाकर न देखा। पूर्व कथित 
(9 & छाण 77००५) सिद्धान्त परन चला। फिर क्यों न होती असफलता ? सिद्धान्त के 


१० शान्ति कहां ४६ ३ जल में मीन प्याक्षी 


,निरादर से और निकलता ही क्या है ? खोज की, परन्तु बेशानिक हृष्टि को छोड़कर, केकल पूर्व भ्रश्यास 
मे प्रेरित होकर एक ही दिशा में । 


झ्राज सहान सौभाग्यवश शान्ति मण्डार वीतरागी गुरु की शररा में आकर भी, क्या इसे 
न खोज सकू गा ? नहीं, नहीं, श्रबः इसे प्रवश्य खोज निकालू गा । सुरुवर ने वास्तविक वेज्ञानिक सिद्धान्त 
के प्रयोग द्वारा उसे खोज निकाला है प्रपनी जीवन की प्रयोगशाला में बेठ कर । यही मार्ग मुझको बता 
रहे हैं, कि प्रभु | इस नई प्रयोगशाला में भर्थात भपने चेतन्य घन स्वरूप में श्राकर इसे खोज । इन्द्रिय 
विषय सम्बन्धों भोगों में नहीं । वहाँ इसका साया भी नहीं है। न मालूम क्‍यों तुझे वहाँ ही भ्रपनी शान्ति 
के होने का भ्रम हो गया है ? सम्भवतः इस कारण से ही हो कि उनके भोग के समय कि.चत शा/न्त सी 
प्रतीत होती है । परन्तु माई वह सच्ची शान्ति नहीं है। भ्रशान्ति को श्लौर भी भड़का देने के लिये दावानल 
है। चार प्रकार की शान्ति का स्व ॒ प दह्ते हुये पहले ही इस बात को सिद्ध किया जा चुका है। 


“जल में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन झावे हांसी? । एक बार कोई जिज्ञासु गुरु से जाकर 

पूछने लगा कि प्रभु । शान्ति दे दीजिये । कहने लगे कि इतनी छोटी सी वस्तु देते हुये क्या में प्रच्छा लगू गा । 
जाओी, सामने नदी में एक ममर मच्छ रहता है उससे जाकर कहना, वह देगा तुम्हेंशान्ति । नदी पर 
गया । मगर को पश्रावाज़ लगाई, झौर गुरु का श्रादेश कह सुनाया । मगर बोला, शान्ति अवश्य दे दू गा, 
परन्तु कुछ प्यास लगी है। पहले पानी पिला दो पीछे दूगा। पिथिक यह बात सुनकर हंस पड़ा, झ्ौर 
एकाएक निकल पड़ा उसके मुख से वही उपरोक्त वाक्य “जल में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन झ्रावे हांसी ” । 
भच्छ बोला, जा यही उपदेश है शान्ति की खोज का। शान्ति में वास करने वाले भो जिज्ञासु ! शान्ति 
सागर में रहते हुये भी शान्ति की खोज करता फिरता है ! बड़े आश्चर्य की बात है । 
४ शान्ति आवास मैं तू तो स्वयं शान्ति का मन्दिर है। शान्ति तेरा स्वभाव है। जो पुरुषार्थ तू कर रहा है, 
वह भले ही तू शान्ति का समझकर कर रहा है वास्तव में शान्ति का नहीं है, श्रशान्ति का है। भोगों 
की प्राप्ति के प्रति प्रयत्न करना, इच्छाश्रों की झग्नि में घी डालना है। क्योंकि भोगों की ग्रधिकाधिक 
उपलब्धि के द्वा।रा इच्छाश्रों में गुणाकार होता देखा जाता है| (देखो प्रवचन नं० ४ दिनांक हे जुलाई १६५६) प्रत: 
इस दिशा से, भ्रर्थात भोग सामग्री या किसी भ्रन्य पदार्थे से भ्रपने उपयोग को हटा करके वहां लगाने से 
दान्ति की प्राप्ति हो सकती है जहां कि उसका वास है ; भर्थात निज स्वभाव में एकाग्र होना ही शान्ति 
प्राप्ति के प्रति स्वाभाविक पुरुषार्थ है। उसी का कारण व उपाय भ्ञागे के प्रकरणों में दर्शाया जायेगा । 


११ 
--+ अजीब तत्व :--- 


दिनांक ९२ जुलाई १६५६ 
प्रवचन नं० १३ 


१--मेरी भूल शरीर में मैं! का भास, २--जन्म व सृत्यु का रहस्य, ३--पुनर्जन्म की सिद्धि, 
४--उत्पाद व्यय भौव्य, ५--तीन कोटि के पर पदार्थ । 


१ मेरी भूल शरीर अहो ! वीतरागी गुरुओं की शरण व उनकी महान करुणा, तथा यह महान भ्रवसर कि 

में 'मैं” का भास जिसके प्रसाद से झ्ाज में ग्रपनी महिमा जान पाया। स्कयें अपने दर्शन करने को समर्थ 
हो सका । जिनकी कृपा से श्राज मेरी भव की इच्छा पूर्ण हुई, संताप मिठा, शान्ति के प्रति सच्चा पुरुषार्थ 
जागृत हुआ । अतुल प्रकाश मिला, श्र वह बड़ी भूल भासी, जो भ्रनादि काल से बिना किसी से सीखे 
बराबर पुष्ट होती चली भ्रा रही थी । भ्रर्थात 'में' को “में में न खोज कर श्रन्य में खोअना। ओ स्वयं 
विचार करने से 'में' रूप मासते भी नहीं हैं । जिनमें “मैं -कार प्र्थात अहूँ प्रत्यण का नाम भी नहीं है। जो 
सुख दुख का स्वयं अ्रनुभव भी नहीं कर रहे हैं । जिनमें स्वयं विचार करने की शक्ति भी नहीं है। जो 
चंतन्य वत दीखते हैं ग्रवर्य पर वास्तव में प्रच्नेतन हैं । जिनके पीछे भ्रमता हुआ श्राज तक अपनी शान्ति 
को खोजता हुआ में प्रशान्त ही बना रहा । संतप्त"व व्याकुल बना रहा । 


देख तो चेतन ! ज़रा अ्रपनी समूर्खता । स्वयं हंसी भ्रा जायेगी भ्रपने ऊपर । 'में' शब्द निकलते 
ही किस ओर जाना चाहिये था तेरा लक्ष्य, और किस ओर जा रहा है-वह ? उस विचारशील, प्रन्तरंग में 
प्रकाशमान सुख व द्ान्ति के भण्डार परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप, 'भ्रहूं प्रत्यय' के तथा चैतन्य तत्व के प्रति 
न जाकर, तू उलभा जाता है शरीर में, इसके पृथ्वी से मनुष्य पर्यन्त तक के श्रनेक भ्राकारों में, इसकी 
इन्द्रियों में, इसके स्त्री पुरुष नपुसक चिन्हों में ? तू खोजने लगता है-अपनी महिमा इसमें ? भ्पनी शान्ति 
इसमें ? मान बैठता है इसके जन्म में श्रपना जन्म, इसकी मृत्यु में प्रपनी मृत्यु, इसके नाम में अपना नाम, 
इसके विनाश में ग्रपना विनाश, इसकी बाधा में भ्रपनी बाधा, इसकी रक्षा में अ्रपनी रक्षा, इसकी भूल 
में ग्रपनी भूल, इसकी नग्नता में अपनी नग्नता, इसके इष्ट में अपना इष्ट, इसके भ्रनिष्ट में अपना अनिष्ट, 
इसके नातेदारों को अपना नातेदर, इसके सेबक को अपना सेवक,इसके घातक को भपना घातक, इसके माता 
पिता को अपना माता पिता, इसके निर्मित धनादि पदार्थों को अपने पदार्थ, इसके कार्य को अ्रपना कार्ये, 
झौर न मालूम क्या क्‍या ? 


२ जन्म व भृत्वु सूर्खता की भी कोई हद होती है ? भ्राई ! इस मूलेंता का भी कोई ठिकाना है। सु्गों बीत 

का रहस्यमय जग, परन्तु आज तक म सम्भला । धर में पुत्र उत्पन्न हुआ, झहा हा ? कितमी भवौखी 
खात हुई । फितते हर्ष का त्थान हुआ ? एक नवीन बस्तु लो बता डाली है- मेंने ? मानो कि उसकी सता 
ही बना डाली हो | इससे पहले वह लोक में ही न हो, एक महान काम जो किया मेंसे, अपने ही जैसे 


११ अजीब तत्व. ४८ २ जन्म व मृत्यु का रहस्य 


एक नवीन व्यक्ति को सृजन कर । परन्तु अपनी भांति ही मूर्ख | मूखों की टोली में एक की बृद्धि जो कर 
दी है मैंने ? और यह क्या ? अरे काल ! हाय हाय ! “नहीं तृ तो चला जा यहां से । देख देख ! ज़रा दूर 
रह । यहाँ मत झआ। यह तो मेरा पुत्र है। मेरी सृष्टि है। इस पर तो मेरा अधिकार है। तू कहां ले 
जाना चाहता है इसे, मेरे बिना पूछे ? व्यापार में कुछू लाभ हुआ । भ्रहा हा ! कितना बड़ा काम किया है 
मैंने, कितना चतुर हैं मे ? इतना धन लें श्रा्या है ” मानो कोई नई वस्तु ही बना कर लाया है। इससे 
पहले यह इस जगत में थी ही नहीं । अरे हैं ! यह क्या ? हानि ? भरे रे ! तुझे किसने बुलाया ? जा जा। 
जब बुलावे तब आना । बिना ब्ुुलाये आना सेवक की मूर्खता है। मानो मेरी ही तो झ्राज्ञा पल रही है 
विश्व पर । मेरे ही ग्राधीन रहना चाहिये सबको | में स्वामी जो हैँ सबका | मू्खों को सब ही मूर्ख 
न दिखाई दें तो क्या दिखाई दें ? और इसी प्रकार कभी हंसता श्र रोता चला आा रहा हूँ न मालूम 
कब से ? 


मेरे अन्दर यह भ्रात्मा बोल रही है । मेरी मृत्यु एक दिन झा जायेगी। मुझे चिता पर रख 
कर फू क दिया जायेगा । और यह आत्मा उड़ जाब्रेगी-इसमें से, एक फूक सी निकल कर । और उसके 
पद्चात में, में तो जला जो दिया गया ? एक भ्रन्धकार सा, जिसमें कुछ नहीं भासता, कि में रहा या 
विनश गया । नहीं नहीं, में तो विनश ही गया । भृत्यु तो आ गई ? अब कहां दीखू गा में ? किसे दीखू गा 
में ? किसे पुका रेंगे लोग ग्रभुक नाम लेकर ? जन्म से पहले कब था में ? किसे दीखता था मैं ? कौन 
पुकारता था मुझे भ्रमुक नाम लेकर ? हाँ हाँ, ठीक है, जन्म से पहले में था ही नहीं और मृत्यु के पश्चात 
मैं रहैया महीं । जन्म से मृत्यु तक के लिये, बस इतना ही तो हूं में, इतना ही तो है मेरा जीवन ? जितनी 
मौज उड़ाई जाये उड़ाले, जितनी सम्पत्ति खाई जाये खाले । फिर कोन जानता है कि रहे न रहे । सदा 
से जी जी कर मरता आ रहा है श्राज तक इसी प्रकार । सदा से बराबर विनश रहा है तू । सदा से चिता 
में जलाया जा रहा है तू । पर मज़ की बात यह कि में हैं” यह कहने वाला झाज भी तू अपने होने का 
पोषरा कर रहा है । सदा से भोग रहा है तथा खा रहा है इस लोक की सम्पत्ति को । पर ञ्ाज भी ज्यों की 
त्यों बनी हुई है-इस धरातल पर । 


ग्ररे भाई | यह विचारा है कभी कि वह जिसे तू फूक सी उड़ जाने वाली आत्मा कह 
रहा है, जिसे तू अपने अन्दर बोलता हुभ्ना देख रहा है, वही तो तू है चैतन्य ज्योति परम तत्व ? अबाध्य 
व ब्रकादय । जिसे तू जलता हुआ देख रहा है, वही तो है अजीव तत्व' चैतन्य घून्‍्य, जड़ । यदि विश्वास 
नहीं आता तो अपने को, उस फू क सी को निकाल कर देख ले-इस ढ़ोल की पोल को । कहाँ चली जाती है 
इसकी ज्योति ब तेज ? आँख होते हुये भी क्‍यों नहीं देख सकता यह ? मुह होते हुये भी क्‍यों नहीं बोल 
सकता यह ? कान होते हुए भी क्‍यों नहीं सुन सकता यह ? नाक होते हुए भी क्‍यों नहीं सूघ सकता यह ? 
भ्रग्नि पर रख देने पर क्यों पीड़ा नहीं होती इसे ? क्‍यों चीख पुकार नहीं करता आज यह ? यह तृ ही 
तो था कि जिसके कारण इसमें ज्योति थी, तेज था | यह तू ही तो था कि जिसके कारण यह देखता था । 
यह तू ही तो था जिसके कारण यह बोलता था । यह तू ही तो था जिसके कारण यह सुनता था । यह तू ही 
तो था जिसके कारण यह सूघता था, और यह तू ही तो था कि जिसके कारण भग्नि लगने से यह 
चीखता भा। परलष्तु विचार तो कर, झपनी बुद्धि के फेर पर । भ्रपने को तो फूक बत फोकट की वस्तु 
मान बेठा है,भौर इसे “में” मान बेठा है। भपनी महत्ता भूल कर इसकी महत्ता गिनता है। अपने को जड़ 
व इसे चैतन्य मानता है | | 


११ भ्रजीव तत्व ४8 ३ पुनर्जेन्म की सिद्धि 


३ पुनर्जन्म करी सिद्धि भाई ! तू आझ्राज तक कभी मरा ही नहीं । मरता तो झाज बेठा 'में' कहने वाला तू कहां 
से भ्राता ? यदि विश्वास नहीं श्राता तो पुनर्जन्म के उन प्रत्यक्ष दृष्टान्तों को देख जो श्राज के समाचार 
पत्रों के थरुग में प्रत्यक्ष पढ़ने, सुनने, देखने व अनुभव करने में भ्रा रहे हैं। भ्पने को मैं कहने वाला कोई भी 
व्यक्ति विशेष, पुनर्जन्म के विश्वास न करने वाले वातावरण में उत्पन्न होकर भी, भर्थात मुसलमानों व 
ईसाइयों में जन्म धारण करके भी क्‍या आज यह कहता सुना नहीं जाता, कि में इससे पहले भ्रमुक देश 
में, भ्रग्ुक ग्राम में श्रमुक माता पिता का पुत्र या प॒त्नि, अमुक का पिता या माता, झसुक का पति या स्त्री 
था। अम्ुक व्यापार करता था। झम्रुक यह मेरा ही मकान था। यह मेरी ही दुकान थी। अमुक व्यक्ति 
को इतना पैसा देना था मुझे । भ्रमुक स्थान पर अ्रमुक वस्तु रखी हुई थी मैंने। तथा भ्रन्य भी भनेकों 
ऐसी बातें जिनकी खोजबीन व परीक्षा कर लेने के पश्चात, उन सब बातों की सत्यता प्रकाशित हो 
जाने के पश्चात, यह कहे बिना न बनेगा कि निःसन्देह भ्रपने को आज 'में' कहने वाला यह व्यक्ति बही 
है जो इस बार जन्मने से पहले इस से पूर्व की अवस्था में भी अपने को 'में' ही कहता विद्यमान था। 
भले ही पहले भ्रन्य विश्वास पर ग्राधारित रही हो यह, पर आज के युग में तो सौभाग्यवश अन्धविध्वास 
का विषय नहीं रह गया है। हस्तामलक वत आज प्रत्यक्ष हो रहा है-इस परम सत्य का । 


दिनांक रैशे जुलाई १६५६ 


प्रवचन नं ० १४ 


४ उत्पाद व्यय अजीव तत्व की बात चलती है। उसके गअन्तगेत हृष्टान्तों के श्राधार पर पुनर्जन्म की सिद्धि 

भ्रौव्य कर दी गई । श्रर्थात यह बात दर्शा दो गई कि भ्राज जो जन्मा है वह वहो है जो पहले 
कहीं से मरा है। कोई नया नहीं । श्र यदि ऐसा ही है तो जन्म लेते समय कौन नई वस्तु जन्मी ? और 
मररणा पाते समय कौन पहली वस्तु विनशी ? बिल्कुल इसी प्रकार जिस प्रक।र कि विचार करने पर यह 
बात ध्यान में आ जाती है कि धन लाभ होते कौन नई वस्तु झा गई, श्रौर धन हानि होते कौन पूर्व वस्तु 
विनश गई, यहां ही थी, यहां ही रही । न कुछ आई न कुछ गई। इसी प्रकार तू भी यहीं था यहीं 
रहा, न कुछ जन्मा न कुछ मरा। तेरे इस जन्म से या धन लाभ से लोक में न कुछ लाभ हुश्ला न 
वृद्धि हुई, श्र तेरी इस मृत्यु से या धन हानि से लोक में न कुछ हानि श्र।ई । “मैं! कहने वाले जितने 
व्यक्ति थे भ्रब भी उतने ही रहे । जितनी सम्पत्ति थी भ्रब भी उतनी ही रही । केवल "में? के शरीरों की 
कुछ भ्राकृति या स्थान मात्र बदले गये । और इसी प्रकार सम्पत्ति के भी रूप व स्थान मात्र बदले । 


पहले कलकत्ते के एक ब्राह्मरा कुल में था और झ्राज इस घुज़फ्फरनगर के एक वेश्य 
कुल में । पहले कभी पशु के शरीर में था अ्रब मनुष्य के शरीर में । पहले कभी चींटी के रूप में अ्रब मनुष्य 
के रूप में पर इसी प्रकार सर्व रूपों में स्व शरीरों में, बराबर क्रम से परिवर्तेन करता, एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाता रहता, झ्राज भी श्रपने अ्रस्तित्व को तेरा यह 'में' प्रत्यक्ष प्रकाशित कर रहा है । भ्रौर इसी 
प्रकार यह सम्पत्ति भी, पहले विष्टा रूप थी और झ्ाज भ्रश्न रूप पहले पृथ्वी रूप थी और आज स्वर रूप, 
पहले पत्थर रूप थी और श्राज श्रापकी सुन्दर प्रंग्रठी रूप, पहले किसी के पास थी और प्रब आपके 
पास, पहले पश्ुझं की भोज्य थी और भ्राज श्रापकी, भ्रौर इसी प्रकार अनेकों रूपों में परिवर्तन करती 
एक स्थान से भ्रन्य भ्न्‍्य स्थान पर जा जा कर परिभ्रमण करती श्राज भी यह किसी भी रूप में ग्रपने 
प्रस्तित्व को सिद्ध कर रही है 


११ भ्रजीव तत्व प्रू० ४ उत्पाद व्यय ध्रौव्य 


और इसी प्रकार यह शरीर भी तो ? पहले विष्टा रूप था, फिर मिट्टी हो गया, भ्रन्न 
बन बैठा किसी के द्वारा भक्षण किया जाने पर उस ही के शरीर के अ्रंगोपांग रूप से परिवर्तित हो चमड़ा 
हड्डी बन गया, जल कर राख हो गया, भर राख फिर पृथवी बन गई । या उस भोज्य का ही कुछ भाग 
विष्टा बनकर फिर पीछे मिट्टी बन गया । श्रथवा तो माता पिता के द्वारा ग्रहण किया गया वह भोजन 
किसी अन्य बालक के शरीर रूप बन गया । श्रौर एक दिन भ्रकस्मात प्रगट होकर प्राश्चयें में डाल दिया 
उसने । बताइये तो क्या जन्मा क्‍या मरा ? शरीर का पदार्थ भी वो कोई नया उत्पन्न हुआ नहीं श्रौर न 
ही विनशा ? रूप से रूपान्तर में परिवर्तित होता तथा स्थान से स्थानानतर होता यह वही तो है जो 
पहले था ? न कुछ विनशा न कुछ उपजा । 


यदि कहीं इतनी योग्यता हुई होती कि इस चेतन्य के तथा इस शरीर के अ्रंग स्वरूप इन 
पृथ्वी जल आदि तत्वों के, प्रत्येक क्षण में होने वालें परिवर्तत का बराबर निरीक्षण कर सकता, तो यह 
स्पप्ट प्रतिभास हो जाता कि इस थ्वी का एक कशा कोंपल में आ गया, श्रौर अ्रब देखो वही श्रब 
श्रन्न में बैठा हुआ है, और देखो इस शरीर में बैठा हुआ अपने अ्रस्तित्व को बराबर दर्शा रहा है। श्रथवा 
यह “में” कहने वाला व्यक्ति जो आज कुत्ते के शरीर में बोलता दीख रहा है, देखो यह उड़ा जा रहा है 
आ्राकाश में पूर्व की दिशा को, यह देखो इस कोंपल में झा बंठा, और श्रोह ! कितना बड़ा रूप घर कर यह 
देखो इस वृक्ष में बंठा है। श्रथवा तो इस माता के गर्भ में प्रवेश पा गया, और यह देखो भ्राज यह इस तेरे 
शरीर में बंठा अपने को उसे 'मैं' शब्द के द्वारा पुकारता हुआ अपने लम्बे भ्रस्तित्व का परिचय दे रहा है । 
तब यह भ्रम न रह पाता मुझे, जो आज है। 


भले प्रत्यक्ष रूप से न सही पर सौभाग्यवश आ्राज भी परोक्ष रूप से, तक॑ व अनुमान के 
ग्राधार पर ये सब उपरोक्त बातें प्रत्यक्ष वत ही हो रही हैं। श्ौर अपनी सत्यता को सिद्ध कर रही हैं । 
प्रभो ! तुके बुद्धि मिली है। विचार व अनुभव के आधार पर किसी छिपे हुये रहस्य का पता लगाने का 
प्रयत्न कर । यह स्व तथ्य परोक्ष है। ऐसा भी नहीं हे । मेरे गुरुवर तथा योगी जनों को इसका प्रत्यक्ष भी 
हुआ हैँ । जिसके आधार पर कि मुझे सम्बोधने के लिये तथा मेरी भूल दूर हो जाये इस अ्रभिप्राय से 
परम करुणा बुद्धि पूवंक, लिख गये हैं वे-इन शास्त्रों में । और इसी लिये मेरे भ्रनुमान व [तक की साक्षी 
देने वाला यह आगम भी उस तथ्य की सत्यत। को सिद्ध कर रहा है। 


उपरोक्त सर्व कथन पर से सिद्धान्त निकला कि :--- 


१ लोक में दो जाति के पदार्थ हैं। एक चैतन्य दूसरा श्रचेतन्‍्य (जड़) | एक विचारने व सुख दुःख 
वेदन करने की शक्ति रखने वाला, और दूसरा इन शक्तियों से रहित । एक अमूर्तीक तथा दूसरा 
मूर्तीक । एक इन्द्रियों से देखा जाने व जाना जाने योग्य तथा दूसरा इन्द्रियों से भ्रगोचर । चेतन 
व श्रमृ्तीक तत्व का नाम जीव या $00| हैँ और दूसरा जड़ व सूर्तीक तत्व का नाम पुदूगल य। 
98॥८' | 


२ कक है सदा से हैं भोर सदा ही रहेंगे । न नये पेदा होते हैँ भौर न कभी विनशते या अपनी सत्ता 
क्‍ । 


३ दोनों ही भ्रपनी भपनी प्रवस्था में भ्रपने भपने में बराबर बदल रहे हैं। भर्थात उनमें सदा नई नई 


११ झजीव तत्य ५१ भ तीन कोटि के पर पदार्थ 


प्रवस्था में उत्पन्न होती रहती हैं, तथा पुरानी श्रवस्थायें विनशती रहती हैं, श्र्थात वस्तु उत्पाद व्यय 
४ इन तीनों अ्रंशों का पिण्ड है । वे दोनों ही एक स्थान से भ्रन्य स्थान को प्राप्त होते 
रहते हैं । 


४ अवस्था बदलते रहते भी जीव सदा जीव ही बना रहता है भौर पुदूगल सदा पुद्गल ही । 


५ जीव तत्व रूप 'भहूं प्रत्यय' के द्वारा सदा सुख दुःख का वेदन होता रहता - है, भौर पुद्गल के द्वारा 
शरीर का निर्माण । 


६ शरीर भौर शरीरधारी के सम्बन्ध में जकड़े हुये यह दोनों दूध श्रौर पानी वत एकमेक होकर 
रहते हैं । 
७ एकमेक होकर रहते हुए भी जीव कभी पुदुगल झौर पुदूगल कभी जीव नहीं बन सकता । 


यह उपरोक्त सिद्धान्त शान्ति पथ का प्राण है। बिना इसके समभे शान्ति पा लेना 
भ्रसम्भव है, जैसाकि ब्रगले प्रकरण में सिद्ध किया जायेगा। अ्रतः भो चैतन्य ! भ्रपनी भ्रूल सुधारने के .. 
लिये इस रहस्य को सुन । तर्क, अनुमान, भ्रनुभव व झ्रागम के झ्राधार पर उसका निर्णाय कर । श्रौर भ्रपनी 
क्षण क्षण की विचारनाश्रों में उसे श्रवकाश दे । 


, , द्वो प्रकरणों में बताये गये जीव श्रजीव तत्व को जानने का क्या प्रयोजन है? एक बात 
यह भी इस स्थान पर स्पष्ट कर देनी योग्य है। इस बात का प्रयोजन मेरी उस भूल को दर्शाना है कि 
जिसके कारण में.बराबर शान्ति का पुरुषार्थ समभते हुए भ्रशान्ति का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, क्योंकि जसा 
कि पहले दर्शा दिया गया है, में शान्ति को स्वयं में न खोज कर अ्रपने से पृथक किसी पदार्थ में खोज़ रहा 
हैं। इसलिये यहां स्वपदार्थ व परपदार्थ का निर्णय कर लेना झावश्यक है। 


१ तीन कोटि के. श्रब दो तत्व बताये गये, जीव व भ्रजीव । इन में से ही कौन स्व तत्व है और कौन पर, 

पर पदार्थ यह बात खोजनी है। यह स्पष्ट है स्व का श्र्थ 'मैं' है, भौर में चेतन है, इस लिये स्व 
तत्व जीव ही हो सकता है, प्रजीव कदापि नहीं । इसलिये समस्त अजीब तत्व पर की कोटि में चला 
गया । परन्तु कुछ भौर विशेषता भी जान ली जाये तो अच्छा है। यह श्रजीव तत्व दो कोटियों में विभा- 
जित किया जा सकता है । एक वह प्रजीव जो दूध पानो वत मेरे साथ साथ इस प्रकार मिला हुम्ना पड़ा 
है कि, उस मिश्रण में जीव कौन और भ्रजीव कौन यह विवेक भी स्थूल दृष्टि से होना श्रसम्भव है, भर 
वह है यह स्थूल शरीर, तथा एक अन्य सूक्ष्म शरीर या लिग शरीर- जिसे कार्माण शरीर भी कहते हैं । 
जिसका कथन प्रास्रव बन्ध कथन में भ्रा जायेगा । तथा दूसरा वह भ्रजीव जो इन्द्रिय प्रत्यक्ष द्वारा मुभसे व 
मेरे शरीर से पृथक पड़ा हुआ दीख रहा है जैसे वस्त्र, पेसा, घर भ्रादि । 


झ्ब लीजिये जीव तत्व । जीव तत्व यद्यपि स्व पदार्थ कहा जा सकता है, क्‍योंकि में जीव 
ही हैँं। परन्तु स्व जीव स्व पदार्थ कहे जा सकें ऐसा नहीं है । झ्त: जिस जीव विश्वेष में चे तन्य के भ्रति- 
रिक्त इस “मैं! पने का लक्षण भी घटित हो वह एक जीव स्व पदार्थ है। भौर शेष सर्व जीव पर पदार्थ । 
इसमें तो कोई संशय को भ्रवकाश नहीं । परन्तु इसमें से भी एक विशेष भ्रंश पर पदार्थ रूप से यहां दिखाना 
प्रभीष्ट है जो भ्रत्यन्त सूक्ष्म हृष्टि करने से दिखाई दे सकता है। स्थूलत: देखने से तो वह अंश स्व पदार्थ 
रूप ही दिखाई देता है, क्योंकि वह स्वयं मेरी ही भ्रवस्था विशेष है, जो भले ही पर पदार्थ का आश्रय 


११ भ्रजीब तत्व ह ५२ ५ तीन कोटि के पर पदार्थ 


लेकर उत्पन्न हुई हो । पर है चैतन्य रूप, जड़ रूप नहीं । मेरा संकेत प्रपती राय दढ्व षादि भ्रन्तरंग प्रवृत्ति 
की झोर है । पहले से बताया जा रहा है कि मेरा स्वभाव शान्ति है। भौर स्वभाव उसे कहते हैं 
जिस शोर कि, पर सम्पर्क से हट जाने पर स्वतंत्रता रूप में स्वयमेव पदार्थ का भुकाव हो जाये। पशान्ति 
मेरा स्वभाव नहीं । भौर रागढ षादि अभ्रशान्ति रूप व अशान्ति जनक हैं, भ्रत: वह मेरे स्वभाव नहीं हो 
सकते । भले ही कुछ देर के लिये मेरे में उत्पन्न हो गये हों जल की उष्णता वत। जैसे वर्तमान में दिखाई 
देने वाली जल की उष्णता स्वभाव &ष्टि से जल की नहीं कही जा सकती। उसी प्रकार राग-दव ष 
रूप क्रोधादि भाव भी स्वभाव हृष्टिं से मेरे नहीं कहे जा सकते । जिस प्रकार यद्यपि जल की उष्णता 
झग्नि रूप नहीं है, पर भ्रग्नि के संयोग से उत्पन्न हुई होने के कारण भ्रग्नि से भ्राई कही जाती है। इसी 
प्रकार यह रागादिक भाव भी यद्यपि जड़ शरीर के या कर्मादिक पर पदार्थ के नहीं हैं, पर उनके संयोग 
से उत्पन्न हुये होने के कारण उनमें से श्राये कहे जाते हैं ? श्र इसलिये मेरे होते हुये भी वह भाव धना- 
दिक के आ्राश्चित होने के कारण, धनादिक के न होते हुए भी धनादिक के कहे जायेंगे । स्वभाव रूप से मेरे 
नहीं । भरत: यह भी पर पदार्थ की कोटि में चले जाते हैं। क्योंकि जब तक श्रपने भ्रन्तर में इन पर दृष्टि 
रहेगी तब तक शान्ति प्राप्ति भ्रसम्भव है । 


इस प्रकार स्थूल दृष्टि से दीखने वाले भिन्न क्षेत्र में स्थित जड़ पदार्थ धनादिक व चेतन 
पदार्थ पुन्नादिक, कुछ सूक्ष्म दृष्टि से दीखने वाले एक क्षेत्र में स्थित जड़ पदार्थ शरीर व कर्मादिक श्र 
प्रत्यन्त सूक्ष्म हृष्टि से दीखने वाले श्रत्यन्त निकट व तन्‍्मय रूप से प्रकाशमान रागादिक विकारी चैतन्य 
भाव-ये तीनों पर पदार्थ रूप से ग्रहरा करने चाहियें । 


“95०029009090-- 


१२ 


“; सरंथ पर भेद विज्ञान १०- 


दिनांक १४ जुलाई १६५६ 


प्रवचन नं० १५ 


१--अन्य की परतन्त्रता में अपनी स्वतन्त्रता का अम, २--षट कारकी पृथकत्व, ३--सामे की खेती का दृष्टान्त, 
४--निमित्त की कथश्वित सत्यता, *--निमित्त व उपादान दोनों की कथश्वित उपादेयता, ६--संकुचित दृब्टि 
से निर्मित के ग्रहण का निषभेष, ७--मेद विज्ञान का प्रयोजन शाता दृष्टापना । 


१ अन्य की पर- शान्ति पथ की सिद्धि के भ्रर्थ जीव श्रजीव तत्वों का वर्णन करके, भ्रगले तत्वों का विवेचन 
तन्त्रता में श्रपणी करने से भी पहले, यहां स्व व पर में विवेक कराया जा रहा है। क्योंकि स्व व पर का 
स्वतन्त्रता का निर्णाय किये बिना शान्ति की प्राप्ति मात्र स्वप्न है। क्‍योंकि मेरी शान्ति स्व में श्रर्थात 

भ्रम मेरे में ही है पर में नहीं । ऊपर तीन कोटि के पर पदार्थ बताये गये जिनमें दो कोटि के 
पर पदार्थ तो कारण रूप द्रव्य हैं और तीसरी कोटि का पर पदार्थ उनके किसी संयोग का 
कार्य । उनके संयोग से मुझ में यह राग द्व षादि रूप कार्य कंसे होता है, यह प्रश्न उपस्थित है ? इसी का 
उत्तर श्राज चलेगा । 


अपने आज के विकल्पात्मक संसार पर हृष्टिपात करके यदि में इसका विश्लेषण करू 
तो, स्पष्टतय: यह बात ध्यान में श्रा जाती है कि, क्यों और किस प्रकार में श्राज प्रति क्षण नये नये 
विचार व विकल्प उठा उठा कर, उनमें स्वयं फंसा हुआ व्याकुल बना रहता हैं। इन विकल्पों का मूल 
वास्तव में शरीर है। क्योंकि जितने भी विकल्प हो रहे हैं वे सब इसकी इष्टता के लिये हो रहे हैं । मेरे 
आ्राज के विकल्पों में मुख्य धनोपाज॑न का विकल्प है। धनोपारजन की इच्छा केवल पंचेन्द्रिय की पूर्ति के 
लिये है। पंचेन्द्रियों का श्राधार शरीर है । इसी प्रकार घनोपाजन कुटुम्ब पालने के अर्थ भी है, भौर 
कुटुम्ब पालन भी इसी लिये है कि उनको में इस शरीर का रक्षक व वृद्धावस्था में इसका सहायक मानता 
हैं । इन विषयों में, कुटम्ब में, या धनोपार्जन में बाधा पड़ जाने पर मुझे चिन्ता होती है। उस चिन्ता 
की निवृति के लिये में श्रौर श्रौर विकल्प करता हैं, और इस प्रकार एक जाल में उलभ जाता हूं। ज्यों 
ज्यों इस जाल से निकलने का प्रयत्न करता हैँ, त्यों त्यों मकड़ी के जाले में उलभी मक्खी वत भ्रधिक अधिक 
उलभता जाता हैं। इन विकल्पों से निवृति पाने की इच्छा रखते हुये भी में इससे क्‍यों नहीं निकल पा रहा 
है। इसका कारण ही नीचे बताया जाता है । 


इसका कारणा है स्व पर पदार्थो' का मिश्रण । मिश्रण भी एक प्रकार से नहीं, दो प्रकार 
से । एक तो श/एशां८आं भ्रर्थात प्रादेशिक रूप से-क्षेत्र रूप से, और दूसरा शिशाधत्रों अर्थात मानसिक रूप 
से । यहां पर प्रादेशिक मिश्रण की तो बात छोड दीजिये क्‍योंकि वह प्रत्यक्ष है। सि९शएंश्ो या मानसिक 


१२ स्व पर भेद विज्ञान भ्र्ड २ षट कारकी प्ृथकत्व 


मिश्रर की बात विचारणीय है ? क्योंकि प्रादेशिक मिश्रण मेरे लिये विशेष बाधाकारक नहीं है। मान- 
सिक मिश्रण ही मुख्य बाधक है। जोकि मेरी शान्ति को घात रहा है । 


इस मानसिक मिश्रण का गधार मेरे ग्रन्दर में पड़ा एक विश्वास है जिसके श्राधार 
पर कि में सब पदार्थों की स्वतंत्रता स्वीकार न करके उन्हें परतंत्र बनाने का प्रयत्न किया करता हूं । उन 
उन की परतन्त्रता को ही में भ्रमवश अपनी स्वतन्त्रता समभता हूँ ! इतने ही पर बस हो जाती तो 
भी खेर थी, पर अपनी स्वतन्नता को भो तो स्वोकार, नहीं करता । इसको परतन्त्र मान बैठता हूँ । में 
व्यक्तिगत रूप में श्रकेला ही ऐसा कर रहा हैँ ऐसा नहीं है। आप सब तथा सर्व लोक के अनन्तानन्त प्राणी 
भी उसी विश्वास के आझाबोन प्रवृति कर रहे हैं। और इस प्रकार में कल बताई गई तीन कोटियों 
में से प्रथम दो कोटि के पर पदार्थों को अपने आधीतव तथा अपने को उतके आधीन मान बेठा हूँ। 
इसी प्रकार से वे पर पदार्थ भी मुभे अपने श्राधीन तथा अपने को मेरे ग्राधीन मान बठे हैं ग्र्थात मेरे किये 
बिना उन पर पदार्थों का कोई भी कार्य नहीं चल सकता, और उनकी सहायता के ब्रिना में कुछ नहीं 
कर सकता । मेरी प्रेरणा पाकर ही वह चित्र विचित्र कार्य कर रहे हैं श्रौर उनकी प्रेरणा पाकर ही 
मैं यह विकल्पात्मक रागद्व षादि कार्य कर रहा हूँ। मेरे पाले बिना कुटुम्ब का पोषण नहीं हो सकता 
श्रौर कुठुम्ब की सहायता के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता । मेरे हिलाये बिना शरीर हिल नहीं सकता, 
आर शरीर की सहायता के बिना मैं जान नहों सकता । और इसी प्रकार श्ननेकों चिन्तायें 
विकल्पात्मक पराश्चित धारणायें । स्वतन्त्रता मिले तो क॑से मिले ? और परतन्त्रता में शान्ति केसे जीवित 
रहे ? मज़े की बात यह कि इस प्रकार अधिकाधिक परतन्त्रता के पुरुषार्थ को ही शान्ति का पुरुषार्थ 
समभता हूँ । श्रधिकाधिक भोगों की प्राप्ति से शान्ति मिलेगी, भोगों की प्राप्ति इस शरीर की क्रिया से 
होगी, शरीर की क्रिया को में करूगा। और इस प्रकार गै अ्रपत्ती ज्ञान्ति का वेदन कर लूगा। अतः 
मेरा सर्व पुरुषार्थ शान्ति के लिये ही तो है। 


२ षटकारकी हे शान्ति भण्डार चिदानन्द भगवन ! शान्ति तो स्वतन्त्रता में बसती है परतन्त्रता में नहीं । 

प्रथक््यल.. श्रब इस परतन्त्रता को छोड़ । स्वतन्त्र दृष्टि उत्पन्न कर | जिसमें प्रत्येक पदार्थ, जड़ हो 
कि चेतन, स्व हो कि पर, स्वतन्त्र दिखाई देने लगे। सुन सुनाकर या पढ़ पढ़ाकर, यह कह देना मात्र 
पर्याप्त नहीं कि हां हां ! सर्व पदार्थ स्वतन्त्र हैं।कोई किसी का नडी। मैं पृथक हैं शरीर पृथक है 
इत्यादि । इस प्रकार तो सभी कहा करते हैं । दो द्रव्यों की प्रथकता का भ्र्थ इतने पर ही समाप्त नहीं 
हो जाता कि उनकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कर लें। सत्ता त्रयात्मक होती है। उत्पाद व्यय भ्रौव्य स्वरूप 
श्र्थात बराबर बनी रहते हुये भी बराबर बदलते रहना उसका काम है । यह बात कल के प्रवचन में बता 
दी गई थी । स्वभाव किसी दूसरे को सहायता नहीं मांगता | जिस प्रकार जल को शीतल बनाने के लिये 
किसी दूसरे पदार्थ की झ्रावश्यकता नहीं । सत्ता को स्वतन्त्र माना उसी समय कहा जा सकता है जबकि 
इसके तीनों अंशों को स्वतन्त्र मान लिया जावे। भ्रर्थात उसका बदलते रहना भी स्वतन्त्र माना जावे। 
विचारिये तो कि किसी भी पदार्थ को बदलने के लिये किसी सहायक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है क्‍या ? 
कि अम्क सहायक आये तो में बदलू , नहीं तो बदलना चाहते हुये भी कैसे बदलू' ? और जब तक योग्य 
सहायक न मिले तो बदले ब्रिना ही पड़ी रहे । नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। न ही सिद्धान्तिक रूप से श्राप 
ऐसा स्वीकार करते हो । करें भी कंसे ? सब घोटमटाला हो जायेगा । विश्व क़ूटस्थ हो जायेगा श्रर्थात 
सत्ता का ही विनाश हो जायेगा । सब शून्य हो जायेगा । 


१२ स्व पर सेठ विज्ञान ५५ ह साभे की खेती का दृष्टान्त . 


झौर यदि सत्ता को उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप स्वीकार करते हो तो, भ्रर्थात टिके रहते 
हुये भी स्वाभाविक रूप से स्वयं बदलती हुई स्वीकार करते हो तो, इसे मैंने बदला' इस प्रकार के 
अहंकार को कहाँ भश्रवकाश है ? चलती गाड़ी के नीचे चलता कुत्ता भले यह विचारे कि गाड़ी को वह 
चला रहा है, परन्तु उसके भ्रमात्मक विचार के कारणा गाड़ी उसके आधीन न हो जायेगी। इसी 
प्रकार तू भले यह कल्पना करे कि में ही इस विश्व का काम कर रहा हूँ, मेरे किये बिना बेचारा यह 
जड़ क्या करेगा ? परन्तु तेरे भ्रमात्मक विकल्प के कारण विश्व तेरे आधीन नहीं हो जायेगा ? सारा 
लोक भी यही भ्रम बनाये क्‍यों न बेठा रहे, पर विश्व भ्रर्थात सर्व पदार्थ समूह तो स्वतन्त्र ही रहेगा 
श्रपनी सर्व पलटने की क्रियाश्रों में । श्रपने स्वभाव के भतिरिक्त उसे अन्य किसी का भ्राश्नय नहीं । 


ऊपर के वक्तव्य में, मेरी शली के विरुद्ध आज कुछ सिद्धान्तिक शब्दों का प्रयोग हो गया 
है। सम्भवत: भ्रापको कुछ कठिन पड़ा हो । पर क्या करू, बिना उनका प्रयोग किये, जब न बना तब ही 
मुझे उनका आझ्राश्रय लेना पड़ा। वास्तव में विषय ही कुछ कठिन है । तथा ग्रपने श्राज तक के अनुभव 
से विपरीत । इसलिये उसके वाच्य शब्द ही मुभको मिल न पाये । फिर भी कुछ सरल भाषा में दृष्टान्त 
द्वारा उपर का तात्पयें प्रगट करने का प्रयत्न करता हैँ । ज़रा ध्यान देकर सुनना। कुछ सूक्ष्म दृष्टि से 
विचार करना होगा, अपनी पूर्व की धारणाश्रों को कुछ देर के लिये दबा कर । 


उपरोक्त सर्व वक्तव्य पर से मेरा प्रयोजन केवल यह सिद्ध करना है कि किसी हृष्टि 
विशेष से देखने पर प्रत्येक पदार्थ जड़ हो कि चेतन,अश्रपना अश्रपना कार्य करने को पूर्ण स्वतन्त्र है। 
प्रत्येक पदार्थ बिना दूसरे की सहायता के परिवर्तन करने में समर्थ है श्रौर कर रहा है । घट कारक रूप 
से स्वतन्त्र है। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ स्वयं बदलने की शक्ति रखता है, जेसाकि पहले सिद्धान्त घटित 
कर दिया गया है । इसलिये वह स्वतन्त्र रूप से बदलता हुआ ही भ्रपनी किसी विशेष अ्रवस्था को स्वयं 
उत्पन्न करता है। स्वयं श्पने द्वारा उत्पन्न करता है, स्वयं भ्रपने लिये उत्पन्न करता है, भ्रर्थात उस 
श्रवस्था को उत्पन्न करके स्वयं ही उसके साथ तन्मय हो जाता है, श्रपने में से ही उत्पन्न करता है, भ्रपने 
स्वभाव में रहते हुये ही उत्पन्न करता है और इसलिये वह श्रवस्था विशेष उस ही की है। किसी 
अन्य की नहीं। इसी को षटकारकी स्वतन्त्रता कहते हैं। भ्रवस्था उत्पन्न करना ही पदार्थ का काम है। 
इसलिये कह सकते हैं, कि उपरोक्त षटकारकों रूप से प्रत्येक द्रव्य स्वयं श्रपना कार्य करता है । किसी दूसरे 
की सहायता की उसे आवश्यकता नहीं । 


१ सामे की खेती टेंष्टान्त पर से समभिये-मेरे श्रभिप्राय को । श्रन्न बोना भ्रर्थात खेती करना एक काम 
है। मेरे भ्रभिप्राय के श्रनुसार बीज ने स्वयं बदल कर श्रन्न बोने का काम किया । अपने द्वारा बदल कर 
किया । अ्रपने लिये किया, श्रर्थात उस नव जात शभ्रनञ्न के साथ तन्मय होकर किया। अ्रपने से किया भश्रर्थात 
स्वभाव में रहते हुये किया । भ्र्थात किसान बन कर नहीं किया । कुछ हंसी सी श्रायेगी यह बात सुन 
कर । आज तक ऐसी बात सुनी नहीं । परन्तु नहीं भाई ! विचार करके देख, इसकी सत्यता प्रकाशित 
हो जायेगी । यद्यपि लोक में साधारणतः तू किसी भी काम को न इस प्रकार करता हुआ देखता है, 
इस भाषा में कहा जाते हुये सुनता है, भ्रौर न इस प्रकार स्वयं कभी कहता है, परन्तु स्वभावत: है 
इसी प्रकार । देखो एक हृष्टान्त देता है । 


उपरोक्त खेती का ही हृष्टान्त लीजिये। यद्यपि लोक में यह प्रसिद्ध है और किसान भी 


१२ स्व-पर भेद विज्ञान ५६ ४ निम्मित्त की कथड्यथित सत्यता 


यही कहता है कि “मैंने खेती बोई” । परन्तु विचार कीजिये कि यदि बैल इस बात को सुन पाबे तो 
बचारे के हृदय पर कया बीते ? खून पसीना एक कर डाला पर तनिक भी तो श्रेय न दिया। अ्रहंकार 
में अन्धा हो गया है यह किसान, किसी दूसरे की मेहनत को मेहनत ही नहीं समझता । झौर इस प्रकार 
विचारता हुआ वह बैल रूस जाये तो क्‍या हो ? विचारिये, किसान का सारा अ्रहंकार पानी बन कर बह 
जाये, भ्ौर सुलह करनी पड़े प्राखिर उस बल से । भ्रच्छा भाई ! बिगड़ मत ! क्षमा कर ! ग़ल्ती हुई, 
सारे काम में ग्राधा साभा तेरा स्वीकार किया । चल उठ भ्रब। और इसी प्रकार हल से, कुए से, रहट 
से, पानी से, मिट्टी से भौर बीज से श्रब सुलह करते करते उसे पता चल जाये कि खेती बोने में तूने कितना 
काम किया है ? केवल सातवां हिस्सा । परन्तु किसान तो चेतन पदार्थ है। शरीर शौर वह पृथक प्रृथक हैं । 
ग्रत: शरीर की मांग रुक न सकी । किसान को स्वीकार हो करना पड़ा कि हां भाई ! तेरा भी हिस्सा 
सही । हम सब आठों ने मिलकर ही की है खेती। इसलिये सबने आठवाँ श्राठवां हिस्सा काम 
किया है। मुझे स्वीकार है । परन्तु बीज बेचारा कंसे संतुष्ट हो । उसके काम में श्र शेष सात के कामों 
में तो महान अंतर है। शेष सबने तो कुछ कुछ काम ही किया है, परन्तु रहे भ्पने रूप में ही। उन्हें 
स्वयं अपना रूप तो न बदलना पड़ा। पर उस बेचारे ने तो अ्रपना सर्वेस्व ही अ्रपेंशा कर दिया-प्रन्न उगाने 
के लिये, यहां तक कि झ्राज उसका पता भी नहीं कि कहां है वह ? इस प्रकार स्वयं सारे श्रश्न के साथ 
घुल मिल ही गया है। श्रथवा स्वयं ही वह रूप धारण कर लिया है। श्राठवें हिस्से में कैसे सन्‍्तोष 
'पावे ? स्वीकार करना पड़ेगा कि तेरे काम की जाति ही भिन्न प्रकार की है। घोड़े श्र गधों का 
क्या मेल ? तेरे काम का मुकाबला हम सातों मिलकर भी नहीं कर सकते श्रर्थात कुछ वाह्य मात्र 
सहायता रूप सम्बन्धी कार्य का सातवां सातवाँ हिस्सा हम सब ने किया, परन्तु भ्रन्न उग्राने का काम 
तो वास्तव में तेरा ही है । 


साभे की खेती का यह मिला जुला काम किसी एक का नहीं है, सर्व का ही है । इसलिये 
इस एक मिले जुले काम का विश्लेषण करके इसे खण्डित करना चाहिये। तभी पता चल सकता है 
कि आ॥राठों में से प्रत्येक ने कौन कोन काम किया है । विचारने से पता चल सकता है कि श्रन्त: प्रकाश 
रूप चेतन्‍्य किसान का काम केवल “में अ्रन्न उत्पन्न करू ।? इस विकल्प के श्रतिरिक्त भर कुछ नहीं । 
वह बेचारा भ्रमृ्तीक और कर भी क्या सकता है ? जानने देखने व विकल्प उत्पन्न करने के भ्रतिरिक्त । 
शरीर का काम है कुछ विशेष प्रकार से हिलना जुलना, श्रौर इसी प्रकार बल आदि सर्व पदार्थों के पृथक 
पृथक कार्य की कोई सीमा है। जिसको उसने ही किया है श्रौर वह ही कर सकता है। न भ्रन्य ने किया 
है न भ्रन्य कर सकता है। 


४ निमित्त की यद्यपि यह बात सर्वथा मिथ्या भी नहीं है कि झ्राठों के ही कार्यो में परस्पर कोई निमित्त 

कथन्चित सत्यता नेमित्तिक सम्बन्ध है। भ्रर्थात किसान के निमित्त से शरीर, भर शरीर की प्रेरणा से 
बेल, बैल के निमित्त से हल व रहट और इस प्रकार भ्रन्य भी अपना प्रपना कार्य कर सके | यदि ये न 
होते तो कर न सकते । परन्तु यह दृष्टि तो लौकिक है। विकल्पोत्पादक है। इसके त्यागने के लिये ही 
तो सब पुरुषार्थ है। भ्रतः हे भव्य ! इस दृष्टि के द्वारा परम कल्याणकारी उस भ्रलोकिक दृष्टि का घात 
करने का प्रयत्न मत कर । इस दृष्टि को ही ऊपर परतन्त्र शब्द से कहा गया है भौर उस भलौकिक 
दृष्टि को स्वतन्त्र शब्द से । 


१२ स्व पर भेद विज्ञान ५७ ५ निमित्त व उपादान दोनों की कथड्चचित उपादेयता 


५४ निर्मित्त व दोनों ही दृष्टियें अपने अपने स्थान पर सत्य हैं। पर मुझे तो जिस किस प्रकार भी 
उपादान दोनों शान्ति का प्रयोजन सिद्ध करता है। जौन सी भी दृष्टि से सिद्ध होता मान्‌ उसे ही 
की कथन्वित अपना कर्तव्य समभू दूसरी को नहीं। जानना भौर बात है अपनाना औ र । यद्यपि एक 

'. उपादेयता बीतरागी को भी जानता हूँ और एक चाण्डाल को भी । पर इसका यह ग्रर्थ नहीं कि 
दोनों मेरे उपास्य हैं। उपास्य तो वीतरागी ही है चाण्डाल नहीं। उपास्थ न कहने से चाण्डाल 
का अभाव नहीं हो जायेगा । इसी प्रकार परतन्त्र हटि को तो पहले से ही जानता था, श्रब स्वतन्‍्त्र 
हृष्टि भी जान गया । जानता दोनों को हैं। पर इसका यह भर्थ नहीं कि दोनों दृष्टि ही लक्ष्य में रखनी या 
ग्राश्नय करनी योग्य हैं। शान्ति पथ में केवल एक स्वतन्त्र दृष्टि ही लक्ष्य में रहती है, परतन्त्र दृष्टि 
नहीं । लक्ष्य में न रहने मात्र से दूसरी दृष्टि के श्राधार निमित्त की निमित्तता का लोप नहीं हो जाता । 


६ संकुचित इृष्टि से यदि दूसरी दृष्टि पर ही लक्ष्य करना है तो निम्न प्रकार क्‍यों नहीं करता, कि जिससे 
निमित्त के तैरी दृष्टि में भी बाघा न पड़े श्रौर विकल्प भी हट जावें। विशाल दृष्टि करके सम्पूर्ण 
विचार का विश्व को युगपत अनुमान में ले, तो एक बहुत बड़े कारखाने के रूप में दिखाई देता है 
निषेध जिसमें स्व पर सर्व पदार्थ बड़ी व छोटी गरारियों वत परस्पर सम्पर्क में रहते बराबर 

बदल रहे हैं। पलौर कारखाना काम कर रहा है। यदि कोई एक छोटी सी गरारी भी निकाल ली 

जाये तो सारी की सारी मशीन बन्द हो जाये या जबरदस्ती कोई नई गरारो ठोक दी जाये _ 
तो भी सारी मशीन वन्द हो जाये, क्‍या ऐसा होना सम्मव है? क्‍या ऐसा ग्राज तक कभी 
हुआ है ! सब द्रव्य परस्पर निमित्त नैमित्तिक रूप से बराबर काम कर ही रहे हैं। निमित्त को हटाने 
वाला या मिलाने वाला तू कौन है ? तुझे यह अधिकार किसने दिया ? तुझमें इतनी शक्ति है भी या 
नहीं ? समस्त विव्व की अद्व त क्रिया को दृष्टि में रखकर इन प्रश्नों का उत्तर खोजें तो इस दिश्षा में 
अपनी श्रसमर्थता का भान हुये बिना न रहे । निमित्त मिलाने व हटाने के सर्व विकल्‍प दूर हो जायें। 
विशाल हष्ट, ज्ञाता हृष्टा मात्र रह जाये | यही तो श्रभीष्ट है । 


आ्राज के तेरे विकल्पों का मूल कप मण्डूक बने हुये परतन्त्र दृष्टि का रखना है। और 
इसी कारण भ्रन्य के कर्तापने का श्रहंकार होता है। भ्रतः परतन्त्र हृष्टि को संकचित करने का निषेध 
किया जा रहा है, सर्वथा निषेध नहीं । यदि विशाल दृष्टि से नहीं देख सकता, तो इस परतन्त्र हृष्टि 
पर के लक्ष्य को स्वंथा मिटाने का प्रयत्न कर। भ्रम न कर, शंका न कर, दृष्टि मिटाने से पदार्थ न 
मिटेगा । तुके अपना कल्याण करना है। निमित्त की रक्षा नहीं। श्राम खाने हैं पेड़ नहीं गिनने हैं। 
दोनों दृष्टियों में से स्वतन्त्र दृष्टि इस मार्ग में अत्यन्त उपादेय व हितकर है। श्रौर साधारण रूप से 
परतन्त्र दृष्टि महान भ्रनिष्ट । जेसाकि आगे आगे के प्रकरणों में सिद्ध हो जायेगा । 


७ भेद विज्ञान का इसी का नाम है स्व ॒पर पदार्थों की पृथकता। ज्ञान का अचिन्त्य माहात्म है। मिले 
प्रयोजन ज्ञाता जुले रहते हुये भी, मिश्चित पदार्थों में ज्ञान से भेद देखा जा सकता है। पृथकता देखी 
दृष्ट पना जा सकती है। निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध पड़े रहते हुये भी घट कारकी स्वतन्त्रता देखी 

जाती है। यदि मिले जुले में भेद न देखे तो ज्ञानी काहे का ! पृथक पदार्थों को पृथक तो श्रन्धा भी कह 

देगा । उसमें कौन चतुराई है ? जौहरी तो तभी कहला सकता है कि जब खोटे ज़ञ बर में स्वर्ण व खो का 
सही सही अनुमान करके, उसी भ्रवस्था में उन दोनों को पृथक देखे, श्रौर खोट को जानते हु भी 
केवल स्वरों का मूल्य ही श्रांके खोट का नहीं । यद्यपि उसे पता है कि कुछ न कुछ मूल्य तो खोट 
का भी है ही । इसी प्रकार निमित्त नैमित्तिक रूप से घटकारकी सम्बन्ध रहते हुये भी षटकारकी भेद 


१२ स्व पर भेद विज्ञान भ्र्प ७ भेद विज्ञान का प्रयोजन ज्ञाता दृष्टा पना 


देखना हो ज्ञान का माहात्म्य है। इन दोनों का प्रत्यक्ष भेद हो जाने पर तो भ्रन्धा भी इनमें कर्ता कर्म 
झादि भाव न घटायेगा। उनमें स्वतन्श॒ता देखना कहां की चतुराई है ! ज्ञानी तो तभी कहला सकता 
है कि जब सम्बन्धित भ्रवस्था में दोनों के कार्य की सीमाओं का पृथक पृथक निर्णय करके, केवल 
उपादान श्रर्थात स्व॒ पदार्थ का मूल्य ही झांके, निमित्त या पर पदार्थ का नहीं । यद्यपि उसे पता है कि 


कुछ न कुछ काम तो निमित्त का हैही। 


तू ज्ञानियों की सन्‍्तान है। अन्धों की नहीं। भ्रत: यही योग्य है कि परतंत्र दृष्टि को 
छोड कर स्वतंत्र हृष्टि को भ्रपना । निमित्त को जानते हुये भी उसका मूल्य न गिन । स्व व पर दोनों को 
पूर्ण स्वतंत्र देख । घट कारकी रूप से स्थतंत्र । अर्थात स्वयं अपने द्वारा, भ्रपने लिये, श्रपने में ही रहते 
हुये, ्रपना काम करते हुये देख । सुनार ने जेवर बनाया” ऐसा न विचार कर, स्वर्ण ने जेवर बनाया ऐसा 
विचार । 'मैंने कुटुम्ब पाला या शरीर के अर्थ धन कमाया ऐसा न विचार कर “मैंने केवल विकल्प उत्पन्न 
करके अ्रपना अ्रहित किया”, ऐसा विचार । इसका नाम है दो द्वव्यों की पृथकता, शरीर श्रादि का म्ुभसे 
जुदापना । या स्व पर भेद विज्ञान | केवल 'शरीर जुदा और मै जुदा या “शरीर मेरा नहीं, कुटुम्ब से 
मेरा कोई नाता नहीं इतना कहने से काम न चलेगा । मेरा नहीं का श्रर्थ, घट कारकी रूप से मेरा नहीं, 
ऐसा है। प्रर्थात न में इसका कोई काम कर सकता हूं और न यह मेरा । न में इसके द्वारा कोई काम कर 
सकता हूँ, न यह मेरे द्वारा । न मैं इसके लिये कोई भी काम करता है न यह मेरे लिये, न में इसके स्वभाव 
में जाकर कोई काम करता हैँ न यह मेरे स्वभाव में श्राकर ; अपने अपने स्वभाव तथा अपनी अ्रपनी 
सत्ता से भी दोनों पृथक पृथक हैं। भ्रपने अपने प्रदेशों से भी दोनों पृथक पृथक हैं। अपने श्रपने काल या 
प्रवस्थाओं से भी दोनों पृथक पृथक हैं । श्रर्थात श्रपनी अपनी भ्रवस्थायें पुथक पृथक रह कर स्वतन्त्र रूप 
से उत्पन्न कर रहे हैं। अपने भाव के भी स्वयं स्वामी हैं। इस प्रकार है स्व पर पदार्थों की 


पृथकता । 


इस प्रकार की स्व॒ पर पृथकता की हृष्टि कितनी कार्यकारी है इस मार्ग में। देखिये, 
ग्राप भ्रजायब घर में जाकर अनेकों हीरे जवाहरात श्रादि व मूल्यवान व श्राकर्षक वस्तुओं को खूब रुचि- 
पूर्वक देखते हो, भौर प्रस्नन्न चित्त बाहर चले आते हो, परन्तु वेसी ही वस्तुओं को बाज़ार में रखी देखते 
हो तो कुछ चिंतित से हो जाते हो । क्या कारण है ? केवल यही कि भ्रजायब घर की वस्तुओं में श्रापको 
यह विश्वास है कि यह मेरे द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती, इनके ग्रहण करने का म्ुभको अधिकार नहीं 
है । और इसी कारण उनको ग्रहरा करने का विकल्प नहीं झाता। भले उनको ग्रौर से देखो । परन्तु 
बाज़ार की वस्तुओं के प्रति आ्रापकफो विश्वास है कि इनको ग्रहण करने या बनाने बिगाड़ने का श्रापको 
अधिकार है । इसलिये विकल्प उठ जाते हैं, उनको ग्रहण करने या बनाने बिगाड़ने के । उपरोक्त स्वतन्त्र 
हृष्टि से इस बनाने बिगाड़ ने सम्बन्धी कर्तापने के विश्वास को ही तोड़ने का प्रयत्न किया गया है । जिसके 
दूर हो जाने पर भ्रजायब घर की वस्तुओं वत श्राप इस विश्व के समस्त पदार्थो को देखोगे ही, बनाने 
बिगाड़ने आदि के भाव न करोगे। इसी का नाम है ज्ञाता हृष्टा भाव । बस यही प्रयोजन है स्व पर भेद 
विज्ञान का, या षट कारकी भेद का । क्योंकि ज्ञाता हृष्टा पना ही वह साम्यता व शान्ति है, जिसकी खोज 
में कि में निकला हैं। 


हट 


6 आपकी ५ | ५ दिरम०-रकमनक 


१३ 
--- कतो कर्म व्यवस्था :--- 


दिनांक २८ मांच १६६० (सहारनपुर) 


प्रवचन नं ० १६ 


१--कार्य शब्द का अथे, २--कतौ कम सम्बन्धी पांच समवायों का निदेश व स्थाद्वाद की आवश्यकता, 
३--स्वभाव, ४--संयोग या निमित्त, ५--एक काय में अनेकों निमित्त, ६--नि्मित्त की दो जातियां, 
७--पुरुषाथ, ८५--नियति या काल लब्धि, ६--भवितब्य । 


अहो हृष्टि की व्यापकता ! जिसके प्रगट हो जाने पर सम्पूर्ण विश्व व्यवस्था का 
स्वातन्त्रय हस्तामलक वत स्पष्ट दीखने लगता है। जिसके प्रगट हो जाने पर कर्ता बुद्धि स्वतः किनारा 
कर जाती है और एक ज्ञायक मात्र भाव, साक्षी रहने मात्र का भाव जागृत हो जाता है। साम्यता 
अ्रवतार लेती है भर जीवन द्ञान्त हो जाता है। सुन प्रभो सुन ! झ्राज स्वातन्त्रय की जय घोषणा हो 
रही है। विश्व का कण कर आज हर्ष के हिडोले में भूल रहा है । क्‍यों न खुशी मनाये आज मानव की 
बन्दी से छुटकारा जो मिला है-उसे । 


१ काय शब्द श्रपने जीवन की ग्रशान्ति का मूल खोजने जाऊ तो प्रत्यक्ष ही है।२४ घन्टे की यह 

का श्रथ करने धरने की, बनाने बिगाड़ने की, मिलाने व हटाने की दौड़ धूप ही तो जीवन की 
वह भ्रशान्ति है जिसे दूर करना अभीष्ट है। भ्रर्थात में हर समय कुछ न कुछ काम करना चाहता हैं, 
भ्रौर कर रहा है, इस बात से विल्कुल बे ख़बर कि में क्या कर रहा है श्रौर क्या करना चाहता है। 
इस तथ्य की खोज निकालने के लिये पहले मुझे यह निर्णय करना है कि कायें यां काम जिसके पीछे मैं 
हर समय लग़ा रहता हूँ वह वास्तव में है क्या बला । 


आइये विचार करें। देखो मैं कह रहा हैँ “मुझे श्राज देहली जाना है” । विचारिये कि 
क्या करना है। सहारनपुर से उठ कर देहली जाने का या अपना स्थान परिवर्तेन कर देने का नाम ही 
तो देहली जाना है या और कुछ ? श्रर्थात देहली जाने का काम अपना स्थान परिवतेन कर लेने के भ्रतिरिक्त 
और कुछ नहीं । “पुस्तक उठाकर लाझो” । यह दूसरा वाक्य है। इसमें भी छिपा है एक काम । विचारिये, 
पुस्तक उठाकर लाना, उसके स्थान परिवर्तन के भ्रतिरिक्त और कया है ? एक स्थान से उठाकर दूसरे 
स्थान पर पहुँचा देना ही तो पुस्तक उठा कर लाना है यथा कुछ श्रौर ? “मेरे लिये एक मेज़ बना दो” यह 
तीसरा वाक्य है। विचार करें तो लकड़ी की हालत बदल कर श्रन्य हालत विशेष में लाना ही तो मेज़ 
बनाना है या कुछ और ? भ्रर्थात लकड़ी का रूप परिवतंन करना ही वास्तव में मेज़ बनाने का काम 
है। भौर इसी प्रकार कोई भी लोक का काम करने का विचार कीजिये वह इन दोनों कोटियों में से 
कोई न कोई प्रकार का होगा । या तो होगा भ्रपना व किसी का स्थान परिवर्तेन करने रूप श्रौर या 
होगा भ्रपना या किसी प्न्य का रूप परिवर्तन करने रूप । 


१३ कर्ता कर्म व्यवस्था ६० २ कर्ता कर्म सम्बन्धी पांच समवायों का 
निर्देश व स्याद्वाद की भ्रावर्यकता 


बस सिद्धान्त निकल झ्राया | इसे याद रखना । झागे आगे के प्रकरणों में इसे लागू करना 
होगा । “काम कहते हैं स्व तथा पर किसी भी पदाथथे के स्थान परिवर्तन को या रूप परिवर्तन को । 


२ क॒तो कर्म श्रब देखना है कि वस्तु में यह कार्य करने या किये जाने की व्यवस्था किस प्रकार हो 
सम्बन्धी पांच रही है। भ्रर्थात ,काम कौन करता है, किसके द्वारा करता है, किसके लिये करता है, 
समवायों का किस में से करता है, किसके सहारे करता है। क्योंकि जब तक स्पष्टरीतय: यह बात 
निदिशव जान न लूगा, मेरी पूर्व की घारणाओं में प्रन्तर श्राना श्रसम्भव है । जिसके बिना इस 
स्याद्द की करने धरने की व्यग्रता से छुटकारा मिलना असम्भव है। भ्रतः शान्ति के उपासक के लिये 
भावश्यकता वस्तु की कर्ता कर्म या कार्य कारण रूप व्यवस्था का परिचय पाना अत्यन्त श्रावश्यक है । 

यद्यपि विषय कुछ सिद्धान्तिक रूप धारण करके श्रवतरित हुभ्ना है, जो मेरी शैली के विरुद्ध है पर क्या 

करू. इसके बिना काम चलेगा नहीं । भ्रपनी पुरानी धारणाओ्रों को तोड़ने के लिये मुझे वस्तु व्यवस्था 
पढ़नी ही होगी। विषय सम्भवतः कुछ कठिन लगे परन्तु ध्यान दोगे तो कुछ कठिन न पड़ेगा क्योंकि 
हर बात अनुभव में झा रही है । 


झ्रावश्यकता केवल इस बात की है कि यदि धारणाओं में पहले का कोई पक्ष पड़ा है तो 
थोड़ी देर के लिये उसे छोड़ दीजिये। प्रभिप्राय में खेंचातानी न रखिये। क्योंकि वस्तु व्यवस्था बड़ी 
जटिल व उलभी हुईं है। यद्यपि एक ही बार सब कुछ देखने में तो खेंचातानी का काम नहीं है परन्तु 
दाब्दों में वह एक ही बार दशाने की शक्ति न होने के कारण क्रम से ही व्याख्या की जानी सम्भव है । 
प्रतः कथन क्रम में कभी तो ऐसी बात आयेगी जो कि श्राप में से कुछ व्यक्ति पहले से ही स्वीकार करते 
हैं भौर शेष नहीं। भौर कुछ बात ऐसी झ्रायेगी जो कि वह शेष व्यक्ति स्वीकार करते हैं पर पहले वाले कुछ 
नहीं । इसका कारण यही है कि हमने कुछ व्यक्ति विशेषों से सुनकर या किन्‍्हीं शास्त्र विशेषों से पढ़कर वह 
वह बातें श्रवधारित करली हैं, परन्तु उनके प्रतिरिक्त शेष बातों का या तो निषेध सुनने में आया है या वह 
सुनने व पढ़ने को ही मिली नहीं । इसलिये उन उन बातों का कुछ पक्ष पड़ा हुआ है । सो सम्भवत: भ्रब भी 
आपको वस्तु व्यवस्था समभने में कुछ ब।धक पड़े । अपने अनुकुल बात सुनकर स्वभावत: ही कुछ प्रसन्नता 
व प्रतिकूल बात सुनकर कुछ खिंचाव सा चित्त में उत्पन्न हुआ करता है जिसमें से श्रनेकों शंकायें व प्रश्न 
खेंचातानी का रूप धारण करके निकल पड़ते हैं। 


क्योंकि व्यवस्था जटिल है और एक दिन में ही बताई नहीं जा सकती, इसलिये 
प्रावरयकता इस बात की है कि ऐसी शंकाश्रों को तब तक के लिये दबा रखें जबतक कि प्रकरण 
पूरा न हो जाये, विश्वास दिलाता हैं कि प्रकरण पूरा हो जाने के पदचात आपके 
हृदय में कोई शंका न रह पायेगी। फिर भी यदि रह गई तो भन्त में प्रदन कर लेना, अ्रभी नहीं । 
धीरे धीरे झापकी सर्व शंकाओ्रों का समाधान हो जायेगा। दूसरी श्रावश्यकता इस बात की 
है कि दब्दों की या व्यक्ति को या भागम की पकड़ को छोड़ कर वस्तु में कुछ पढ़ने का प्रयत्न करें । 
जो बातें उसमें नित्य झनुभव में झ्ायें, दिखाई दें उन उन सबको सरलता पूर्वक स्वीकार करें।। एक का 
भी निषेध करने का प्रयत्न न करें। क्योंकि इस प्रकार झापके ज्ञान में वस्तु का तदनरूप प्रतिबिम्ब 
न पड़ने पायेगा । वह लंगड़ा हो जायेगा। और इसलिये वह ज्ञान बजाय साधक होने के झापके मार्ग 


१३ कर्ता कर्म व्यवस्था ६१ ३ स्वभाव 


का बाधक बन बेठेगा। हानि प्रापको होगी । मुझे नहीं | क्योंकि मेरी धारणा तो जैसी है वैसी ही रहेगी । 
झपने हित भ्रहित को सोच कर भ्रब ज्ञान को ढीला करके सुनिये । ््ि 


वस्तु की कार्य व्यवस्था में हम पांच बातें देखते हैं। १. बस्तु का स्वभाव, २. किसी न 
किसी श्रन्य बात का संयोग या निमित्त, ३. वस्तु का पुरुषार्थ, ४. काल या समय को नियतता या काल 
लब्धि, ५. भवितव्य, । इन पाँचों का क्रम से विश्लेषण किया जाना है। ध्यान से सुनना भौर ज्ञान कोष 
में सबको एकत्रित करते रहना । क्योंकि कार्ये व्यवस्था में पांचों ही बातें समान रूप से आवश्यक हैं । 
या यह कहिये कि यह पाँचों ही वस्तु व्यवस्था के ग्रावश्यक श्रंग हैं। एक श्रंग के होने पर पांचों अंग 
होते हैं भ्रौर एक के ही न होने पर पांचों ही नहीं होते । इन पांचों में झागे पीछे होने का भी भेद नहीं 
है। परन्तु कथन क्रम में अवश्य श्रागे पीछे कहे जाने का भेद है। वस्तु व्यवस्था व कथन क्रम में 
इतना श्रन्तर है। किसी एक समय में जो कथन किया जाता है उसे वस्तु व्यवस्था का पूर्ण रूप न समझ 
बैठना । केवल एक श्रंग मात्र ही समभना। हां ज्ञान में सर्व अंगों को घुट मिट करके जो दिखाई दे वह. 
वस्तु की पूर्णा व्यवस्था श्रवश्य है। ज्ञान में पूर्ण व्यवस्था देखने की शष्ति है पर वचन में कहने की 
नहीं रमक इसीलिये श्रनेकान्तवाद या स्याद्वाद ने जन्म धारा है। श्रब सुनिये पाँचों श्रंगों का क्रम 
से विवेचन । है 


३' स्वभाव पहले सिद्ध कर झ्ाये हैं कि वस्तु परिवर्तत शील है (देखी विषय नं० ११ प्रकरण नं० ४) श्र्थात 
प्रति क्षण वह एक रूप को छोड़कर भ्रन्य रूप को तथा एक स्थान को छोड़कर श्रन्य स्थानों को प्रांप्त कर 
रही है। रूपों व स्थानों में नित्य परिवर्तन करते रहना वस्तु का स्वभाव है। भर स्वभाव श्रहेतुक होता 
है। उसमें तर्क नहीं चलता। ऐसा परिवतेन वस्तु में नित्य दिखाई दे रहा है। यदि किसी भी एक 
पदार्थ में किसी भी एक क्षण में यह पीरिंव्ेन रुका हुआ दिखाई दिया होता तो उसे हम 
स्वभाव कभी नहीं कहते क्‍योंकि स्वभाव में कभी बाधा नहीं पड़ा करती कि कभी तो दिखाई दे जाये 
और कभी नहीं । यदि वस्तु में स्वयं ऐसा परिवर्तन करने का स्वभाव न हुप्रा होता तो लोक की कोई 
भी शक्ति उसे परिवर्तन करने में समर्थ न हुई होती । जलने योग्य पदार्थ को ही जलाया जा सकता है 
झबरक को नहीं | यदि परिवर्तन करना वस्तु का स्वभाव न हुआ होता तो लोक में कोई भी कार्य देखने में 
न आता, लोक कूटस्थ हो जाता । विष्व में दीखने वाली यह भाग दौड़ कैसे दृष्टि में श्राती ? श्रौर यह 
तो स्पष्ट देखने में श्रा रही है इसे अ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता प्रत्यक्ष दीखने वाले का भ्रस्वीकार 
करना पक्षपात है। भ्रतः निश्चित हुआ कि वस्तु में कार्य भ्र्थात परिवर्तन उस्त वस्तु के अपने परिवर्तेन- 
शील स्वभाव के कारण हो रहा है | यह कार्य व्यवस्था का एक अ्रंग हुआ । 


४ संयोग या निमित्त इसके अतिरिक्त हम यह भी देख रहे हैं कि यह परिवर्तेत किसी भी योग्य श्रन्य वस्तु का 
संयोग प्राप्त करके हो रहा है । संयोग विहीन कोई भी परिवर्तन झ्राज विश्व में दिखाई ही नहीं देता । खेती 
वाले दृष्टान्त में (देखो विषय नं० १२ प्रकरण नं० १) यह स्पष्ट दर्शा दिया गया है। यह पुस्तक भी मेरे हाथ के 
बिना उठ नहीं रही है। इस लकड़ी का यह चौकीवाला रूप भी बिना खाती के बन नहीं पाया है। एक ' 
अ्रण॒ भी दूसरे प्रशुओों से टकराये बिना गतिमान होता दिखाई नहीं देता । यह्‌ खम्बा भी बिना हवा 
पानी या गर्मी सर्दी के संयोग के जी नहीं हो रहा है । यदि यथायोग्य संयोग न हो तो परिवतेन होना 
प्रसम्भव है। क्योंकि यह भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। भतः सरलता पूर्वक स्वीकार कर लेता चाहिये । 
दीखते हुये भी मात्र भ्रम कह कर इसे टाल देना और स्वीकार न करना पक्षपात है। ज्ञान की खेंच है। 


१३ कर्ता कर्म व्यवस्था ६२ ४ संयोग या निमित्त 


_ ज्ञान को ढीला करके देखें तो स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है । यहाँ भले किसी भी पक्षवद्य 
स्वीकार न करें पर जीवन प्रवाह के २४ धन्टों में भी इनकी स्वीकृति न हो तब मानें । 


परे झरे | मुख पर यह उदासी सी क्‍यों दीखने लगी ? निराशा की रेखायें क्‍यों खिंचने 
लगीं ? सम्भल प्रभु सम्भल ! पहले ही सावधान कर दिया था। भ्रब फिर कर रहा हूँ । अन्तरंग की इस 
खींचातानी को छोड़, तेरे हृदय में उठने वाली इस शंका का मुझे भान है। “वस्तु स्वतन्त्रता के प्रकरण में 
यह परतन्त्रता कैसी ?” यही है तेरा प्रइन या कुछ भौर ? घबरा नहीं । कथन क्रम में यथा स्थान उत्तर 
झा जायेगा और विषय स्पष्ट कर दिया जायेगा। यहाँ वस्तु को परतन्त्र बनाने का श्रभिप्राय नहीं है। 
संयोग होते दिखाई देते हैं या नहीं ? बस इतनी बात है। संयोग हुए बिना क्या कोई कार्य होता दिखाई 
देता है ? यदि नहीं तो क्‍यों स्वीकार कर नहीं लेता ? बस इतनी ही बात स्वीकार करने को कह रहा 
हैं कि संयोग होता है। संयोग जबरदस्ती करता या कराता है यह सिद्ध नहीं किया जा रहा है भौर 
न ही ऐसा भ्रभिप्राय है। जितनी बात कही जाये उतनी ही बात ग्रहण करें, बिना कहे भ्रपनी ओर से 
उसमें कुछ भ्रन्य बात मिलाने का प्रयत्न न कर। संयोग प्राप्त होने पर कार्य कंसे होता है श्लौर कौन 
करता है यह बात श्रागे । भ्रत: काये व्यवस्था में संयोग या निमित्त का होना भी एक अश्रंग अ्रवश्य है 
जिसके बिना कार्य होना भ्रसम्भव है । 


यहां निमभित्त के सम्बन्ध में भर भी बात जान लेनी योग्य है। निमित शब्द ही यह बता 
रहा है कि कार्य व्यवस्था में कोई न कोई संयोग को भ्रवश्य प्राप्त होता है। निमित्त शब्द 'मिथ? धातु से 
नि” उपसर्ग पूर्वक बना है। 'मिथ' का भश्र्थ है मैथुन अर्थात संयोग । निद्दिचत रीति से संयोग को प्राप्त हुई 
वस्तु को निमित्त कहते हैं। इसको श्रन्य भी इसी प्रकार के नामों से पुकारा जाता है। जैसे संयोग, 
सहकारी, सहचारी, सहयोगी सहायक इत्यादि । वास्तव में इन सब शब्दों का भी वही भ्रर्थ है जो कि 
निर्ित्त का । संयोग शब्द 'यज” धातु से बना है सं-+योग भ्रर्थात योग्य रीति से दो पदार्थों के मिलने को 
संयोग कहते हैं। सहकारी भ्रर्थात सह+कारी । सह श्रर्थात साथ साथ 'कारी' कार्य करने वाला । साथ साथ 
रहकर कुछ कार्य विशेष या परिवर्तेन करने वाले को सहकारी कहते हैं। सहचारी श्रर्थात सह-+चारी । 
'सह' भ्र्थात साथ साथ 'चारी' श्रर्थात प्रवाह क्रम में आगे चलने वाला। साथ साथ आगे चलने वाले 
ग्रथवा परिवर्तेन करने वाले को सहचारी कहते हैं | सहायक श्रर्थात सह-+-अ्यक । 'सह' अर्थात साथ साथ 
ग्रयक' भ्र्थात गमन करने वाला । साथ साथ गमन करने वाले या परिवर्तन करने वाले को सहायक 


कहते हैं । 


विचारिये तो सही कि यदि यह संयोग, सहायक न होता या भ्रम मात्र होता तो इन 
संज्ञाओं की क्या भ्रावश्यकता थी। श्रभावात्मक पदार्थों की कोई संज्ञा सुनने में नहीं प्राती । दूसरे यह 
निमित्त केवल उपस्थित मात्र हो ऐसा भी नहीं है। क्‍योंकि वस्तु में कार्य या परिवतेन होने के समय 
उपस्थित तो अनेक पदार्थ हुआ करते हैं पर वह सब निमित्त नहीं हुआ करते । निमित्त तो उन.सब 
उपस्थित पदार्थो में से हम उसी पदार्थ विशेष को कह सकते हैं जो स्वयं भी उस वस्तु के भ्रनुरूप ही कुछ 
कार्य कर रहा हो या उसके भ्रनुरूप या उसके साथ साथ कार्य व परिवर्तन करने की हदाक्ती विद्ेष को 
जागृत करके वहां भ्राया हो | देखो इस पुस्तक के उठते समय यहाँ मेरे हाथ के भ्रतिरिक्त यह चौकी व 
वेष्टन भी उपस्थित भ्रवश्य है पर इन तीनों में से इस समय इस पुस्तक के उठने में निभित्त मेरा हाथ ही 
है, यह दोनों नहीं। इसलिये केवल उपस्थित मात्र कह कर स्वीकार करना न करने के बराबर ही है। 


१३ कर्ता कर्म व्यवस्था ६३ ५ एक कार्य में झनेकों निमित्त 


जिस किसी भी व्यक्ति विशेष या उल्लेख विशेष से भी आपने यह “उपस्थित मात्र” का शब्द सुना या 
पढ़ा है उसका भी भ्रभिप्राय वह नहीं है, जो कि आपने पकड़ा है बल्कि वही है जो कि मैंने बताया है। भ्रूल 
कहने बाले में नहीं है बल्कि ग्रहण करने वाले में है । 


इसलिए शब्दों की खेंचातानी को छोड़ कर व्यवहार में नित्य कहे जाने वाले निमित्त के 
कर्ता पने के वाक्यों पर हंसने की बजाय, उनको यथा योग्य स्वीकार कर लेना ही तेरे ज्ञान की सरलता 
का द्योतक होगा | यहां पुनः कह देना झ्रावश्यक है कि ऐसी स्वीकृति से वस्तु परतन्त्र न बनेगी, ऐसा 
विश्वास रख । जैसाकि श्रगले प्रकरणों में सिद्ध कर दिया जायेगा। यह ध्यान रख कि यहां संयोग को 
दृष्टि से बात हो रही है, स्वभाव या श्रन्य अ्रंगों की दृष्टि से नहीं ॥ जब उनका नम्बर आयेगा तब बसी ही 
बात होगी । किसी एक बात की सिद्धि के लिये उसमें दूसरी बात को बीच में लाने से एक भी बात समझ 
में न आ सकेगी | 


दिनांक २६ मान १६६० (सहारनपुर) 
प्रबनन नं० १७ 


४ एक काय में यहाँ यह प्रश्न करना भी योग्य नहीं कि किसान, बैल, हल, पानी आदि सब कुछ उसी 

अने+ निम्मित्त प्रकार होते हुये भी एक खेत में बीज उगता देखा जाता है और एक खेत में नहीं | 
क्योंकि एक काय॑ में अनेक कारण होते हैं।' एक दो मात्र नहीं । भले ही सारे के सारे कहे न गये हों । 
जैसे कि खेती के हृष्टान्त में कथित सात आठ कारणों के अतिरिक्त, जल, वायु, बरसात, श्रथवा मिट्टी में 
पड़ी खाद या मिट्टी में पाये जाने वाले विशेष प्रकार के साल्ट या खाद आदि अनेकों निमित्त और भी हैं 
जो बीज के श्रंकुरित होने में कारण पड़ रहे हैं। यह सब के सब निमित्त समान रूप से जुड़ जाने पर काये 
भी श्रवश्य ही समान ही होता है । 


६ निमित्त की दो यह निमित्त या संयोग भी एक ही प्रकार के दृष्टि गत होते हों ऐसा नहीं है। पुनः यही 

जातियां प्रेरणा है कि वस्तु को पढ़ने का प्रयत्न करना,शब्दों को नहीं । कुछ संयोग तो हम ऐसे 
देख रहे हैं कि जिनमें अनुकूल कार्य होते रहते भी उसके सम्पर्क में श्राने वाले उस दूसरे पदार्थ में तदनुरूप 
कार्य कदाचित होता देखा जाता है और कदाचित नहीं भी | जैसे गुरु शिष्य संयोग । ग्रुरु का शिक्षा देने 
की अवस्था में रहते हुये भी शिष्य उसे कदाचित ग्रहण कर भी लेता है और कदाचित नहीं भी । 
ग्रथवा मछली के चलने को जल। जल में रहते हुये भी वह चाहे चले या न चले। इस 
प्रकार के संयोगों से कार्य की निश्चितता न होने के कारण इन्हें उदासीन निमित्त कहा 
जाता है। 


परन्तु कुछ संयोग ऐसे भी देखने में झाते हैं कि उनके यथा योग्य रूप में उपस्थित होने 
पर उस दूसरे पदार्थ में कार्य प्रवश्य होता ही है। इस नियम में कभी बाधा नहीं पड़ती । जेसे कि स्वस्थ 
दशा में व पुस्तक उठाने के प्रति उद्यत इस हाथ के होते हुये इस हाथ के द्वारा उठ जाने योग्य (प्रर्थात 
अधिक भारी नहीं है जो, या इस चौकी में नहीं गड़ी हुई है जो) यह पुस्तक न उठे ऐसा होना तीन काल 
में असम्भव नहीं है। या स्वच्छ दशा में दर्पण सामने होने पर, मेरा या किसी अन्य पदार्थ का, जो उस 


* १३ कर्ता कर्म व्यवस्था ६४ ७ पुरुषार्थ 


समय उसके सामने हो, प्रतिबिम्ब न पड़े यह बात असम्भव है। स्वस्थ दशा में श्रौर घड़ा बनाने के प्रति 
उद्यत, कुम्भकार के होने पर घड़ा बनने योग्य उस मिट्टी के पिण्ड में से घड़ा न बने यह बात असम्भव 
है । भ्रौर इसी प्रकार भ्रन्य भी अनेकों दृष्टान्तों पर से हम ऐसे प्रबाधित निमित्तों की सिद्धि सरलता पूर्वक . 
५.र सकते हैं। ऐसे निमित्तों को ही भ्रागमकारों ने प्रेरक निमित्त कहा है। 


निर्मित्तों की यह दो जातियां हमारे व्यवहार में नित्य ञ्रा रही हैं। फिर भी यदि एक 
उदासीन मात्र को ही हम स्वीकार करें भौर प्रेरक को भ्रम मात्र कह दें, तो पक्षपात होगा। जो बात 
नित्य प्रयोग में भ्रा रही है उसे स्वीकार न करना ज्ञान का कंडापना है। इसे ढीला छोड़ कर सरल वृत्ति 
से देखने का प्रयत्न कीजिये तो इन दो जातियों के निमित्तों की सत्ता प्रत्यक्ष हो जायेगी। श्रापके मन में 
उत्पन्न हुये संशय को पुनः निवारण करता हूँ। इससे वस्तु परतन्त्र नहीं होगी। क्योंकि अ्रभी तक भी 
कहीं यह नहीं कहा गया है कि निमित्त उदासीन हो कि प्रेरक, ज़बरदस्ती कोई काम या परिवतेन बिना 
वस्तु की योग्यता या मर्जी के कराता है । परन्तु श्रगले तीन श्रंगों की व्याख्या हो जाने के पश्चात ही यह 
विषय स्पष्ट हो सकेगा, यहाँ नहीं । यहां तो केवल निमित्तों व उनकी दो जातियों की सत्ता मात्र की 
स्वीकृति कराना श्रभीष्ट है । क्योंकि निमित्त या संयोग के बिना कोई कार्य नहीं होता । इसलिये यह भी 
काये व्यवस्था का एक श्रत्यन्त आवश्यक अंग है । 


७ पुरुषाथ पुरुषार्थ के बिना भी लोक का कीई कायें होता देखा नहीं जाता । यहाँ 'पुरुषार्थ! शब्द 
ब। वह अर्थ न समभना जो कि लोक में प्रयोग किया जाता है। लोक में तो केवल मनुष्य के या अधिक 
बढ़े तो चेतन पदार्थ के पुरुषार्थ को ही पुरुषार्थ कहा जाता है। जड़ तत्व में साधारण जनों को कोई 
पुरुषार्थ होता दिखाई नहीं देता । और यही कारण है कि वह जड़ पदार्थों को बिल्कुल निःशक्त व श्रपने 
ग्राधीन मान बठा है । वास्तव में ऐसा नहीं है पुरुषोर्थ का श्र्थ है किसी पदार्थ का एक अवस्था को तज 
कर दूसरी भ्रवस्था को धारण करने के प्रति कुकना | वस्तु के भश्रपने इस भुकाव विशेष का नाम ही उस 
उस वस्तु का भपना अपना पुरुषार्थ है ? वह वस्तु जड़ हो कि चेतन सब में ऐसा भाव पाया जाता है। 
जैसे कि भ्रग्नि पर रख देने से जल का धीरे धीरे उष्णता की श्रोर भुकते हुये देखे जाना । भाप को 
किसी बतंन में रोक देने पर उसका वहां से निकलने के प्रति का भुकाव भी ग्रहृष्य नहीं है। जो काम 
आज लाखों व्यक्ति मिल कर नहीं कर सकते वह काम एक अणु कर सकता है । यह बात अवश्य है कि 
श्रापके पुरुषार्थ की जाति किसी भन्य प्रकार की है, उसकी श्रन्य प्रकार की । श्राप चेतन पदार्थ है, विचार 
शील हैं, श्रतः आपके पुरुषा्थ की जाति भी विचारणाओं रूप है। वह जड़ है, उसके पुरुषार्थ की जाति 
भी जड़ात्मक है। आपका विकल्‍प करने रूप पुरुषार्थ या भुकाव इन्द्रिय गोचर नहीं, पर 
उसका गमनागमन रूप, अग्नि आझादि लगाने रूप या भ्रन्य रूप पुरुषार्थ या भुकाव इन्द्रिय 


गोचर है। 


झ्रत: सिद्धान्त निकला यह, कि प्रत्येक पदार्थ में पुरुषार्थ होता है। वह जड़ हो या चेतन । 
अन्तर केवल इतना ही है कि जड़ का पुरुषार्थ जड़ात्मक है इसलिये उसका कारये या परिवर्तन भी जडात्मक 
है । झौर चेतन का पुरुषार्थ चेतनात्मक है। जड़ात्मक हो जाने से उस जड़ पदार्थ में पुरुषार्थ का शभ्रभाव 
नहीं कह सकते । यदि कोई पदार्थ स्वयं भ्रपने भ्रन्दर नवीन अ्रवस्था के प्रति न भूुके तो पुरानी प्रवस्था 
नह जाने पर वह भ्रवस्था शून्य हो जाये । भ्रौर ऐसा हो जाये तो इस विश्व में कुछ भी दिखाई न दे । सर्वे 
शुन्‍्य हो जाये । 


१२ बर्ता कर्म व्यवस्था ६५ ८ नियति या काल लब्धि 


इसलिये यह बात अवश्य स्वीकार करने योग्य है, कि वस्तु के अपने अपने पुरुषार्थ या 
भुकाव विशेष के भश्रभाव में, वस्तु की अवस्थाओ्रों में किसी भी प्रकार का परिवतंन होना असम्भव होने के 
काररा, पुरुषार्थ भी कार्य या परिवर्तेन का एक प्रमुख भंग है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि पुरुषार्थ ही 
पर्याप्त है। स्वभाव निमित्त तथा अन्य प्रंग यदि न हों तो पुरुषार्थ ग्रकेला कुछ नहीं कर सकता । वास्तव 
में वह न हो तो पुरुषार्थ भी न हो या पुरुषार्थ न हो तो वह भी न हो ऐसा कहना उपयुक्त है। परन्तु 
यहां तो केवल १रुषार्थ की सिद्धि की जा रही है। इसलिये इस स्थान पर भ्रन्य बातों को बीच में लाना 
योग्य नहीं । एक एक बात की पृथक पृथक सिद्धि हो जाने के पश्चात इन सब को परस्पर में भिड़ा 
दिया जाएगा, तभी यथार्थ व्यवस्था समझी जानी शक्य है। अतः श्रभी उस प्रकार के प्रश्नों को 
दबा लीजिए । 


५ नियति या काल वस्तु की कार्य व्यवस्था में चौथी बात जो विचारने पर वस्तु में दिखाई देती है बह है 

लब्धि नियति या काल लब्धि । यद्यपि यह विषय कुछ विवादग्रस्त है, क्‍योंकि कुछ व्यक्ति या 
विद्वात इस अंग को आज स्वीकार करते हैं भर कुछ नहीं, और इसो प्रकार आप सभों में भी सम्भवतः 
इन दोनों दृष्टियों वाले व्यक्ति उपस्थित हों । फिर भी यहां मैं जो कुछ कहैगा वह वही तो कहैगा जो कि 
मुझे दिखाई देता है श्रर्थात भ्रपनी हृष्टि की बात । और वस्तु व्यवस्था को स्वतन्त्र सिद्ध करने के लिए 
इस अ्रंग को यहां कहना आ्रावश्यक प्रतीत भी होता है। परन्तु कहने से पहले आप सब से ही यह विनीत 
प्राथंना भ्रवश्य करू गा कि यदि किन्‍्हीं मुम्ुक्ष जनों की हृष्टि इस श्रंग को स्वीकार नहीं करती है तो वह 
इसे सुन कर अपने चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ या वितंडा उठाने का प्रयत्न न करें। क्योंकि इसमें 
स्वयं उन ही का अहित है। उनका क्षोभ उन ही की शान्ति को तो घातेगा मेरी को तो नहीं। मेरी 


दृष्टि तो जेसी की तेसी ही बनी रहेगी । इस अंग को भी ध्यान से सुन कर समभकने का प्रयत्न करें । 
वस्तु में जाकर इसे खोजने का प्रयत्न करें। वहां यह अंग दिखाई दे तो स्वीकार कर लेना नहीं तो नहीं । 
यदि स्वीकार न भी हो तो भी समभ लेना कि लोक में भिन्न भिन्न दृष्टियों के लोग हैं। विचार विषमता 
होती रहे, धर इस का श्रर्थ यह नहीं कि मनो-विषमता भी हो जाये। प्रेम में बाधा न पड़ने दीजिये। 
क्योंकि मेरी दृष्टि मेरे पास है और आपकी श्रापके पास । मेरो दृष्टि से हानि लाभ मेरा है और श्रापकी 
हृष्टि से आपका । 


श्राइये भ्रब वस्तु में कुछ और भी पढ़ने का प्रयत्न करें जिससे कि वस्तु में श्रब तक दीखने वाली 
कुछ परतन्त्रता स्वतन्त्रता में बदल जाये, जिससे कि श्रब तक के उठने वाले अनेकों प्रश्नों का समाधान हो 
जाये। स्वभाव, निमित्त व पुरुषार्थ के भ्रतिरिक्त वस्तु की कार्य व्यवस्था में कुछ भश्ौर भी देखने में भ्राता 
है । भ्र्थात वस्तु में होने वाला वह वह कारये या परिवर्तत किसी निश्चित समय पर ही हो रहा है। भागे 
पीछे नहीं । ऐसा सब स्वयं अर्थात स्वभाव से ही हो रहा है। किसी ने वह समय निश्चित किया हो या 
बैठा हुआ कर रहा हो ऐसा नहीं है। वस्तु में जो बात सहज भ्र्थात बिना किसी कारण के होती हुई 
दिखाई दे वह उसका स्वभाव ही होता है । वस्तु का स्वभाव पढ़ने का एक बहुत सरल उपाय यह है कि 
अपने से प्रश्न करने प्रारम्भ कर दीजिये । उत्तर झाने पर पुनः पुनः प्रश्न करिये। झ्राखिर एक स्थिति भ्रा 
जायेगी जहां प्रश्न होने स्वतः बन्द हो जायेंगे, समभिये कि वह वस्तु का स्वभाव है। क्योंकि स्वभाव में 
तर्क नहीं चला करता । 


१३ कर्ता कर्म व्यवस्था ६६ ८ नियति या काल लब्धि 


हृष्टान्त के रूप में वही पुराना खेती का हृष्टान्त ले लीजिए। और किसान से 
पूछिये 2 
प्रश्न--बीज झ्राज ही क्यों फूटा भ्रागे पीछे क्‍यों न फूट गया ? 
उत्तर--क्योंकि भ्राज से दो दिन पहले ही पृथ्वी में डाला गया था। और पृथ्वी में पड़ने के दो दिन 
पश्चात अंकुरित होना इसका स्वभाव है । 
प्रदन--दो दिन पहले ही पृथ्वी में क्यों डाला गया था, तीन दिन पहले क्‍यों नहीं ? 
उत्तर -दो दिन पहले ही पृथ्वी बाही जाकर तयार हुई थी। तीसरे दिन तक यह ठीक ठाक नहीं 
हुई थी। 
प्रशन--दो दिन पहले ही यह ठीक ठाक क्यों हुई थी, इससे पहले क्‍यों नहीं । 
उत्तर--छः दिन पहले ही हल जोतना प्रारम्भ किया था। इतनी पृथ्वी छः दिन में ही जोती जा 
सकती थी । इससे कम समय में नहीं । 
प्रथन - छः दिन पहले ही हल क्‍यों जोता । इससे पहले क्‍यों नहीं ? 
.  . उत्तर-उसी दिन चित्त में जोतने का विकल्प या इच्छा उत्पन्न हुई थी। इससे पहले नहीं । 
'  ' प्रइंन--इससे पहले विकल्प चित्त में उत्पन्न क्यों नहीं हुआ ? 
उत्तर--अब तो उत्तर ने हार मान ली । इससे पहले विकल्प क्‍यों उत्पन्न न हुआ, इसका मेरे पास 
कोई उत्तर नहीं । उसी समय हुआ्ना इतना जानता श्रवश्य हैँ। उस समय वह स्वत: ही जाग्रृत 
. हो गया और उसके आगे क्रमश: तदनुरूप कार्य चलने लगा । क्यों हुआ का उत्तर कुछ नहीं 
पर हुझा अ्रवश्य । 


यद्यपि श्रन्य अनेकों बात बीच में लाई जा सकती हैं । जैसे मौसम तब ठीक न था। या कर्ष 
का उदय इसी जाति का तब ही श्राया था | उस कर्म में भ्रपकर्षण भी कित्ती विशेष समय में ही किया था 
इत्यादि | परन्तु बात को निर्णय करना है इसलिये भ्रधिक खेंचने से लाभ नहीं । कितनी भी बातं बीच 
में भ्रपने उत्तर में लाइये, झ्राखिर एक स्थिति ऐसी अवश्य आा जायेगो जहां जाकर उत्तर हार मान जायेगा 
या उत्तरों की पूर्व कथित श्य खला पुन: चला देगा और शअ्रनवस्था में उलभ बैठेगा । ऐसी स्थिति आ ज।ने 
पर सरलता से विचार करें तो आपका हृदय स्वयं पुकार उठेगा कि उसी समय वेसा होना था और उसी 
संमय वैसा हुआ। झागे पीछे न होता था और न आगे पीछे हुआ। बस समझ लीजिये कि वस्तु का 
स्वभाव ऐसा ही है, क्योंकि यहां तर्क शान्‍्त हो चुका है । ' 


किसान को वह विकल्प विशेष उस निश्चित समय पर ही झ्राना था और तभी बह 
आया भी, इस बात की परीक्षा भी की जा सकती है। श्रापसे ही यदि मैं कह कि इस समय जो इस बात 
को सुनकर श्रापके हृदय में भनेकों प्रइनात्मक विकल्पों की बाढ़ आ गई है । उसे इस समय दबाकर कोई 
अ्रन्य विकल्प उत्पन्न करलें श्रौर इन विकल्पों को शाम के ६ बजे उत्पन्न करना या करके दिखाना । 
(वचारिये तो सही कि क्या इतनी शक्ति है श्राप में, कि जो विकल्प जिस समय आप चाहें वह ही प्रायें 
अन्य नहीं | ऐसा नहीं है। विकल्प स्वतन्त्र रीति से अ्रपने भ्रपने समय पर उठ रहे हैं। उनमें हेर फेर 
करने की सामर्थ्य भ्राप में नहीं । सामथ्यें होती तो मेरे ऊपर बाले प्रश्न को कार्यन्वित रूप देकर दिखा 
देते । प्रतः निश्चित हुआ कि वह विकल्प उसी समय भाना निश्चित था। इसी का नाम है सियति या 


१३ कर्ता कर्म व्यवस्था ६७ ६ भवितव्य 


काल लब्धि | इसी के लिये एक नवीन शब्द का भ्राविष्कार भी इस युग में हुआ. है भौर वह है क्रमबद्धता। 
नियति, काल लब्धि, व क्रमबठ्धता-इन तीनों का एक ही प्र है। 


खेती बोने के कार्य के सर्व संयोगों की | खला में यदि एक प्रारम्भिक कड़ी भी नियत 
रिद्ध हो गई तो यह कहने की झावश्यकता नहीं कि अगली श्रगली सर्वे ही कड़ियां नियत हो जायेंगी । 
क्योंकि जसेकि उस जाति का विकल्‍प उठने पर किसान ने उस उस समय वह वह निमित्त ही 
जुटाये भ्नन्‍्य नहीं। इसी प्रकार किसी भी पदार्थ में, कोई एक कार्य या परिवर्तन विशेष होने 
पर, उस समय उसके निमित्त से उसके सम्पर्क में आने वाले दूसरे पदार्थ में भी, तदनुरूप ही कोई कार्य 
होना निश्चित है, कोई अन्य नहीं । इस प्रकार खेती के कार्य में जितने भी साभीदार थे उन उन सबका 
वह वह॒कार्य उस उस समय ही होना निश्चित हो जाता है! भ्रन्य प्रकार से भी यदि किसान की भाँति 
अन्य सर्वे साभीदारों से बारी बारी वही ऊपर जसे प्रइन करें तो एक स्थान पर पहुँच कर वह सब ही 
यह कह देंगे कि उस समय में बेस, ही होना निश्चित था । 


गत: यह सिद्धान्त निकला कि कार्य व्यवस्था में नियति का भी कुछ हाथ है । यद्यपि इस 
विषय के सम्बन्ध में अनेकों प्रशत इस समय भ्रन्तर में खलबली मचा रहे हैं, परन्तु कुछ धैये पूर्वक ही काम 
करना है। शझ्रागे जाकर उन्त सबका समाणान हो जायेगा। 


€ भवितब्य इन प्रश्नों का समाधान करने से पहले यहां इस स्थान पर प्रकृत विषय की पूर्ति के भ्र्थ 
पांचवीं बात पर भी विचार कर लेना अभीष्ट है। इस पांचवें अंग का नाम बताया था भवितव्य श्रर्थात 
होने योग्य | होने योग्य बातें तीन हैं। एक तो वस्तु में उस जाति विशेष का कार्य जोकि उस समय 
में हुआ है, दूसरा उस निमित्त विशेष की उपलब्बि जोकि उस समय में हुई है और तीसरा वह ही 
पुरुषार्थ विशेष जोकि उस समय में हुआ्ना है। 


यद्यपि नियति या भवितव्य, यह दोनों अंग कुछ समान वाची से प्रतीत होते हैं पर 
वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि नियति तो उपरोक्त तीनों बातों के समय या काल मात्र को बताता है। 
भवितव्य और नियति यह दोनों परस्पर एक दूसरे की श्रपेक्षा रखते हैं नियति के बिना भवितव्य का 
और भवितव्य के बिना नियति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता । 


नियति ने तो इतना बताया कि श्रमुक समय में वस्तु में कार्य होना निश्चित है पर कौन 
कार्य होना निश्चित है यह नहीं बताया । इसी प्रकार यह बताया कि अम्रुक समय में निमित्त का संयोग 
होना निश्चित है, पर कौन निमित्त का संयोग होना निश्चित है यह नहीं बताया। इसी प्रकार यह 
बातया कि अमुक समय में वस्तु के द्वारा पुरुषार्थ किया जाना निदिचत है पर कौन पुरुषार्थ किया जाना 
निश्चित हैं यहु नही बताया । 


इन तीनों बातों की जाति का निश्चय हुये बिना तो अम्रुक समय में जो कोई भी कार्य, 
जो कोई भी निमित्त व जो कोई भी पुरुषार्थे हो जायेगा । श्रौर यदि ऐसा ही है तो नियति की आवश्यकता 
ही क्‍या रह जायेगी, क्‍योंकि यह तो पहले ही सिद्ध किया जा चुका है कि वस्तु में कोई न कोई कार्य या 
परिवर्तन, कोई न कोई संयोग या निमित्त भ्रथवा कोई न कोई पुरुषार्थ तो प्रतिक्षण होता ही है। वहां 


क्‍ १३ कर्ता कर्म व्यवस्था द्८ € भवितव्य 


भी यह तीनों निश्चित या व्यवस्थित नहीं थे और यहां भी भ्र्थात नियति की स्वीकृति के पश्चात भी 
' यह निश्चित न होने पाये । वहां भ्ौर यहाँ दोनों शोर ही यह बात पड़ी है कि किसी भी समय तीनों 
होते तो प्रवश्य हैं, पर चाहे जो भी हो सकते हैं, प्रर्थात में जेसा चाहूँ निमित्त मिलाऊं, और जैसे चाहूँ 
वस्तु को परिणमा दू । भ्रथवा जिस समय जेसा जेसा भी निमित्त मिलेगा उस समय वस्तु में कार्य भी 
बसा वैसा ही हो जायेगा । भौर यदि यह ठीक है तो वही पुरानी बात कि “विश्व मेरे प्राधीन है,' ज्यों 
की त्यों बनी रही, जिस प्रकार भ्रन्य को निमित्त के रूप में मिलाना या उसमें परिणमन कराना मेरे 
प्रांधीन है उसी प्रकार सुकको निमित्त के रूप में मिलाना भी भ्न्य के भाधीन हो जायेगा । भ्रर्थात दूसरा 
मेरे ग्राधीन और में दूसरे के प्राधीन बन बेठू गा। दोनों में संघर्ष उत्पन्न हो जायेगा और वस्तु व्यवस्था 
।बगड़ जायेगी । क्योंकि ऐसा असम्भव है कि जो मेरे भ्राधीन हो उसी के झाधीन मैं है । 


इसलिये भवितव्य की सिद्धि की ग्रावश्यकता है। भवितव्य कहता है कि ऐसा नहीं है 
कि किसी नियत समय पर तू जो चाहे निमित्त मिलाले, जो व जैसा क॑ंसा भी पुरुषार्थ करले भर जैसा 
कसा भी कार्य बना ले । बल्कि ऐसा है कि किसी भी नियुक्त समय में तुम में प्रमुक ही प्रकार का पुरुषार्थ 
होने योग्य है भ्र्थात तुऊ में वेसा ही करने की इच्छा जाग्रत होती है, तदनुरूप ही सामग्री तू जुटाता है और 
इसलिये तदनुरूप ही कार्य हो पाता है। भ्रतः किसी भी समय विशेष में इन तीनों का व्यवस्थित रूप में 
ही होना निश्चित है । 


इस प्रकार नियति के बिना भवितव्य भी कल्पना मात्र ही रह जायेगा । क्योंकि भवितव्य 
केवल इतना ही बता पायेगा कि अमुक प्रकार का पुरुषार्थ निमित्त व कार्य होने योग्य है । परन्तु कब, यह 
न बताने पायेगा । तब यह बात समभी जायेगी कि में अमुक प्रकार का पुरुषार्थ कर सकता है पर जब 
चाहे कर लू । भ्रथवा प्रम्ुक प्रकार से काम या परिवर्तन कर सकता हैं पर जब चाहे कर लू । झौर 
यदि ऐसा ही है तो भवितव्य की श्रावश्यकता ही क्‍या रही । शअ्रत: नियति भवितव्य को बल देती है भौर 
भवितव्य नियति को | नियति भवितव्य को व्यवस्थित करता है श्ौर भवितव्य नियति को । 


इस प्रकार वस्तु की कार्ये व्यवस्था में वस्तु का स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, नियति, व 
भवितव्य यह पांचों झंग सम्मिलित हैं। इन पांचों को पांच समवाय कहा जाता है क्‍योंकि कार्य व्यवस्था 
में यह पांचों ही सहकारी हैं भर्थात एक ही समय में एक कार्य में यह पांचों ही भ्रविरोधी रूप से रहते हैं। 


१५७ 
--५ पॉच समवाय समन्वय :--.. 


दिनांक ३० मार्च १६६० (सहारनपुर) 


प्रव बन सं० २७ 


१--समवायों सम्बन्धी अनेकों प्रश्न, २--नियति या पुरुषा का समन्वय, ३--नियति व उपदेश का समस्यय, 

४--नियति व विकल्प परिवर्तन का समन्वय, ५--नियति व स्वभाव का समन्वय, ६--नियति व स्वच्छन्द 

का समन्वय, ७--नियति व आगम का समन्वय, ८--नियति व निमित्त का समन्वय, €--नि्मित्त व 

वस्तु स्वतन्त्रता का समन्वय, १०--निमित्तों के संयोग को स्वतस्त्रता, ११--नियति, निमित्त व पुरुषा्थ तीनों 
का समन्वय, १२--नियति व अनियति का समन्वय, १३--वस्तु स्वरूप की जटिलता । 


श्रहो वस्तु स्वातन्त्रय की घोषणा करके, मेरे भ्रन्दर में पड़ी कुछ करने धरने की बुद्धि 
हर कर, भुमे व्यग्रताश्रों से मुक्ति दिलाने वाले ग्ूरुदेव भ्रापकी महिमा! अलौकिक जनों की भ्रलौकिक 
बातें । सर्व साधारण जन कैसे स्पर्श कर सकेंगे उनकी गहनता को। करने धरने की बुद्धि हटानी भ्रभीष्ट 
है । खोजते खोजते उसका मूल मिला कहाँ जाकर ? वस्तु की व्यवस्था में। श्र्थात वस्तु की कार्य 
व्यवस्था का या उसकी स्वतन्त्रता का ठीक ठीक निर्णय न द्वोने के कारणा ही मैं जगत में फेर फार करने 
के पीछे दौड़ रहा हैं। यदि कदाचित वस्तु का व्यवस्थित रूप पढ़ कर अपनी धारणाप्रों को बदल 
पाता तो यह व्यग्रता सहज ही टल जाती । इसी कारण से है गुरुओं का प्रयास-मुमे वस्तु व्यवस्था 
दश्शाने का । 


१ समवायों सम्बन्धी समवाय सम्बन्धी पनेकों प्रशन-- का 
भनेऊ़ों पशभ नियति या भवितव्य की बात सुनकर भनेकीं प्रश्न चित्त में खलबली मचा रहे हैं । 
उनको कल दबा दिया गया था। श्राज उनका उत्तर देने का नम्बर श्राया है। लाइये कौन से 
प्रदन हैं । 
१ पहला प्रइन तो यह कि नियति की स्वीकृति के पश्चात पुरुषार्थ निष्फल हो जाता है। या 
ग्रकर्मण्यता झा जाती है ? 
२ दूसरा प्रइन यह है कि नियति की स्वीकृति के पश्चात उपदेश का कोई प्रमोजन नहीं रह 
जाता ! 
३ तीसरा प्रश्न यह है कि यदि विकल्प का परिवतंन करने में भी में स्वतन्त्र नहीं हैं, तब तो में 
कदापि भी श्पना हित करने में सफल नहीं हो सक्ू गा ? 


४ चौथा प्रइन यह कि ऐसी नियति व्यवस्था बिना किसी के किये होनी कैसे सम्भव है ? 


१४ पांच समवाय समन्वय ७० २ नियति या पुरुषार्थ का समन्वय 


४ पांचवां प्रइन यह है कि नियति की स्वीकृति से स्वच्छुन्द का पोषण हो जायेगा ? 
६ छूटा प्रश्न यह है कि नियति का श्रागम में निषेध किया गया है इसलिये इसको स्वीकार करने 
से श्रायम के साथ विरोध आता है ? 
७ सातवां प्रश्न है कि यदि कार्य नियत है तो निमित्तों की क्या झावश्यकता ? 
८ आठवां प्रश्न है कि निमित्तों को स्वीकार कर लेने पर वस्तु परतन्त्र हो जायेगी ? 
६ नवां प्रश्न है कि निमित्तों को यथायोग्य संयोग कराने वाला कौन. है ? मेरे बिना स्वयं निमित्त 
ग्राकर कंसे प्राप्त होते हैं ? 
१० दसवां प्रश्न है कि यदि निमित्त स्वतः प्राप्त हो जाते हैं तो पुरुषार्थ की क्या भावश्यकता ? 
११ ग्यारह॒वां प्रश्न है कि भ्रनेकान्त सिद्धान्त के अनुसार नियति के साथ भ्ननियति कैसे घटित 
होती है 
झौर इसी प्रकार भ्रन्य भी भनेकों प्रश्न हो सकते हैं। परन्तु यहां इन ग्यारह प्रश्नों का 
समाधान कर देन। ही पर्याप्त समभता हूँ । 


लीजिये इन प्रश्नों का क्रम से समाधान करने का प्रयत्न करता हूँ। बात कुछ जटिल 
झ्रवश्य है पर फिर भी उसे सरल बनाने का प्रयत्न करू गा । श्राप भी थोड़ा ज्ञान को ढीला करके सरल 
वृति से समभने का प्रयत्न करें वस्तु में जो दिखाई दे रहा है उसे अ्रस्वीकार न करें। आप यदि मेरा 
साथ देंगे तब तो मैं समझा भी सकू गा और झ्राप समझ भी सकेंगे न्यथा मेरा प्रयास विफल जायेगा। 


२ नियति या पुरुषार्थ यदि से ही कार्य अपने श्रपने समय पर स्वतः हो रहे हैं तो मेरा कल्याण भी श्रपने 

का समसख्यय समय पर स्वतः हो जायेगा । मैं शान्त्रि मार्ग की ओर का पुरुषार्थ भी क्‍यों करू ? ठीक 
है प्रश्न स्वाभाविक है। हरेक व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है। पर भाई ! क्‍या विचारा है कभी, कि 
शान्ति की ओर का पुरुषा्थे न करके भी क्‍या तू खाली बेठा रह सकेगा ? कुछ न कुछ करना ग्रर्थात 
प्रपने रूप में या स्थान में परिवर्तन करता तो तेरा स्वभाव है। वही तेरा पुरुषार्थ है। वह किये बिना 
तू क्या, जगत का कोई भी पदार्थ रह नहों सकता । करना तो अ्रवश्य तुझे कुछ न कुछ पड़ेगा ही क्योंकि 
स्वभाव को घाता नहीं जा सकता । श्रब यह बता कि शान्ति की दिशा का नहीं तो किस दिशा का पुरुषार्थ 
करने की इच्छा तेरे भ्रन्दर उत्पन्न हो रही है। कोई न कोई इच्छा तो अ्रवश्य है वहां । ऐसा तो हो नहीं 
सकता कि इच्छा या विकल्प न हो । 


बस खाऊं, पीऊं, मौज उड़ाऊं, शान्ति जब होनी होगी हो जायेगी । ठीक है, तो तात्पर्य 
यह हुआ कि तेरे अन्दर में उन लोकिक सुखों के प्रति, जिनको कि पहले श्रशान्ति रूप बता दिया गया है, 
झभी तक आकर्षण पड़ा है। क्योंकि यदि ऐसा न हुआ होता तो तेरी इच्छा का प्रवाह उस श्रोर कदापि 
जाने न पाता । और इसलिये तू भले ही शान्ति पथ की बात करता हो, पर वास्तव में शान्ति का उपासक 
है ही नहीं । यदि हुआ होता तो तेरे भ्रन्तर में बजाए भोगों के शान्ति का आकर्षण पड़ा होता और तब 
तेरा ऊपर वाला प्रशइन बदल कर यह रूप घर लेता कि इन बाह्य पदार्थो' में करने धरने की कया भ्राषश्य- 
कता, जैसा कंसा भी जब होना होगा हो जायेगा । में शान्ति में ही निवास क्यों न करू ? क्‍यों विकल्पों 
की दाह में जलू ? 


(४ पाँच समवाय समन्वय ७१ २ नियति व पुरुषार्थ का समन्वय 


दोनों ही दक्षाओं में तू पुरुषार्थ हीन नहीं बन पाया है। पुरुषार्थ अवश्य कर रहा है। भ्रन्तर 
इतना ही है कि पहली दशा में तेरा पुरुषार्थ लौकिक सुखों की प्रोर हलक रहा था श्ौर दूसरी दशा में 
शान्ति की ओर। जैसा जैसा तू उस समय करेगा वैसा वैसा फल तो अवश्य मिलेगा ही, भ्र्थात पहली 
दशा में प्रशान्ति श्रौर दूसरी दशा में शान्ति । बता पुरुषार्थ निष्फल कहां गया ? पुरुषार्थ हीनता या 
झ्रकर्मण्यता कहाँ प्राई ? 


वास्तव में तेरे भ्रन्दर यह प्रशइन इसलिये उत्पन्न हो रहा है कि तेरी रुचि में तो पड़ा है 
लौकिक पुरुषार्थ श्रोर बाहर से कह रहा है तू भ्रपने को शान्ति का उपासक, जो सर्वथा मिथ्या है। तू 
भले समभ न पाये पर ज्ञानी जन समभ जाते हैं कि इस प्राणी की काल लब्धि अभी खोटी पड़ी हुई है, 
अतः अभी कुछ श्रोर दिन इसे श्रशान्ति में निवास करना है। अतः तुझे समभाने के प्रति मध्यस्थता 
धारकर वह इस विकल्प को छोड़ देते हैं भर पुनः शान्ति में स्नान करने लगते हैं । 


प्ररे भाई ! पुरुषार्थ अन्धा हुआ करता है। वह यह नहीं विचारा करता कि कब समय 
आये कि में अ्रमुक जाति का पुरुषार्थ करू । तेरा पुरुषार्थ तेरे विकल्प के आधीन है, नियति के नहीं । 
जब तेरे अन्दर उस उस समय उस उस प्रकार का विकल्प झा ही जायेगा तो उस उस जाति का पुरुषार्थ 
केसे न करेगा । उस उस जाति का पुरुषार्थ होने पर फिर उस उस जाति का कार्य या परिवर्तन तेरे अन्दर 
कंसे न होगा । 


क्या लौकिक व्यापार झादि करते हुये भी यह विचार आया करता है कि पहले यह 
मालूम करू कि कब व्यापार का समय झ्रायेगा ताकि उस समय मैं काय॑ प्रारम्भ कर सकू ? वहाँ तो 
कार्य करने का विकल्प आया और कार्य कर बैठा । कुए में कोई व्यक्तिगिर पड़े तो उसको निकालने 
के समय या तेरे घर में ग्राम लग जाये तो उसको बुझाने के समय भी क्‍या कभी यह विचार किया करता 
है कि जब समय श्रायेगा तब ही उसको निकालने का या झ्ाग बुझाने का पुरुषार्थ करू गा, उससे पहले 
कसे करू , क्योंकि कर ही नहीं सकता | प्रभो ! कुछ करने का विकल्प श्रन्तर में जागृत हो जाने पर यह 
विचारा नहीं जाया करता कि कब समय आयेगा । विकल्प श्राते ही तदनुकूल पुरुषार्थ चालू हो ही जाता 
है। ऐसा स्वभाव है। 


मैं हीन ज्ञानी हूं पहले से यह बात भले न जान पाऊं कि कौन समय कौन कार्य के लिये 
नियत है। परन्तु उपरोक्त प्रकार कार्य हो जाने पर मेरा अनुमान यही कहता हुआ्ना प्रतीत होता है कि 
क्योंकि इस समय स्वत: यह कार्य करने का विकल्प जागृत हुमा था इसलिये श्रवश्य ही यह कार्य इस ही 
समय होता निश्चित था। तथा कुछ प्रत्यक्ष ज्ञानी अ्रवधि व मन:पर्यय ज्ञान के श्राधार पर ग्रथवा निमित्त 
ज्ञानी स्वपनों व चिन्ह विशेषों के श्राधार पर कार्य होने से पहले भी यह जान जाते हैं कि श्रसुक समय 
अ्रमुक काम होना निश्चित है। वह भी जान भले जाओ या श्राप उनसे अपने किसी कार्य का निश्चित 
समय पूछ भले लो परन्तु कार्य होने के समय में तो झापको केवल कार्य करने का ही विकल्प भ्राता है । 
“समय आया या नहीं ऐसा विकल्प नहीं आता भौर इसलिये उस समय कार्य होता ही है। पीछे भले 
यह जानने का विकल्प आ जाये कि क्‍या कार्ये उसी समय हुभ्ना है या भागे पीछे भौर भ्रापको यह जानकर 
सन्‍्तोष होता है “कि उसी समय हुआ है झ्ागे पीछे नहीं” । 


१४ पाँच समवाय समन्वय ७२ ३ नियति व उपदेश का समन्वय 


यहाँ इतना प्रवश्य जान लेना योग्य है कि वर्तमान के ज्योतिषियों को इस तत्व की परीक्षा 
कः श्राधार नहीं. बनाया जा सकता, क्‍योंकि अपने को ज्योतिषी कहने वाले वह वास्तविक ज्योतिषी 
या निमित्त ज्ञानी नहीं हैं। यदि हुये होते तो एक कोई कार्य होना बताकर स्वयं हो उसको टालने का 
उपाय न बताते होते । उन बेचारों को स्वयं यह विश्वास नहीं कि जो कुछ वह बता रहे हैं वह होना 
निश्चित ही है। नियति को किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता। वास्तव में जो कोई टालने का उपाय . 
करता है वह भी नियत ही है जैसे कि द्वारका के दहन में द्वीपायन का प्रयास । 


यहां एक प्रश्न और श्रा खड़ा होता है कि क्या नियति पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देती है। 
यदि नहीं तो इसकी क्‍या श्रावश्यकता ? प्रभो ! वस्तु व्यवस्था तेरी आवश्यकता की मोहताज नहीं । 
तेरा निर्णय ही बस्तु व्यवस्था के मोहताज है। ज्ञान ने जाना इसलिये वस्तु व्यवस्था नहीं होती बल्कि 
वस्तु व्यवस्था जैसी होती है वैसा ज्ञान जानता है। ज्ञान का काम जानना मात्र है कुछ बाहर में करना 
धरना नहीं है | ज्ञान तो एक दर्पण है जैसी बात वस्तु में होती है वेसी दिखाई दे जाती है। 


इसी प्रकार नियति तो कोई वस्तु नहीं। वह कोई पदार्थ नहीं । उसका कोई ग्रुणा भी 
नहीं, उसकी कोई भ्रवस्था नहीं । इसलिये यह करने की प्रेरणा देता है इस बात को अवकाश ही कहां 
है ? नियति तो वास्तव में काये व्यवस्था में पड़ा वह अंग है जिसके झ्राधार पर कि ज्ञान यह जान पाता 
है कि भ्रमुक समय में कार्य होना निश्चित है, या जिस समय में होना था उसी समय में हुआ है । नियति 
तो उस समय का नाम है जिसमें कि कोई कार्य होता है या होना होता है। 


जैसा कि पहले बता दिया गया है| करने की बात नियति नहीं है पुरुषार्थ है। नियति 
केवल जानने की बात है। नियति बनाई नहीं जाया करती बल्कि ज्ञान से निर्णय की जाया करती है। 
जिस समय पुरुषार्थ पूवंक उद्यम किया बस ज्ञान ने जान लिया कि यही इस कार्य की नियति है। भ्रर्थात 
पुरुषार्थ करे तो वहाँ नियति है ही है, पुरुषार्थ न करे तो नियति भी नहीं है । 


इसका यह भ्रर्थ नहीं, कि तब तो जब चाहूं में पुरुषार्थ करके भ्रपनी नियति को बुला लू । 
क्योंकि पहले ही बता दिया गया हैं कि नियति कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे बुलाई जाये श्रौर जिसकी 
सहायता पाकर कि तेरा पुरुषार्थ चालू हो। वह तो केवल जानने व निर्णय करने की बात है। करने की 
बात तो केवल एक पुरुषार्थ हैं। भ्रौर वह तू श्रब भी जीवन में बिना नियति की प्रतीक्षा किये प्रति क्षण 
कर ही रहा है । बस तेरे इस वर्तमान के पुरुषार्थ पर से यह बात जानी जा सकती है कि तेरी नियति 
शान्ति की ओर जाने की है या अशान्ति में निवास करने की । 


६ नियति व उपदेश दूसरा प्रइन था कि नियति की स्वीकृति के पश्चात उपदेश का कोई प्रयोजन रह नहीं 

का समनबय जाता। ठीक हे साधारण दृष्टि से देखने पर ऐसा ही प्रतीत होता है । परन्तु वास्तव 
में ऐसा नहीं है। क्योंकि उपदेश किसी विकल्प पूर्वक होता है। विकल्प निश्चित समय पर श्राता ही है 
जैसा कि पहले सिद्ध कर दिया गया | उपदेश दाता नियति से श्रनभिज्ञ नहीं है, जानता हैँ कि होना बही 
है जो होना है, पर यह जो विकल्प झ्राया है इसका क्या करे ? कभी कभी तो जब कि विकल्प मन्‍्द शक्ति 
को लेकर अगर होता है वह उसको नियति सम्बन्धी अन्य विकल्प व विचारणाओं के झाधार पर दबा 
भी लेता है । पर जब वह कुछ तीव्र शक्ति को लेकर प्रगट होता है तो उसकी प्रवृति तदनुरूप हो ही जाती 


ली 
(७) ३ 
।/7/ ५३ 
५ 


१४ पाँच समवाय समन्वय ७२ ४ नियति व विकल्प परिव्तत का समस्वय “४ 


- हैं। भल्रे ही श्रन्तर में यह जानता रहे कि श्रोता का हिताहित तेरे उपदेश/क्ें म्राधीन नहीं है तथा समय 
से पहले नहीं हो सकता। विकल्प होने पर तदनुकूल कार्य न करे तो आुबो करे ? क्या उसके विपरीत 
कोई भ्रन्य कार्य करे ? क्या ऐसा किया जाना सम्भव है? तनिक विश लीजिये | यदि नहीं तो नियति 
को जानते हुये भी उपदेश देने में बाधा ही क्या है ? नो 






उपदेश प्रन्तरंग की किसी प्रेरणा से निकला करता हैं । जिसका आधार सामने वाले 
प्राणी को किसी एक विशेष दक्षा में देखने की इच्छा होती है| भ्रर्थात ऐसी करुणा जाग्रृत हो जाने पर 
कि “भरे रे ! यह प्राणी भी इस शान्ति सुधा का पान क्‍यों नहीं कर पाते 4 किसी प्रकार यह भी 
इसका एक बिन्दु चख पायें तो इनका जीवन बदल जाये,” उपदेश प्रगट हुआ करता है। इसलिये इसमें 
प्रयुक्त भाषा भी प्रेरक रूप धारण करके ही प्रगट होती हे। वस्तु स्वरूप को समझना भौर बात है भौर 
उपदेश देना भौर। वस्तु स्वरूप को समभाना शिक्षण में गर्भित हैं भौर उपदेश प्रेरणा में । शिक्षरा में 
मध्यस्थता होती हूँ पर उपदेश में श्रोता का जीवन परिवर्तन देखने की हज ईसती से शिक्षण की शेली 
होती है 'होना' शब्द का भ्राधार लेकर भ्रौर उपदेश की शैली होती है ऋरेना' शब्द कह ४ 
श्र्थात शिक्षण में कहा जाता है कि “ऐसा होता है” झौर उपदेश में कहा जाता है किले: 
दोनों की शैलियों में भ्रन्तर होने का कारण झान्तरिक विकल्प की जाति में पड़ा हुआ अन्तर ही. है. उपदेश 
देते समय वह नियति को भ्रूल गया हो ऐसा नहीं है । विकल्प श्राने पर तदनुरूप ही कार्ये हुआ करता/हे 
उससे विपरीत नहीं । इसलिये प्रेरणा का विकल्प जागृत होने पर प्रेरणा रूप ही , भाषा निकलेगी शिक्षण 
रूप नहीं। भ्रत: नियति व उपदेश में भी कोई विरोध नहीं हे। बिरोध हो/जाछ्त म्रदि यह बिंकल्प 
बीच में न होता । 





ज्ञान व विकल्प में कुछ अन्तर है। ज्ञान केवल जानने व निर्णय करंने का काम करता है 
झौर विकल्प जीवन में मानसिक, वाचसिक व शारीरिक क्रियायें करने की प्रेरणा देता है। निर्णय ज्ञान 
की अ्रवस्था विशेष है और विकल्प चारित्र की । इसलिये इन दोनों में भेद होना स्वाभाविक है। यदि ज्ञान 
के अ्रनुरूप ही चारित्र हो जाये तो जीव की दशा निविकल्प 'हो' जाती है। भौर इसलिये उस समय उसके 
जीवन में न स्वयं कुछ क्रिया हो पाती है और न ही इस अंवस्था में किसी को उपदेश दिया जाता है। 
ज्ञान केवल जानने रूप है और विकल्प करने धरने के राग रूप । इन दोनों में यह प्रन्तरैश्राप लोगों से 
ग्रपरिचित नहीं है । भ्रत: ज्ञान में नियति का निर्णय हो: जाने पर भी जब तक उसकी दक्षा विकल्पा- 
त्मक रहती है वह तदनुकूल प्रवृति किया ही करता है। इससे नियति व पुरुषार्थ या उपदेश में कोई 
विरोध नहीं भ्राता । यह दोनों एक समय में ही एक ऋुंखी* में पंड़ें [ने सम्भन्न हैं । 

*  उ्क 0 
दिनांक ११ मार्च १६६० (सहारनपुर) १४09 


प्रवचन मं० ैै६ 


४ नियति व विकल्प वस्तु की कार्य व्यवस्था में वस्तु की स्वतन्त्रता की बात चलती है। दस प्रदनों में से दो 
परिवर्तन का. प्रश्नों का उत्तर दिया गया । भ्रब तीसरा प्रश्न भ्राता है कि यदि विकल्प परिवर्तन करने 
समन्वय को भी मैं समर्थ नहीं तो अपना हित केसे कर सकूगा ? यह प्रश्न तो कुछ हित 

जिज्ञासा को लेकर निकला प्रतीत होता है, तब तो तुझे विकल्प परिवर्तन करने का प्रयास'र 






१४ पांच समवाय समन्वय 9४ प्र नियति व स्वभाव का समन्वय 


 जवश्यकता ही कया है ? “मैं अपना हित कैसे कर सकू गा।” यह भी तो एक विकल्प है। ज़रा विचार 
त्तो सही कि इस विकल्प का भुकाव किस ओर है, अ्रशान्ति की ओर कि शान्ति की ओर । “वर्तमान के 
लौकिक विकल्प अ्रशान्ति रूप होने के कारण त्याज्य हैं । शान्ति की प्राप्ति के लिये मुझे; विकल्प दबा कर 
निविकल्पता की ओर जाना चाहिये ।” ग्रन्तरंग की इस प्रेरणा में से ही तो यह झ्ाशंका उत्पन्न हो गई 
है । बस तो हो लिया । यदि यह प्रेरणा सच्ची है तो समझ ले कि तेरी शान्ति प्राप्ति के प्रति पुरुषार्थ करने 
का नियत समय भी झा गया । और क्या चाहिये ? विकल्प तो झपने समय पर स्वयं परिवर्तित हो गया । 
इस को भी बदलने का प्रयास तू करेगा ही नहीं, यदि वास्तव में निविकल्प होने की इच्छा है तो, 
निविकल्पता के पुरुषार्थ को प्रेरणा देने वाला यह विकल्प स्वयं ही अपने समय पर भरा धमका है। भश्रौर 
चाहिये ही क्या ? 


वास्तव में तेर। यह प्रश्न भी नं० १ वाले प्रश्त में समविश पा जाता है। अन्तर केवल 
इतना हो है कि वहां भोगों का विकल्प रख कर अपने को शान्ति पथ गामी सिद्ध करने का बहाना किया 
जा रहा है, भर यहां भोगों का विकल्प हट जाने पर अपने को शान्ति पथ गामी बनाने का वास्तविक 
प्रयास किया जा रहा है । पुरुषार्थ वहां भी है और वहां भी । वहां उल्टा है यहां सीधा । 


ज़रा बता तो सही कि “में किस प्रकार से विकल्पों से मुक्ति पा जाऊं ऐसा विकल्प श्रन्तरंग 
में उत्पन्न हो जाने पर तू पुरुषार्थ किस दिशा का करेगा ? पुरुषार्थ बिना किये तो रह न सकेगा पुरुषार्थ 
करने को नियति की प्रतीक्षा करेगा क्या ? यह तो पहले ही बता दिया गया है । यदि विकल्पों से क्रम 
पूर्वक निवृति पाने का विकल्प है तो समझ ले कि तेरे हित का समय झा गया है। इसलिये “में हित कंसे 
कर सक़ू गा ?” इस प्रइन को अवकाश नहीं रहता। यदि भोगों सम्बन्धी विकल्पों में वृद्धि करने का 
बिकतल्प है तो समझ ले कि तेरे हित का समय पग्राया ही नहीं । इसलिये “में हित कैसे कर सक्ू गा। यह 
प्रझन केवल कहने मात्र का रह जाता है। भअन्तरंग प्रेरणा से शून्य इन शब्दों का कोई मूल्य नहीं, भ्रत: तब 
भी इस प्रइन को श्रवकाश नहीं । क्योंकि हित करते हुये हित की आशंका करना या अ्रहित करते हुये हित 
की बातें करना निरर्थक है । नियति का निर्णोय विकल्प पर से किया जाता है, विकल्प का निर्णाय श्रज्ञात 
नियति पर से नहीं । * 


५ नियति व स्वभाव अब चौथा प्रश्न लीजिये | वह है कि “ऐसी नियत व्यवस्था बिना किसी के किये होनी 

का समन्वय कंसे सम्भव है ? इस प्रइन का उत्तर पहले दिया जा चुका है। तनिक गौर करने पर पहले 
वक्तव्यों में से खोज कर उसे निकाला जा सकता है। याद होगा कि खेती के हृष्टान्त में प्रइन पर प्रश्न 
करते हुए अन्त में यहाँ पहुँच गये थे कि किसान के हृदय में उसी समय वह॒कार्ये करने का विकल्‍प उठा 
था 'देखो विषय नं० १३ प्रकरण नं० ८) झौर इस उत्तर पर पुनः प्रइन करने पर तक ज्ान्त हो गया था। तक 
का शान्त होना स्वभाव की सिद्धि है। प्रर्थात उस निश्चित समय पर ही वह विकल्प उसमें उत्पन्न 
होना था ऐसा उसके स्वाभाविक प्रवाह में पड़ा था। इसका किसी उपाय से बदला जाना भी सिद्ध 
नहीं हो सका था श्रतः यही कहेंगे कि उस उस समय वैसा विकल्प होना स्वाभाविक रीति से 
हक: हे प्रकार नियति व उसके साथ साथ भवितव्य भी (क्योंकि दोनों का जोड़ा है) स्वभाव ही 
सिद्ध !ट 


१४ पांच समवाय समन्वय पे] ६ नियति व स्वच्छन्द का समन्वय 


यद्यपि विकल्प पर प्रश्न करने से तो स्पष्टतया स्वभाव था' ऐसा उत्तर प्राता प्रतीत हो 
गया था, पर हल झादि ग्न्य पदार्थ उस उस समय ही क्‍यों काम करने लगे इन प्रश्नों के उत्तर में नि्मित्तों 
की ध्रे रणा आई थी । इसलिये यहां प्रश्न हो सकता है कि जीव के विकल्प भले नियत हों पर अन्य द्रव्यों 
के कार्य तो नहीं । परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि निमिसों की परस्पर जुड़ी इस लम्बी श्य खला में यदि 
एक कड़ी भी नियत सिद्ध हो जाती है तो प्रन्य सर्व कड़ियां स्वत: ही नियत हो जाती हैं। इस रीति से 
वहाँ भी-नियत स्वभाव सिद्ध किया जा चुका है। भ्रन्य प्रकार भी इस प्रदन का उत्तर नवें प्रश्न के अ्रन्तर्गत 
भ्रा जायेगा । भ्रत: नियत व्यवस्था करने वाला वस्तु का स्वभाव है भ्रन्य कोई शक्ति नहीं। स्वभाव अनुभव 
किया जा सकता है पर उस पर तर्क नहीं किया जा सकता । शौर ऐसा स्वभाव अनुभव व दृष्टि में झा रहा 
है। तथा झ्रागे श्रागे शौर विशद रीति से भरा जायेगा । पा 


८ नियति व. पांचवां प्रश्न है कि नियति की स्वीकृति से स्वच्छन्द का पोषण होंता है। बात तो ठीक 
धब्दन्द का. है कि ऐसा देखा तो अवश्य जा रहा है। अर्थात नियति की ऐसी निर्भीक घोषणा सुन कर 
समन्वय उसका हर प्रकार से यथार्थ निर्णाय न होने के कारण, कुछ व्यक्ति उन धामिक़ क्रियाप्रों से, 

जो उनके जीवन में भूठे या सच्चे किसी भी रूप में पहले हुआ करती थीं, बिम्ुत्त से हो गये हैं। बहाना वही 
है जो प्रश्न नं० १ में कह जा चुका है । यद्यपि इसमें उस श्रोता का ही दोष है वक्ता का नहों, परन्तु फिर 
भी वक्ता इस दोष से स्वत: पृथक नहीं किया जा सकता | श्रौर इसलिये पूर्ब के वक्ताओों व ग्राचार्यों ने 
अन्य सर्व भ्ंगों को चर्चा का विषय बनाया पर इसे श्रधिक छेड़ने का प्रयास न किया। यही कारण है 
कि वस्तु व्यवस्था के इस अ्रंग का स्पष्ट रीति से उल्लेख बहुत कम स्थलों पर झा पाया है ? “काल 
लव्धि” इस शब्द का संकेत मात्र ही देना उन्होंने पर्याप्त समझा था। इसलिये प्लाज के वक्ता का 
भी कतंब्य है कि या तो इस विषय को न छेड़े श्रौर छेड़े तो हर दृष्टि से पांच श्रगों का 
सम्मेल बैठा कर श्रोता को समभाने का प्रयत्न करे । इसी लिये यह विषय यहाँ इतना लम्बा खेंचा जा 
रहा है । 


फिर भी यदि कोई स्वच्छुन्द का पोषण करे तो न वक्ता का दोष है न सिद्धान्त का । 
क्योंकि जिसे स्वच्छन्द पोषण का ही अभिप्र।य पड़ा है वह तो जिस किस प्रकार भी प्रपना मांगें निकाल 
ही लेगा । भ्रनादि काल से कुछ टेव ही ऐसी पड़ी है कि भ्रपराध करते हुए भीं में भ्रपने. को भ्रपराधी 
कहलाना नहीं चाहता । इसा|लये जिस किस प्रकार भी भअ्रपने को निरपराधी सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
करता हैँ । किस प्रकार सो देखिये । 


लोक में तीन मुख्य सिद्धान्त हैं । ईश्वर कर्ता वाद, कर्म बाद, नियति वाद। ईश्वर कर्ता 
वादी कहता है कि जो ईश्वर ने कराया वह मैंने कर लिया इसमें मेरा क्या दोष | जो वह करायेगा वह 
में कर लू गा। मैं श्रपनी शोर से उसे बदलने का प्रयास क्‍यों करू ? क्‍योंकि ऐसा करना ईदवर के साथ 
विरोध पैदा करना है । इतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं है | भ्रत: मैं निर्दोष हैँ। कर्म कर्ता वादी कह रहा है 
कि जैसा कर्म का उदय झ्ाया वैसा मैंने कर लिया | में तो ऐसा करना नहीं चाहता था पर क्‍या करू' 
लाचार हैँ। यदि यह कर्म मुझे छोड़ दे तो में कुछ न करू । श्रतः में तो निर्दोष ही है। इनके उदय के 
अ्रनुसार सुझे करना पड़ेगा ही । श्रतः मैं उसके फेर फार करने का प्रयत्न क्‍यों करू ? और इसी प्रकार 
नियति वादी भी कह रहा है कि जो होना होगा सो हो जायेगा, मेरे में जब फेर फार करने की 


१४ पांच समवाय समन्वय ७६ ७ नियति व श्रागम का समन्वय 


सामथ्यं ही नहीं है तो जंसा चलता है वसा चलने दू । फेर फार करने के प्रति उद्यम 
क्यों करू ? 


तीनों ही दक्ा्रों में उसका श्रान्तरिक भुकाव पड़ा है भोगों के प्रति और वह सिद्ध करना 
चाहता है यह कि उसे विश्वास है सिद्धान्त पर। भरे भाई ! ऐसा विश्वास, विश्वांस नहीं कहलाता, 
स्वच्छुन्दाचार कहलाता है। भ्ब बताइये यदि स्वच्छन्द का ही पोषण करना है तो सिद्धान्त की कोई भी 
बात प्रकाष्ष में न लाई जा सकेगी । केवल उपदेश ही दिया जा सकेगा । परन्तु क्‍या ऐसा होना सम्भव है ? 
स्वच्छुन्द वालों की ओर मत देख भाई ! श्रपनी भ्ोर देख । तेरे अन्तर में क्‍या अ्रभिप्राय पड़ा है उसे पढ़ । 
तेरा हिंत प्रहित तेरे भ्रभिष्राय में पड़ा है लोक के भ्रभिप्राय में नहीं । दूसरे न समझ पायें तो तू भी न 
समझे यह कहां का न्याय है। कु श्रा नहीं छुनता लोटा छता करता है। स्वच्छन्द पोषण करने वाले 
स्वच्छुन्द पोषण से कभो न रुकेंगे । पर तुझे उनसे कया ? तू तत्व को ठीक प्रकार से समझ कर श्रपने 
प्रभिप्राय को शुद्ध करने का प्रयत्न कर | 


७ नियति व भ्रागम भ्ब छटा प्रश्न है कि नियति का आगम में निषेध किया है। इसलिये इसको स्वीकार 

का समन्‍्बवय करने से झ्रागम के सोथ विरोध श्राता है। सो भाई ! पहली बात तो यह है कि प्रारम्भ 
से ही त्‌ वेशानिक बन कर चला है। तेरे निर्णय का भ्राधार वस्तु है श्रागम नहीं । इसलिये वस्तु में तुमे 
यह बात दिखाई देतो हो तो उसे निर्भीक रूप से स्वीकार कर लेनी योग्य है। भले कोई उसका निषेध 
करता रहे । 


पर फिर भी में ग्र्थात श्राप सब स्वंथा ऐसी बात कह नहीं सकते, क्योंकि हमें श्रागम पर 
हढ़ विश्वास है । श्रौर तक, श्रामनाये व झनुभव के अ्रतिरिक्त श्रागम को भी प्रमाण माना गया है । इसलिये 
प्रपने निर्णय का झआगम से मिलान कर लेना झ्रावश्यक है। कही ऐसा न हो कि भ्रल्प ब परोक्ष ज्ञान होने 
के कारण वस्तु स्वरूप के समभने में हम भूल खा जायें । 


झाओो भझागम में देखें कि कहाँ विरोध है। यद्यपि सरल दृष्टि से देखने पर विरोध बिल्कुल 
भासता नहीं फिर भी नियत्ति को स्पष्ट रीति से आगम बहुत कम स्थलों पर स्वीकार किये जाने के कारण 
तथा भ्रन्य भ्रनेकों स्थलों पर इसका निषेध देखा जाने के कारण भ्रवश्य कुछ विरोध सा भासने लगता है। 
बदि कुछ विचार पूर्वक देख तो वह निषेध भी वास्तव में इस तत्व का समर्थन ही करने लगेगा। सो कैसे 
वही बताता हूँ। 


इस तत्व का कड़े शब्दों में निषेध गोमटसार, पंच संग्रह व धवला में आया है। उस निषेध 
का यथार्थ तात्पर्य समभने के लिये हमें यह देखना होगा कि बहां वह उल्लेख किस प्रकरण के पग्नन्तरगंत 
आया है। तीनों ही स्थलों पर लगभग समान रीति से निषेध किया है। शब्द भी लगभग समान हैं। 
प्रकरण तीनों ही स्थलों पर एक ही है। बहाँ मिथ्यात्व का प्रकरण चल रहा है। उसके भन्‍्तर्गत 
मिथ्यात्व के पांच मेदों को दर्शा कर श्रब एकान्त मिथ्यात्व का स्वरूप दर्शा रहे हैं? एकान्त मिथ्यात्व 
के ३६३ भेद किये गये । जिसमें भस्ति, नास्ति ग्रादि सप्त भंग, जीवादि सप्त तत्व या नव पदार्थ, तथा 
लोक में प्रचलित भाठ मुख्य धारणायें व मान्यतायें या वाद इन सब को यथा योग्य रूप में परस्पर गुणा 
करके क्रिया वादी, अक्रिया वादी, भ्ज्ञान बादी, इत्यादि से भनेकों भ्ंगे बनाये गये। जिन सर्च का जोड़ 
३६ ३ होता है वे भ्राठ बाद भी निम्न प्रकार है :-- ह 


१४ पांच समवाय समन्वय ७७ ७ नियति व झागम का समन्वय 


१. स्वभाववाद, २. आत्मवाद, ३. ईद्वरवाद, ४. कालवाद, ४. संयोगवाद, ६. पुरुषार्थ- 
वाद, ७. नियतिवाद, ८. देववाद। 


यदि ग्रौर से देखें तो इन ३६३ भेदों में एक नियतिबाद को ही मिथ्यात बताया ही ऐसा 
नहीं है बल्कि सप्त भंग में से एक दो झ्ादि भंगों की भ्रथवा जब पदार्थों में से जीव श्रजीवादि एक दो 
पदार्थों या तत्वों की और इन झ्राठ वादों में से स्वभाव अआ्रादि एक दो वादों की स्वीकृति को भी मिथ्यात्व 
बताया है । बताइये जैनागम का कौन सा तत्व ऐसा रह गया जिसकी स्वीकृति को यहाँ मिथ्यात्व नहीं 
बता दिया गया । यहां तो वस्तु के उत्पाद व्यय ध्रौज्य रूप स्वभाव की स्वीकृति को भी मिथ्यात्व कहा 
है | तू यदि पुरुषार्थ के गान अलापता है तो उस पुरुषार्थ की स्वीकृति को भी वहाँ मिथ्यात्व कहा गया है । 
यदि निमित्तों को सिद्ध करना चाहता है तो उसकी स्वीकृति को भी वहां मिथ्यात्व कहा गया है। यहां 
तक कि आत्मा की स्वीकृति तक को मिथ्यात्व कहा है यदि वहां के उल्लेख के श्राधार पर ही नियति का 
निषेध कर रहा है तो भ्रन्य सर्वे बातों का भी निषेध क्‍यों नहीं कर देता | और यदि ऐसा करदे तो रह 
ही क्‍या जाये ? कया सब्व छून्‍्य की स्वीकृति को सम्यकत्व कहेगा ? 


नहीं भाई ऐसा नहीं है। वहां वास्तव में नियति का निषेध नहों किया गया है, बल्कि 
सप्त तत्व, सप्त भंग, स्वभाव, प्रात्मां, पुरुषार्थ, संयोग श्रादि की भान्ति ही नियति को भी स्वीकार 
करने के लिये कहा गया है । क्योंकि से कथन समाप्त कर लेने के पश्चात भ्राचाये भगवान एक गाथा 
कह रहे हैं जिसका तात्पये निम्न प्रकार है । 


एकान्त मिथ्यात्व के यह ३६३ भेद कह दिये गये पर यह इतने ही नहीं है। एकान्त 
असंख्यात प्रकार का हो सकता है। वास्तव में जितने वचन विकल्प हैं उतने ही नयवाद हैं भौर 
जितने नयवाद हैं उतने ही एकान्त हैं। भ्न्‍्य मत वादियों के वही वचन मिथ्या है क्योंकि वह सर्वथा शब्द 


के साथ वर्तते हैं परन्तु जेन या अनेकान्त वादियों के वही वचन सम्यक्‌ हैं क्योंकि वह कथन्चित दाब्द 
से चिन्हित हैं । 


इस गाथा पर से स्पष्ट हो जाता है कि आपको यदि ३६३ में से किसी एक भी बात 
का सर्वेथा निषेध वर्त रहा है तो शेष ३६२ की स्वीकृति एकान्त कहलायेगी । किसी न किसी रूप से इन 
सर्व ही ३६३ बातों को तथा इनके भ्रतिरिक्त श्रन्य भी भ्रनेकों बातों को जो वस्तु में पड़ी दिखाई दें, 
स्वीकार करना ही वास्तव में श्रनेकान्त रूप होने के कारण सम्यक्त्व है। बताइये नियति का निषेध 
कहां भ्राया ? यहाँ तो कहा गया है कि यदि नियति का निषेध करोगे तो पुरुषार्थ के निषेध वत ही वह 
झ्ापकी मान्यता मिथ्यात्व की कोटि में चली जायेगी । पुरुषार्थ और संयोग के साथ नियति व देव व काल 
को भ्रवध्य स्वीकार करना पड़ेगा । तब ही श्रापकी मान्यता अनेकान्तात्मक कही जा सकती है। 


तथा भ्रन्य प्रकार से भी इस तत्व का समर्थन झागम से हो हा है। आगम में इसकी 
स्वीकृति सर्वेथा न भ्राई हो ऐसा नहीं है | भ्ल्प स्थलों पर भाई है ऐसा अंधे है। भ्रागम में एक ही 
विषय की विधि व निषेध दोनों मिलते हैं । जो प्रकरण वह कैहने में भ्राये हैं। विधि' भौर निषेध सूचक 
गाथाप्नों का मिलान करे तो भाश्चयें होगा कि दोनों में प्रत्यन्त निकट शब्द साम्य है । 


जसे कि नियति का उपरोक्त एकान्त के प्रकरण में लेक्षण करते हुये जिन शब्दों में गाथा, 


१४ पांच समवाय समन्वय जद ८ नियति व निमित्त का समन्वय 


गून्थी है, लगभग उन्हीं शब्दों में उसकी स्वीकृति को सम्यक्त्व बताते हुये गूल्थी हैं । एकान्त प्रकररा में कहा 
है कि “जो, जहां, जब, जिसके द्वारा, जिस प्रकार से होना होता है; वह वहाँ, तब, उसके द्वारा, उसी प्रकार 
से होती है। ऐसी मान्यता को नियतिवाद कहते हैं।” जो ऐसा माने सो मिथ्या हृष्टि ऐसे शब्द यहाँ नहीं 
हैं। सम्यकत्व के प्रकरण में कहा है कि, “जो जहां, जब, जिसके द्वारा, जिस प्रकार से होना होता है, वह 
बहां, तब, उसके द्वारा, उसी प्रकार से होता है । इसको बदलने को इन्द्र, नरेन्द्र व जिनेन्द्र कोई भी समर्थ 
नहीं है ऐसा जो मानता हैँ सो सम्यग्हष्टि हैं श्रौर ऐसा जो नहीं मानता सो मिथ्या दृष्टि है ।” 


दोनों ग्राथाश्रों के शब्दों में भ्रत्यन्त निकट साम्य पड़ा है| इसके अतिरिक्त भी उसे 
मिथ्यात्व में कहते समय यह नहीं कहा गया कि जो ऐसा माने सो मिथ्याहृष्टि जब कि सम्यक्त्व के प्रकरण 
में इतने स्पष्ट शाब्दों में महू कह दिया गया कि जो ऐसा माने सो सम्यग्दृष्टि तथा जो ऐसा न माने 
सो मिथ्याएष्टि । 


इसी प्रकार देववाद की व्याख्या करते हुये भी एकान्त के प्रकरण में यह शब्द है कि 
"देखो देव की महिमा कि अत्यन्त पराक्रमी राजा करण भी संग्राम में मारा गया। इसलिये पुरुषार्थ 
को घिक्‍कार हो” । तथा उसी को सम्यक्त्व के प्रकरण में कहते हुये यह शब्द है कि “देखो देव का माहात्म्य 
कि बृहस्पति जिसका मन्त्री था और देव जिसके सैनिक थे ऐसा महा पराक्रमी रप़्ण भी युद्ध में मारा 
ग्रया । इसलिये पुरुषार्थ को धिक्‍कार हो ?। दोनों गाथाओं का शब्द साम्य देखिये। परन्तु एक गाथा 
का प्रयोग हुआ है उसको मिथ्यात्व बताते हुये श्र्थात निपेध करते हुए श्र दूसरी का प्रयोग हुआ्ा 
है उसी को सम्यक्त्व बताते हुए । 


इसी प्रकार प्रन्यत्र भी जाम लेना । श्रब बताइये प्रागम में नियति का निषेध है या 
समर्थन । वास्तव में जनागम में सब ही विषयों का समर्थन है किसी का भी निषेध नहीं है स्याद्गाद किसी 
का निषेध करना जानता ही नहीं। वह सबका समर्थन करता है। इसलिये एक स्थल पर तो यह लिख 
दिया गया है कि लोक के सर्वे दर्शनों को परस्पर मिला दें तो एक जैन दर्शन बन जायेगा। अनेकान्त 
की महिमा झपार है। ग्रत: भाई ! श्रब हट छोड़ और अन्य समवायों के साथ साथ इस नियति को भी 
वस्तु व्यवस्था का एक प्रमुख अंग स्वीकार कर । 


दिनांक, है अप्रल १६६० (सहारनपुर) 


प्रवचन नं० २० 


८ नियति व निमित्त वस्तु स्वतन्त्रता की बात चलती है। प्रत्येक त्रस्तु की कार्य व्यवस्था नियत है, इस विषय 

का समन्वय के अन्तर्गत छ: प्रश्नों के उत्तर दिये जा चुके। श्रब सातवां प्रदन है कि गदि कार्य नियत 

है तो निमिचों की क्‍या झ्रावश्यकता । परन्तु भगवन ! क्‍या वस्तु तु से पूछ कर अपनी कार्ये व्यवस्था 

की स्थापना करेगी ? सिमित्तों की क्या झ्ावश्यकता है ऐसा प्रश्न हो ही कैसे सकता है जब कार्य व्यवस्था 

दिल ३ प्रमुख भ्रंग के रूप में देखने में श्राते हैं। जहाँ कार्य होना नियत है वहां निमित्त भी तो 
! नियत है । 


.._ १४ पांच समवाय समन्वय ७६ ६ निमित्त व वस्तु स्वतन्त्रता में समन्वय 


लोक के पदार्थों में कोई ऐसा तो विभाजन है नहीं, कि वहां कुछ पदार्थ तो निमित्त रूप 
पड़े हों । और कुछ पदार्थ उपादान रूप पड़े हों। प्रत्येक पदार्थ में दो बातें देखी जाती हैं। श्र्थात प्रत्येक 
पदार्थ उपादान भी है और निमित्त मी । एक एक आकाश के प्रदेश पर ग्रनन्तानन्त द्रव्य ठसाठस भरे 
पड़े हैं । एक रूप से अन्य रूप को धारण करते हुये तथा एक स्थान से अन्य स्थान को ग्रमन करते हुये, 
भपने निकट में पड़े या स्थान परिवर्तन क्रम में जा जाकर प्राप्त किये गये ग्रन्य पदार्थो' के साथ क्‍या 
इसका टकराव होना कोई रोक सकता है ? जहां दो बरतन होंगे तो खड़केंगे ग्रवश्य ही । इसमें श्रावश्य- 
कता व भ्रनावश्यकता का क्या प्रश्न ? का द 


जब जब अपने नियत समय पर पदार्थ कोई नियव काम या परिवतेन भपने श्रन्दर भ्र्थात 
उपादान रूप से करता है तब तब उस उस कार्य से तन्मय हो जाने के कारण बह पदार्थ श्रपने निकटवर्ती 
ग्रन्य पदार्थ की कार्य व्यवस्था में या तो अनुकूल झौर या प्रतिकूल पड़ेगा ही। इसी को निमित्त बनना 
कहले हैं। यदि श्राप किसी भी पदार्थ को किसी ऐसे स्थान पर ले जा सके जहां उसके पास भ्रन्य पदार्थ 
न हो, तब तो सम्भवत: यह कहा जा सके कि निरमित्त की क्‍या भ्रावश्यकता। परन्तु ऐसा होना तो 
ग्रसम्भव है । उपादान रूप से कार्य करते हुये अनेकों श्रन्य पदार्थो' का स्वाभाविक रूप से उसके पास किसी 
भी रूप में पड़े रहना होगा ही , भ्रतः वह यथा योग्य रूप में उस में से किसी को अनुकूल और किसी को 
प्रतिकूल पड़ता हुआ निमित्त बनेगा ही । इस प्रकार जो द्रव्य अपने कार्य के लिये उपादान है वही उसी 
समय निकट वर्ती भ्रन्य द्रव्य के कार्य के लिये निमित्त है। क्योंकि उपादान रूप कार्य नियत सिद्ध कर 
दिया गया । इसलिये उसका उस ही निश्चित द्रव्य के साथ उसी कार्य के सम्बन्ध में उसी समय निमित्त 
बनना भी स्वतः निश्चित हो गया । इसलिये नियति के कारण निमित्त का अ्रभाव नहीं किया जा सकता 
ग्रौर न हो सकता है । 


€ निमित्त व वस्तु आठवां प्रश्न है कि निमित्त की स्वीकृति कर लेने पर वस्तु परतन्त्र हो जायेगी। सो भी 
ख्वतन्त्रवा में नहीं है। क्योंकि कहीं भी यह नहीं बताथा गया है कि निमित्त जब चाहे जो कुछ भी 
समन्वय कार्य किसी वस्तु में जबरदस्ती कराने को समर्थ है। निमित्त होना प्रवश्य है पर 
जबरदस्ती वस्तु में कुछ कर दे या करा दे ऐसी सामथ्यं उसमें नहीं है। उदासीन निमित्त में तो 
स्पष्टतया ही दीखती नहीं, परन्तु प्रेरक निमित्त में भी वह शक्ति नहीं है। इस का विचार दो प्रकार से 
किया जा सकता है ! 


स्वभाव की श्रोर से देखते पर तो उपादान रूप से अपने श्रन्दर कुछ परिवर्तन करता हुप्रा 
वह पदार्थ क्या अपना कोई श्रंश उस दूसरी वस्तु को दे देता है? अपनी पअ्रवस्था का कोई भाग क्या 
उसकी अवस्था को दे देता है ? भ्रपनी शक्ति क्या उसमें डाल देता है ? यदि नहीं तो कंसे ज्ञबरदस्ती उसे 
कुछ करा सकता है ? वह पपने भ्रन्दर ही ठहरा हुआ कुछ कार्य करता रहता है झौर दूसरा पदार्थ भ्रपने 
ग्रन्दर ही ठहरा हुआ कुछ कार्य या परिवर्तेन करता रहता है। वह भ्रपनी जाति का काये करता 
रहता है और वह दूसरा द्रव्य भ्रपनी जाति का। इसी लिये दोनों के कार्य की व्यवस्था स्वतन्त्र ही 
रहती है। द 


यह बात भ्रधिक स्पष्ट हो जायेगी दृष्टान्त पर से । बास्तव में भ्रुल पड़ती है कार्य का 
निर्णय करने में । हम जब कार्य का ही निर्शय कर न पायें तो उसके पाँचों समवायों का निर्णय कंसे 


१४ पाँच समवाय समन्वय घ० & निमित्त व वस्तु स्वतन्त्रता में समन्वय 


कर पायेंगे । हम जिस को लोक में कार्य कहते हैं, सम्भवतः वेसे कार्य की लोक में कोई सत्ता ही न. हो । 
यह तो बड़ी प्रनौखी बात कह दी गई । रात दिन काम करते हैं तथा होते हुये देखते हैं पर उसकी सत्ता 
न हो यह कैसे सम्भव है ? बिना सत्ता के क्‍या हम आकाश पुष्प चुनने का ही कार्य नित्य किया 
करते हैं ? । 


हां भाई हां ! बात ऐसी ही है। याद कर कि कार्य का लक्षण क्‍या किया था। वस्तु के 
अन्दर होने वाला उसके रूप का प्रथवा स्थान का परिवर्तन। बस अब देख कि जिस जिस काम की 
कल्पना मैं लोक में किया करता है वह वह काम किस किस द्रव्य के परिवर्तन स्वरूप है। उदाहरण के 
रूप में खेती का काम लीजिये। खेती बोला किस द्रव्य विशेष का परिवर्तन है। किसान में होने वाले 
परिवर्तन को खेती बोना कहें या हल में होने वाले परिवर्तन को । वास्तव में खेती बोना एक द्रव्य का 
परिवर्तन ही नहीं है । भ्रनेक द्वव्यों के परिवर्तनों के परस्पर अनुकूल पने की शखला को हमने खेती 
थोना कहा है । इसी लिये इसे साके का काम कहा गया था। इसी प्रकार प्रत्येक काम्म जो भी हमारी 
कल्पना में ग्राता है बह किसी एक द्रव्य का काम न होकर पअनेक द्रव्यों के कार्यो का एक सामूहिक रूप 
होता है। भर्थात निमित्त नेमितिक रूप से परस्पर में गुन्थी श्रतेक कड़ियों की एक बड़ी शत खला रूप ही 
वह कार्य होता है। जैसे किसान से लेकर बीज फूटने अक्िकड़ी तक की एक » खला को ही हम खेती 
बोने का काम कहते हैं । हे 


वह श्यू खला किसी एक पदार्थ का कार्य नहीं कही जा सकती। ऐसे एक कायें की सत्ता 
लोक में है, यह कसे कह सकते हैं ? एक पदार्थ के एक समय के परिवर्तन को ही एक कार्य कह सकते 
हैं। अनेक पदार्थों के भ्रनेक समय के परिवर्तनों को मित्ना जुला कर एक काम का नाम देना भूल है। श्र 
इसी कारण हम यह निर्णय कर नहीं पाते कि वस्तु व्यवस्था स्व॒तन्श्र है कि परतन्त्र । 


कार्य व्यवस्था का निर्णाय हमें शव खला पर से बहीं करना चाहिये, क्योंकि श्र खला रूप 
कोई कार्य है ही नहीं । प्रथक पृथक कड़ी पर से ही कारये व्यवस्था का निर्णय होना सम्भव है। ग्रब वह 
तो पहले खेती के हृष्टान्त में कर दिया गया है (देखो बिबय १२ प्रकरण नं० ३) भ्रर्थात प्रत्येक कड़ी भ्रपनी अपनों 
सीमा में रहती हुई ही कोई न कोई कार्य या परिवर्तेन कर ही रही है। ऐसा कार्य करती हुई वह भगली 
अगली कड़ी को निमित्त रूप से स्पर्श ग्रवश्य कर रही है पर अपनी कार्य सीमा को उलंधन करके भ्रन्य 
की कार्य सीमा में प्रवेश करने को समर्थ कहीं है। जैसे कि किसान का चेतन्य विकल्‍प की सीमा को 
उलंघन करके शरीर की हिलन जुलन रूप क्रिया या परिवर्तन को भी स्वयं भप्रपनी कड़ी में उत्पन्न कर 
सके, यह बात झसम्भव है । इतनी शक्ति उसमें है ही नहीं। इस प्रकार देखने पर परस्पर में निमित्त 
॥॥#- के रूप से गुथी उसी शव खला की प्रत्येक कड़ी में परथक पृथक कार्य की स्वतन्त्रता सिद्ध हो 
जाती है। 


दूसरे प्रकार से, निमित्त की भ्लोर से देखने पर भी क्या निमित्त ने आकर उस निकट-वर्ती 
भ्रस्य द्रव्य में जो कोई भी कार्य करा दिया है, या वही कार्य हो पाया है, जोकि होना निश्चित था। इस 
दिशा में विचार करने के लिये पूर्व कथित वह बड़े मील वाला हृष्टान्त देखिये (देखो विषय १२ प्रकरण नं० ६९) एक 
गरारी स्वयं घूमती हुई भ्रपने निकट-बर्तों दूसरी गरारी के घूमने के लिये प्रेरक निमित्त बनी हुई है, यह 
स्पष्ट है। पर क्या अपने झपने चकरों के प्रवाह क्रम में घूमती हुई उन ढोनों गरारियों का जो कोई भी 


१४ पांच समवाय समन्वय दर १० निमिलों के संयोग की स्वतन्त्रता 


दाता किसी समय परस्पर संयोग को प्राप्त हो सकता है या कोई निश्चित दाँता ही संधोग को प्राप्त 
होगा । क्या उस प्रेरक गरारी में इतनी शक्ति है कि उस अगली गरारी के उस नं० ५ वाले दांते को 
तुरन्त श्रागे बुलाकर स्पर्श कर ले ? नहीं ऐसा होना ग्रसम्भव है । बिल्कुल किसान के विकल्पों वत' किसी 
गरारी का वह तह दांता अपने अपने तम्बर पर ही यथा योग्य रूप में सम्पर्क को प्राप्त हो सकेगा। उसमें 
फेर फार करने को वह गरारी तो क्या आप भी समर्थ नहीं हैं। बस इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ अपने अपने 
परिवतंनों के प्रवाह क्रम में चलते हुये यथा योग्य रूप में अपने निकट-वर्ती ग्रन्य पदार्थों के परिवर्तनों 
में निमित्त होते हुये भी, उस उस पदार्थ की झागे पीछे के नम्बर पर प्रगठ होने वाली 
नियत अवस्थाओं को, जबरदस्ती खेंच कर अपनी मर्जी के अनुसार पहले पीछे करने में असमर्थ है । 


बताइये निर्मित्त नेमितिक सम्बन्ध होते हुए भी वस्तु परतन्त्र कैसे बनी ! यह सम्बन्ध 
होते हुए भी अर्थात बिना निमित्त के कार्य की सिद्धि न होते हुए भी, वस्तु स्वतन्त्र रीति से अपने अपने 
आश्रय पर, अपने अपने में से, अपने अपने लिये, अपने श्रपने द्वारा स्वयं उस उस समय, वह वह ही नियत 
श्रवस्था उत्पन्न कर रही है। श्र उससे पूर्व वाली का बिनाश कर रही है ऐसी ही वस्तु की व्यवस्था है । 
इसमें हस्ताक्षेप कौन करे ? अ्रत: वस्तु पूर्ण स्वतन्त्र ही है। 


दिनांक २ अप्र्ल १६६० (सहारनपुर) 
प्रवचन नं० २१ 


१० निर्मित्तों के आहा हा ! कितनी स्वतन्त्र है वस्तु व्यवस्था | जहां चेतन्य द्रव्य ही नहीं एक एक परमाणु 
संयोग की. स्वतन्त्र रीतय: अपना अ्रण्ना काम कर रहा है। ऐसे विश्व में रहते हुए मुझे 'यह कर 
खतन्‍्त्रा वह कर' की कब्यनामं के लिये अवकाश हो कहां है। भ्रतः भो चेतत ! इस करा करो के 

चक्कर से अब विश्राम पा, शौर यदि कुछ करना ही है तो अपने अन्दर करने के प्रति भुककर कर । देखा 

शान्ति रानी वर माला लिये तेरी प्रतीक्षा कर रही है । 


यहां नवां प्रश्न होता है कि निर्मित्तों का यथा योग्य संयोग कराने वाला कौन है ? मेरे 
विना स्वयं निमित आकर प्राप्त कंसे हो सकते हैं ? में जब चाहूँ जिस किस प्रकार भी निमित्त को मिला 
लू' या हटा दू । जैसे जसे निमित्त को मे मिलाऊं वसा वेसा ही कार्य मैं कर भू गा । तभी तो रह सकेगी मेरी 
स्वतन्त्रता । नहीं तो मे नियति के आधीन होकर परतन्त्र हुए बिना कैसे रह सक्कू गा ? 


प्रभो ! अन्य पदार्थों को अपने झ्राधीन बनाने की तेरी धारणा प्रभी भी टूटी नहीं है । 
दूसरों की परतन्त्रता में श्रपनी स्वतन्त्रता का भ्रम अभी तक तुझे बना हुआ है। विचार तो सही कि 
यदि अन्य पदार्थों को निमित्त रूप से बुलाना या हटाना तेरे आधीन है तो तुककों भी निमित्त रूप से 
जुलाना या हटाना उन श्रन्य अन्य पदार्थों के आधीन क्‍यों न होगा । यदि तुझे यह अ्रधिकार प्राप्त है तो 
विश्व के सभी द्रव्यों को क्‍यों इस अधिकार से वंचित रखना चाहता है ? सभी तो विश्व के पदार्थ 
हैं । तेरे सहोदर भाई ही तो हैं । और यदि सबको यह भअ्रधिकार प्राप्त है तो त्‌ ही बता कि कौन किसको 
बुला या हटा सकेगा । जहां सब स्वामी हों वहां दांस कौन बने ?” जिस समय तू किसी एक पदार्थ को 


१४ पांच समवाय समन्‍्यव झर ११ नियति, निमित्त व पुरुषा्थ तीनों का समन्वय 


अपने कार्य का निभित्त बनाने के प्रति दौड़ेगा उसी समय वह दूर खड़ा तीसरा पदार्थ तुझे श्रपना निमिस्त 
बनाने के प्रति दौड़ पड़ेगा । और एक संघर्ष और महान युद्ध खड़ा हो जायेगा । एक 
बिप्लव सच जायेगा। कया यह विश्व उस समय इस प्रकार व्यवस्थित रीति से टिका दिखाई दे सकेगा 
जैसे कि भ्राज दिखाई दे रहा है ? सब ग्रृत्थमग्रुत्था हो जायेंगे, प्रलय हो जायेगी । सर्व शून्य हो जायेगा । 
वरतु व्यवस्था को तू न बिगाड़ सकेगा । अपनी कल्पना ही बिगाड़नी होगी। वस्तु की स्वतस्त्रता में 
हरताक्षेप तू न कर सकेगा, शभ्रपनी धारणा ही बदलनी होगी । जो पदार्थ जिस समय जिस पदार्थ को जिस 
कार्य विशेष के लिये निमित्त बनना नियत है वही बन सकेगा शअ्रन्य नहीं, ऐसा स्वाभाविक रीति से 
व्यवस्थित है। निम्न दृष्टान्त पर से इस रहस्य को पढ़ने का प्रयत्न करें । 


कल्पना कर एक रेल गाड़ी की, जिसमें छोटे बड़े भ्रनेकों पहियें लगे हैं । प्राज की रेलगाड़ी 
में तो सर्व पहिये समान व्यास वाले हैं पर इस काल्पनिक रेलगाड़ी में सर्व ही अ्समान व्यास वाले हे 
प्र्थात छोटे बड़े हैं। इन सर्व पहियों पर उपर वाली दिशा में चाक से निशान लगा दीजिये। श्रत्र रेल 
को चला दीजिये । देखिये इन पहियों की श्रोर । यह गड़बड़ क्‍यों मच गई । एक ही दिशा में लगाये गये 
निशान भ्रागे पीछे किसने कर दिये ? श्रागे पीछे रहते हुए भी वह देखो इस पहिये का निशान ऊपर की 
दिशा में आकर कभी तो उस नम्बर नो वाले पहिये के निशान के साथ सम्मेल कर लेता है और कभी 
दूर पड़े उस नम्बर पच्चीस वाले निशान के स।थ | और गणित के ग्राधार पर हम यह निकाल भी 
सकते हैं कि कौन पहिये का निशान, किस समय कौन पहिये के निशान के साथ उसी ऊपर की दिशा 
में आकर सम्मेल खा जायेगा । देखो उस इन्जन के ६ फूट व्यास वाले पहिये का वह निशान उसी ऊपर 
की दिशा में ग्राकर, इस २ फुट ११ इन्च व्यास वाले पहिये के निशान के सामने, उसी समय आ स केगा 
जबकि वह रवयं € चवकर कर लेगा और यह छोटा पहिया १८ चबकर कर चुकेगा । श्रर्थात जब कि गाडी 
१६२ फुट आगे चली जायेगी | यदि गाड़ी की रफ्तार का पता हो तो समय भी निकाल सकते हैं कि 
किस समय ऐसा होना सम्भव होगा। बताइये क्‍या इस क्रम को फेर फार किया जाना सम्भव है? 
भ्ौर क्या इनका परस्पर में समान दिशा को प्राप्त करना भी कोई रोक सकता है ? नहीं ! बस तो इस 
विश्व की चलती रेल में लगे इन छोटे बड़े श्रनन्तों पहियों की कोई एक अवस्था विशेष यथा योग्य रीति 
से परस्पर में नतो अनुकूलता या प्रतिकुलता धारण किये बिना रह सकती है और न ही इस सम्मेल के 
निश्चित समय में फेर फार किया जा सकता है। ऐसी ही वस्तु की व्यवस्था है । 


अब इस कर्ता बुद्धि के अ्रहंकार को छोड़। जिस प्रकार तू उस रेल के पहिये को 
प्रपने अपने नम्बर पर सम्मेल खाते देख अवश्य सकता है, पर अपनी मर्जी के अनुसार जिस किसी का 
भी सम्मेल तू करा नहीं सकता । उसी प्रकार इस विद्व के अनन्‍्तों पदार्थों को स्वतः परस्पर निमित्त 
बनते व विछुड़ते तू देख भ्रवश्य सकता है पर जिस किसी को भी निमित्त बना नहों सकता। ग्रत: 
स्वभाव ही निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध कराने को पर्याप्त हैं। वहाँ तेरे हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही 
और न ही तुझे ऐसा श्रधिकार है । 


११ नियति, निमित्त अब दसवां प्रश्न होता है कि यदि निमित्त स्वत: प्राप्त होकर कार्य कर देते हैं तो पुरुषार्थ 
व पुरुषाथ तीनों की क्या श्रावश्यकता ? प्रभो ! यह प्रश्न तेरी कौन सी हृष्टि से सिकल रहा है । क्‍या 
का समन्वय उसी कतपिने के अभिमान की दृष्टि से या वस्तु व्यवस्था के निर्णय की दृष्टि से ? यदि 


१४ पांच ससवाय समन्वय ८१... ११ तियति, निमिस्त व १९घार्थ तौनों का समस्कय 


पहली हृष्टि से निकल रहा है तो समभले कि तू बस्तुओं को हाथ से पकड़ कर अपनोने की व्यग्रता को 
अभी छोड़ नहीं पा रहा है। या तेरे कल्याण का नियत समय अझ्भी नहीं आया है। तू इन बाह्य पदार्थों 
की पकड़ धकड़ की उधेड़ बुन से भ्रभी निजृति पा नहीं सका है। और इसलिये अ्शान्ति का ही पुरुषार्थ तुझे 
झ्रभी करता है। इस क्रम में तुझे इच्छाश्ों की दाह को उत्पन्न करने वाले' पदार्थों की निमित्तता ही प्राप्त 
हो सकेगी । क्योंकि तेरा पुरुषार्थ इस समय उसी ओर भुका जा रहा है। श्रत: स्वतः एवं प्राप्त और 
निमित्त रूप पदार्थों की चमक से भ्रन्धा हुआ तू अ्रपने हिंत को भूल कर श्राज अशान्ति का पुरुषार्थ कर 
रहा है। यह तेरी नियति है। इसको गूरु क्या करें। क्योंकि इसमें फेर फार करने को समर्थ नहों है । इस 
प्रकार निमित्त, पुरुषार्थ व नियति का सम्मेल अ्शान्ति की दिशा में हो गया । 


भ्रत॒ यदि तेरा प्रइन वस्तु व्यवस्था के निर्णय की दृष्टि से निकल रहा है, तब तो स्वतन्त्र 
वस्तु व्यवस्था को समभ कर तुफे अब ज्ञाता दृष्टा बनना ही योग्य है। निमित्तों के मिलाने व॑ बिछोड़ने 
की शक्ति से शून्य तुझे अब इस करने धरने की व्यग्रता से विश्राम पाना ही योग्य है। और ऐसी दृष्टि 
बन जाने पर त्‌ ज्ञाता हृष्टा मात्र बने रहने के श्रतिरिक्त और कर भी क्‍या सकता है ? मार्ग में यदि 
स्वत: ही अपने अपने प्रवाह क्रम के अनुसार करने धरने के विकल्प आयेंगे भी तो क्‍या उनको उपरोक्त 
दृष्टि से दबाने का प्रयत्न न करेगा या अ्रल्प स्थिति में राग व विकल्पों वश लौकिक कार्य करते रहते भी 
क्या पग पग पर तू अपते को धिक्‍कारता न रहेगा | भ्रब स्वतन्त्र वस्तु व्यवस्था का निर्णाय हुआ है तो 
निश्चय से स्वतः ऐसा ही करेगा। तेरी अन्तर प्रेरणा व दृष्टि तुझे ऐसा ही करने को बाध्य करेगी । 


दृष्टि में से अर्थात विश्वास में से तो कर्ता बुद्धि पहले ही निकल गई, धीरे धीरे उपरोक्त 
पुरुषार्थ के फल स्वरूप प्रवृति में भी वह क्रम से कम होती चली जायेगी। श्रर्थात विरक्तता श्राती चली 
जायेगी । प्रति क्षण ही ज्ञाता हृष्टा बने रहने का प्रयास करेगा। बस यही तो इष्ट है या कुछ भर ? 
यही तो शान्ति मार्ग का पुरुषार्थ है। तू जिसे श्राज पुरुषार्थ समझ रहा है अर्थात बाहर के पदार्थों को 
मिलाने व दूर करने की व्यग्रता, वह तो शान्ति मार्ग में पुरुषार्थ नहीं कहा जाता। शान्ति के विपरीत 
पड़ने के कारण वहां तो वह श्रपुरुषार्थ की कोटि में गिना जाता है। ज्ञाता दृष्टा मात्र रहना ही शान्ति 
का पुरुषार्थ है । 


ग्रत: वस्तु स्वतन्त्रता के निर्णय रूप यह दृष्टि ही शान्ति मार्ग का प्राण है। कर्ता बुद्धि 
का विनाशक है । कहने से कर्ता बुद्धि दूर नहीं होती, ऐसी वस्तु व्यवस्था का निर्णय करने से होती है। 
सब की ऐसी दृष्टि हो जाये सो भी सम्भव नहीं है। जिस की काल लब्धि जाग्रत होती है उसी की बन 
पाती है। तेरी ऐसी दृष्टि बनी है तो समभले कि अपने क्रम पर स्वतः ही इन गरुरुओं का तथा ऐसे 
उपदेश का निमित्त वर्तमान में तुझे प्राप्त हो रहा है। इस प्राप्त दृष्टि के कारण ज्ञाता हृष्टा बनने 
की प्रे रणा रूप पुरुषार्थ भी जागृत हो चुका है। और क्‍या चाहिये ? इस पुरुषार्थ के कारण शान्ति 
मार्ग पर अ्रग्सर तुझ को वीतरागी जनों की संगति ही भायेगी। इसलिये भविष्य में भी तुक को 
गुरु जन या उनकी वाणी का ही निमित्त होगा। ऐसा नियत है। बस हो गया नियति, निमित्त व 
पुरुषार्थ का सम्मेल । 


निर्मित्त का होना भी बाधित न होगा, पुरुषार्थ भी बाधित न होगा और नियति भी 


१४ पांच समवाथ समस्यव दर १२ तिमति- व प्रतियति का समस्यय 
बाधित न होगी, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। इस प्रकार पांचों समवाय ग्रुगपत वस्तु में पाये जाते हैं । 


१२ नियति व. श्नब ग्यारहवां प्रइन है कि भ्रनेकान्त सिद्धान्त के अनुसार नियति में अ्नियति कंसे घटित 
अनियति का होती है ? तो इसका उत्तर भी बहुत सरल है जो नं० १ वाले प्रश्न के उत्तर में भ्रा 
समन्वय चुका है। भ्रर्थात पुरुषार्थ के प्रति प्रग्रसर होने वाला प्राणी उस समय गह नहीं सोचा 

करता कि क्‍या नियत है। अथवा पहले अपनी नियति व भवितव्य को जानू गा तब कार्य करू गा। ऐसा 
कोई भी प्राणी जीवन प्रवाह में करता हुआ देखा नहीं जाता। जिस समय बाहर में कुछ करने का 
प्रयास होता है उस समय ऐसी बिचारना नहीं हुआ करती | तथा जिस समय इस नियति सम्बन्धी 
तत्व की विचारना का भी प्रयास या पुरुषार्थ होता है तब भी यह सोच कर नहीं हुआ्ना 
करता कि अभ्रब एसी बिचारना का समय आा गया है, इस लिये अब मुभे ऐसी विचारना तो 
करनी चाहिये । 


पुरुषार्थ श्रन्धा होता है । वह हो जाया करता है। हम तुच्छ ज्ञानियों की तो बात नहीं 
ग्रवधि व मनःपर्यय ज्ञानी भी कोई उद्यम करने से पहले यह विचारते हों कि गञ्रब क्या करने का समय 
प्राया है, ऐसा नहीं है । इसलिये पुरुषार्थ करते समय “क्या होना नियत है ऐसे ज्ञान से शून्य उस व्यक्ति 
के लिये जो कुछ वह प्राप्त करने जा रहा है-वह अनियत है। विचारना झाने पर वही प्राप्ति या पुरुषार्थ 
उसे नियत भासने लगता है। बस यही है नियति व अनियति का सम्मेल । विश्वास या दृष्टि में नियति 
रहती है और प्रवृति में अनियति । 


लोक का कोई कार्य नियत है और कोई »नियत है श्रर्थात श्रबुद्धि पृ्वक के चेतन के कार्य 
या जड़ के कार्य नियत हैं, और बुद्धि पृवंक के कार्य अनियत, इस प्रकार कार्यों के विभाजन करके नियति 
व अनियति का सम्मेल बेठाना योग्य नहीं है। क्योंकि अनेकान्त इसका नाम नहीं कि कोई कार्य स्वथा 
नियत है और कोई कार्य सवेथा श्रनियत । यह तो एकान्त है। श्रनेकान्त तो इसका नाम है कि जो कार्य 
किसी एक दृष्टि से नियत है वही कार्य किसी ग्रन्य दृष्टि से अनियत है। और इस प्रकार उपरोक्त 
रीतय: जो कार्य वस्तु व्यवस्था के निर्गोय या विचारना श्रर्थात ज्ञान श्रद्धा की दृष्टि से नियत है। 
बह्दी कार्य प्रवृति या पुरुषाथ या चारित्र की दृष्टि से अनियत है। ऐसा नियति व अनियति का 
समन्वय है । 


१३ वस्तु स्वरूप की कहां तक कहें । अनन्तों अंगों से एक ही समय में गून्थी वस्तु बहुत जटिल है। जब तक 

जस्लिता वस्तु को पढ़ने का प्रयत्न न करेगा प्रश्न उठते ही रहेंगे। यह तो ११ ही प्रश्न हुये | इनके 
अतिरिक्त भी न जाने कितने प्रश्न और उठ सकते हैं। या सम्भवत; आप में से किसी के ग्रन्दर उठ भी 
रहे हों । समय अल्प होने के कारण अरब विषय का संकोच करना ही इष्ट है। मोटे मोटे प्रश्न। के उत्तर 
दिये जा चुके, परन्तु प्रभो ! अरब कुछ श्रपनी बुद्धि का भी प्रयोग कर। कब तक दूसरों से अपने 
प्रश्नों का समाधान कराता रहेगा। वस्तु स्वरूप को पढ़ने का ग्रभ्यास करे तो स्वत: ही प्रश्नों का उत्तर 
देने की योग्यता प्राप्त हो जाये । 


१४ पाँच समवाय समस्वय |] १३ वस्तु स्वरूप की जटिलता 


प्रभी तो यहाँ केवल पांच बातें ही कही हैं। परन्तु यहां वस्तु स्वरूप में तो न जाने ऐसी 
ऐसी कितनी बातें पड़ी हैं। पांच ही बातों में वस्तु इतनी जटिल दीखने लगी, यदि और बातों को भी 
इसमें मिला दें तो कितनी जटिल बन जायेगी ? अ्रनुमान कीजिये। परन्तु सब बातों को युगपत देखू 
. तो वस्तु की जटिलता स्पष्ट दृष्टि में आ जाये। कथन क्रम के अनुसार पृथक पृथक करके उन ही 
बातों को भागे पीछे देखें तो, उनके साथ ही रहने वाली अगली व पिछली बातों को उस समय 
विचारनाओं में प्रवकाश न मिलने के कारण, शंकायें उपजने लगती हैं। श्रब शान्‍्त हो । कहा या 
सुना नहीं जा सकता, परन्तु देखा सम्पूर्ण जा सकता है। भ्रब इ१र से दृष्टि हटा कर बस्तु में प्रवेश पाने 
का प्रयत्न कर | 


४ आखव बन्ध 
३४ 
-:: आख््रव सामान्य :-- 


दिनांक १५ जुलाई १६५६ 


प्रवचन नं० २२ 


न 


१--आखब का अंथ अपर[ध, २--कामौण शरीर व उसकी निःसारता । 


१ आखब का अर्थ अहो ! अपराधों से श्रतीत वीतरागी सुरुओं, आपका उपक।र, करुणा व निःस्वार्थता । 

अपराध निपट भ्रन्धे को श्रांखें प्रदान करके इसे अपराधों के प्रत्यक्ष दर्शन करा देने वाले हे गुरु- 
जनो ! “इसके अपराधों को अश्रब शान्त करो । शान्ति पथ के पथिक को स्व पर भेद कर चुकने के पदचात, 
अब यह बात चलती है कि वह कौन सा ऐसा अ्रपराध है जिसका कि दण्ड उसे इस व्याकुलता के रूप में 
मिल रहा है। गुरु देव के द्वारा प्रदान की गई दिव्य चक्षु से आज मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दें रहा है कि 
वास्तव में मेरा सारा जीवन ही अपराध-मय है। चौबीस घण्टों में और करता ही क्‍या हूँ-अपराध के 
ग्रतिरिक्त ? यहां अपराध से तात्पर्य लौकिक अपराध न ले लेना, जिससे कि राज्य दण्ड उठाने पड़ें । बल्कि 
वह पारमा्थिक अपराध लेना, जिसके कारण कि यह व्याकुलता का दण्ड उठाना पड़े । कौन देने वाला है 
वह दण्ड ? कोई दूसरा नहीं, में स्वयं ही हूँ | क्योंकि जो भ्रपराध मै करता हूँ वह स्वयं व्याकुलता रूप ही 
है । इसी अ्रपराध को आगम कारों ने झआाख्रव नाम से कहा है । 


२ कार्माण शरीर व आखव अर्थात भ्रा+-स्रव । अश्रा' का अर्थ चारों ओर से श्रौर 'स्रव' का भ्रर्थ स्क्ना, रिसना 

उसकी निःसारता या धीरे धीरे प्रवेश करना, श्रर्थात जो धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। उन्हें श्रात्रव कहते 
हैं । दो वस्तुये हैं, जो इस प्रकार प्रवेश कर रही हैं। एक तो मेरा अपना चेतन्यात्मक अपराध औौर दूसरा 
वही जड़ पर-पदार्थ, जो इसके कारण से कुछ एक विशेष निमित्त बनने की शक्ति को लेकर ग्राता है । 
इसे कर्म कहते है । मेरा अपराध मेरे जीवन में प्रवेश पाता है और कर्म शरीर में । मेरे श्रपराध से आगे 
बताये जाने वाले मेरे सस्कारों का निर्माण होता है, और इन कर्मो से एक सूक्ष्म ग़रीर का, जिसे कार्माण 
शरीर कहते हैं। अन्यत्र इसे लिग शरीर भी कहा जाता है। यह शरीर यद्यपि सूक्ष्म है परन्तु वास्तव 
में यह ही मूल शरीर है, क्योंकि जिस प्रकार अनादि काल से मेरे संस्कार मेरे साथ चले आरा रहे हैं, और 
आगे भी चलते रहेंगे, उसी प्रकार यह भी बराबर साथ चलत। झा रहा है और झागे भी बना रहेगा । ऊपर 
दीखने वाला चमड़े का शरीर तो बहुत स्थूल है। इसका निर्माण उसी सूक्ष्म शरीर से होता है। वह न 
होता तो श्रममृ्तीक जीव का मूर्तीक शरीर कभी न हो सकता । जीव व इस दरीर के बीच वह गोंद का 
काम करता है। यह स्थूल शरीर तो मृत्यु के समय ग्रपना त्याग पन्न दे देता है, पर वह कभी त्याग पत्र 


१४ झाखवब सामान्य द ण्७ २ कार्मारा शरीर व उसकी निःसारता 


नहीं देता । जैसे जैसे संस्कारों में कुछ परिवर्तन झ्राता जाता है तेसे तैसे उसमें भी परिवर्तन भ्रवश्य झ्राता 
जाता है। यह ऊपर का शरीर तो हृष्ट है पर वह प्रन्दर का सूक्ष्म शरीर योगी जनों के ग्रतिरिक्त किसी को 
किसी यन्त्र के द्वारा भी दिखाई नहीं देता । 


यहां इतना कहने योग्य है कि वास्तव में वही शरीर मेरा बन्दीमृह है, यह शरीर नहीं । 
यदि ऐसा नहीं होता तो इस शरीर को झात्म हत्या के द्वारा त्याग कर सम्भवत: में इसकी बन्दी से 
निकल भागता । और इस प्रकार इसका ग्रभाव हो जाने पर इस सम्बन्नो इच्छायें मुझे प्रगट न हो 
सकती । मैं शान्त हो जाता । परन्तु दुर्भाग्य वश ऐसा नहीं है । इसका विच्छेद हो जाने पर उसका विच्छेद 
नही होता, और वह पुनः नये शरीर का निर्माण कर देता है। अतः: शान्ति का उपाय इसका विच्छेद 
करना नहीं है, बल्कि कुछ और है । 


यदि उस सूक्ष्म शरीर का किसी प्रकार विच्छेद कर दिया जाये तो सहायक के श्रभाव में 
यह शरीर भी टिका नहीं रह सकता, और त्याग पत्र देकर स्वयं चला जाता है। पर यह त्याग पन्न सदा 
के लिये होता है । प्रति दिन वाली यह मृत्यु वास्तविक नहीं है। तब इसकी मृत्यु वास्तविक होती है ? 
यह फिर मुभको बन्दी नहीं बना सकता । परन्तु उस सूक्ष्म शरीर का विच्छेद कंसे किया जाये, सो 
विचारनीय है । सूक्ष्म व अहष्ट होने के कारण तथा दूध पानी वत मेरे साथ मिल कर पड़ा होने के 
कारणा, किसी यन्त्र के द्वारा उसका विनाश किया जाना अ्रसम्भव है। अग्नि के द्वारा भी उसे भस्म नहीं 
किया जा सकता । वास्तव में उसका विच्छेद करना मेरे बस की बात नहीं । जिसे में छू व देख तक नहीं 
सकता, उसके विच्छेद करने का स्वप्न देखना भ्रम है। हाँ में उस शभ्रपराध का विच्छेद ग्रवश्य कर सकता 
हुं जिसके कारण से, कि इसका प्रवेश हो रहा है । 


अपराध को करने बाला स्वय मे हूँ। वह अपराध तत्क्षण व्याकुलता के रूप में मेरे 
अनुभव में श्रा रहा है। मे उससे भली भांति परिचित हूं । उसे करने का व न करने का मुझे पूरा श्रधिकार 
है । यदि में स्वयं अपराध न करू तो कोई शक्ति जबरदस्ती मुभे अश्रपराध करने के लिये बाध्य नहीं कर 
सकती । इन उपरोक्त कर्मों का दास बना आज का जगत अपने को उस सूक्ष्म शरीर के आधीन मानता 
है। “मरुभकों तो अपराध वह करा रहा है, जब तक वह रास्ता न देगा, में कया कर सकता हैं ? उसका 
उदय होगा तो मुझे श्रपराध करना ही पड़ेगा । में क्या करू ? मै स्वयं तो अपराध करना चाहता नहों । 
पर यह मेरा पीछा छोड़ते नहीं । ग्रुददेव दया करके इनसे मेरा पीछा छुड़ा। दें तो में अपराधी कभी न 
बनू । और इस प्रकार अपना दोष दूसरों के गले मंढता है। स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न 
करता है । अपने भ्पराध को स्वीकार करने तक का साहस जिसमें नहीं है वह बेचारा पामर व्यक्ति कभी 
यह नहीं विचारता कि क्‍या इस प्रकार तुके शान्ति मिलनी सम्भव है ? यह शरीर तो सदा से है और 
रहता रहेगा । तुझे अ्रपराध कराता रहेगा । स्वभ।वत: ही उस तेरे अपराध से उसमें और बृूद्धि होती 
रहेगी । इस प्रकार त कभी उसका विनाश होगा न तेरे भ्रपराध का । तू सदा बन्दी बना, खाता ही रहेगा 
ठोकरें, इस व्याकुलता मय जगत की। प्रभो ! भ्रब विपरीत बुद्धि को छोड़। तुझे भ्राज प्रकाश मिल 
रहा है। कुछ देख । अपने भ्रपराध को स्वीकार कर और इसे तोड़ने का प्रयत्न कर । इस पर तेरा बस 
चल सकता है। उस बेचारे जड़ शरीर को अपने अपराध के कारण क्‍यों कोसता है । 


प्रकाश को पीठने से प्रकाश का प्रभाव नहीं हो जाता । दीपक बजाने से ही होगा । गोली 


१५ भ्ाखव सामान्य -: द्दद २ कार्माणा हारीर व उसकी निःसारता 


को उठा कर छेतने से तो गोली लगने का भय नहीं जाता, उसके लिये तो व्याध (शिकारी) पर प्राघात 
क्रना होगा सिंह सदा ऐसा ही करता है पर श्वान उससे उल्टा । वह व्याध पर न भपट कर गोली 
पर भपटता है। मारने वाले पर न भपट कर लाठो पर भयटता है। भला विचारों तो, लाठी बेचारी 
का क्‍या दोष ? व्यक्ति उठा कर लाया तो वह गश्राई । उसे घुमाया तो घूम गई । उसी प्रकार इस बेचारे जड़ 
शरीर का क्या दोष ? तूने श्रपराध करके उसे बुलाया तो आकर बैठ गया। अपराध करने में ही रस 
मान मान कर तू उसे घुमाता है तो घूम जाता है श्रर्थात उदय में आरा जाता है। वह बेचारा तो तेरा दास 
है | ज॑सी तुभसे आज्ञा पाता है वेसा करता है। वेतन न दे तो स्वयं भाग जायेगा । नया नया अपराध 
करके आनन्द मानना ही उसको वेतन देना है। प्रभु जाग ! देख तू सिह की सन्तान है श्वान की नहीं । लाठी 
को मत पकड़ । उस बेचारे को मत कोस। भूल पर आघात कर। अपने अपराध को देख, उसको 
स्वीकार कर । 

भगवन ! तू स्वतंत्र है। स्व पर भेद विज्ञान किया है, फिर भी अपने को इस बेचारे जड़ 
कार्माणा शरीर के आधीन क.ं मानता है ? “जो यह करायेगा वही तुझे करना पड़ेगा ।” श्रर्थात तुभ में 
प्रपना तो कुछ बल है ही नहीं | कोई कह रहा है कि ईश्वर जेसा करायेगा वेसा करना पड़ेगा और तू 
कह रहा है कर्म जैसा करायेगा वैसा करना पड़ेगा । बात तो एक ही रही | केवल नाम भेद रहा। 
उसका ईश्वर आकाश में बंठा कोई काल्यनिक व्यक्ति है श्र तेरा ईश्वर कर्म । अ्नादि से परतंत्र दृष्टि 
बनी रही । व्याकुलता का निशाना बनता रहा। श्राज सौभाग्य से भ्रुरुदेव का उपदेश प्राप्त हुआ है। यहां 
भी पुरानी टेव न छोड़ी ? उसी परतंत्रता का पोषण किया ? कुत्ते की दुम को बारह वर्ष नलकी में रखा 
पर टेढ़ो ही निकली । अपनी स्वतंत्र शक्ति को अरब तक न पहिचाना | गुरुदेव के बताने पर भी विश्वास 
नहीं करता । कंसे होगा कल्याण ? 


क्या कहा ? गुरुदेव पर व उनकी वाणी पर पूरा विश्वास है ? पर बात तो वास्तव में 
ठीक नही जचती । केवल कहने मात्र का विश्वास हो तो हो, पर सच्चा विश्वास तो नहीं है । वह विश्वास 
जिसका प्रतिबिम्ब जीवन में दिखाई दे । जीवन में तो श्रविश्वास ही दिखाई दे रहा है। “प्रापकी बात 
स्वीकार है, पर करू गा तो वही जो करना है” कुछ ऐसी बात है। बता कंसे कहें, कि विश्वास है। क्‍या 
भेद विज्ञान इसी का नाम है कि “शरीर जुदा में जुदा” इतना कहा और हो गया ? यदि पूर्व कथित रूप 
से गुरुदेव के समझाने पर उसमें और अपने में घट कारकी भेद का निश्चय किया है, तो बता तू कंसे कह 
सकता है कि कर्म तेरा काम कर सकेगे ? भाई ! अपना अपराध करने वाल तू स्वयं है। स्वतंत्र रह कर 
करता है। अपने द्वारा करता है । कर्म बैचारे का क्‍या दोष ? 


यदि तेरे निकट पड़ा भी हूँ तो पड़ा रहने दे। क्‍या मांगता है तेरा ? बह अपना काम 
करता रहे और तू भ्रपना । वह तुझे काम करने से तो रोकता नहीं । जिधर चाहे जा। जिस प्रकार चाहे 
विचार कर । चाहे तो इन अपराधों में रस ले चाहे तो न ले। यह बेचारे जड़ तुभे क्या कहते हैं ? 
अरब गुरुदेव की शरणा में श्राया है । स्व पर पदार्थों का स्वरूप निश्चय किया है। बस पर को पर 
समभ । उस पर से लक्ष्य हटा । स्व पर लक्ष्य कर । ग्रुणा या दोष जो कुछ भी देखता हैं स्व में देख । 
स्व में ही पुरुषार्थ कर । तभी कल्याण सम्भव है । कर्मो से भिक्षा मांग कर भिखारी बना हुआ क्‍यों अपने 
कुल को कलंक लगाता हैँ ? झ्रा तुझे समभाय॑, वह तेरा अपराध क्या हैं ? जो क्षण क्षण प्रति बराबर तेरे 
जीवन में प्रवेश कर रहा है । 


9 कै 
“४०० ७ ,“४४+ 


१६ 
“* अशुभ आरलव :-- 


दिनांक २१ जुलाई १६५६ 


प्रवचन नं० २३ 


१-क्षण छाण प्रति नवीन नवीन अपराध, २--पंचेन्द्रिय विषयों सम्बन्धी राग दब, १--रागढ षात्मक 
क्रियाश्रों की अनिष्टता। 


१ क्षण बण प्रति शान्ति के घातक व व्याकुलता के कारण आखव का कथन चलता है। जड़ आाख़ब 
नवीन नवीन श्रर्थात कर्मास्नव की बात हो चुकी । अब मुख्य श्राखनव की बात चलेगी जो प्रत्यक्ष रूप से 
अपराध शान्ति का धातक ही नहीं बल्कि स्वयं व्याकुलता स्वरूप है। जो अपने प्नुभव में झाता 

है। जो स्वयं मेरा ही कुछ कोई दुष्कृत है । जिसको स्व॒तन्त्र रूप से में कर रहा हूँ और इसलिये यदि चाहूँ 
तो स्वतन्त्र रूप से रोक भी सकता हैँ। वह भ्रास्रव भी यद्यपि कर्म कहलाता है पर यह जड़ात्मक नहीं है, 
चेतनात्मक है। मेरो ही कोई अवस्था विशेष है। क्योंकि व्याकुलता स्वरूप है इसलिए शान्ति के प्रति 
कर्तव्य नहीं है। अपराध है। यह श्रपराध भी दो प्रकार का है ।थ्ुभ और प्रशुभ। पहले भ्रशुभ की 
बात चलेगी । 


प्रास्व जो सब शोर से प्रतिक्षण मुझ में प्रवेश पा रहा है, श्रर्थात्‌ वह श्रपराध जो प्रति 
क्षण में किये जा रहा हूं, इस बत से बिल्कुल बे खबर, कि इससे मुझे शान्ति मिलेगी कि प्रशान्ति। 
जसा कि साक्षात्‌ भ्रनुभव में भ्रा रहा है। में प्रति समय कोई न कोई नई नई क्रियाएं मन से, बचन से 
काय से किया करता हूँ । यदि विचार करके देखू' तो उन सब क्रियाप्रों का मूल अ्रन्तर में उठने वाले बह 
विकल्प हैं जो इन्द्रिय भोगों से कुछ न कुछ सम्बन्ध रखते हैं। तथा उन भोगों के प्रति श्र खलाबद्ध इच्छाग्रों 
में से उत्पन्न होते हैं । मन में उठे हुये यह विकल्प ही इस शरीर को तथा जिद्ना को प्रेरित करके कोई 
न कोई शारीरिक व वाचिक क्रिया करने पर बाध्य करते हैं । यदि मन में यह विकल्प न आयें तो शरीर 
व वचन से वंसी क्रियायें न हों । मन-वचन-काय की यह सब क्रियायें इच्छाप्रों के श्राधीन तथा परम्परा 
इच्छा की उत्तेजक होने के कारण शान्ति की घातक हैं, तथा स्वयं व्याकुलता रूप है। ग्रत: शान्ति-पथ- 
गामी मेरे लिये ये सब भ्रपराध स्वरूप हैं। इन ही का नाम आ्राख्रव है । 


२ पंचेन्द्रिय विषयों शरीर की चमड़ी को सुन्दर देखकर, या इसे हृष्ट पुष्ट देखकर, या इसे सुन्दर वस्त्रालंकार 

सम्बन्धी राग द्वंष से कुछ सजा हुआ देखकर, इसको चिकना चुपड़ा देखकर न मालूम क्‍यों मुझे एक प्रकार 
का आनन्द सा होता है। रसीले व मिष्ट पदार्थों को खाते, सुगन्धित व स्वादिष्ट व्यञ्जन पदार्थों का 
भक्षश करते हुये न मालूम क्‍यों मुझे एक प्रकार का श्रानन्द सा झाता है । श्रकस्मात्‌ ही किसी पुष्प की या 
किसी मिष्टान्‌ की या इतर तेल आदि को सुगन्धि नाक में पड़ते ही न मालूम क्‍यों में उस भोर कुछ खिंचा 


१६ प्रशुभ भासव ६० २ पैचेन्द्रिय विषयों सम्बन्धी राग द्वं ष 


खिचा सा अनुभव करने लगता हूँ । बाज़ार में कोई सुन्दर चीज़ या मूर्ति देखकर, या हलवाई की दुकान में 
सजी हुई मिठाई देखकर, कोई सुन्दर रेडियो, ग्रामोफोन श्रादि देखकर, सिनेमा के चलचित्र पर कुछ 
चलते फिरते चित्र देखकर, या थियेटर सर्कंस के कुछ सीन देखकर, या नृत्य देखकर, या किसी सुन्दर 
स्‍त्री का मुख देखकर, या अपने किसी परम मित्र को देखकर, न मालूम अ्रपने मन में कहाँ से उथल पुथल 
मचाता यह एक झाकर्षण सा भ्रा घुसता है कि किसी प्रकार में यह पदार्थ प्राप्त कर पाऊं तो कितना 
ग्रच्छा हो ? कहीं से श्राती हुई मीठे राग की ध्वनि व मेरी प्रशंसा के शब्द न मालूम क्‍यों मेरे कान खड़े 
कर देती है, और मुझे सब काम छोड़कर भ्रपनी ओर ही ध्यान देने व कुछ अभिमान करने को बाध्य कर 
देती है ? तथा श्रन्य भी अनेकों प्रकार के यह पांच इन्द्रियों सम्बन्धी विषय मुझे अपनी भर आ्राकर्षक 
करते ही हैं उनमें मुझे कुछ आनन्द सा भासता है। साक्षात्‌ उनकी प्राप्ति तो दूर, उनकी कव्पना मात्र 
से ही श्रन्तरंग में कुछ मिठास सा वतंता है। विषयों क प्रति इस प्रकार के आकर्षरण का नाम राग है। 
झ्ौौर इस जाति के यह विषय इष्ट कहे जाते हैं । 


ग्रधिक गर्मी या ध्वूप में चलते हुये या सर्दी में काम करते हुये, या मैले व खुरदरे वस्त्र 
दरीर पर धारण करते हुये, शरीर पर मैल जमी जानते हुये, इस पर किसी प्रकार चोट आदि खाते 
हुये ग्रथवा इस पर मच्छर श्रादि के काटने पर न मालूम क्‍यों कुछ पीड़ा सी, कुछ हटाब सा, कुछ बुरा 
सा प्रतीत होने लगता है ? कोई भी कड़वा या कसेला या रूखा पदार्थ खाते हुये, या स्वतः ही मुह 
में से या किसी कुष्टी के शरीर में से या कहीं भ्रन्यत्र से किसी प्रकार की दुर्गन्धि नाक में आ जाने पर 
नजाने क्यों म्र॒ुह फेरने को या शीघ्र से शीघ्र वहां से चले जाने को जी चाहता है? किसी कुरूप 


से कुष्टी को देखकर, या किसी भी मेले कु्चेले व्यक्ति को देखकर, या विष्टा को देखकर, अपने किसी 
शत्र्‌ को देखकर अथवा किसी रोगी को देखकर न जाने कहां से कुछ घृणा सी, कुछ भय सा उत्पन्न होने 
लग जाता है ? गाली का या व्यंग का कोई वचन सुनकर या अपनी निन्‍दा का वचन सुन कर, या बसे 
ही कोई कंस सा शब्द सुनकर न जाने क्यों कुछ बुरा सा लगने लगता है ? क्‍यों क्रोध सा आने लगता 
है ? तथा श्रन्य भी अनेकों प्रकार के यह पांच इन्द्रियों सम्ब-धी विषय मुझ में कुछ अदेख सका सा, कुछ 
हटाव का सा, कुछ क्रोध सा, कुछ बुरा सा भाव उत्पन्न कर देते हैं। उनमें कुछ मुझे हटाव सा वतंता है। 
साक्षात्‌ उनकी प्राप्ति तो दूर, उनकी कल्पना मात्र से अन्तरंग में कुछ हलचल सी मच जाती है | विषयों 
के प्रति इस प्रकार के अदेख सके से भाव का नाम ह्ेष कहलाता है । और इस जाति के यह विषय श्रनिष्ट 
विषय कहे जाते हैं । 


इष्ट विषयों की प्राप्ति में राग तथा उनकी भ्रप्राप्ति या विनाश में दं ष होता है। और 
इसके विपरीत अ्रनिष्ट विषयों की प्राप्ति में द्वष तथा भ्रप्राप्ति व विनाश में राग बतेता है। बस यह 
राग हं ष ही मुझे प्रति क्षण मन द्वारा इनकी यथा योग्य प्राप्ति व श्रप्राप्ति सम्बन्धी कल्पनायें करने के 
लिये, उपाय सोचने को बाध्य करते हैं। वचन द्वारा किसी को प्रेम पूर्णा वाक्य कहने पर श्लौर किसी को 
गाली आदि देते के लिये मजबूर करते हैं। भौर शरीर द्वारा इधर उधर दौड़, इधर आ उधर जा, ऊपर 
चढ़ नीचे उतर, हाथ उठा हाथ घुमा, भुकने या सीधे खड़े रहने, बैठने या लेटने श्रादि रूप कार्य करने को 
प्रेरणा देते हैं। उन उन विषयों की भ्राप्ति हो जाने पर ही यह कार्य होते हों तो भी खेर थी, परन्तु 
उनकी निकट सम्भावना न होने पर भी शेख चिल्ली की भांति यह क्रियायें बराबर चला करती हैं । 


१६ भ्रशुभ भ्राखव द 8१ ३ रांग द्व षात्मक क्रियाभों की पभ्निष्टता 


कोई एक ही क्रिया बहुत देर तक चलती रहती हो, सो भी नहीं । प्रति क्षण बदलती रहती है। अगले 
भ्रगले क्षणों में पहले पहले से अपूर्व ही कोई नई क्रिया हुआ करती है। . 


१ राग द्वबात्मकः प्रभो ! सोचा है कभी इस सम्बन्ध में कि यह क्या है? यही तो है वह अ्रपराध जिसे 
क्रियाओं की विकल्प नाम से कहा जाता है। भ्रागे भ्रागे के प्रकरणों में आने वाले “इन्द्रिय विषय” 
अनिष्ता. “रागद्व ष” व “विकल्प” इन शब्दों का यही तो तात्पर्य है। क्या इन क्रियाप्रों को करते 

हुये प्रति क्षण व्याकुलता सी नहीं भासती है ? बराबर होती रहने वाली इन क्रियाझ्रों से तू कुछ थका 

थका सा नहीं महसूस करता है। साक्षात्‌ व्याकुलता रूप इन क्रियाश्रों में फिर भी तू बड़ी लग्न से प्रवृति 
करता है, 'महान आश्चर्य है। वास्तव में तूने भ्राज तक विचार कर देखा ही नहीं कि यह क्रियायें सुख 
रूप हैं कि दुःख रूप । विचारता भी कंसे ? उन दो महा सुभट राग द्वंष की असीम इच्छा रूप 
सेना से कौन भयभीत नहीं हो जाता ? उन इच्छाश्रों से संतप्त ही त्‌ आज तक बिना बिचारे, किये जा 
रहा है-यह कार्य । प्रति क्षण नया नया अपराध । यदि एक क्षण को भी इधर ध्यान दे तो सदा के लिये 

इससे भुक्ति मिल जाये इन विकल्पों से छुट्री मिल जाये । फिर यह कार्य करने की झावश्यकता ही न 

पड़े । इसलिये वास्तव में इच्छायें करना ही वह अपराध है, आखत्रव है, जिसके प्रति कि संकेत 

करना अभीष्ट है । 


स्व पर में भेद न होने या भूठा भेद होने के कारण ही इन पूर्व कथित पदार्थों का झ्राश्नय 
बतेता है, जिन की महिमा से श्रपरिचित रहने के कारण ही इन शारीरिक या भोग सामग्री आदिक पर- 
पदार्थों की महिमा तेरी हृष्टी में आती है । यदि यह समझ लेता कि इन पदार्थों से तेरा कोई कार्य सिद्ध 
होने बाला नहीं है, क्योंकि यह पर पदार्थ हैं, घट कारकी रूप से स्वतन्त्र, तो इन क्रियाओ्रों को भ्रवकाश 
न रहता । यदि यह समझ लेता कि यह षट्‌ कारकी रूप से स्वतंत्र पर पदार्थ तेरे आधीन नहीं हैं, तो 
इनकी प्राप्ति व विनाश की इच्छायें तुके जागृत न होती । यदि यह सममभ लेता कि यह षट्‌ कारकी रूप 
से स्वयं भ्रपना सर्व कार्य करने को समर्थ हैं, तो भ्रन्य की सहायता की आवश्यकता न पड़ती। यदि यह 
समभ लेता कि षंट्‌ कारकी रूप से स्वतंत्र तू स्वयं शान्ति का भण्डार है तो इन वस्तुओं में भ्रपनी शान्ति 
की खोज करने की भूल कभी न करता। यदि यह समभ लेता कि षट्‌ कारकी रूप से स्वतन्त्र तू इनके 
आधीन नहीं है तो कदापि इनका श्राश्रय लेने का प्रयत्त न करता। स्वतन्त्र <प से, अपने द्वारा, 
अपने लिये, अपने में से, अपने ही स्वभाव के आ्राधार पर प्रयत्न करता-शान्ति प्राप्ति के लिये, और 
शीघ्र ही सफल हो जाता | विकल्प मिट जाते। सर्व इच्छाओं का लोप हो जाता। और यह सुभट राग 
हू ष भ्रपना रास्ता नापते दिखाई देते । 


भाई ! ज़रा तो बुद्धि से काम ले । इच्छाश्रों की ज्वाला में घी डालने वाली यह तेरी 
मानसिक, वाचिक व शारीरिक क्रियायें तेरे लिये हितकारी हैं “कि श्रहितकारी ? सुख रूप हैं? कि दुःख 
रूप ? इच्छाओं का दास बन कर अपनी प्रभुता को भूल गया ? इस क्रूल की महिमा ग्रिनता है? इससे 
प्राकषित होता है ? भ्रपनी शान्ति की बराबर अवहेलना किये जा रहा है ? श्रपमान किये जा रहा है? 
भोगों का रूप धारण किये इन इच्छाशरों रूपी वेश्याश्रों को घर में वास दिये जा रहा है ? पर धन्य है वह 
पति भक्त शान्ति रानी, जो भ्रनादि काल से भ्रपमानित होते हुये भी श्राज तक तेरे घर में बैठी है ? श्रब 
भी उसकी ओर देख । सुन ! कितनी मधुरता से वह तुझे श्रपनी श्रोर बुला रही है? “स्थामिन्‌ ! ब्राइग्रे ! 


१६ अशुभ झाखत॑ ६२ ३ राग द्वे घात्मक क्रियाभों की झनिष्ठंत! 


एक बार, केवल एक बार मेरे मुख पर टृष्टि डाल लीजिये । फिर भले चले जाता उधर ही । मैं आपको 
रोकू गी नहीं । इतना ही खेद है कि जब से ग्राये हो एक बार भी तो अभ्ंखि उठा कर भेरी शोर 
नहीं देखा ।” भाई ! ठीक तो कहती है, एक बार देखने में क्‍या हर्ज है? नहीं अ्रच्छी लगेगी तो 


छोड़ देना । 
निविकल्प इस शान्ति के दर्शन करे तो, विकल्पात्मक इस मन-बचन-काय सम्बन्धी क्रिया 


को अ्रपराध स्वीकार किये बिना न रहे | भौर तेरा जीवन ही बदल जाये । जो अब इच्छात्रों की ज्वाला 
में स्वाहा होने जा रहा है, वही फिर शान्ति सुधा के निर्मेल सरोवर में स्नान करते लगे । 


१७9 


- शुभ आख्रव निषेध :- 


दिनांक १७ जुलाई १६५६ 


प्रवचन नं० २४ 


१--पुण्य अपराध, २--पुणय पाप में समानता, ३--पुणय प्रकृति में इच्छाओं का बल, ४--पांच कोटि की 
शुभ इच्छायें, ४-करम धारा व ज्ञान धारा, ६-पुण्य का निषेध, ७--पुणय में पाप, ८--शानी व 
अशानी के पुण्य में अन्तर, (--अश्रभिप्राय से विपरीत भी काये करने की सम्भावना | 


१ पुण्य अपराय. शान्ति के घातक व इच्छाओं की ज्वाला में नित्य मुझे भस्म करने वाले श्राख़व की बात 
चलती है । इसके दो अंगों में से अशुभ आखव अर्थात अ्रशुभ अपराध की बात तो हो चुकी । श्रब चलेगी 


शुभ भ्रपराध की बात । 


कल के प्रकरण में बताई गई ही वे मन-वचन-काय की क्रियायें हों, ऐसा नहीं है । धर्म 
कर्म के सम्बन्ध में भी उनकी क्रियायें चला करती हैं। उन क्रियाग्रों का श्राधार भी किसी विदेष 
जाति की इच्छायें ही हैं? इच्छा मूलक होने के कारण इन क्रियाशों का समावेश भी आख़ब था 
अपराध के प्रकरण में किया जा रहा है । क्योंकि इच्छा व्याकुलता की जननी है । और व्याकुलता स्व ही 


अपराध रूप है ? 


धर्म कर्म सम्बन्धी वे क्रियायें मन के द्वारा, वचन के द्वारा, काय के द्वारा, सच्चे देव की 
पूजा व भक्ति के रूप में, अथवा शान्‍्त-मृरति वीतरागी ग्रुरुकी उपासना के रूप में, श्रथवा शान्ति पथ 
प्रदर्शक प्रवचन के अध्ययन मनन के रूप में, अहिसा, सत्य, अ्रचौर्य, ब्रह्मचर्य व परिग्रह त्याग ब्रतों के रूप 
में, प्राणियों पर दया के रूप में, धर्मोपदेश के रूप में, परोपकार के रूप में, देश सेवा के रूप में, सांधर्मी 
जनों पर प्रेम के रूप मे, तप जप शील संयमादि के रूप में, इत्यादि अनेकों रूपों में में नित्य ही किया 
करता हूँ । इन सब क्रियाश्रों विशेष का वर्णन तो आगे संवर के प्रकरण में क्रम से कहा जाने वाला है । 
यहां तो केवल संकेत मात्र के द्वारा धर्म कर्म रूप क्रियाश्रों से तात्पयं है। इतना मात्र दर्शाना अ्रभीष्ट है 
। के यह सर्व क्रियायें भ्राखव हैं । अ्रपराध हैं ? 


श्रोह ! क्या कहा जा रहा हैँ ? मानो बाण ही फंके जा रहे हैं। कलेजा छलनी हुआ 
जांता है यह वन सुन कर। धार्मिक क्रियायें और अपराध ? निकाल दो इस वक्ता को बाहर । कौन से 
देश की बात सुनाने श्राया है ? नास्तिक कहीं का। बस बस बन्द करो यह वघचनालक्ा। ऐसी बात 
सुन्तमे को भी हम तेयार नहीं । जप, तप, शील, संयम, पूजा, दान, भक्ति, सेवा सब अपराध ? प्ररे रे ! 
कितना कठोर है तेरा हृदय ? प्राणियों की रक्षा करना श्रौर अपराध ? हम से नहीं तो ईश्बर से तो हर । 


१७ शुभ झाखव निषेध &४ २ पुण्य पाप में समानता 


झभौर इस प्रकार की अनेकों बातों का मानों तूफान ही आ गया हो आप सब के हृदय में । ऐसी बात कभी 
न सुनी, न देखी । एक अनौखी बात । इतनी कठिनाई उठा उठा कर जिन क्रियाओं को बड़े बड़े योगिश्वरों 
. ने किया, आज उन्हें अपराध बताया जा रहा है ? यह कोई नई जाति का धर्म चलाना चाहता है ? सबको 
ही नास्तिक बनाना चाहता है ? 


दान्त हो प्रभु ! शान्त हो ! यह नास्तिक बनाने की बात नहीं है, शान्ति दिलाने की बात 
है । तेरा कोई दोष नहीं । वास्तव में कभी इतनी निर्भीकता से ऐसी बांत का न सुनना ही तेरे इस क्षोभ 
का कारण है। “मन वचन काय की यह क्ियायें श्रत्यन्त हित रूप हैं, धर्म रूप हैं। मोक्ष देने वाली हैं ।'' 
इस प्रकार की तेरी पुरानी धारणायें ही तेरे इस क्षोभ का कारण है। शान्‍्त होकर सुन, तू स्वयं 
पछतायेगा श्रपनी इस भूल पर । बात कठिन नहीं है। सम# में श्रा जायेगी । अब तक सुनी नहीं, इसलिये 
समझी नहीं । शान्त चित होकर सुन । मेरे कहने मात्र पर विश्वास न कर लेना। तेरा श्रन्तःकरण 
स्वयं ही हाँ कर दे तो स्वीकार करना, नहीं तो न करना । मेरी बात मेरे पास ही तो रहेगी ? तुम से 


कुछ छीन तो न लू गा ? 


२ पुण्य पाप में. केल बताई गई अश्युभ क्रियाओं को तो दुनिया पाप बताती है, अपराध बताती है। 

समानता परन्तु देखो वीतराग के मार्ग की अलौकिकता, कि धाभिक क्रियाओ्रों को भी अपराध 
बताया जा रहा है। पाप कहा जा रहा है। “पुण्य ब पाप में भ्रन्तर देखने वाला शान्ति का उपासक नहीं है । 
यह कहा जा रहा है। है ही कुछ भ्राश्चर्य की बात । कितनी निर्भीकता है, वीतरागी ग्रुरुओं की बात में । 
सवलोक एक ओर और वह अकेले एक ओर, बेधड़क धामिक क्रियाओं को पाप बताने वाले। यहां तक 
कह दिया है ज्ञानी जनों ने, “भगवन ! मुझे सब कुछ हो । बड़े से बड़ी बाधा भी स्वीकार है, पर एक पुण्य 
कभी न हो । अरे ! कसी भ्रजीब बात है यह । जिस पुण्य को, जिस धर्म को सब चाहते हैं उसे ज्ञानी 
इन्कार करते हैं । याद होगी आगरे के विरागी ग्रहस्थ श्री बनारसी दास जी के जीवन की वह घटना जब 
उसने बादशाह अकबर से यह मांगा था कि अगर झाप मुझ पर प्रसन्न हो, तो कृपया आज के पांछे मुझे 
अ्पने दरबार में न बुलाना । और आइचर्य में पड़ गया था सारा दरबार उस समय । क्‍या मांगा इसने ? 
पागल हो गया है शायद ? जिसकी नज़र के लिये झ्राज सारा देश तरसता है, वह व्यक्ति उसके पास 
बुलाने से भी आना नहीं चाहता ? बस ऐसी ही अटपटी बात है ज्ञानियों की | सामान्य मनुष्य को यह 
रहस्य सम में नहीं श्रा सकता । और वही हालत है आपकी । परन्तु घबराइये नहीं | गुरुदेव की शरण 
में आये हो । अ्ज्ञानी न रहोगे । इस रहस्य को भ्रवश्य समझ लोगे । 


विषय समभने से पहले यह बात ग्रवश्य हृदयंगत कर लीजिये कि सिद्धान्त वही होता 
है जो सवेत्र समान रीति से लागू हो । कहीं लागू हो जाये कहीं नहीं उसे सिद्धान्त नहीं कहते। वह 
कल्पना है । पक्षपात है। वेज्ञानिक मार्ग में पक्षपात को अवकाश नहीं, भले पहले की पोसी सर्व धारणाश्रों 
का त्याग क्यों न करना पड़े। 'सत्य' सत्य ही रहेगा । “आपकी कल्पनाशों के श्रनुकुल हो तो सत्य, नहीं 
तो असत्य, ऐसा सत्य का लक्षण नहीं । कोई भी स्वीकार न करे तो भो सत्य तो सत्य है। आपको 
कल्पनाश्रों के कारण सत्य न बदलेगा । सत्य के कारण भ्रापको ही अपनी धारणायें बदलनी होंगी। यह 
तो विचारिये कि यदि आपकी ध।रणा।यें व क्रियायें सच्ची होती, तो आज दुखी क्‍यों होते ? प्रधिक नहीं 
तो कुछ शान्ति तो श्रवश्य होती । और प्रारम्भ से ही तो यह बताया जा रहा है कि वास्तविक सिद्धान्त 
व रहस्य से भ्रपरिचित तेरी सब धारणायें भूल के श्राधार पर टिकी हुई हैं ? वहां तो सुन कर क्षोभ नहीं 


१७ शुभ झाखव निषेध द 8५ ३ पुण्य प्रवृति में इच्छाशों का बल 


भ्राया था ? यहां क्षोभ क्‍यों भा गया ? प्रतीत होता है कि अन्य धारणाओं की अपेक्षा इस धारणा की 
शक्ति सब से प्रबल है। इसकी पकड़ बहुत मज़बूत है । इसलिये सर्व शक्ति लगा कर इसे तुड़ाने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। यह बात तेरे हित के लिये है, भ्रहित के लिये नहीं । 


' ह पुण्य प्रति में देखिये पहले तो यह याद कीजिये कि आप क्या प्रयोजन लेकर निकले हैं ? शान्ति ! 

इच्छाओं का बल अच्छा तो भ्रब बताइये कि शान्ति का क्‍या लक्षण आपने स्वीकार किया है। निरभिलाषता 
या निरविकल्पता । ठीक ! श्रब यह बताइये कि आप अभिलाषायें चाहते हो या उनका निरोध ? उनका 
निरोध । शाबादश ! शान्ति के उपासक के मु ह से इसके भ्रतिरिक्त और कुछ निकल भी कंसे सकता था ? 
सिद्धान्त को तो आप खूब समझे हुये हो, परन्तु फिर भी उपरोक्त बाधा क्‍यों ? खेर धीरे धीरे दूर हो 
जाएगी । श्रब यह बताइये यदि कुछ इच्छाझों को निकाल कर कुछ इच्छायें छोड़ दी जायें तो ? किसी 
भी जाति की एक भी इच्छा नहीं रहनी चाहिये | वाह । कितना सुन्दर उत्तर हे श्रनेकों पीड़ायें पहुँचा कर 
जब थक गये तो श्रंग्न जों ने भी यही प्रश्न पूछा था-गान्धी से, कि कुछ स्वतन्त्रता तो ले लो, कुछ हमारे 
हाथ में रहने दो । उस समय ग़ान्धी ने भी यही उत्तर दिया था, जो श्राज श्रापने दिया है। “चाहे आप 
स्वर्गा के भी बनकर आयें, चाहें मुझे सब कुछ देने को भी तेयार हो जायें पर मुभसे यह आशा न करना 
कि मै परमाणु मात्र का भी अ्रधिकार तुम्हारे हाथ में रहने दू । मुझे पूर्णा स्वतंत्रता चाहिये, और पूर्ण 
ही लू गा रत्ती भर कम नहीं । अच्छा निर्णय हो चुका कि निःशेष इच्छाओं का अभाव करना झापका 
प्रयोजन है । श्रब याद रखना इसे । श्रागे जाकर भूल न जाना । 


भरा जाइये अब मूल विषय पर । विचा रिये कि उपरोक्त धामिक क्रियायें इच्छा के बिना 
की जाती हैं । या इच्छा सहित ? देखिये हमारी आज की कोई क्रिया भी चाहे पुण्य रूप हो या पाप रूप, 
चाहे धर्म रूप हो कि अधर्म रूप, बिना इच्छी के नहीं हो रही है । यह बात अलग है कि इच्छायें कई जाति 
की होती हैं, अगुभ भी होती हैं शुभ भी । श्रशुभ इच्छायें कहते हैं भोगाभिलाष की, जिनका कथन कि 
कल के प्रवचन में भश्रा चुका है। श्र शुभ इच्छायें कहते हैं भोगाभिलाष से निरपेक्ष पूजादि या सेवादि 
उपरोक्त काय्य करने की इच्छा को । भोगाभिलाष के अभाव के कारण ही इन क्रियाझ्रों को निष्काम कर्म 
कहते हैं । जिसका कि गीता में कथन श्राया है। परन्तु विचारिये कि क्या भोगाभिलाष के प्रभाव हो जाने 
के कारण उन क्रियाओ्रों को निरभिलाष मान लें । यदि धामिक भी इन क्रियाओ्रों को करने की अभिलाषा 
न होती, तो बताइये उन क्रियाओओरों में प्रवृति ही कँसे होती ! मेरे हर शुभ या अ्रशुभ क्रिया के पीछे किसी 
न किसी इच्छा की प्रेरणा होती है ! 


४ पांच कोटि की अब देखना यह है कि वे इच्छायें जो इस धर्म क्षेत्र में मेरे श्रन्तरंग में उत्पन्न होकर मुझे 

शुभ इच्छचायें बे क्रियायें करने की प्र रणा दे रही हैं, कितने प्रकार की हैं। यह सब उपरोक्त क्रियायें 
अनेकों प्रकार की इच्छाओं व ग्रभिप्रायों से प्रेरित होकर की जा रही हैं। विचारने से सब स्पष्ट हो 
जाती है । 


१--पहली इच्छा तो श्रत्यन्त स्थूल भोगों की प्राप्ति के प्रति है। जिसके कारण कि उन 
क्रियाओं का रूप भअन्तरंग में कुछ ऐसा सा होता है कि इन क्रियाओ्रों को करने से मुझे धर्म होगा। भर 
धर्म का फल धन धान्य की प्राप्ति, राज्यादि सम्पदा, सुन्दर स्त्रियें, आज्ञाकारी पुत्र व सेवक आदि ही 
तो हैं। इसलिये यह क्रियायें मुझे इष्ट हैं। भ्रथवा प्रभो मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे उपरोक्त सम्पदा प्रदान 


१७ शुभ स्‍भाखज निषेध ९६ ४ पाँच कोटि की शुभ इच्छायें 


कर देंगे, मुकदमा जिता देंगे, परीक्षा में सफल करा देंगे, शत्रू पर विजय करा देंगे इत्यादि। इस प्रकार 
की इच्छायें रख कर पूजा करना, छत्र चढ़ाना, बोलत कबूलत करना आदि श्रनेकों ऐसी स्थूल क्रियायें 


होती हैं कि उनके श्रन्तरंग की इच्छायें स्पष्ट प्रगट हो जाती हैं । 


२--दूसरी इच्छा वह है जिसके आधार पर इस भव सम्बन्धी भोगों का तो नहीं, परन्तु 
अगले भव सम्बन्धी भोगों का ग्रभिप्राय अन्तरंग में छिपा रहता है। उसका रूप कुछ इस ढंग का है, 
“विर्यओच व नरक गति तो बड़ी दुखदाई है वहां तो धर्म कर्म भी होना बड़ा कठिन है, किसी प्रकार देव 
गति मिले तो भ्रच्छा, या भोग भूमि मिले तो अच्छा । वहां सुख है, से अनुकूल है, कोई चिन्ता नहीं है, 
जीवन सुख पूर्वक बीतेगा इत्यादि । प्रयोजन की सिद्धि ब्रतादि के द्वारा ही बताई गई है। पात्र दानादि 
के द्वारा ही बताई गई है। शभ्रतः यह क्रियायें ही मुझे इष्ट है। इस म्रभिप्राय पूर्वक अधिकाधिक भक्ति, 
तप व दानादि क्रियायें करता है। यद्यपि स्थूलतः: बाहर में वह अभिप्राय पूर्ववल प्रगट होने 
नहीं पाता, परन्तु बात चीत में वह अ्रवश्य प्रगट हो जाता है। इसलिये यह इच्छा भी स्थूल भोर्गो 
सम्बन्धी ही है । 


३--तीसरी इच्छा बह है जिसके ग्राधार स्वर्गादि सम्बन्धी न सही, पर मोक्ष सम्बन्धी 
ग्रभिप्राय अन्दर में छिपा रहता है | परन्तु यहाँ मोक्ष का स्वरूप किसो अन्य प्रकार का कल्पना किया 
रहता है । इसका रूप कुछ इस प्रकार का है कि देवादि के सुख को तो गुरुजन दुःख बताते हैं । भ्रतः ठीक 
है-मुझे वह सब कुछ नहीं चाहिये । परन्तु मोक्ष के लिये तो वह स्वयं भी प्रयत्न कर रहे हैं ? इन क्रियाग्रों 
का फल मोक्ष भी तो है ? कहा जाता है कि मोक्ष में श्रनन्‍्त सुख है ? सर्व इन्द्रों से भी अनन्त गुग्गा । 
सर्व चक्रवर्तियों से भी अनन्त शूणा । वाह वाह ! इससे अच्छी बात क्‍या ? वहां तो खूब मौज में रहँगा । 
मोक्ष शिला भी सुन्दर बताई जाती है। उस पर बेठने मात्र से ही बड़ा सुख मिलेगा । फिर अनन्तों सिद्ध 
वहां विराजमान हैं । उनको साक्षात स्पदशं करने का अवसर मुझे मिलेगा । पवित्ात्माओं के स्पर्श से तथा 
उनके दर्शन से कितना सुख मिलेगा, जब कि साधुओं तक के स्पर्श की व दर्शन की इतनी महिमा बखानी 
जाती है ? श्र न सहो लोक में ख्याति तो हो ही जायेगी, कि बहुत धर्मी है। “अ्रत: मुझे इन धार्मिक 
क्रियाप्रों में प्रवृति करना ही दृष्ट है, यह अभिष्राय भी वचनों पर से जाना जा सकता है। अतः स्थल 
है । यद्यति साधारणतय: देखने पर भोगाभिलाष सी प्रतीत नहीं होती, परन्तु यह भी भोगाभिलाबष की 
कोटि में भ्रा जाती है। क्‍योंकि मोक्ष सुख से अ्नभिज्न केवल शिला स्पर्श, सिद्धों का सम्पर्क, उनका स्पर्श 
व दर्शन भी इन्द्रिय सुख ही है शअ्रतीन्द्रिय नहीं । 


४--चौथी इच्छा वह है जिसके अन्तर्गत विदेह क्षेत्र में जाकर सीमन्धर प्रभु के दर्शन का 

प्रभिप्राय छिपा है ? उसका रूप कुछ ऐसा है, “पुण्य करने से देव गति में जाऊंगा, और वहां से प्रभु 

के दशंन को । अथवा यहां से सीधा विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो जाऊंगा और प्रभु के दर्शन करके सम्यक्त्व 

., प्राप्त करू गा , और फिर मोक्ष” परन्तु यहां फिर मोक्ष का स्वरुप पहला ही रहा । और सीमन्धर प्रभु के 

/“ज्ञेत में भी उसी के किसी सुख की कल्पना रही । या रही कोरी भावुकता। सो भी तीसरी इच्छा के 
समान ही है। यह भी वचनालाप से प्रगट हो जाती है। 


५- पांचवी इच्छा है सच्चे मोक्ष की इच्छा। जिसका रूप कुछ इस प्रकार का है कि 
“छुक्के केवल शान्ति चाहिये शोर कुछ नहीं । मुझे मोक्ष शिला लेकर क्‍या करना है ? दूसरे सिद्धों से मेरा 


शुभ भ्र|स्रव निषेध 8७ ५ ज्ञान धारा व कम धारा 


क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? श्रतः मेरे हृदय में उस लोक शिखर वाल सिद्ध लोक के प्रति कोई झाकर्षण 
नहीं । यह ठीक है,वहाँ ही जाना होगा । परन्तु इसकी कोई महत्ता नहीं। नरक लोक में जाकर भी यदि 
शामग्ति रहती हो तो वह भी मेरे लिये मोक्ष है । झौर कहीं जाने की शुझे क्‍या ,भ्ावश्यक्रता, मुझे तो यहां 
ही ज्ान्सि वर्तती है। यही मेरी मोक्ष है। कुछ कमी है पूरी हो जायेगी । ये धामिक क्रियायें करना शान्ति 
की दृह्भ्ल से कुछ प्रयोजनीय नहीं । जो कुछ भी इनका फल बताया जाता हो, पर मेरे लिए इनका कोई फल 
नहीं । जो इनका फल धनादि की प्राप्ति है वह मुझे चाहिये नहीं । वर्तमान में साक्षात्‌ विकल्पात्मक होने से 
ये क्रियायें स्वयं श्रशान्ति रूप हैं। भले कुछ शान्ति रूप हों, पर बह शान्ति नहीं जो निविकल्प समाधि 
में होती है। परन्तु फिर भी जब समाधि में स्थिर न रह सक्ू तब क्‍या करू ? अ्रशान्ति में तो जाना 
होगा । कहीं भोगादिकों की ओर प्रवाह हो गया तो ग़ज़ब हो जायेगा । सब कमाई लुट जायेगी। ब्रतः 
“सारा जाता देखिए तो आधा लीजिए बांट इस यूक्ति के अ्रनुसार, चलो, इन्हीं क्रियाओं में मन को उलभा 
दो, इत्यादि प्रकार से इन क्रियाशों में प्रवृति करता है। यद्यपि यह प्रवृति सच्ची है। यहाँ किसी भी रूप 
में भोगों की अभिलाषा की रेखा भी दिखाई नहीं देती । न ही बाह्य क्रियाओ्रों से या वचन से कोई भी उस 
प्रकार का अभिप्राय प्रगट होने पाता है, तो भी “मुझे किसी प्रकार शीघ्र शान्ति मिले”, इतनी तो ब्यग्रता 
है ही । बस इसी लिए अत्यन्त सूक्ष्म भी यह इच्छा ही तो है | 


प्रब सिद्धान्त लागू कीजिए । क्योंकि पांचों में ही कीई मे कोई इच्छा है श्रल: यह सध 
धामभिक क्रियायें अपराध हैं। इतना अन्तर है कि त॑ं० १ से मं० ४ तक की दृ्छाथें तो भोगाभिलाय 
सम्बन्धी होने के कारण अशुभ हैं, ग्रत्यन्त अनिष्ट हैं। इसलिए उन इच्छा पूर्वक की गई वे क्रियायें बड़ा 
ग्रपराघ हैं । परन्तु नं० ५ की इच्छा अत्यन्त सूक्ष्म व भोगाभिलाब से भिरपेक्ष होने के कारण, तथा उस 
इच्छा का भी अन्तरंग में निषेध वर्तते रहने के कारण श्ञुभ है | इष्ट है। उस सूक्ष्म इच्छा के साथ वर्तने 
बाली क्रियायें शान्ति में इतनी बाधक नहीं पडठती, जितनी कि पहली चार । बल्कि साधक की भोगाभिलाष 
के प्रति कुछ न कुछ रक्षा करने के कारण कुछ सहायक ही रहती हैं। श्रतः इस दशा में बह क्रियायें कथ- 
डिच्चत इष्ट हैं। परन्तु सिद्धान्त बाधित नहीं होना चाहिए । जितनी कुछ भी इच्छा है, उतना भ्रषरंध ही 
है। भ्रतः: यह पांचवी भी है-अपराध ही, आख्रव ही । 


४ शान धारा व. मन, वचन व काय की क्रियाओ्नों की बिशेषतायें जानने के लिये मानसिक विचारनाभ्रों की 

कम धारा. गहराई में उतर कर, कुछ पढ़ना होगा । क्योंकि मानसिक क्रिया ही वचन व शरीर की 
क्रियाओ्रों की श्रधिपति है श्रतः इस प्रकरण में उसको ही विशेषतः जानना श्रभीष्ट है। मानसिक 
विचारनाओं का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि विचारनायें दो जाति की हैं। एक तो केवल 
किसी वस्तु के स्वरूप आंदि का निर्णाथ करने रूप तथा दूसरी उस वस्तु के साथ अ्रपना षट्‌ कारकी नाता 
उत्पन्न करके उस में अच्छे बुरे की कल्पना करते रूप । पहली घिघारता का नाम मैं ज्ञान धारा कहता हैं 
झ्र दूसरी का नाम कम धारा । 


ज्ञात व कर्म धारा का विदेष स्पष्टी-करणा लिम्न हृष्टान्तों पर से भली भाँति हो जायेगा । 
शिधारना किसी भी पदाथे सम्बन्धी क्यों न हो दोनों जाति की ही सकती है। ऐसा नहीं है कि मिज 
आत्मा सम्बन्धी या भगवान सम्बन्धी विचारतायें तो शान धारा रूप हों श्रौर लौकिक पदार्थो' सम्बन्धी 
चिखारनावें कर्म धारा रूप । निज स्वरूप व भगवान सम्बन्धी विचारतायें कर्म धारा रूप हो सकती हैं 


. १७ शुभ झाखव निषेध ्‌्द ५ ज्ञान धारा व कर्म धारा 


और भ्त्यन्त निक्ृष्ट समझी जाने वाली विष्टा सम्बन्धी विचारना ज्ञान धारा रूप हो सकती है। सो 
कंसे वही दर्शाता हैँ । 


मैं हूं। ज्ञान स्वभावी हूँ । शान्ति मेरा स्वभाव हैं। पहले भव म॑ मैं कुत्ते के रूप में था । 
अगले भव में देव के रूप हो जाने वाला हैँ । तथा इसी प्रकार की भ्रन्य भी श्रनेकों विचारनायें, जिनमें 
केवल मेरा भूत, वर्तमान व भविष्यत काल सम्बन्धी गनेकों भ्रवस्थागरों में गून्था हुआ एक रूप ही झ्राधार 
बना है, वे सर्व विचारनायें ज्ञान धारा रूप हैं ? क्‍योंकि यहां था, हैं, हैँगा के भ्रतिरिक्त किसी भी भ्रन्य 
पदार्थ के या श्रपनी ही किसी अवस्था के साथ षट कारकी सम्बन्ध जोड़ कर उनमें इष्टता व श्रनिष्टता 
उत्पन्न नहीं की गई है | केवल होने मात्र का निर्णाय है । परन्तु में पहले भव बहुत निक्ृष्ट दक्षा में पड़ा 
था । बहुत दुःखी था। अ्रब में, कुछ धर्म करूगा। या भोग भोगूगा। देव बन जाऊं तो बहुत अच्छा 
लगेगा । इस प्रकार की अपने सम्बन्धी ही सर्व विचारनायें कर्म धारा रूप है। क्योंकि अन्य पदार्थों व 
अपनी ही किन्‍्हीं अवस्थाओं के साथ षट्‌ कारकी सम्बन्ध जोड़ कर उनमें इष्टता व अ्नीष्टता की कल्पना 


की जा रही है । 


इसी प्रकार भगवान पूर्ण शान्ति में स्थित हैं । वे तीन लोक को देख रहे हैं । पहले निभोद 
में रहते थे। झ्रागे सदा आनन्द में ही मग्न रहेंगे। भगवान सम्बन्धी यह सब विचारनायें ज्ञान धारा रूप 
हैं। और भगवान श्रधमोद्धारक हैं। उनकी पूजा व भक्ति मेरे लिये बड़ी हितकारी है। वे अपने आश्रितों 
को झपने समान कर लेते हैं इत्यादि विचारनायें कर्म धारा रूप हैं । 


इसी प्रकार यह विष्टा नाम का एक पदार्थ है। इस का रंग पीला है। इस में एक 
विशेष प्रकार की गन्ध है। इसको उत्पत्ति इस प्रकार होती है। यह पहले श्रन्न रूप थी। यह खेतों में 
खाद के रूप में डाली जाती है। इत्यादि विष्टा सम्बन्धी सब विचारनाये ज्ञान धारा रूप हैं। परन्तु 


यह बहुत घिनावनी है, दुर्गेन्धित है। इसे मेरे पास से हटाओ्रो इत्यादि सब विचारनायें कर्म धारा 
रूप हैं। 


यह युद्ध स्थल है । यहां भ्रनेकों योद्धा परस्पर में लड़ कर अृत्यु की गोद में सो जाया 
करते, हैं। यह युद्ध सिकन्दर व पोरस के मध्य हुआ था इत्यादि सर्व विचारनायें ज्ञान धारा रूप हैं। 
परन्तु यह युद्ध मेरे देश के लिये बड़ा हानि कारक सिद्ध हुआ । भविष्यत में हमें ऐसे थुद्धों के प्रति रोक 
थाम करनी चाहिये इस प्रकार की विचारनायें कर्म धारा रूप हैं । 


आ्राज का दिन बहुत गर्म रहा है यह ज्ञान धारा की विचारना है । परन्तु इस से मुझे बड़ी 
बाघा हुई है ! गर्मी कुछ कम हो जाती तो अच्छा होता, यह कर्म धारा है। यह दो भेद मानसिक क्रियाश्रों 
में ही है। वचन व शरीर की क्रियायें तो कर्म धारा रूप ही हैं। 


वास्तव में देखा जाये तो ज्ञान धारा बुद्धि पूर्वक के प्रयास द्वारा विचारनायें करने रूप 
नहीं होती । क्योंकि इस प्रकार विचारना करने से तो वह भी कम धारा ही बन जायेगी | बह तो केवल 
सहज प्रतिभास रूप है। जैसा कसा भी, जिस किस भी वस्तु का प्रतिभास हो जाने पर मन की 
विचारनायें रुक जाती हैं। तथा वह कुछ उस प्रतिभास के साथ तन्मय सा होकर खोया खोया सा महसूस 


१७ शुभ आल्षव निषेध क्‍ ६€ ६ पुण्य का निषेध 


करने लगता है। वह दशा कुछ भ्रद्व त सी होती है भौर इसलिये शान्ति रूप है। जितनी देर भी उसमें 
स्थिति रहती है मन को थकान नहीं होती बल्कि भ्रानन्द में कुछ भूमता सा रहता है। परन्तु वहाँ से छूट 
कर यदि कर्म धारा में भ्रा जाता है तो बुद्धि पूर्वक का प्रयास प्रारम्भ हो जाने के कारण तब उसे उन्हीं 
विचारनाओं में थकान महसूस होने लगती है। 


इन दोनों धाराओं में यह बताने की श्रावश्यकता नहीं कि कौन धारा शान्तिरूप । क्योंकि 
ग्रनेकों हृष्टान्तों से पहले यह सिद्ध किया जा चुका है कि पदार्थ या पदार्थ का ज्ञान अशान्ति का कारण 
नहीं । मेरे तेरे, या अच्छे बुरे की कल्पनायें ही अ्रशान्ति का कारण हैं। क्योंकि इस शुभ क्रियाओं में कर्म 
धारा काम कर रही है इसी लिये इन का निषेध किया जा रहा है। श्रागे यह भी स्पष्ट कर दिया जायेगा 
कि कुछ क्रियायें दोनों धाराञ्ं के मिश्रण रूप भी हो सकनी सम्भव हैं । तब वे ही किसी अपेक्षा उपादेय 
हो जाती हैं। &खो अधिकार नं० १८ प्रकरण नं० ५) 


दिनांक रैंप जुलाई १९५६ 


प्रवचन नें० २४ 


६ पुण्य व. निेष अ्रहों ! शान्त आत्माओं से म्ुर में प्रतिबिम्बित होने वाली शान्तर आरभा जयवंत रहो। 
वह शान्ति जिसने भव संतप्त मुझ अधम को एक भश्रपूर्व शीतलता प्रदान की वह शीतल शान्ति जिसके 
सामने दाहोत्पादक ये पंचेनद्रिय के भोग चितातुल्य हैं। वह मधुर शान्ति जिसके सामने भोगों के सब रस 
फीके हैं | वह द्यू तिवन्‍त शान्ति जिसके सामने प्राणी का अ्न्धकार मिटा देने वाली भोगों की चमक 
फीकी है। वह महिमावन्त शान्ति जिसके सामने भोगों की महिमा तुच्छ है। वह मृल्यवान शान्ति जिसके 
सामने तीन लोक की विभूति भी निमृ लय है | हे देवी ! झ्पना मुख दिखाया है। अरब छिपा न लेना । 
में तेरे लिये अपना सर्वेस्व न्योछावर कर देने को तेयार है । तेरी ओर निहार कर अब मैं, कभी इस 
सम्पदा को ओर श्रांख उठा कर न देख गा । है नाथ ! मुभको शान्ति प्रदान कीजिये। कि इस आपदा 
जनक सम्पदा की ओर इस भव में तो क्या, आगे किसी भव में भी मैं हष्टि न उठाऊं। सदा इसे ठुकराता 
चलू । इसका अपमान करता चलू । शान्ति रानी को पाकर कौन ऐसा है जो इस कुलटा का मुख 
देखेगा । 


७ पुण्य में पापा और जब इस सम्पदा ही की ओर से दृष्टि हट गई तो फिर इस के कारण पुण्य को में 
क्या समभू ? वह भी मेरे द्वारा श्रपमानित हुये बिना न रह सकेगा । मैं पाप का स्वागत करने को तैयार 
हैं । पर पृष्य का नहीं । वह पुण्य जो पाप से भ्रधिक भयानक है । पाप तो उपर से ही भय दिला देता है 
जिससे कि इसके प्रति स्वाभाविक घृणा उत्पन्न होजाये। परंतु पुण्य ऐसा लुभावना जाल फंलाता है कि स्वत: 
आ्राकर प्राणी इसमें फंस जाते हैं और तड़प तड़प कर प्राण दे देते हैं। बह पुण्य जो तीसरे भव नरक का 
द्वार दिखलाता है भर बतंमान भव में इच्छाश्रों की ज्वाला में जलाता है । 


क्योंकि स्वाभाविक रीति से ही इच्छित पदार्थ की प्राप्ति हो जाने पर उसमें आसक्ति हुये 
बिना नहीं रह सकती । इसलिये भोग सम्पदा या देवादि पदों की इच्छा से की जाने वाली पुण्य रूप 


१७ झुस प्राज़ब सिषेध १०० ७ ज्ञानी व अज्ञानी के पुण्य में अन्तर 


क्रयाओं का फल भोगादि प्राप्त हो जाने पर उनमें अ्सक्तता हुए बिना नहीं रह सकती | भर यह बात 
'सर्ब संम्पत ही है । बहुत प्रतीक्षा के पश्चात मिली हुई स्त्री में क्‍या अत्यंत श्रासक्तता होती नहीं देखी जाती 
और भासक्तता का फल क्‍या होना चाहिए, सो सब जानने हैं। देखिये भ्रपनी भूल का बिषेला फल । 
धाभिक क्रियाओं को भोगाभिलाष के करण अपने हित रूप मान कर उत्त क्रियाश्रों को करने में सन्‍्तोष 
धारण किया | “मैंने बहुत भ्रच्छा काम किया है | मे बहुत धर्मात्मा हैँ । ऐसा अ्रभिमान उत्पन्न किया | 
भोगों की तीज इच्छा के काररा संताष उत्पन्न किया | यह दूसरे भव में फल पाया | और तीसरे भव में 
उस आसक्ति के फल स्वरूप कुगतियों में अनेक दुःख सहे। यह मिला तीसरे भव में उन कियाओं 
का फल और फिर भी उन क्रियाझ्रों को अ्रत्यन्त हित रूप मानता है। खेद है। इसी से ज्ञानी जन 
उनको अपराध कहते हैं । 


८ शानी व अशानी उन क्रियाश्रों को अपराध बता देने,से यह तेरे ग्रन्दर में उत्पन्त हुआ क्षोभ ही यह बात 
के पुण्य में दर्शाता है कि उनके प्रति तुझे मिठास वर्तता है। तर्क॑ किया जा सकता है कि ज्ञानी जनों 
कक को भी तो उन क्रियाओ्रों में मिठास ही झ्ाता है ? नहीं ! वे क्रियायें करते ग्रवश्य हैं पर 
उनको इनमें मिठास कभी नहीं आती । मिठास तो स्वयं एक शान्ति में ही श्राती है और इसलिये उनको धन 
का निषेध सुन कर क्षोभ नहीं भ्राता । स्वयं अ्रन्तरंग से वह यही भावना उत्पन्न किया करता है कि यह 
क्रियायें करने की आवश्यकता उसे न पड़े । फिर तेरी मिठास और उनकी मिठास में अन्तर भी तो महान 
है। तेरी मिठास तो अपनी शान्ति से श्रपरिचित रहने के कारण केवल तेरे उन चार जाति के भोगा- 
भिलाष सम्बन्धी अभिप्राय में से निकल रही है। जिनके सम्बन्ध में कल बताया गया था। और उसकी 
मिठास पांचवी जाति की शान्ति सम्बन्धी अभिलाषा में से निकल रही है। जिसमें केवल शान्ति की 
श्रपेक्षा है अन्य किसी बात की नहीं है । उन क्रियाश्रों में तुके तो तन्‍्मयता सी दीखती है, उसका आधार 
तो वह मधुर, सुर, ताल, लय, मजीरे, ढोलक आदि हैं, जिनके द्वारा भक्ति करने को तू बहुत महत्ता देता 
है और उसकी तन्‍्मयता का आधार भ्रपनी वह शान्ति है, जो कि उसे उस समय भगवान की शान्ति को 
देख कर याद आ जाती है और शअपने अ्रन्दर जिसका प्रत्यक्ष वेदद करने लगता है। तू इन क्रियाओं को 
करते हुए उन्हें हित रूप समभता है, और इन क्रियाओं सम्बन्धी श्रपने पुरुषार्थ को हित रूप समभता है, 
इनके प्रति अपने भुकाव को हित रूप समभता है। और वह इन क्रियाश्ों को करते हुये भी इन्हें हित 
रूप नहीं समभता, इन क्रियाओ्रों की इच्छा को हित रूप नहीं समझता, इन क्रियाओ्रों सम्बन्धी अपने 
पुरुषार्थ को हित रूप नहीं समभता, तथा उनके प्रति अन्तरंग में उसे कभी भुकाव उत्पन्न नहीं होता। 
उसका सच्चा भुकाव है तो केवल शान्ति के बेदन के लिये । 


श्रभिप्रायों में महान अन्तर होने से उनके फलों में भी महान अन्तर पड़ जाता है। फल्न 
तो दोनों को ही यद्यपि भोग सम्पदा मिलता है, परन्तु तुभको कदाचित जितनी मिल पातो है उससे 
हजारों ग्रुणी उसे मिल जाती है। तू उस सम्पदा में उलभ जाता है, क्योंकि क्रियायें करते हुये उसी की 
अभिलाषा मन में बैठी हुई थी और वह उसे प्राप्त करके भी उससे उदासीन बना रहता है और समय 
पड़ने पर उसे बेधड़क टुकरा देता है। तू उसमें मिठास लेता है और उसे वह जंजाल भासती है ।. देव 
गति को तू भ्रच्छा समभता है और वह तेतीस सागर की कंद, क्‍योंकि यह मार्ग में न आती तो वह इतने 
समय पहले ही श्रपने प्रयोजन को सिद्ध कर चुका होता | तुझे तीसरे भव उसका फल पाप में मिलता है 
झौर उसे सदा पुण्य ही पुण्य में । और इसी कारण तेरी बह क्रियायें कही जाती है परापानुबन्धी पुण्य । 


१७ शुभ आरूजब नियेध ३०१... € प्रभिप्राय से विपरीत भी कार्य करने की संभावना 


देख बाइर में क्रियायें एक होते हुए भी केवल अ्भिऋ्रायों के फेर से किततमा महान अन्तर पड़ गया है दोनों 
में । अपने अ्रन्दर में मुक कर जरा गौर से देख, वही या उसी जात्ति के कुछ भौर श्रभ्निप्राय बेठे हुए हैं या 
नहीं । शान्ति के प्रति का प्रभिष्राय तो तुझे हो ही' नहीं सकता, क्योंकि तेरा हृदय स्वयं कह रहा है कि 
. उसका बेदन हो नहीं पाया है। वह श्रक भी उसके लिब्रे तड़ष रहा है। अ्रतः माई। क्षोम को तज कर 
अन्तर के कुछ प्रभिप्राय को बदलने का प्रयत्न कर, जिससे कदाचित्‌ उन क्रियाश्रों की सार्थकता हो जाये। 
और जैसा कि कहा जाता है यह परम्परा रूप से शान्ति फथ में कुछ सहायक हो जायें। अ्रभिप्राय बदले 
बिना तो ये परम्परा रूप से भो उसमें सहायक नहीं है | 


& अभिप्राय. से यह सुन कर आदचर्य कर रहा होगा कि भिक्न अ्रभिश्राय रखते हुए भी कार्य केसे हो 
विपरीत भी सकता है ? ठीक है तेरा प्रश्न ! आपशें भी संयमादि के प्रकरणों में तुझे यही शंका उत्पन्न 
कार्य करने की होगी तथा ज्ञानी गृहस्थ की महिमा का बखान किया जाने पर कि यह भोग भोगते भी 
सम्भावना. वरागी है, तुझे यह शंका हुए बिना न रहेगी । झ्रतः इस शंका के निवारण्ार्थ ही यहां 

यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता हैं कि ऐसा होना सम्भव है, कि अभिप्राथ कुछ और हो और क्रिया कुछ 

और । पअभिप्राय में उसका निषेध वतंले हुए भी, बाह्य में वहु क्रिया करता हुश्रा दीखता है। श्रन्तरं में 
रस न लेते हुए भी बाहर में कुछ रस लेता हुआ सा प्रतीत होता है। 


ले सुन ! आगम में भी इस कात का समाधान भरत चक्री सम्बन्धी एक सुन्दर हृष्टान्त 
देकर किया गया है। यह' प्रश्न किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाने पर, एक तेल भरा कटोरा उसके हाथ 
में दिया और आज्ञा की कि सारे नगर में घूम कर श्राये । पर तेल की एक ब्रद भी गिरने त पाये । गिरी 
तो तत्क्षण सर उड़ा दिया जायेगा । ब्राज्ञा का पालन हुआ । लौट भआामने पर उस व्यक्ति से पूछा गया कि 
उसने नगर में क्‍या क्‍या देखा, तो क्या बताता बेचारा। तेल और अपना सर या तलवार के अतिरि्त 
कुछ दिखाई ही न दिया था उसे । नगर में क्या देखता ? बस ज्ञानी को भोग भोगते भी कैसे रस आ्रावे ? 
उसे तो दिखाई देता है केवल अपनी शान्लि का लक्ष्य या वर्तेमानः तुच्छ मात्र विद्यमान शान्ति के बेदन में 
बाधा पड़ने की सम्भावना । 


दूसरा ञ्रामम का दृष्टान्त है श्रज्ुन का । कौके के नेन्न बींधने को धनुष बाण चढ़ाये 
शअ्रजु न खड़ा है । गुरु पूछते हैं कि क्या दिखाई देता है-उसे । जवाब मिला कि कौवें की एक नेत्र और बढ़ 
भी उस समय, जब कि वह उस पुतली में श्राती है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । वहां उस कौवे का 
इतना बड़ा शरीर विद्यमान होते हुये भी उसे दिल्लाई केसे देता है ? उसके लक्ष्य में तो था केबल एक 
नेत्र । इसी प्रकार पुण्य क्रियाओं में ज्ञानी को मिठास क्यों क्रावे ? उसे तो वर्तमान में या भविष्यत में 
दिखाई देती है केवल एक शान्ति । लक्ष्य तो लगा है केबल उसी पर ? यह है लक्ष्य बिन्दु या अभिप्रायः 
की महिमा । 


इनके भी अतिरिक्त सुनिये एक लौकिक उदाहरण । कल्पना करो कि किसी मुकदमे में 
उलभ गये आप । अपनी' रक्षा के लिये कुछ सामाम व रुपया ले मेंजिस्ट्रेट के घर गये भ्ौर बड़े प्रेम से 
वह सामान घूस के रूप में भेंट किया । बोले बल्चों' के लिये हैं। उसके बच्चों के प्रति प्रेम भी बहुत 
दिखाया । उन्हें खिलाता, बाजार ले जाता!। जो कुछ ऊतहें छाहता लाकर दे देता। बच्चों की मां भी 
समभती कि उसे बड़ा मोह पड़ गया हैं-अच्चों से । शौर फिता भी समझता कि उसे श्रेम' हैं हमारे कुठुम्। 


१७ शुभ प्राखव निषेध 5. १०२. € अभिप्राय से विपरीत भी कार्य करने की संभावना 


से । परन्तु आप जानो कि कंसा प्रेम है श्रापतों ? मुकदमा जीता कि सब प्रेम हवा में उड़ा। बस ज्ञानी 
को पता है कि कैसी रुचि है उसे इन धार्मिक क्रियाओ्रों के प्रति। शान्ति मिली कि सब रुचि भागी । 
वर्तेमान की यह भूठी रुचि दिखावटी है । केवल भ्रशुभ बातों में यह विकल्‍प न चले जायें, इस भय के 
कारण । उससे विपरीत तेरी रुचि है, उन बच्चों के साथ माता के प्रेम वत हित बुद्धि रख कर । 


और भी एक उदाहरण । जिससे सम्भवत: अभिप्राय की प्रत्यन्त सृक्ष्मता का भी स्पर्श 
किया जा सके । कल्पना कीजिये कि झ्रापकी आयु ६० वर्ष की हो चुकी है। और सन्‍्तान नहीं हुई । स्त्री 
ने बहुत इलाज कराये पर निराश रही । निराश होकर अपने भाई का कोई बच्चा रख लिया अपने पास । 
खूब प्रेम करते थे, इस श्रभिप्राय से कि दो तीन वर्ष में परच जांयेगा । तब गोद ले लेंगे। एक दिन गांव 
जाते जाते मार्ग में सौभाग्य वश वृक्ष के नीचे बैठे दिखाई दिये एक अ्रविधाज्ञानी दिगम्बर साध । भक्ति 
उमड़ी, नमस्कार किया और कह डाली गझ्रपने मत की व्यथा । उत्तर मिला कि जाओो एक वर्ष पश्चात 
पुत्र होगा । सन्‍्तोष हुआ तथा शअतीव प्रसन्नता भी । घर श्राकर स्त्री से बताया। पर बेचारी बिल्कुल 
निराश हो चुकी थी, कैसे विश्वास करती ? ऊपर से हां हैँ कर दी पर भीतर से यही आवाज़ आती रही 
कि अरे ! क्‍या रखा है बच्चा होने को ? स्वामी को तो साथ्ूू की भक्ति वश ऐसे ही विश्वास हो गया है । 
बच्चा होना असम्भव है ? 


अब भी उस दक्तक पुत्र पर दोनों का स्नेह बराबर था। परन्तु विचारिये कि स्त्री के ब 
श्रापके स्नेह में कुछ अ्रन्तर पड़ा कि वेसे ही है ? यद्यपि स्त्री का स्नेह ज्यों का त्यों रहा पर आपके रनेह 
में कुछ भ्न्तर पड़ा । विश्वास जो था कि दो तीन साल पीछे उस बालक को तो चला ही जाना होगा- 
श्रपने घर । तीन महीने बीत गये । गर्भ के चिन्ह दिखाई दिये, बताइये कुछ और अन्तर पड़ेगा उस दूसरी 
स्थिति के प्रेम में ? भ्रवश्य पड़ेगा, आपका प्रेम कुछ पहले की अपेक्षा भी कम हो जायेगा, और स्त्री के 
प्रेम में भी कुछ भ्रन्तर पड़ जायेगा । भ्रब चोथी स्थिति । बालक पेंदा हो गया । क्‍या कुछ अन्तर पड़ा तीसरी 
स्थिति के प्र म में ? अवश्य पड़ा, और सम्भवत: अरब तो उस दत्तक पूत्र पर भी वह अन्तर कुछ कुछ 
प्रगट सा होने लगा । कभी कभी धमकाने की भो नोबत आने लगी। अभ्रब बालक हो गया दो वर्ष का । 
बताइये भ्रब भी प्रेम रहा उस पहले बालक पर ? नहीं, श्रब तो कुछ वह भार दीखने लगा। यद्यपि शर्म 
व लिहाज़ के कारण स्वयं बालक को विदा न किया, पर यह इच्छा अवश्य रही कि जितनी जल्‍दी 
चला जाये अच्छा है। 


देखिये, विव्वास में अ्रन्तर पड़ते ही प्रेम में अन्तर पड़ गया । पहली दो स्थितियों भें वह 
भ्रन्तर सूक्ष्म रहा, बाहर प्रगट न होने पाया । और आगे की स्थितियों में उत्तरोत्तर स्थूल हो श्राया। 
भ्रब बाहर भी उसके चिन्ह दिखाई देने लगे । इस उदाहरण पर से यह बात भली भांति जानी जा सकती 
है कि अ्भिप्राय बदल जाने पर किस क्रम से क्रिया में धीरे धीरे अ्रन्तर पड़ा करता है, और पहली 
स्थितियों में प्रभिप्राय में क्रिया का निषेध होते हुए भी क्रिया बराबर होती रहती है । 


और भी एक सुन्दर व स्पष्ट उदाहरण है। एक किसान खेती करता है श्र एक कैदी 
भी । दोनों ही दत्त चित्त से काम में जुटे हुये दिखाई देते हें। दोनों ही खेती को फूली देख कर प्रसन्न 
चित्त दिखाई देते हैं। क्रिया दोनों से हो रही है। पर क्या अभिप्राय दोनों का समान है ? किसान हित 
बुद्धि से खेती करता है ओर कंदी दण्ड समझ कर । किसान' की तन्‍्मयता हित बुद्धि के कारण भ्र्ब है 


१७ शुभ भासखव निषेध _ १०३ ६ अभिप्राय से विपरीत भी कायें करने की संभावना 


आर कैदी की क्षरिक । आज छुट्टी मिले तो चाहे खेती में आग लगे, उसकी बला से | खेती के लिये जैल 
में रहने को तैयार नहीं । परन्तु किसान को मृत्यु शय्प्रा पर पड़े हुए भी सम्भवत: यही विचार हो कि 
कहीं खेती में गाय न घुस गई हो । किसान की प्रसन्नता उसके फल को भोगने के लिये है, और क॑दी की 
प्रसन्नता केवल अपने परिश्रम के फल के कारण है । भोक्तापने से निरपेक्ष । किसान की खेती है प्रभिप्राय 
के अनुकूल और कंदी की खेती है अ्रभिप्राय के प्रतिकूल । 


बस इसी प्रकार तेरी धामिक क्रियायें हैं प्रभिप्राय के अनुकूल, हित बुद्धि पूर्वक, उनमें 
मिठास लेते हुये । और ज्ञानी की क्रियायें हैं, श्रभिप्राय से प्रतिकूल, श्रहित बृद्धि रख कर, उसमें कुछ 
कड़वास लेने हुए । महान अन्तर है । झा ,।श पाताल का अन्तर । धान्य कूटते समय देखने वाले को कया 
पता कि यह धान्य कूटता है या तुष ? भश्रौखली में ऊपर तो तुष ही दिखाई देता है। इसी प्रकार ज्ञानी 
को पूजादि करते देख कर तू क्या समझे कि यह भगवान की पूजा करता है या भ्रपनी शान्ति की | ऊपर 
से तो भगवान की ही पूजा करता है| देखम देखी वह देखने वाला अपने घर जाकर तुष कूटने लगे तो 
क्या निकलेगा उसके परिश्रम का फल ? यद्यपि परिश्रम तो उतना ही करना पड़ेगा, जितना की धान्य 
कटने वाले को । उसी प्रकार ज्ञानी की देखम देखी तू भी पूजादि करने लगे तो क्या निकलेगा उस परिश्रम 
का फल ? यद्यपि परिश्रम तो उतना ही करना पड़ेगा जितना कि ज्ञानी को । 


९९ ै 


/ट्र /(७८:७/१ ०४८७ /८९५//६//९५/ट ९ 


-<:::५:-:८::०८:८::- 


१८ 


--5 शुभ आखघ समर्थन :-- 
दिनांक १६ अुशाई १६५६ 
भ्रवचन सं० २१४ 


१--शुभ क्रिया को त्यागने का निषेष, २--मन को कहीं म कहीं झलभाने का आदेश, --चार कोटि की 
क्रियायें, ४--मन की क्रिया सम्बन्धी तीस सिडशन्स, ४०«“जार क्रियाओं में देवीपादेयता । 


१ शुभ क्रिया को धामिक क्रियाञ्रों की श्रपराध बताया जा रहा है। तेरी व ज्ञानी की उन क्रियाओं सम्बन्धी 
त्यानो का अन्तरंग अभिप्राय में क्या ग्रन्तर पड़ा यह बात कल दर्शाई गई। इन क्रियाश्रों को 
निषेध प्रपराध कहता सुन कर उपजा क्षोभ यद्यपि शान्त हो चुका है पर उसका स्थान एक संशय 

ने ले लिया है। उसका स्पष्टीकरण ही श्राज किया जायेगा । 


तो क्‍या इन छुभ क्रियाझ्रों को दोष दें ? यदि यह बात है तो बड़ा ही अच्छा हुआ । आज 
तक भूल कर व्यर्थ ही समय गंवाता रहा । दुकान का भी व्यर्थ ही हर्ज करता रहा । यह रहस्य खोल कर 
तथा मुझे जगा कर बड़ा उपकार किया है झापने | श्राज से मन्दिर में न जाऊंगा । बेकार ही लोग धन 
बरबाद करते हैं-मन्दिर श्रादि बनवा कर या प्रतिमा स्थापित करवा कर। इत्यादि अनेकों विकल्प उठ 
रहे होंगे श्राज श्रापके मन में । 


नहीं भाई ऐसा नहीं है। सम्भल ! देख कहां जा रहा है त्‌। तेरे इस प्रवाह के रोकने 
के लिये ही तो ज्ञानी जनों ने यह क्रियायें तेरे लिये भ्रच्छी बताई हैं। धन्य है उनकी करुणा बुद्धि, जिसमें 
ज्ञानी कि भ्रज्ञानी सबको बराघर का स्थान प्राप्त है। ज्ञानी जन पागल नहीं थे भाई ! कि तेरे ऊपर कोई 
व्यर्थ का साम्प्रदायिक भार लाद देते। उनके उपदेश में सर्व जन कल्याण के ग्रतिरिक्त कुछ भ्रन्य 
प्रभिप्राय नहीं होता । प्रश्न ! विचार कर, अ्रपने हित भ्रहित को पहिचान। कुछ तो बुद्धि लगा। केवल 
दूसरों के संकेत पर मत चल । तुझे ज्ञानी बनने के लिए बताया जा रहा है। सूढता त्यागने के लिए कहा 
जा रहा है । परन्तु हर बात का उल्टा ही श्र्थ ले तो कहने वाले का क्या दोष ? उन क्रियाओ्रों को करने 
के लिये कहा जाये तो, “वह सुभे सुख प्रदान करने वाली है” ऐसा मान कर उनको ही हित रूप समझ 
जाता है। पअभिप्राय को बदलने के लिये कहा जाये तो उन क्रियाप्नरों को ही छोड़ने के लिये तैयार हो 
जाता है। दोनों प्रकार मुश्किल है। किस प्रकार समझभायें ? ऐसे कहें तो भी नीचे की भ्रोर जाता है 
भ्रौर वेसे कहे तो भी नीचे की ही प्रोर जाता है। नीचे की झोर जाने को नहीं कहा जा रहा है 
भगवन ! ऊपर उठने को कहा जा रहा है । दोनों ही प्रकार से नीचे ही जाने का प्रयत्न क्यों करता है ? 
ऊपर उठने का प्रयत्न कर । 


' हा आओ मी य , ' के 2 ' ५, 
. हम शुभ आलव समर्थन... १०४५ २ मन को कहीं न कहीं उलकाने का प्रावेश 
....__ ज़दा विचार तो सही कि इन क्रियाओं को छोड़ कर यह समय कौत कार्य में बितागेगा ? 
दुकान झादि के धन्षों में | तो लाभ क्या हुआ / कुछ हानि ही हुईं। प्रृष्य की बजाए पाप ही हुमा । 
धर्म प्र्यात्‌ शान्ति न हुईं । पाप में घकेलने के लिये तो प्रपराध नहीं बताया जा रहा है-इन क्रियाश्रों को । 
. धर्म में ले जाने के लिये बताया जा रहा है। जिससे कि तैरी हृष्टि पाप व पुण्ण से श्रतीत किसी तीसरी 
बात पर जा सके, जो तेरे लिये साक्षात्‌ हितकारी है। जिसे तू राज़ तक भ्ूला हुमा है। दुकान भादि के 
धन्धे में न जाकर यदि शान्ति में स्थिति पाने सम्बन्धी पुरुषार्थ करना अ्रभीष्ट है-इस समय में, तो 
इससे भ्रच्छी बात ही क्या है ? प्रवश्य इन क्रियाओ्रों को त्याग दे। शीघ्र त्याग दे। झशौर शान्ति का वेदन 
करने में निगव्चलता घार । 


२ मन को कहीं न देख सिद्धान्त घटित करते हैं। पहली बात तो यहू है कि कोई भी समय ऐसा नहीं कि 
कहीं उलभाने तू बिना कुछ काम किये रह रहा हो । ्ा को का काम, कहीं जाने का काम, कुछ 
का भादेश.. उठाने धरने के काम इत्यादिक अनेक कार्यों के झ्ॉलिरिक़ यदि खाली भी बैठा है तो कुछ न 

कुछ विचारने का काम तो हर समय किया ही करता है। और किसी काम से, फ़ुरसत मिल जाये तो मिल 

छाये पर विचार धाराओं से तो भ्रवकाश पाना कठिन है | विश्वांर बह राक्षस है जो हर समय तुम से 
काम माँगता है। इसे काम में लगा दे तो लगा दे नहीं तो वह स्वर्थ तुझे अपने काम में लगा लेगा । 


हात्तम ताई की एक पिक्चर भ्राई थी। उसमें था यह सीन । मस्त्रों ढ्वारा अपने कार्ये की 
सिद्धि के श्र्थ में वश किया एक राक्षस अपने स्वामी से कहता है कि “काम दो नहीं तो तुके खा जाऊंगा ।” 
यह काम बताया, वह काम बताया झ्ाखिर कब तक ? इतने काम थे ही कहां, कि एक समय के लिये भी 
खाली न रहने पावे ? विचारा कि यह तो अच्छी बला मोल ले ली। अ्रच्छाई के लिए सिद्ध किया था इसे 
परन्तु गले ही पड़ गया । वह श्र छोड़े से भी तो नहीं छूटता । विचार विचार कर एक उपाय सूका । ठीक 
है ? भ्राओ्नो काम बताता हैं। एक जीना बनाओ । उस पर उतरो झौर चढ़ो। बह टूट जाए तो फिर 
बनाओ । फिर उतरो फिर चढ़ो । और बराबर इसी भांति करते रहो जब तक कि में तुम्हें न बुलाऊं । 
ग्रब तो सब राक्षसी हवा हो गई । खाली न रहने पाया, स्वामी तो भय से मुक्त हो गया । 






--र 


। मै 


इसी प्रकार तू भगवान शभ्रात्मा । उपयोग तेरा सेवक । परन्तु एक ऐसा सेवक जो हर समय 
काम माँगता है। एक क्षण को भी खाली नहीं रह सकता । काम न दें तो विकल्प जालों में उलभा कर 
ऐसा धक्का दे तुक्े, कि धरातल पर भाकर तड़पने लगे। तो भाई ! इस उपयोग राक्षस को किसी न किसी 
काम में उलाभाये रखना ही श्रेय है। भले निष्प्रयोजन क्‍यों न हो । द ' 


३ चार कोटिकी अब गह देखना है कि यह काम कितनी जाति के होने सम्भव हैं कि जिनमें इस उपयोग 

कियायें. को उलभाया जा सके । कुल क्रियाशों को शान्ति पथ की दृष्टि से तीन कोटियों में 
विभाजित किया जा सकता है। एक अशुभ झाखत्र के अन्तर्गत बताई गई भोगाभिलाष ब रुचि सहित 
भोगों में रमरणाता रूप शुभ क्रिया । दूसरी शुभ शझाख्रव के अन्तर्गत बताई गई दो जाति की प्र्थात्‌ भोगा- 
भिलाष सहित की, या इससे निरपेक्ष केवल शान्ति की प्भिलाषा सहित की धामिक क्रिया या शुभ क्रिया। 
भौर तौसरी साक्षात्‌ शान्ति के वेदन के साथ तन्मयता रूप शुद्ध क्रिया । शुभ क्रिया के दो भेद हो जाने से 
कुल क्रियायें चार प्रकार की हो जाती हैं । पहली क्रिया को प्रशुभ या पाप कहते हैं। शुभ के प्रथम भेद 


... (८शुभ झाखब सभर्थन, * - १०६ ४ मसल की क्रिया:सस्बन्धी लीन सिद्धान्त 


.. रूप दूसरी क्रिया को पापानुबच्धी पुष्य रूप शुभ क्रिया कहते हैं। शुभ के द्वितीय भेद्र रूप तीसरी क्रिया को 
. पुण्यानुबल्धी रूप शुभ क्रिया कहते हैं । झौर चौथी क्रिया शुद्ध क्रिया कहलाती है । 


। इत चार क्रियाझों में एक समय में एक ही क्रिया की जानी दाक्‍्य है दो नहीं । भ्र्थात्‌ मन 
में एक क्रिया सम्बन्धी विचार उठ सकते हैं ? एक समय में दो क्रिया सम्बन्धी नहीं। ऐसा तो हो सकना 
सम्भव है कि वचन ब काय किसी दूसरी क्रिया को करते हों और मन किसी दूसरी क्रिया को, जैसा कि 
प्रति दिन अनुभव करते हैं। काय या वचन से तो भगवान की पूजादि कार्य करते हों भ्ौर मन बाज्ञार में 
घूमता हो । परन्तु यह नहीं हो सकता कि मन ही भगवान की पूजा सम्बन्धी बिचार कर रहा हो और 
उसी समय बाज्ञार में भी घूमता हो । जैसे कि ध्यान पूर्वक यह प्रवचन सुनते हुए श्रापको क्लाक की टनस- 
'टस भी सुनाई नहीं देती । श्रपनी चंचलता के कारण यह बड़ी दरतमति से गमन कर सकता है | अर्थात्‌ 
भ्रभी गृहस्थ सम्बन्धी विचार कर रहा हो और पगले ही क्षण मोक्ष व शान्ति सम्बन्धी । इन दो विचारों 
के बीच का अन्तराल कभी भ्रधिक भी हो जाता है और कभी कम भी । श्रधिक श्रन्तराल होने पर तो 
हमें यह जान पड़ता है कि एक समय में एक ही कार्य हुआ और दूसरा कार्य कुछ देर पश्चात्‌ दूसरे समय 
में हुआ है। परन्तु अल्प भ्रन्तराल होने पर हमें ऐसा सा लगने लगता है कि दो काम एक दम हो रहे हैं । 
जैसे कि यह प्रवचन सुनने सुनते भी इस क्लाक की टन टन आ्राप कदाचित सुन लेते हो । 


यद्यपि मन-वचन व काय इन तीनों की क्रियाओ्रों में स्वतन्त्रता देखने को मिलती है । 
परन्तु यह सब क्रियायें उपयोग या बुद्धि पूर्वक नहीं हुआ करती । स्वत: सब चला करती हैं । बृद्धि पूर्वक 
की मन-वचन व काय की क्रियाओं में भेद नहीं हुआ करता । मन या बुद्धि पूर्वक विचारा जाना, उसी 
दिशा में शरीर से गमन किया जाना, उसी के मकान पर ही जाकर रुका जाना, और उसी व्यक्ति विशेष 
से वही बातें करी जानी | और इसी प्रकार मन की विचारनाओ्ों के ऊपर भी शारीरिक व मानसिक 
क्रियाप्रों का प्रभाव बराबर पड़ा करता है. क्रिया ठीक चल रही है यह देखने को मन स्वत: लौटा 
करता है। मन-वचनन व काय इन तीनों की उपरोक्त प्रवृतियों से सब परिचित हैं। केवल विश्लेषण न कर 
पाने के का रण हमें उनके क्रम का पता नहीं चलता । 


४ मन की क्रिया “मन को हर समय कुछ न कुछ विचा रने को चाहिये । यह खाली नहीं रह सकता । 
सम्बन्धी तीन २-- मन एक समय में एक ही विचार कर सकता है। 
सिद्धान्त ३-- बुद्धि पूर्वक की गई शरीर व मन की क्रियाओं से मन भी उसी शोर आकर्षित हो 
जाता है। 


४ चारों क्रियाओं में उपरोक्त सिद्धान्त पर से यह स्पष्ट हो गया कि मन को किसी एक क्रिया विश्येष में जुटा 
दैयोपदेय देने पर वह उस समय दूसरी क्रिया न कर सकेगा, और शरीर व बचन की सहायता से 
उसको कुछ देर कदाचित वहां ही अ्रटकाये रखा जा सकता है। भ्रब यह विचारना है कि कौन सी क्रिया 
में जुट/ना अ्रधिक श्रेयस्कर है। हमारे पास चार क्रियायें हैं। पाष, प्रापानुबन्धी पुष्य, पृण्यामुबन्धी पुण्य 
व शुद्ध क्रिया, इन चारों में कौन क्रिया हित रूप है भौर कौन किया भ्रहित रूप इसका तोल हमें शान्ति 
की तुला से करना है। जिसमें स्वंथा अद्ञान्ति है वह सर्वथा हेय है। जिसमें अ्रंघ्रिक प्रशान्ति है बहू 
भ्रंधिक हेय है। जिसमें कुछ शान्ति है वह कुछ हेय है। तथा जिसमें सर्वथा शान्ति है बह सर्वथा उपादेय 
है। उपसेक्त चारों क्रियाशों का तोल करने से, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि पहुली पाप और त्ौथी 


हे हक शुभ जेब समेत हा : हैक, ४ चारों!हियाओों में हैयोपादेत' 
घुड्ध क्रिया, ईन दीनों: में पहेली प्रत्यन्त हैय है यौर' चौथी भ्रत्यस्तः उपादिय है ? विचारता तो दूसरी व 
तीसरी क्रिया के संम्बन्ध में है। उन्हें हेय मानें या उपादेय | ह 


हे इस. बात का उत्तर लेने के: लिये हमें यहू विचारता: होगा कियह क्रियायें अशान्ति ही रूप... 
. हैं या कुछ शान्ति रूप भी हैं । यंद्यपि एक उपयोग में एक, ही कार्य. सिद्ध होने के कारण एक कार्य में 
झान्ति और भ्रशान्ति दोनों अंशों का सदृभाव एक समय में रहता कुछ जंचता नहीं है। परन्तु विचार . 
करने पर एक ही कार्य में यह दोनों अंश रहने में कोई बाधा प्रतीत नहों होती । श्षान्ति प्ौर ग्रञ्मान्ति 
पृथक पृथक भी रह सकती है, और मिश्वित रूप में भी । देखिये समभ्ििये ! उपयोग व शान्ति में कुछ 
अन्तर है । उपयोग केवल जानने का नाम है और शान्ति है स्वाद का नाम | उपयोग ज्ञान है भौर शान्ति 
जेय । उपयोग प्रकाशक है और शान्ति प्रकाश्य । ज्ञान में भले क्रम रहे शेय में क्रम रहने की ग्रावश्यकता 
नहीं । यदि दो या श्रधिक जेय मिल कर एकमेक हो जाये तों एक ही समय में क्‍या ज्ञान उसे जान न. 
लेगा ? ज॑से कि अनेक पुद्गलों के पिण्ड स्कन्ध को या जीव पुद्गल मिश्रित मनुष्य को जानने में क्या आगे 
पीछे जानने की आवश्यकता पड़ती है ? या भनेकों नमक मिर्च अ।दि मसालों के मिश्चित स्वाद को जानने * 
या अनुभव करने के लिये क्‍या क्रम की आवश्यकता पड़ती है ? श्रर्थात्‌ नमक का स्वाद पहले जानोगे,. 
फिर मिर्च का, पीछे अन्य किसी मसाले का, क्‍या इस भ्रकार जानोगे ? इतना अवश्य है कि जिस प्रकार 
मिश्रित मसाले का स्वाद चखते समय नमक मिर्चादि का भिन्न-भिन्न स्वाद न आकर एक विजातीय ही 
ही प्रकार का मिश्रित स्वाद आता है, जो न अकेले नमक सरीखा है, न भ्रकेली मिर्च सरीखा । इसी प्रकार 
मिश्रित शान्ति का स्वाद लेते समय भी शान्ति तथा अ्रशान्ति का भिन्न-भिन्न स्वाद न भ्राकर, ज्ान्ति 
अशान्ति मिश्रित कोई विजातीय ही स्वाद भ्राता है, जो न श्रकेली शान्ति रूप है भ्रौर न अकेली ग्रशान्ति 
रूप, बल्कि इनके मध्यवर्ती किसी तीसरी ही जाति रूप है। जिसका निर्णाय मिश्रण में पड़े शान्ति व 
अ्रशान्ति के अंशों पर से किया जा सकता है। श्रधिक शान्ति का अंश रहने पर कुछ शान्तता की शोर 
भुका हुआ और अ्रधिक भश्रशान्ति रहने पर कुछ ग्रशान्ति की झोर भुका हुझा स्वाद भ्राता है। 
फलितार्थ निकला यह, कि पाप क्रिया तीज्न श्रश्मान्ति रूप है। क्योंकि वहां भोगाभिलाष के साथ-साथ 
भोगने की व्यग्रता ७प रागद्ग षादि का स्पष्ट वेदल हो रहा है। दूसरी क्रिया सर्वथा मन्द अशान्ति रूप 
है, क्योंकि यहां भोगाभिलाष सम्बन्धी ही रागढ्व षादि हैं। भोगने सम्बन्धी व्यग्रता नहीं। तीसरी क्रिया 
शान्ति अ्रशान्ति के मिश्रण रूप है, क्योंकि यहाँ भोगाभिलाष का अ्रभाव है, और उसके भोगने की व्यग्रता 
का भी । जितने अंश में क्रिया करने के प्रति की व्यग्रता है, उतनी श्रशान्ति है, जितने श्रंश में वीतरागता 
है उतने अंश में शान्ति । चौथी क्रिया सर्वथा शान्ति रूप है। उस पर से इन चारों की हेयोपादेयता का 
निर्णय करना भी बड़ा सहल हो जाता है । पहली पाप क्रिया तो अशान्ति के कारण सर्वथ। हेय है। दूसरी 
क्रिया अ्रशान्ति के कारण यद्यपि हेय ही है पर पहली की अपेक्षा मन्द भ्रशांति होने के कारण 
कथड्न्‍चित उपादेय है। तीसरी क्रिया भी यद्यपि चौथी पूर्ण शांति वाली क्रिया की भ्रपेक्षा श्रशांति मिश्रित 
होने के कारण हेय ही है, परन्तु पहली व दूसरी क्रियाझ्रों की अ्रपेक्षा शांति का अंश रहने के कारण 
उपादेय है। परन्तु चौथी क्रिया की भश्रपेक्षा अशांति का अश्रंश हेय है। भ्ौर चौथी क्रिया तो पूर्ण शांति 
रूप होने के कारण पूर्ण उपादेय ही है। यह चौथी क्रिया वास्तव में श्राज्नव रूप नहीं है। प्रपराध रूप 
सर्वथा नहीं है। यह संवर व निर्जरा रूप है। प्रर्थात्‌ ज्ञान धारा में रंगी सर्व क्रियायें उपादेय हैं और कर्म 
धारा में रंगी सर्वे क्रियायें हेय हैं । श्रांशिक ज्ञान धारा में रंगो क्रियायें प्रथम भ्रूमिका में भ्रभ्यास करने के 


भ्र्थ प्रयोजनीय है । 


.. रदाशुस जासखंब समर्सत १०्थ ४ चारों कियाओं मैं हैयोपादेय 


रा इस सारें प्रकरण में पाप के प्रतिरिक्त दोनों शुभ क्रियाशों को भी सर्वथा व कथडिचत्‌ 
झपराध रूप बताया गया था। सो सिद्ध कर दिया गया। परन्तु इसका तात्पर्य उन शुभ क्रियाओं का 
+ जीवन में से सर्वथा निषेष कराना नहीं है बल्कि प्रभिप्राय बदलवाने का है। उन क्रियाप्रों में जो “बहुत 
: अच्छी हैं, हित रूप हैं”, ऐसा मिठास वर्तता है, उसे छुड़ाने का तत्पर है। ऐसा अ्रभिप्राय तो स्वेथा हेय 
ही है। परन्तु अ्रभिष्राय के हेय हो जाने पर, वह क्रियायें एक दम छोड़ दी जायें, ऐसा नहीं हुआ करता, 
_ जैसा कि पहले हृष्टान्त द्वारा समझा दिया गया है। श्रब प्रश्न होता है यह कि श्रभिप्राय बदल जाने के 
पश्चात्‌ क्रिया कौन सी करें ? क्‍योंकि कुछ करना तो पड़ेगा ही । निष्किय तो रह नहीं सकता | इस प्रश्न 
का उत्तर लेने के लिये हमें उपरोक्त चारों क्रियाओं में से छाँट करनी है । परन्तु जिसमें चारों प्रकार की 
क्रिया करने की शक्ति न हो वह कितने में से छाँट करेगा ? उतने में ही से तो करेगा जितनी की वह कर 
सकता है । ज्ञानी जीव जिन्होंने तुच्छ मात्र भी शान्ति का वेदन कर लिया है वे तो चारों क्रियायें कर 
सकते हैं । इसलिये उन्हें तो चारों में से छांट करनी है। श्र वे व्यक्ति जिन्होंने तुच्छ मात्र भी शान्ति का 
परिचय प्राप्त नहीं किया है, केवल पहली दो क्रियायें ही कर सकते हैं। अ्रगली दो उनके पास हैं ही नहीं, 
क्या करे ? यद्यपि प्रभिप्राय से भोगाभिलाष जाती रही है, परन्तु शान्ति के वेदन रहित होने से इनका 
समावेश तीसरी क्रिया में नहीं किया जा सकता। इसलिये उन्हें केवल पहली दो क्रियाश्रों में से छांट 
करनी है। 


विषय स्पष्ट हो गया । ज्ञानी व्यक्ति तो चौथी क्रिया करने का ही भरसक प्रयत्न करेगा, 
परन्तु वहाँ भी ग्रन्य भूमिका में शक्ति की हीनता वश अधिक समय न टिका रह सके तो, शेष समय तीसरी 
क्रिया में बिताने का प्रयत्न करेगा । दूसरी क्रिया तो उससे होगी ही नहीं । क्योंकि शुभ क्रियाओं में उसकी 
प्रवृति तीसरी कोटि में चली जायेगी। और गृहस्थ दशा में, करने का भ्रभिप्राय न होते हुए भी, पूर्व 
संस्कार वश यदि कदाचित्‌ पहली क्रिया हुई भी उसके प्रति बहुत ग्रधिक निन्दन ग्रहण करेगा ? परन्तु 
भ्रज्ञानी जीव अभिप्राय बदल जाने पर शौर शांति की जिज्ञासा जागृत हो जाने पर दूसरी क्रिया को ही 
करने का भरसक प्रयत्न करेगा। तीसरी क्रिया की कोटि में प्रवेश पाने का भी भरसक प्रयत्न करेगा, 
९.३ पलक करने का स्वयं प्रयत्न न करेगा, परन्तु यदि संस्कार वश हो ही गई तो उसके लिये अपनी 

न ग। 


बताइये भ्रब कहां रहा विरोध को भ्रव काश ? परन्तु श्रपराध रूप तो वे क्रियायें रही ही 
रही | सिद्धान्त तीन काल में बाधित हो नहीं सकता । 


कम मेड 
अंक मंदी 


दिनांक २० जुलाई १६५६ 


प्रवचन नं० २७ 


१--बन्धन शरीरादिक की दासता, २-सीन दुष्टान्तों द्वारा भूल प्रदशन, ३--भूल के भेरक संस्कार, 
४--संस्कारों का निमौण क्रम । 


१ बन्धन शरीरादिक स्वतन्त्रता की उपासना के द्वारा सम्पूर्ण बन्धनों का विच्छेद करके पूर्ण स्वतन्त्रता सहित 

की दासता निज चैतन्य देश में शान्ति रानी के संग विलास करने वाले पर-ब्रह्म श्रनन्तों-सिद्ध 
भगवन्तो ! मुझे भी शक्ति प्रदान करें, कि श्रापकी भांति में भी इन बन्धनों का विच्छेद करके, निज 
साम्राज्य का भोग कर सक्कू' । परन्तु बर्धन क्या है बात तो पहले जाननी पड़ेगी। क्‍या किसी ने बेड़ी 
डाली है पाश्रों में, या बन्द किया है जेलखाने में ? कुछ भी तो ऐसी बात दिखाई नहीं देती ? फिर भी 
बन्धन क्‍या ? 


ऐसा नहीं है भाई ! यह बन्धन बेड़ियों रूप नहीं है, पर बेड़ियों से भी भ्रधिक हढ़ है। यह 
बन्धन जेलखाने रूप नहीं है पर जेलखाने से भी ग्रधिक प्रबल है। सो दो प्रकार से देखे जा सकते हैं, एक 
प्रन्तरंग में और दूसरे बाहर में । यदि मैं स्वयं ग्रन्तरंग में न बन्धू तो बाहर में मुझे बांधने वाली कोई 
शक्ति नहीं । इस शरीर को अपना मान कर निष्प्रयोजन इसकी सेवा में जुटे रहना, अ्रथवा इसके लिए कुछ 
इष्ट से दीखने वाले धनादि अ्रचेतन पर पदार्थ तथा कुटुम्ब आदि चेतन पर पदार्थों की सेवा में ही जुटे 
रहना तो वह भ्रन्तरंग बन्धन है, जो स्वयं मैंने अ्रपने सर लिया हुआ है। कुटुम्ब आदिक वास्तव में बन्धन 
नहीं । यदि में इनकी सेवा न करू तो कोई शक्ति ऐसी नहीं जो मुझे सेवक बना सके। सेवक बने रहना 
मेरी भ्रपनी भूल है और मजा यह कि इस भूल में भी में श्रानन्द मनाता हैं। यह मेरी भूल ही भ्रन्दर में 
मुझे कुछ प्रिय सी, कुछ मधुर सी लगती है ? यदि मेरा कोई अत्यन्त हितेषी घुझे इससे छुड़ाने के लिये 
इनकी स्वार्थता दर्शाये भी तो मुझे वह भाता नहीं । में प्न्तरंग में किसी दाह से व्याकुल हुआ, हाय हाय 
करता भ्रन्तरंग से पुकार श्रवश्य करता हैँ, पर उन्तकी मानने को एक मी तैयार नहीं हैं। कितना हड़ है 
यह बन्धन ? 


झ्रौर इसके कारण से आख्रव तत्व में दर्शाये गये उस कार्माण शरीर या कं शरीर में 
उत्तरोत्तर अभ्रधिकाधिक वृद्धि होते जाना, इस शरीर का और शौर नित्य नये नये जड़ कर्मों के प्रवेश द्वारा 
पुष्ट हीते रहना, सो बाह्य बन्धन है। भ्रर्थात्‌ कर्म बन्धन है। यद्यपि यह भ्रत्यंत सूक्ष्म शरीर हमको हृष्टि 
गत होता नहीं परंतु प्रत्यक्ष ज्ञानी गुरु इसे हस्तामलक वत्‌ प्रत्यक्ष देखते हैं। परन्तु मेरे कल्याण में यह 
बेचारा जड़ क्या बाधा पहुँचा सकता है ? यदि में स्वयं भूल न करू तो पड़ा है, पड़ा ही रहेंगा। पड़ा 


१६ बन्घ तत्व क्‍ ११० क्‍ २ हृष्टांतों हारा भूल प्रदर्शन 
रहने दे क्या माँगता है बेचारा, “कर्म बेचारे कौन, झल मेरी अ्रधिकाई ? अग्नि सहे धन धात लोह की 
. संग्रत पाई ।” यदि मैं इन पर-पदार्थों की सेवा स्वयं स्वीकार न करू' तो कोई शक्ति नहीं कि जबरदस्ती 
; झुझे सेवा करने को बाध्य करे । इनकी सेवा स्वीकार करने वाला तो में हूं। बिना किसी वाह्म के दबाव 
के स्वतंत्र रूप से स्वोकार करता है। श्र पीछे उकार करता हूँ कि हाय हाय इन कर्मों ने भुझे पकड़ा है। 
कोई छुड़ाओ कोई छुड़ाशो । 


२ दुष्टाम्तों द्वारा भरे! कसी मूर्खता है? वृक्ष की कौली भर कर यदि में आते जाते पथिकों से यह पुकार 

भूल प्रदर्शन करू कि भाई ! मेरी सहायता करो । देखो इस वृक्ष ने मुझे पकड़ा है, इससे मुझे छुड़ाभ्रो 
तो, कितनी मूखंता होगी ? मैं नित्य श्रन्य को उपदेश देता हैं। तोते का हृष्टांत सुना सुना कर, मानो 
जगत को रिभाता हूँ । शिकारी के द्वारा लटकाई गई नलकी पर बैठा तोता, नलकी घूम जाने के कारण 
जब स्वयं उतरने लगता है तो यह जान कर कि भरे ! में तो नीचे गिरा नलकी को और हढ़ पकड़ लेता 
है, भौर उस पर उल्टा लटका रहता है। परन्तु विचारता यह रहता है कि नलकी ने मुझे पकड़ लिया है। 
पर फड़-फड़ाता है उड़ने के लिये, पर पाँवों को न छोड़े तो कैसे उड़े ? “बस नलकी ने मुझे पकड़ लिया है 
हाय कोई छुड़ाग्रो” वही दशा तो मेरी है । स्वयं दासता स्वीकार करके, हाय इस दासता से मुझे छुड़ाओ | 
कितनी हंसी की बात है ? 


देखो बन्दर की मूर्खता शिकारी के द्वारा पृथ्वी में ग्राधी गाड़ी गई चनों से भरी हेडियाँ में, 
चनों के लालच वश हाथ डाले स्वयं, चनों की मुट्ठी भरे स्वयं और बन्द मुद्ठी हंडियां के मुह में से न निकल 
सके तो पुकार करे, हाय हाय, हंडियां ने मुभे पकड़ लिया कोई छुड़ाओ कोई छुड़ाओ्रे । यदि उस समय 
उसको यह कहा जाये कि भाई ! मुद्ठी को खोल दो, छुटा हो तो पड़ा है, तो मृद्ठी खोलने के लिये कभी 
तैयार नहीं । भले श्िकारों पकड़ ले। किसने पकड़ा है उसको ? हंडियां ने या उसके लालच ने ? हेंडियां 
बेचारी का क्या दोष ? प्रब छोड़े ग्रौर भाग जाये । पड़ी रहेगी बेचारी । वह कब उसे पकड़ने को वृक्ष 
पर चढ़ेगी ? बन्दर की मूर्खता पर आज मैं हंस रहा हैं, पर खेद है कि अपनी मूखंता मुझे दिखाई नही 
देती । शरीर, धन व कृहुम्बादि की सेवा स्वयं स्वीकार करके कोस रहा हैँ कर्मों को। हाय इन कर्मों ने 
मुझे पकड़ा । देखो निष्कारण कनकान कर रहे हैं। भरे प्रभो ! किसने पकड़ा है तुझे ? विचार तो सही । 
सेवा चाकरी छोड़। कौन रोकता है तुझे ? यह बेचारा जड़ कर्म तो बिल्कुल निरापराध हैं। यह कब 
पकड़ते हैं तुके ! तू स्वयं ही इनको बुला बूला कर पकड़ लेता है इन्हें , श्रपराध मेरा और गले मंद कर्मों 
के । कैसे मज़ की बात है ? । 


भाई : तुझे कल्याण चाहिये, हित चाहिये, सुख चाहिये, शान्ति चाहिये, तो बाहर में 
इन की भ्रोर न देख । देख अपनी ओर, अपनी प्रभुता की श्रोर । तू तो पहले ही से कल्याण रूप पड़ा है। 
तू तो श्रब भी शान्ति का भन्‍्डार ही हैं। किसने छीना है उसे ? कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है तेरा । अपनी 
शांति को सेंबा चाकरी में खोजने जाता है, बस इस कल्पना ही ने तो पकड़ा हैं तुझे । यही बह 
बन्धन है जो महात्माओं ने तोड़ दिये हैं । तू भी तोड़ दे तो बसा ही तो है। सिद्ध प्रभु ब तुझमें तनिक भी 
तो भेद नहीं ? काहे दुहाई देता है उनके द्वार पर, कि तुमे शांति प्रदान करें। तू सर्व समर्थ है, शक्ति 
का पु.ज । द .ा ि 


व # 


5 ५ 
4 ' । फ हें 
ड १ । प्‌ थ 
हे ] ९ 2 |] । ॥ न 
कि क्स्ध | ; हा ४। प्र सं 
| हि ः." पे ॒ “शक ($ पके रत स्कार 
११ कांच सेत्य . १११ ३ भूल के प्रेरक-संस्क 
। ५888 ; ड त 
व ॥ 


# भूल के प्रेरक. इसकी सेवा चाकरी का भाव कौन पैदा करता है तेरे हुदय में ? क्या कोई सिखाता 
.. संस्कार. ; है तुझे बह बालें ? पैदा होते ही बालक दौड़ पड़ता है स्तत' की झोर। कौन. सिखाता 
है. उसे .? स्वयं सीखा सिखाया ही तो उत्पन्न हुआ है । कभी यह क्रिया करने लगा था; श्राज श्रादत बन 
| गई। संस्कार बन गया । कहीं भी जाये, इस रूपमें या उस रूप में, मनुष्य के शरीर में था तिर्गंच के शरीर 
में, नरक गति में बा देव गति में, ग्रह संस्कार तो साथ ही लेकर जाता है। फिर किस सिखाने बाले की 
प्रावश्यकता है ? स्वयं सीखता है, स्वयं संस्कार बनाता है, स्वयं साथ ले जाता है। स्वयं तू ही तो है 
इनका निर्माण करने वाला । तू स्वयं इनको न बनाये तो कम बेचारे क्‍यों श्रायें ? तू इन संस्कारी को तोड़ 
दे तो कर्म भी बैचारे तेरा साथ छोड़ दें । कर्मों से प्रार्थना करने से कि भाई ! “अधिक न सताझो । कृपया 
मुझे रास्ता दे दो । में धर्म करने जा रहा हूँ, क्या लाभ,है ? इन बेचारों को क्या सुनाई देता है ?  भ्रपने 
संस्कारों को पहचान, उनका निर्माण तू नित्य किस प्रकार कर रहा है उसे जान, तथा .ऐसी भूल करना 
छोड़ दे तो बन्धन काहे का ? स्वतंत्र ही तो पड़ा है। 


संस्कार का नया शब्द सुनकर घबराने की आवश्यकता नहीं। आगम में इस शब्द का 
प्रयोग किया नहीं। में किस भ्राधार पर कह रहा हैं, यह विचारने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का 
श्रागम के शब्दों का पक्ष तेरे लिये भ्रहितकारी है। ऐसा पक्ष करेगा तो बात न समझ सकेगा । आगम में 
जिसे भाव बन्ध नाम से पढ़ता चला आया है, वह क्‍या बला है ? क्‍या कभी सोचा था ? झरे ! श्रपने 
अन्दर में उतर कर देख, संस्कार प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। संस्कार उस झादत का नाम है जो तूने धीरे 
धीरे नित्य नये नये अपराध कर करके श्रर्थात झ्राखव के द्वारा पुष्ट की है। भ्ौर उसी पुराने पुष्ट या आदत 
रूप संस्कारों से प्रेरित हुआ नित्य नये नये प्रपराध कर रहा है। बिल्कुल चिवेक नहीं रहा है। प्रपराध, 
संस्कारों का निर्माण, आगे उनकी प्रेरणा से पुनः पुन; वही नये नये भ्रपराध, संस्कारों का श्रौर पोषण, 
श्रधिक अधिक प्रेरणा, अधिक अ्रधिक अ्रपराध, संस्कारों की अधिक अधिक पुष्टि । बरस यही तो है वह 
चक्र जिसमें मे उलभा पड़ा हैं । 


४ संस्कारों का. समझती भी कठिन नहीं है । सबके भ्रतुभव में श्राई है । केवल विश्लेषण करने की कमी है 
निर्माण क्रम ज्ञानी व भज्ञानी में इतना ही तो ग्न्तर है। एक फिलास्फर व एक साधारण व्यक्ति में 
इतना ही तो अन्तर है। फिलास्फर सिद्धान्त व नियम कोई घर में थोड़े ही बनाता है। सिद्धान्त का 
श्राधार तो प्रनुभव है । विश्लेषण करो तो झ्राप भी बना सकते हो । यदि बनाने की शक्ति त हो तो समझ 
तो भ्रवश्य सकते हो । देखिये हृष्टान्त देकर समभाता हूँ। संस्कार निर्माण का क्रम तथा उस संस्कार 
की वह शक्ति जो तुझे नये नये भ्रपराध करने की प्रेरणा देती है। 


देखिये उस डाकू की ओर ! ग्राज का वह विश्व-विख्यात डाकू, क्‍या डाक़ बनकर जन्‍्मा 
था ? नहीं तो । जन्मा था तब तो बिल्कुल भोला भाला था। छोटा सा बच्चा था । तबतो बड़ा प्रिय लगता 
था । आज का यह भयानक रूप कंसे धारशा किया ? डाकू बनना उसने प्रारम्भ किया उस समय से जबकि 
बह स्कूल में पढ़ने के लिये मेजा गया। पहले ही दिन उसकी हृष्टि पड़ी भ्रपने साथी की पैन्सिल पर । 
कुछ सुन्दर सी लगी। न मालूम एक विचार सा कहां से उठा उसके अन्दर ? एक बिजली की चमक की 
भांति उसे कुछ घकका सा लगा “और यदि उठा लू इसे तो, भ्रवकाश का ही तो समय है, रेसेस 
है, कोई भी तो नहीं है यहाँ ? सब साक्की खेल में लग्न हैं। कोई भी तो नहीं देख रहा है ? किसी को 
क्या पता चलेगा ? क्रि मेंते उठाई है 2” झोर चारों, भोर.चोकज्ना. होकर न जाने किसे खोज रहा है ? 


. १९ बन्ध तत्व द ११२ ४ संस्कारों का निर्माण क्रम 
. हाथ यकायक बढ़ता है पैन्सिल की ओर । पर यह क्‍या ? “भरे ! नहीं नहीं यह ठीक नहीं है । यदि किसी 
में देख लिया तो ? मार पड़ेगी बुरी तरह । भौर वह बेचारा साथी तो रोग्रेगा । नहीं नहीं मत उठा।” 
हुदय में बुरी तरह कांपता हुआ सा । पुनः चौंकन्नी सी दृष्टि चहूँ झोर। और साहस बटोर कर उठा 
ही लेता है-उस पैन्सिल को-हुदय की कम्पन को दबाने का प्रयत्न करता हुआ । घर जाकर प्रसन्न होता 
है उस पैसिन्‍ल को देख देख कर। भरे दो पैसे की होगी। कितनी सुन्दर है? चलो झाज तो दो 
पैसे कमाये । 


झऔर अगले दिन वही दृष्टि पड़ी पुस्तक पर । चौकन्नी सी आंखें घूमने लगी यकायक चारों 
झोर । हृदय में कम्पत, हाथ भी कुछ कांपे कांपे से, परन्तु न तो था श्राज कल जितना विस्मय, न था कल 
जितना भय, न था कल जितना कम्पन, न थी कल जितनी ग्लानि । किताब उठाई श्ौर बस्ते में डाल दी । 
घर जाकर किताब को उलट-पलट कर देखा । बिल्कुल नई है। वबाह,वाह ! कितना अ्रच्छा हुआ ? श्रब तुझे 
किताब खरीदनी न पड़ेगी । 


तीसरे दिन उसी प्रकार दवात, और फिर चौथे पांचवें दिन श्रन्य-अ्रन्य वस्तुयें। पर ग्रागे 
को हीन-हीन विस्मय, हीन-हीन भय, और हीन-हीन कम्पन, हीन-हीन ग्लानि । इनके साथ-साथ धीरे-धीरे 
साहस में वृद्धि । और आज वही है साहसी निर्भीक डाकू । जिसके भ्रन्दर न है विस्मय, न है भय, न है 
कम्पन, न है ग्लानि। बस बन गया संस्कार, एक पुष्ट और प्रबल डाके डालने का। पहली दूसरी श्रादि 
स्थितियों में ही रोकता तो रुक जाता, पर आज उसे कितना भी दण्ड मिले, वह संस्कार रुकने वाला नहीं। 
पहले दिन जिस संस्कार का आरम्भ कांपते हुये हृदय से हुआ था ग्राज वह उसे प्रेरणा करता है-साहस 
देता है-बड़े बड़े डाके डालने का । 


इसी प्रकार किसी मित्र की प्रेरणा से पहले दिन घृणा बुद्धि से, कांपते हुये हृदय के साथ, 
शराब की एक घूट मात्र पी लेने वाले उस व्यक्ति को, आज शराब के बिना चैन नहीं। पहले दूसरों के 
पेसे से पीनी प्रारम्भ करने वाला, श्राज भ्रपनी लहू पसीने की कमाई को भी शराब के लिये फूक रहा 
है । कौन शक्ति है ? कौन प्र रणा है ? वही संस्कार की शक्ति, वही संस्कार की प्रेरणा, जिसे उपरोक्त 
क्रम से स्वयं उसने पुष्ट किया है । 


क्‍ बस बन गया संस्कार निर्माण का सिद्धान्त । कोई भी व्यक्ति कभी एक नया अपराध 
करता है। तब संस्कार की रूप रेखा मात्र सी भ्रन्दर में बन जाती है, जो उसे पुनः वह भ्रपराध करने के 
लिये बल प्रदान करती है-तथा उसके भय को हटाती है। उससे प्रेरित हुआ पुनः उसी जाति का भ्रपराध 
करता है। उस संस्कार को पुष्टि हो जाती है। वह पृष्ट संस्कार और अ्रधिक प्रेरणा व बल देता है । 
पुनः उस जाति का श्रपराध दोहराता है। पुनः संस्कार की पुष्टि हो जाती है। भर इसी प्रकार पुनः पुन: 
नया नया अपराध या आखव और तत्फल स्वरूप भ्रौर संस्कारों की पुष्टि, या पूर्व-पूर्व॑ संस्कार में नई-नई 
शक्ति का वन्‍्ध । और इसी प्रकार भ्रागे जाकर बन बेठता है बह एक प्रबल संस्कार, एक आदत एक 
[0500 । जिसको श्र यदि दबाना भी चाहूँगा तो कुछ असम्भव सा प्रतीत होगा । 


इसी प्रकार में भ्रनादि से कुछ नये-नये भ्रपराध या आज़व करता चला भा रहा है। जिस 
जिस जाति के भ्रपराध करता हैं उस उस जाति के अपराध पहले भी किये थे। अत: उस उस जाति के 


.. १६ बन्ध तत्व ११३ क्‍ ४ संस्कारों को निर्माण क्रम 


संस्कार पन्तरंग में पहले से ही पड़े हैं। अब का किया नया भ्रपराध मिल जाता है अपनी जाति के पूर्व 
संस्कार के साथ-और पृष्ट कर देता है-उसे ! इसी प्रकार सर्ब ही पूर्व संस्कारों का बराबर सींचन करता 
चला श्रा रहा हैं। बराबर आझाखव तत्व के द्वारा उनका पोषण करता चला श्रा रहा है। बराबर उन्हें 
बेतन देता चला झा रहा हैँ । यह है वास्तव में मेरा बन्धन ग्रर्थात्‌ बन्ध तत्व । इसकी प्रेरणा से करता है 
' मैं नित्य नये नये भ्रपराध ? इसकी प्रेरणा. से ही स्वीकार की है मेंने शरीरादिक की दासता । 


यदि झ्राज इस दासता को छोड़ कर नये नये भ्रपराध करना बन्द कर दू तो इन संस्कारों 
को श्राहार कहां से मिलिगा ? वेतन कौन देगा ? स्वयं सूख जायेंगे बेचारे। या भूखे मरते छोड़ जायेंगे 
मुझे । कोई दूसरा द्वार जा खट खटायेंगे। भरत: भाई यदि स्वतन्त्रता चाहिये तो कर्मों को कोसने से कुछ 
न बनेगा। न ही प्रभु से भिक्षा माँगने से काम चलेगा । जिस प्रकार रस ले लेकर संस्कारों का निर्माण 
किया है उसी प्रकार रस ले लेकर इन्हें तोड़ने से काम चलेगा। स्वतन्त्र रूप से तूने ही इनका निर्मारण 
किया है, और स्वतन्त्र रूप से तू ही इन्हें काट सकता है। कंसे ? सो श्रगले प्रवचन में श्रा जायेगा । 


2 
दी 


हर 


और 


पा ँ ] हे हु निर्जेरा || । कु 
| संबर ह | निज ; हे 


[ गृहस्भ सम्बन्धी ] .. 
२० 
-+खंवर सामान्य +- 


दिनांक २१ जुलाई १६५६ 


प्रबचन नें ० १८ 


१--जीवन में उतारने की प्रेरणा, २--क्रियाओं में अमिप्राय की मुख्यता, ३--प्रत्यक क्रिया के अन्तरंग व 
बाहय दो झश | 


भव संतप्त इस पथिक को शान्ति प्रदान कीजिये नाथ ! श्रापकी शररा में भ्राकर क्‍या 
इतना भी न मिलेगा ? सुनते भ्राये हैं कि अपने श्राश्रित को झप अपने समान कर लिया करते हो । अनेकों 
अधम उधारे हैं-भ्रापने । में भी तो एक भ्रधम है । मुझ पर भी कृपा कीजिये प्रश्न ! शान्ति मांगता हूँ और 
कुछ नहीं । धन सम्पत्ति नहीं माँगने श्राया हूँ । भौर वह झ्ापके पास है ही कहां जो कि दे देते ? वही वस्तु 
तो दी जा सकती है जो कि उसके पास हो | आपके पास है शान्ति का अरटूट भण्डार। मुझे भी दीजिये 
नाथ ! थोड़ी सी ही दे दीजिये । इस ही में सन्‍्तोष कर लू गा। देखिये भ्रपने द्वार से खाली न लौटाइये । 
मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा । क्योंकि में तो पहले ही रंक हैं। भ्रब भी रंक रह लू गा। जगत आपकी हो निदा 
करेगा, कि काहे बड़ा, भूखे की कोली में एक मुदठ्ठी चावल भी नहीं डालता । 


१ जीवन में उतारने नहीं नहीं । ऐसा होना अ्रसम्भव है । श्रापकी शरणा में जो श्राया है वह खाली नहीं लौट 

की प्ररश सकता | मुझ में लेने की शक्ति होनी चाहिये। श्राप तो मार्ग दर्शा ही रहे हैं। संबर का 
मार्ग, भर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार बरण करने का मार्ग। सम्यक्‌ प्रकार ढक देने का प्र्थात्‌ दबा देने का 
मार्ग । किसको ? झाखब अधिकार में बताये प्रति क्षण होने वाले नवीन तवीन अ्रपराधों को | उन अपराधों 
को जो साक्षात्‌ व्याकुलता रूप हैं। अन्तर दाहक हैं। उनके दब जाने का नाम ही तो शान्ति है। भ्रतः यह 
संबर का मार्ग ही तो शाँति का मार्ग है। ले सुत् ! सुनने मात्र:से क्षाम न चलेगा जीवन में उतारने से काम 
चलेगा । झाज तक जीव भजीवादि तत्वों की रढंत की है। शांति मिले तो कैसे मिले ? ब्रब बेसी बात न 
समभता । कुछ सूत्र याद करने से कोई लाभ नहीं । उनके रहृष्य को जीवन में उतारने से लाभ है। 
ले तो उसी रहुस्य को सूत्रों में नहीं, बड़ी सरल भाषा में, तेरी भाषा में, बड़ा सहल करके धीरे धीरे 
झमफाता है। ध्यान से सुन! विचार कर ! शौर झाज से ही भपने देविक जीवन में उनके अनुसार कुछ 
इरिकितंत लाने का अयत्न कर । रे 


१ 


५ + ; | क्रियाओं क 
/॥हैत सत्र खाझान्य . इड्रैर २ क्रियाओं में. अम्रिप्नाय की झुक्ष्यता 


| ' ,जैबातें!कुछ/ऐसी भरे नह्ीं:हों की, जो:तु/त्त कछूसके । या; कुछः:क्रठित पड़े 3. गुरुदेव बड़े 

.» उप्रकारी हैं;। छोटे सेःछोड़े, बड़ेसे बड़े तथो:प्रत्कि हीन:व.ह्क्तिद्वाली. सब का :ज़पकार करते हैं.॥ सबको 
५ “यथा श्रोस्तः मार्य दर्शाते हैं। जो. कियानें करते के (लिये तुझे; कहा जायेगा, बे तेरे ही. लिये उपयुक्त हैं,। झाज 
* + तक पगनेकों बार सुनी हैं:बही. क्रियायें, पर बेढ़ी जहीं: है प्या में.। का एस कि कुछ .विकट सी, कुछ, उलभी 
. हुई सी बना कर बताई गई हैं ।.साथ साथ अतों/ झ्रादि की कुछ समस्याग्रें भी मिला दी गई हैं। बीज बीच 
/ में:शुनिग्रों की चर्चा का भी कथन कर दिया गया है । एक-जख़िचड़ी सी बन ग़ई है। पते तो कंसे पचे ? 
" डर मत। ब्रत धरने को नहीं:कहा जायेगा, ले कुछःछाना पीना छोड़ने को कहा जायेगा, न धर छोड़ते को 

., कहा जायेगा, फिर भी उनको जीवन ,में उतारे से ाक्षात््‌!शांति का रस तुझे स्वयं श्रायेगा । (किसी से 
पूछने जाना न होगा । किसी शस्त्र में देख करनिर्शाय तर करना होगा ।. कसौटी स्वयं तेरे पास है ।:झोड़ा 
. करके देखना:;। ज़रा ही श्रयास करना |: कुछ लाभ:दिखाई दे, कुछ शांति: ग्राबे, तो ग्रहण कर लेन,नहीं 

तो छोड देना । द 


पक्षपात व साम्प्रदायिकता की बात नहीं है । सर्व हित की बात है। कोई भी क्‍यों न हो । 
पशु हो या मनुष्य, नारकी हो या देव, ब्राह्मण हो या शुद्र, जो करे सो पावे।' जीवन में उतारने का नाम 
करना है, ऊपर ऊपर की कुछ दिखावे की या शरीर को तोड़ने मरोड़ने की या पदार्थों विशेष को इधर से 
उधर धरने की, ऐसी क्रियाश्रों का नाम नहीं है । भ्रहो ! कछणा सागर शुरुदेव ! कितना सहल बना दिया 
है मार्ग ? हर किसी को अ्रवकाश प्रदान कर दिया है । मानो सर्वे समानता की बिशुल ही बजाई हैँ । भ्रापके 
शासन में ब्राह्मरा श्रादि को ऊ चा व छूद्र को नीचा दर्जा प्राप्त हो ऐसा भेद हैँ ही नहीं श्रौर वास्तथ में 

.. आपके शासन में छूद्व नाम का शब्द ही नहीं है । 


ज्क््नन 


जिस मार्ग की नींव में ही द ष डाला गया हो, ब्राह्मण क शझ्षृद्र में द्वथ उत्पन्न कश दिया 
गया हो, छूद्र के पानी का त्याग कराया जाता हो, उस मार्ग को साम्यंता का मार्ग होने का दावा किया 
जाये, आइचर्य है। ढं ष व साम्यता दोनों कंसे इकट्ठु रह सकेंगे ?“शॉति प्राप्त हो तो क॑से हो ?. मूल 
में ही भूल है, फल कैसे लगे ? भगवन समभ ! स्व पर मेंद विज्ञान प्राप्त करके, इस भूल को निकाल दे । 
प्र फिर साम्य रस में भीगी उस गुरुदेव की वाणी की सुन । 


२ क्रियाओं में. यह संवर का प्रकरण है । उसके अस्तर्म त'कुछ विशेष क्रियाओं का वर्शोन. आयेगा:। वे 
अ्रमिप्राय की. क्रियायें जो गृहस्थ के करने योग्य हैं'। वे:करियायें जिसे वह प्रासानी से कर सकता है। 
मुख्यता वे क्रियायें जिन से उसके शरीर को भी बाधा महीं पहुचती। क्योंकि इन क्रियाश्रों में-बाहर 
की नहीं कुछ प्रन्तरंग की मुख्यता है। यद्यपि इस क्रियाओं में कुछ क्रियायें बह हैं जिन को कि शुभ. झालव 
के प्रकरण में भ्र+राध बता कर कथडिचत्‌ निषेध किया गया है। परन्तु जेसा कि वहा भी स्पष्ड कर 
दिया गया था, इनमें श्रन्तरंग की झुख्यता' होने के' कारत तथा ग्रामिप्राव ठीक होने ' के करण यह क्रियायें 
वहां बताई गईं तीसरी कोटि में समावेश पा जाती हैं । इसलिये श्रल्प भूमिका में कथव्मचित्‌ उपादेय है । 
-/जात्पर्य यह कि शात पारा में 'रंग्ी - सभे /क्रियाबें: उन्ादेय ब्र/कर्म- घाड़ा में रंगी से कियाबें हेय हैं । 
(किक: अधिकतर /नं ०:१७ पक्तरण सं २) । | 4 


॥| ॥ | 4 हु 
यद्यपि 5 कियमाओं में कर है कक । न कमाते 
भ्रद्यफि भ्राज तक जत् जें.सेआपनड गहतें | 
] है शक | ++ ! परे । है आन्तरंग ३ ४७०७४ । ठीक १६३, ४! | [ का ५ 2 भ हैः १! । ; 
५ 5 ] प्राय 
जैसा कि देव पूजा भादि, परेंश्रन्तरंग अ्रभि प्राय ठीक. से 









* * और आह 25 कक 2 


. २७ संवर सामान्य ११६ २ क्रियाओं में प्रभिप्राय की सुख्यता 


होना चाहिये था, झ्र्थात्‌ शान्ति । इसलिए ऐसा कहने में भ्राता है कि जितना भ्रधिक धर्म करने वाले 
व्यक्ति हैं उतने ही भ्रधिक दु:खी हैं। यह बात भूठी भी नहीं है। वास्तव में ऊपर से देखने से ऐसा ही 
दिखाई दे रद्दा है। उसका कारण यह है कि या तो वह क्रियायें मिथ्या भ्रभिप्राय पूर्बक को जा रही हैं, 
भ्र्थात्‌ भ्राखव प्रकरण में बताये दूसरे प्रभिप्राय पूर्वक की जा रही हैं, या केवल कुल परम्परा से बिना 
समझे ही की जा रहो हैं ? सच्चे प्रभिप्राय पूर्वक श्रर्थात्‌ श्राल्नव प्रकरण में बताये गये तीसरी कोटि के 
 अभिप्राय पूर्वक इन क्रियाझ्रों को करने वाला तीन काल में भी कभी दुःखी रह नहीं सकता । ऐसा दावे 
के साथ कहा जा सकता है। अतः प्रत्येक क्रिया की परीक्षा अपने प्रभिप्राय से करते हुये चलना है। 
झभिप्राय पर ही जोर है। वही मुख्य है। क्रिया की इतनी महत्ता नहीं जितनी उसकी है। अ्रतः गभिप्राय 
को पढ़ने का अ्रभ्यास करना चाहिये । स्थल-स्थल पर हृष्टान्तों भ्रादि के द्वारा अभिप्राय पढ़ने का उपाय 
भी बताता जाता रहेगा। उसे पढ़ कर गुण दोष खोजना, दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना । तभी 
बह क्रियायें सच्ची कहला सकती हैं । 


एक उदाहरण देता है। एक किसी साथ्वू को स्वर्ण बनाने की रसायनिक विद्या भ्राती 
थी । एक गृहस्थ को पता चल गया। विद्या लेने की धुन को लिये, वह उस साधू की सेवा करने लगा । 
दो वर्ष बीत गये । बहुत सेवा की। साथू ने प्रसन्न होकर उसे विद्या दे दी। अर्थात्‌ वह कापी जिसमें वह 
उपाय लिखा था उसे दे दी । प्रसन्न चित्त गहस्थ घर लौटा । भट्टी बनाई, सारा सामान जुटाया। और 
जिस प्रकार कापी में लिखा था, करने लगा । बड़ी सावधानी बर्ती, कि कहीं ग़ल्ती न हो जाये। प्रत्येक 
क्रिया को पढ़ पढ़ कर किया, पर स्वर्ण न बना । फलत: श्रद्धा जाती रही। सोचने लगा दो वर्ष व्यर्थ ही 
खो दिये। साधन ने यू ही मूठ मूठ अपनी ख्याति फैलाने के लिये ढोंग रच रखा था। सोना श्रादि बनाना 
उसे आता ही न था । कापी में भी यू ही काल्पनिक बातें मेरे मन बहलाने को लिख दी। क्रोध में भर 
गया । पर क्रोध उतारे किस पर ? साधू न सही उसकी कापी तो है। चौराहे पर बैठ कर लगा कापी को 
जूतों से पीटने । सहसा ही वह साधू मार्ग से श्रा निकला। गृहस्थ को मूर्खेता को देख कर सब कुछ समझ 
गया। बोला क्यों इतना क्रोध करता है। भूल स्वयं करे श्रौर क्रोध उतारे कापी पर ? इस बेचारी ने क्‍या 
लिया है तेरा ? चल मेरे साथ में देखता हूँ, कैसे नहीं बनता सोना ? भट्टी के पास दोनों भ्राये । सामान 
जुटाया, प्रक्रिया चालू हुई। सब ठीक, परन्तु नींबू पड़ने का अवसर आया, तो लगा चाकू लेकर नींबू 
काटने । साधू बीच में ही बोला । क्या करता है ?' "नींबू काटता हूं ।' 'कहाँ लिखा है इसमें नींबू काटना ?' 
“काटना न सही, नींबू का रस तो लिखा है ? बिना काटे रस कंसे निकले ?” साधू ने गृहस्थ से नींबू छीन 
लिया, और दोनों हथेलियों के बीच साबुत का साबुत नींबू रख कर, ज़ोर से दबा दिया। रस नुचड़ 
गया | बोला कि ऐसे निकलता है रस। यह न सोचा बुद्धि लगा कर, कि चाकू से लोहे का अन्श 
जाकर सारे फल का विनाश कर देगा ? और सोना बन गया । गृहस्थ लज्जित हुआा-अ्पनी भूल पर । पर 
झब पछताये होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत । विद्या साधू भ्रपने साथ ही ले गया । 


तात्पर्य केवल इतना दर्शाना है कि सर्व क्रिया ठीक होते हुवे भी कोई ऐसी भूल जो हृष्टि 

में भी भाती नहीं सर्वे फल का विनाश कर डालती है। भौर यथा कथित फल न॑ मिलने पर बजाये 
अपनी शूल खोजने के प्राणी का विश्वास क्रिया पर से ही उठ जाता है। इस प्रकार बजाये हित के 
झपना भ्रहित कर बैठता है। भ्रतः पहले से ही श्रभिप्राय की सूक्ष्मता को पढ़ने के लिये कहा जा रहा है। 


२० संबर सामान्‍य ११७ ३ प्रत्येक क्रिया में श्रन्तरंग व बाह्य दो अंश 


ताकि सूक्ष्म से सूक्ष्म भूल का भी सुधार किया जा सके। भौर क्रिया से वही फल प्राप्त किया जा सके, जो 
कि उसमें होना चाहिये। 


' ३ प्रत्येक क्रिया में संवर रूप सर्व क्रियाश्रों में जैसा कि प्रत्येक क्रिया के साथ साथ बताया जायेगा युगपत्‌ दो 
अ्न्तरंग व वाइय अंश विद्यमान रहते हैं। एक बहिरंग अंश श्रौर एक श्रन्तरंग अंश । बहिरंग अंश तो 
दो अन्श शारीरिक क्रिया रूप होता है और श्रन्तरंग अंश मानसिक क्रिया रूप। बहिरंग भ्रंश तो 

सब सामान्य व्यक्तियों के इन्द्रिय गम्य है, और अन्तरंग क्रिया केवल करने वाले एक व्यक्ति विशेष के 
अनुभव गम्य । बाह्य क्रिया का आधार शरीर व कुछ बाह्य जड़ या चेतन सामग्री है, और अन्तरंग क्रिया 
का भ्राधार वह अभिप्राय जिसके प्रति कि ऊपर संकेत किया जा चुका है। बाह्य क्रिया करने भ्रादि के 
विकल्प सहित है और अन्‍न्तरंग क्रिया शांति के अनुभव सहित । और इसलिये वह सर्व क्रिया भ्रशांति व 
शाँति के मिश्रण रूप हैं। शुभ झ्रास्रव के अन्तर्गत बताई गई तीसरी कोटि की क्रिया है। इसमें जितना 
अ्रंश अन्तरंग शांति के वेदन का है उतने ही अंश में यह क्रियायें संवर रूप हैं? जितना श्रंश विकल्पात्मक 
है उतने अंश में यह सर्व क्रियायें श्राल्रव रूप ही हैं। श्रतः जहां आख्व प्रकरण में अ्रपराध रूप से उन 
क्रियाश्रों क। कथन आया है, वहां तो उन क्रियाओं के बाह्य भ्रंशों की मुख्यता से समझाना । जहां जहां कि 
भ्रन्तरंग अंश रूप अ्रभिप्राय के सुधार पर ज्ञोर दिया जा रहा है वही क्रियायें संबर रूप हैं । 


संवर कहते हैं प्रत्येक क्षण नया नया श्रपराध होने देने से रोक देने को श्रर्थात्‌ जिस 
किसी प्रकार भी लौकिक भोगादि सम्बन्धी विकल्प, या पर-पदार्थों में इृष्टानिष्ट बुद्धि रोकी जा सके, 
रोकना कर्तव्य है। वास्तव में पदार्थों को जानना अ्रपराध नहीं है। जानने मात्र से राग द्वष उत्पन्न नहीं 
हो सकता । राग द्व ष होता है इष्टानिष्ट बुद्धि से । देखिये श्राप अपने बरामदे में खड़े सड़क की ओर देख 
रहे हैं। अनेक पशु, पक्षी, व व्यक्ति सड़क पर से गरुज्रते श्राप ने देखे । कुछ परिचित भी थे कुछ अपरिचित 
भी । कुछ देर पश्चात्‌ उसी सड़क पर देखा अपने पुत्र को-आ्ाते हुवे । तुरन्त यह सोच कर कि कुछ कार्य- 
बश मेरे पास ही भ्रा रहा है, एकाएक बोल उठे “क्यों ! क्‍या काम है ? इतनी जल्दी कंसे लौट आ्राये 
राज ? पुत्र को देख कर यह विकल्प क्‍यों ? कारण यही कि श्रन्य व्यक्तियों में थी माध्यस्थता श्रौर पुत्र 
में थी इष्टता । इमी प्रकार भ्राप इन्हीं आ्रांखों से देखते हो-हस्पताल में पड़े और बुरी तरह कराहते हुए 
अनेक रोगियों को, और इन्हीं नेत्रों से देखते हो श्रपने रोगी पुत्र को। परन्तु जो श्रत्यन्त व्याकुलता व 
बेदना का भाव पुत्र को देख कर श्राप में जाग्रत होता है, वह श्रन्य रोगियों को देख कर क्‍यों नहीं होता ? 
कारण यही कि पूत्र में है इष्टता और श्रन्य में माध्यस्थता | यदि कदाचित्‌ उन्हें देख कर थोड़ी मात्रा में 
व्याकुलता हो भी गई है, तो उसका कारण भी है कुछ करुणा जिसका श्राधार है-राग या इृष्टता। यदि 
पूर्ण माध्यस्थता होती तो उन्हें देख कर बिल्कुल व्याकुलता न होती । 


» उपरोक्त सिद्धान्त के अनुसार हमें यह देखना है कि ऐसी कौन सी क्रियायें सम्भव हैं 
जिनमें इष्टता प्रनिष्टता को पूर्ण रूप से या ग्राशिक रूप से भी श्रवकाश न हो। प्ननेकों क्रियायें होनी 
सम्भव है । पूर्णा रूप से इष्टता प्रनिष्टता रहित क्रियाओं की करने की सामर्थ्य इन्द्रिय विजयी योगियों 
में ही होनी सम्भव है । इसलिये प्रल्प दक्षा में मेरे लिये कुछ ऐसी क्रियायें होती चाहिये जो कि मैं 


पं श्कः संबर साबान्य . | ४४४ छरफ ३ प्रत्येक क्रिया में प्रस्तरस 'ऋ- ब्रहिउंस दो भ्रश 


४ श्ुधिषष्ष पू्वेंक अपने जीवन सें.उत्तार सकू +।ऐसी,/क्रियाये आंशिक: रूप से ही इष्टता अतिष्टका हहित हो 

! सकती हैं। परत: संवर क्रियायें दो भागों में विभाजित कर दी गई, एक ग्ृहस्थ के. शओोग्ग्र/ दूसरी-साञ्न के 

थोग्य । पहले ग्रृहस्थ सम्बन्धी क्रियाप्रों की बात चलेगी । साधू सम्बन्धी क्रियाओं की बात आगे भायेगी । 

: ' 'गृहस्थ सावस्मी संवर रूप. क्रियाओं को छः कह्तोटियों में विभाजित किया जा सकता है। देव पूजा, गुरु 

.' उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप व दान । प्रब क्रम पूर्वक्‌ इन्हीं क्रियाओं का भ्रन्तरंग व वाह्म स्वरूप दर्शाया 

, ज़ायेगा। तथा यह भी साथ साथ बताने का प्रयत्न किया जायेगा कि श्राज तक की हमारी क्रियाओं में 
,.«“अ्या.त्रूटि रहती चली श्राई ! ज़िसके कारण कि इनका फल नहीं मिल रहा है ? 





१ शान्ति का 


भिखारी मैं 


श१त 
-++ देव. पूजा $८--- 


दिनांक ६२ जुलाई शहृश€ 
प्रवचन में" २६ द 


१--शान्ति का भिखारी मैं, -१--अभिप्राय वश किसी भी व्यक्ति में देवत्व, १--शाम्ति के उपासक का. 
सच्चा देव, ४--यथाथ पूजा शान्ति का वेदन,._ ४--वास्तविक पूजन,व वहूमान का सिन्नण, ' “ई--अध्ट | 
द्रव्य पूजा का स्वरूप, ७--देव कौन, ८-पूजा क्या, ६--पूजा की आवश्यकता क्‍यों, १०-म#हेह कफ. 
आश्रय की क्‍या आवश्यकता, ११--देव से मुझे शान्ति केसे मिल सकती है, १२--पूजा में कर्ता वाद 
क्यों, १ै३--पूंजा में प्रतिमां की अवश्यवेता क्यों, १४--जिन्र को मल परे प्रशोवो,” १५--“बीतराग प्रतिमा 

व जीवित रैंव में समानता, १६--कल्पेनाओों की बल, १७--प्रतिमां व जीवितें देव में समानंतों।' १८--देव “ 

के प्रति बहुमान व भक्ति, १६--प्रतिमा से मूर्क प्रेश्नोत्तर, ' २०--पंच कलंयांशक महत्व, २१--प्रतिमो 

क्या और कैसे देती है. २९--भील व गुरु द्रोण का दष्टान्त, . २३१--बिकल्पों को संबंतः या सवीदा देवाने .' 
में अ्रसमर्थता, २४--थोड़ी देर को दवाना प्रयोजनीय, २५--भनुकूछ- वातावरण की महत्ता, २६--मन्दिर 

की अनुकूलता, २७--मन्दिर में प्रवेश करते समय विकल्पों का त्याग । 


हे शान्ति सुधा सागर ! हमें श्रपना दास बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिये । शोह ! कैसी 
अनोखी बात है ? शान्ति का उपासक मैं' भीख मांगने घर उतर भ्राया है। भर भीख भी 


काहे की ? दासत्व की ? परन्तु इसमें श्राइ्चर्य की कोई बात ' नहीं है भाई । क्‍योंकि भ्राज मैं. कास्तथ में” ' 
हैं ही भिज्ञारी। भिखारी कौन होता है, यह तो सोच ? भिखारी के दो मुख्य लक्षण हैं। पहला यह कि ”' 
जिसे 'कुछ इंच्छा ही, दूसरा यह कि जिसकी इच्छायें पूर्ण ने हो' पाती 'हों या पूर्ण होने की भोशा न हो, !' 
क्योंकि यदि किसी को इच्छायें न हों, या भ्रपती इच्छोभ्रों को स्वयं पुरा।कर लेता हो, तो दूसरे के सीममे 
हाथ फैलयिगा ही क्‍यों"? बस तो शझ्राज की दशा में यह दोनों लक्षण मुझ में घटित होते हैं। मफे शान्ल  ' 
की इच्छा है, ओर ग्ृहस्थ जाल में बन्ध कर विकल्प सौगर में डूबे हुये मुझे परिश्रम करने पर भी विकल्पों": 
से मुक्ति:मिंलती प्रतीत नहीं होती । और इसलिये इसे दशा-में रहते हुए शांति मिलनी" बहुत दुर्लभ लगती" : 
है। प्रह्ँ कक कि भ्राज में कुछ हत बुद्धि सा, निराण-सा होकर" यह हीं सोचा करता हैं कि क्‍या करू 

कैसे इन विकल्पों मे छूट ह कंसे शांति में स्थिति'पीर् ? में भिखारी ध्ववद्ध है।।- पर प्रभ्य भिखारियों में * 
प्ौर मुभ में अ्रस्तर है। वे हैं धन व भोगों के भिखारी, प्रौर में है शांति का भिखारी । भिखारी बना 

रहना किसी को भ्रच्छा नहीं लगता, भौर मुझे भी अच्छा भहीं। फक्ी:: पर क्या करू सूखा मरता क्या 

नहीं करता । जिस प्रकार कदाचित्‌ सौभाग्य वश. उन भिखारिों ; में. के किसी एक को भी किसी प्रकार 


भी धन या भोगों की प्राप्ति हो जाये तो वह स्वतः ही भीख मांगों 


>4 
गे ; 

/ डे शोर 
4; 


| भ्रकार सु 
(0) । ५ ञ हैता द् 
! 2 | रे 
है. $ ध ५ 
/, है ॥ | है / 
/ ई | | ) गो 5 
| | 


रु 4 509४ 
कै 0 ॥! 3 


२१ देव पुजा क्‍ १२० २ अभिप्राथ वश किसी भी व्यक्ति में देवत्व 


कंदाजित किसी प्रकार शांति में स्थिति हो जाये तो में भी स्वतः भीख मांगना छोड़ दू गा। जैसे वह यदि 
आज ही झ्ापके कहने से या स्वत: ही भीख मांगना छोड़ दे तो भूखे मर जाये, उसी प्रकार में भी यदि 
' झापके कहने से या शर्म के कारण भीख मांगना छोड़ दू' तो भूखा मर जाऊं । 


२ अमिप्राय बश श्रव प्रश्न यह उठता है कि भिखारी बन कर घर से निकला कोई भी व्यक्ति किस के पास 
. ' किसी भी व्यक्ति जाये भीख मांगने ! उत्तर स्पष्ट है कि, उसके पास, जिसके पास कि उसकी अ्रभीष्ट 

में देबब. वस्तु का भण्डार हो तथा जो उदार हो कृपण नहीं । बस तो जिस प्रकार धन के भिखारी 
जाते हैं धन के भण्डार व दानी, धतिकों व राजा के पास, धनुष विद्या के भिखारी जाते है, उस विद्या 
के भण्डार व उदार हृदय द्वोशाचार्य के पास, झाधुनिक विद्या के भिखारी जाते हैं उस विद्या के भण्डार 
तथा इसे देने में तत्पर स्कूल, कालिज. के मास्टरों व प्रोफंसरों के पास, वीरता के भिखारी जाते हैं, 
वीरता के भण्डार तथा दयालु महाराणा प्रताप के पास, जुए के भिखारी जाते हैं, बड़े जुआरी के पास, 
उसी प्रकार शान्ति का पुजारी मैं जाऊंगा शान्ति के भण्डार व विश्व कल्याण में तत्पर विसो भी योग्य 
व्यक्ति के पास । 


अ्रव देखना यह है कि मेरी कामनाओों की पूर्ति करते वाला, मुझ भिखारी की भोली भर 
देने वाला, उपरोक्त लक्षणों को धारण करने वाला, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास कि मैं जाऊं, तथा 
वह कहां रहता है ? चलो खोजें उसे । यह लो राजा की सवारी जाती है। आइये इसी से मांग लें 
“राजा महाराज की जय हो । इस गरीब की भोली में भी कुछ डाल दो ।” “लो यह दो भ्रशर्फी ।” “पर 
क्या करू गा इनका ? मुझे तो शान्ति चाहिये। हो तो दे दीजिये।” “अरे! इस शान्ति का तो मैं 
भी भिखारी हैं। भिखारी भिखारी को क्‍या देगा ?” और इस प्रकार स्कूल का मास्टर, प्रोफैसर, सेठ, 
सेनापति, जुआरी, कसाई सब से मांग कर देखो सब स्वयं भिखारी हैं इस शान्ति के। उनके पास 
जाना व्यर्थ है। 


भ्रव भ्राइये इधर इस द्वार पर जहां कि कल्पनाओ्रों के घोड़े पर सवार, यह कुछ विशेष 
प्रकार के भिखारो खड़े भीख मांग रहे हैं। देखें तो श्रन्दर कौन है, श्रौर क्या बांट रहा है ? श्ररे ! यह 
तो मुरली बजाता हुआ उसकी घुन में, तथा गोपियों के साथ क्रीड़ा करने में मस्त हुआ, ग्रतीव सुन्दर 
शरीर का धारी, बलवान, नीतिज्ञ, दयालु, सखा व अनेक गुरणों का भण्डार कृष्ण है। “प्रभो ! मुभको 
भी दे दीजिये कुछ ? “हां, हां, लो। बताझो क्‍या चाहिये ? संगीत का मधुर पान चाहिये, तो यह लो । 
स्त्रियों में श्रासक्तता का स्वाद चाहिये ? तो यह लो | श्रपने साथियों से प्रेम करने की इच्छा हो तो, यह 
लो । वीरता चाहिये, तो यह लो । राज्य नीति चाहिये, तो यह लो। धन महल चाहिये, तो यह लो । 
झरे ! तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। बोलो, डरो नहीं। जो चाहिये ले लो ।” “परन्तु भगवन्‌ ! मेरे काम 
की तो इनमें एक भी वस्तु नहीं। मुझे तो शान्ति चाहिये, हो तो दे दीजिये ।” “हैं क्या कहा ? शांति ? 
भाई यह तो कुछ कठिन समस्या है। में स्वयं इसके लिये शिव की उपासना करता है।” 


प्राइये इधर देखिये, कसी भीड़ लगी है ? भरे ! यह तो राजा राम हैं। कन्घरे पर धनुष, 
दाई ओर अआाए भक्त लक्ष्मण, और बाई ओर माता सीता। श्हा हा ! कितना मनोज्ञ है यह हृश्य ? 


! ४००१० ९१३8: न्‍ हे 


+- पका 2०. जज 
कजताटक ० ९ पीकत 26 0 हक 


गंब  । %,,' न 


लक 





शान्ति की शरण 


. शशकेबपुजा .. १२१ ३ शाँति के उपासक का सच्चा देव 
भानों विश्व को प्रेम का संदेश सुना रहा है। सुख पर कोमल कोमल मस्काने, सानों जमत को निर्भयता 
प्रदान कर रहा हो । झपझो' इन्हीं के सामने फोली फैला कर देख । सम्भवतः कुछ मिल जाये । देखिये यह 
स्वयं बुला रहे हैँ। कितना प्रेम है इनमें ? प्रभो ! मुझे भी दे दीजिये कुछ। "ले लो भाई यह पड़ा है हेर, 
जो चाहे ले जाओ । देखो यह पड़ी है पिश्भक्ति, इधर देखो यह पड़ा हैं प्रजा पालन, और वह देखो रखा 
. है न्याय, यह है बीरता, और यह लो करंव्य परायशता । बताओं क्या चाहिये ? भरें! चुप क्‍यों हो 
“क्या कहूँ भगवन्‌ ! इन सब में से मुझे कुछ भी नहीं चाहिये। मुझे तो चाहिये केवल शान्ति ।” “ग्रोह् ! 
समझा । बहुत भाग्यशाली हो तुम, कि उस महान बस्तु की जिज्ञासा लेकर आये हो कि जिसके सामने 
तीन लोक की सम्पदा तुच्छ है, जिसके लिये बड़े बड़े चक्रवतियों ने राज पाट को लात मार दी, और 
जिसके लिये मैंने स्वयं भी इस सम्पूर्ण जाल को तोड़ कर वीतरागी वेष धर बनवास को अपना सौभाग्य 
समझा था। तुम सम्भवतः नहीं देख पा रहे हो मेरे जीवन का वह पिछला भाग, जब कि मैं राजा राम 
नहीं था बल्कि था साध्नू राम, भर न ही देख पा रहे हो मेरे श्राज का जीवन जब कि में राजा की बजाए 
भगवान राम बन चुका हूं। यदि शान्ति चाहिये तो राजा राम के पास न मिलेगी, बल्कि भगवान राम 
के पास मिलेगी, मुनि राम के पास मिलेगी, तपस्वी राम के पास मिलेगी, दिगम्बर राम के पास मिलेगी, 
जिसको न रही थी महल की आवद्यकता, जिसको न रही थी वस्त्राभूवश की झ्रावश्यकता, जिसको न 
रही थी दास दासियों की प्रावश्यकता, जिसको न रही थी धनुष बारा की श्रावश्यकता, जाओ उसे बन 
में खोजो । 


कंसा मधुर व निःस्वार्थ है इनका उपदेश ? धन्य हो गया हैं भगवत्‌ । भाज इसे सुन कर । 
आपने मुझे अधिक भटकने से रोक दिया । यदि श्राप से उस शान्ति भण्हार मूनि व भगवान राम के 
सम्बन्ध में परिचय न पाता तो न जाने किस किस के दर की ठोकरें खानी पड़ती । बड़ा ब्रनुग्रह 
हुआ है-नाथ आपका | कृपया प्राशीर्वाद दीजिये कि मैं उस परम योगेश्वर को खोज निकालने में सफल 
हो जाऊं। 


३ शान्ति के उपासक चलिये भ्रब बन की भश्रोर अपने प्रभु को खोजते, जो मेरी भोली में शान्ति की भिक्षा डाल 

का सच्चा देव. सके। भरे ! यह सामने कौन दिखाई दे रहे हैं। कितनी शान्त व सौम्य है इनकी मुखा- 
कृति । रोम रोम से शान्ति का प्रसार करते, मानों यह साक्षात्‌ शान्ति के देवता ही हैं। जिनका नग्न वेष 
बता रहा है कि इन्हें कोई इच्छा नहीं है। कोई चिन्ता नहीं है-गर्मी की या सर्दी की, भूख की या प्यास 
की । इनकी शान्त मुस्कान बता रही है कि इन्हें भ्राश्ययं नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई भय नहीं है, 
जिसके कारण कि इन्हें शस्त्र अपने पास रखना पड़े। इनका पुलकित शरीर बता रहा है कि इन्हें कोई 
राग भी नहीं है। शान्ति में इनको निश्चलता बता रही है, कि इस व्याकुल जगत से इन्हें कोई सम्पर्क 
नहीं रहा है, और न ही भ्रागे कभी होगा । इनका सनन्‍्तोष बता रहा है कि इस ज्ञान्ति का विच्छेद इन से 
कभी न होगा । इनकी साम्यता बता रही है कि इन्हें न भक्त से प्रेम है न निन्दक से ह ष। इनकी सौम्यता 
इनके अन्तरंग की साम्यता को दर्शा रही है तथा बतला रही है कि इन्हें कोई भभिमान नहीं है, किसी भी 
पर पदार्थ का कुछ करने सम्बन्धी मोह भी नहीं है। इनकी सरल चित्तता बता रही|है कि इन्हें कुछ परिश्रम 
नहीं करना पड़ रहा है। खुले प्राकाश के नीचे बंदी यह निर्भीक शांत मुद्रा ने जाने मुझे क्‍यों रस्सा 
बांध कर अभ्रपनी ओर खेंच रही है? कितनी शांति भरा गईं है इनके दर्शन मात्र से ? इस समय में भूल 


क्‍ २१ देव पूजा... १२२ ३ शांति के उपासक का सच्चा देव. 
: बैठा है सब कुछ यहाँ तक कि वह भी, कि में यहाँ किस काम के लिये झाया था ? मानों में स्वयं भी शांत्त 
हुआ जा रहा है । द द 


चन्दन के प्रास पास लगे वृक्ष भी स्वतः चन्दन बन जाते हैं। इस शान्ति के देवता का भी 
तो ऐसा ही माहात्मय प्रतीत होता है । इनसे बिना कुछ मांगे ही में ठृप्त हुआ जा रहा है। कृत-कृत्य 
हुआ जा रहा हैं। भोगों का रस इस समय मुझे विघसम भास रहा है। स्त्री व बच्चों की चीख पुकार 
मानों मेरे कानों को चीरे डाल रही है ? धन सम्पत्ति मानों एक बड़ा भारी भार सा प्रतीत होता है। 
इसका उपाजन व रक्षण भ्रव साक्षात्‌ दावागरिनि बत्‌ दिखाई पड़ता है। में भी स्वयं शांति के साथ तन्मय 
सा हो गया हैं। शांति सुधा का मानों पान ही कर रहा हैं। झ्ााज में श्रपने को भिखारी नहीं समभता । 
में तो स्वामी है। सामने बेठा जैसा ही सा लग रहा हूँ-कुछ भ्पने को । ठीक ही सुना करता था कि प्रश्न 
श्रपने भ्राश्चित को अपने समान कर लेते हैं। श्राज उस बात का साक्षात्‌ हो रहा है ? अन्तर केवल इतना 
ही है कि तब समझा करता था यह कि वह उसे कुछ राज्य वेभव, सुन्दर स्त्रियां श्रादि देकर अपने बराबर 
करता है और प्रब समभता है यह कि उसका करना तो नाम मात्र से भले कह लो, परन्तु उसके बिना 
किये स्वत: उसका आश्चित उसके समान शांत हो जाता है। उसके बिना कुछ दिये ही स्वतः वह वस्तु 
भ्र्थात्‌ शाँति पा लेता है, जिसकी इच्छा लेकर कि वह इनकी शरण में झ्राया था, तथा जिसके लिये कि 
भटकता भटकता वह कुछ निराश हो गया था । 


श्रहो ! इस परम प्रभीष्ट शांति को पाकर, उस शांति को कि जिसके पाने के लिये मुझे 
व्यर्थ ही शनेकों द्वारों की टोकरे खानी पड़ीं, में भ्राज न जाने श्रपने को कितना महान देख रहा हूँ । कुछ 
ऐसा सा लगता है कि मानों म्‌ के नाली से निकाल कर सिंहासन पर बठा दिया गया हो-राजतिलक करने 
के लिये | परम सौभाग्य ही जागृत हो गया है। आज तक राजा राम को देखता रहा, ञ्रब भगवान राम 
को देख रहा हैं। भगवान हनुमन्त को देख रहा हैं। भगवान ऋषभ को देख रहा हूँ। श्ररिष्ट नेमि को 
देख रहा हैँं। भगवान पादव व महावीर को देख रहा है । मानों साक्षात्‌ ब्रह्मा को, शिव को या शंकर को 
ही देख रहा हैं। महादेव या महेश को देख रहा हुँ। विष्णु या बुद्ध को देख रहा हैँ। भ्ल्लाह या खुदा 
को देख रहा हैँं। जिनको आज तक पृथक पृथक देख कर व्यर्थ ही ह्वष की ज्वाला में जलता 
रहा, श्राज उसको एक शान्ति के भ्रार्श के रूप में देख रहा हैं। वास्तव में श्राज मैं धन्य हो 
गया हूँ । 


जगत पुकारता रहे इसे अनेकों नामों से । परन्तु शान्ति के भिखारी मेरे लिये तो यह 
राम है न वीर। ये हैं केवल शान्ति के प्रतीक | यह है मेरा लक्ष्य बिन्दु । मेरे जीवन का आदर्श । यह है 
वह जो कि बनना चाहता हूँ-में | यही है मेरे उपास्य देव, जिनके चरणों का दास बनने को मैंने प्रार्थना 
की थी । सर्वत्र घूमा पर राग व इच्छा, द्वं ष व भय, प्रेम व शोक के भ्रतिरिक्त कुछ न देखा । सब स्थानों 
से निराश ही लौटा । सर्व दोष विमुक्त इस शांति के सौन्दर्य में मुझे वह दिखाई दे रहा है, जो मैंने कहीं 
नहीं देखा, अर्थात्‌ वीतरागता, छोटे बड़े, ऊ चे नीचे, से प्रारियों के प्रति साम्यता, सरलता, सौम्यता 
स्थिरता, क्रोधादि रहितता, प्रसन्न चित्तता । भ्रनेक गुणों का भण्डार यही मेरा लक्ष्य था, जिससे मुझे कुछ 
मांगना था, पर बिना मांगे ही जिसे देख कर मुझे मिल गया। 


. शश्वैवपेजों।.. श्र ४ यथार्थ पूजा शांति का वैदन 
ह दिनांक २३ जुलाई १६४६ क्‍ ्््िः । 
प्रवचन नं० ३० 


४ यथार्थ पूजा शांति शांति के उपासक ने दर दर की ठोकरें खा कर भी भ्राखिर शांति के देवता भर्थात्‌ अपने 

का वेदन श्रभीष्ट देव को ढूढ़ ही लिया। परन्तु किकर्तव्य विमृढ़ सा मैं भ्रब॒ इनकी पूजा कंसे 
करू ? क्‍या जल से या चन्दन से ? या अ्रक्षत पृष्पादि से ? इन वस्तुओं की इन्हें भ्रावश्यकता ही कया ? 
परे भोले ! इनको तो तेरी पूजा ही की कौन भ्रावश्यकता है? इनको तो कुछ नहीं चाहिये। तू चाहे 
पूजा कर या निन्‍्दा । यह तो दोनों में समान हैं । चाहे जल चढ़ा चाहे विष दोनों से ही इनको लाभ हानि 
नहीं । तेरे विकल्प । किसी प्रकार चाहे पूरे कर । 


में क्या करू प्रभु ! कुछ भी किये नहीं बनता । एक प्रोर आप शांति के देवता, त्रिलो- 
काधिपति, और दूसरी भोर मैं रंक, कीट । सर्व लोक में ऐसी कोई वस्तु दिखाई देती ही नहीं जिसे भ्रापके 
चरणों में भेंट करू । अ्रसमंजस में पड़ा हैं। कभी श्रापको और कभी अपने को देखता हैं। कहां बिठाऊ 
ग्रापको ? तीन लोक में झ्रापके योग्य स्थान भी दीखता नहीं ? तो क्या में झापकी पूजा ही न कर 
सकू गा ? क्‍या सेठ लोगों को हो ग्रधिकार है, इस महा सौभाग्य का ? बोलते क्‍यों नहीं ? में भी तो 
आपका सेवक हूं ? भले कुछ न आता हो मुझे । भले बोलना भी न श्राता हो, भले मेरे पास धन न हो, 
भले मेरे पास श्रापकी भक्ति के पाठ न हों । परन्तु इतना तो अवश्य है-मेरें पास, कि मेरे हृदय में प्रापको 
देख कर कुछ तूफान सा उठ खड़ा हुआ है। क्या कहूँ में उसे ? में स्वयं नहीं जानता कि कया है वह ? 
कुछ बहुमान सा है। यद्यपि आपके योग्य तो नहीं पर कुछ है तो ग्रवश्य ? बस यह सामग्री है-मेरे पास । 
क्या स्वीकार कर लेंगे मेरी पूज्ञा को ? 


« वास्तविक पूजन श्रहा हा ! शांति ही शाति दीखती है चहूँ श्लोर । सर्वे विकल्प शांत हो गये हैं मेरे । कोई 
व बहुमान का चिन्ता नहीं रही है | शांति के इस प्रवाह में में स्वयं खो सा गया हैँं। श्रपनी महिमा का 
चित्रण भान होने लगा है। में चंतन्य हैं। यह सब बाह्य दीखने वाले नाते कहां है-मुभ में ? में में 

को विचार कर, सर्वदा इस में ही खोया रहूँ तो कहां है श्रवकाश चिन्ताश्रों को, कहां है अवकाश विकल्पों 
को, झौर कहां है श्रवकाश व्याकुलता को ? आप वत्‌ ही तो हैं ? भ्रम्ृतिक व शांति स्वरूप। यदि भ्रन्य 
का विचार न करू तो शांति ही तो है ? और आपको देख कर तो अश्रन्थ सब को मैं पहले ही भ्रूल चुका 
हैं। श्रापको मेरी इस भक्ति से हर्ष नहीं हो रहा है, और त उसकी निन्‍्दा से खेद। मुझे ही क्यों हो? 
किसी के लिये में चिन्तायें क्यों उठाऊं ? किसी की निन्‍्दा से में दुःखी क्‍यों है ? किसी के दुःख में में दुःख 
क्‍यों मानू' ? हुआ करे लोक व्याकुल, में तो सुखी हैं। मुझे तो भ्रपने से मतलब है। में किसी का बुरा भी 
क्‍यों चितू ? में तो प्रबाध्य हैं। में शरीर, पुत्र, धन, धान्यादि को अपना हितकारी क्‍यों समभू' ? श्रौर 
प्रहितकारी भी क्‍यों समभू ? आप जिस प्रकार मुझे देख रहे हैं, इस निन्दक को देख रहे हैं, इस समव- 
शरण विश्वूति को देख रहे हैं, उसी प्रकार क्यों न देखू में भी सर्व ज्ञेय को । हैं बह भी कोई पदार्थ । पड़े 
रहें । मुझे क्या ? मुभ से क्या लेते हैं ? मुझे क्या देते हैं? नाहक विकल्प किया करता था-नि:सार, 
निष्प्रयोजन । किसी का क्‍या जाता था ? सेरा ही बिगड़ता था। मेरे ही घर में आग लगती थी। भाज 
झापके दर्शन पाकर न जाने कहां जाते रहे हैं यह सब विकल्प । 


रश्वेव पूजा... ११४. ५ वास्तविक पूजन व बहुमान का चित्रश 


हे श्राप और मैं ? झरे ! यह दो पना कहां टिकता है ? जो श्राप हैं सो ही तो में है । शांत 
.. मअतिआंप और शांत मूर्ति मैं । प्रे रे! यह क्या ? सब शांति ही शांति |! और कुछ नहीं ? यहां तो 
“शांति और में” इस द्वत को भी अवकाश नहीं ? कहूँ भी क्या ? दूसरा कुछ है ही नहीं यहां ? एक 
.. अद्गत बरह्य । शान्तं, शिवं, सुन्दरं। कैसे बलान करू इसकी महिमा ? इसकी महिमा का क्‍या अपनी 
.. महिमा का ? अपने सौन्दय्य का । शरीर के सौन्दर्य का नहीं कह रहा है भयबन्‌ ! अपने सौन्दर्य की बात 
है। भ्रन्तरंग सौन्दर्य की । जिसके सामने जगत की सुन्दरता भ्रम है। जिसमें तन्‍्मयता हो जाने पर 
सारा जगत ही कल्पना मात्र है । जहां में मर शान्ति का भी भेद नहीं । झाहा ! यह ! बस यह । इसके 
अतिरिक्त कुछ नहीं । 


भरे ! में तो आपकी पूजा करने श्राया था ? पर आपको भूल गया और श्रपने को भी ? 
कौन पूजा करे, किसकी करे, श्ौर कंसे करे ? कोई पदार्थ ही दिखाई नहीं देता ? कया श्रपणा करू ? 
एक शांति है। लीजिये यही चढ़ा देता हैं चरणों में । श्र शान्ति को चरणों में चढ़ा दिया तो में पृथक 
कहां रह गया ? में भी तों चढ़ गया वहीं ! चरणों में क्या चढ़ना ? आपकी शान्ति में ही तो मिल 
गया ? श्रापकी शान्ति और मेरी शान्ति दो रही ही कहां ? एक शान्ति ही तो है? और वह में ही तो 
हैं? बस फिर वही शान्ति, उसके साथ, तन्‍्मयता, वही सौन्दय । बताइये भगवन्‌ ! पूजा करू तो कंसे 
करू ? पुनः पुनः शान्ति में खोया जा रहा हैं। पूजा का बिकल्प फिर शान्ति, फिर पूजा का विकल्प, फिर 
शान्ति | यह आंख मिचौनी ? कभी भअ्रन्दर कभी बाहर | कभी अपनी ओर, कभी आपकी ओर । पागलों 
का सा प्रलाप है प्रभु ! पूजा करू तो कंसे करू ? 


यही तो यथार्थ पूजा है। और क्या चाहता है-इसके श्रतिरिक्त ? चढ़ाने व पढ़ने में क्‍या 
रखा है ? भ्रपनी शान्ति पर न्यौछावर होकर उसके साथ तन्मय हो जाना ही प्रभु के चरणों में वास्तविक 
भेंट चढ़ाना है। तू तो धन्य है कि तुझे वास्तविक पूजा का अवसर मिला लोकों के द्वारा की जाने वाली 
पूजा पर क्‍यों जाता है ? यह बेचारे स्वयं नहीं जानते कि पुजा किसे कहते हैं ? निज शान्ति के साथ 
तम्मयता में भ्रत्यन्त ठृप्ति, सन्‍्तोष व हल्कापना सा, जो प्रतीति में आता है, वही वास्तब में देव पूजा है- 
अन्तरंग पूजा । 


इस पूजा में से स्वाभाविक माघुये श्रा जाने पर स्वतः ही प्रभु के प्रति एक बाहुमान सा 
उत्पन्न हो जाता है। इस माधुये से च्युत हो जाने पर, अर्थात्‌ निज शान्ति के वेदन से हट कर, प्रभु का 
विकल्प उत्पन्न हो जाने पर, कुछ इस प्रकार की स्वाभाविक दासता सी उत्पन्न हो जाती है कि हे प्रभु | 
मुझ जेसे भव कीट को यह ग्रतुल निधान प्रदान करके, कृत्य कृत्य कर दिया है-आपने । मैं किन शब्दों में 
कुतार्थता प्रगट करू ? आपको कहां बिठाऊ ? इत्यादि जो पूर्व कथित विकल्पों के आधार पर प्रभु में 
तन्मयता है वह ही उनकी भक्ति व बहुमान कहलाता हैं । 


इस प्रकार का बहुमान कृत्रिम नहीं हुआ करता, स्वाभाविक होता है ? अन्‍्तरंग ध्वनि 
से निकलता है। किसी गुरु की प्रेरणा से नहीं होता। स्वयं भ्रन्तष्करशा की प्रेरणा से, उसके 


भुकाव हे उत्पन्न होता है ! स्वाभाविक बहुमान का कुछ चित्रण इस हृष्टान्त के भ्राधार पर दृष्टि में भा 
सकता है । 


शश्दैवपूजा...... १२५ ५ वास्तविक पूजन व बहुमान का चित्रर्प 


.... एक सेठ जी थे । एक ही पुत्र था-उनकेट। दुर्भाग्य से कुसंगति में पड़ सया। सम्पत्ति 
छुटाने लगा । सेठ जी को बड़ी चिन्ता हुई। बीमार पड़ गये । चिन्ता बढ़ती यई । “क्या होगा मेरे पीछे 
इस लड़के का ? शभ्रृखा सरेगा ? और इसी प्रकार अनेकों विकल्पों में फंसे अन्तिम श्वास लेने लगे । 
« उनका एक मित्र था। बड़ा प्रेम था दोनों में । अपने मन की व्यथा किसे सुनाते ? मित्र पर हृष्टि पड़ी 
झौर सब कुछ व्यथा उयल दी । “मित्र इस संकट में मेरी कुछ सहायता करो । मैं तो एक दो दिन का हूँ । 

इस बच्चे की रक्षा का भार तुम्हें देता हैं ।” मित्र भी स्वयं एक सेठ थे। जगत के »नेक उतार चढ़ाव 
देखे थे । बोले “चिन्ता न करो | शांति घरो | मु पर विष्वास करो । बच्चे का जीवन कुछ ही दिलों में 
पलटा खायेगा |” सारी नगदी जेवर व हीरे जवाहरात घर के एक कोने में गाड़ दिये, और सेठ जी सो 
गये-सदा के लिये । लड़का कई साल तक जायदाद बेच बेच कर लुटाता रहा श्रौर एक दिन फक़ीर हो 
गया । एक एक करके मित्रों ने भ्रपना रास्ता नापा, भ्रौर लड़का बेचारा लगा भूखा मरने। कभी सूखे 
चने चबा लेता, कभी पानी ही पीकर सन्‍्तोष कर लेता । तन पर वस्त्र थे पर नाम मात्र को। रहने को 
एक मकान ही रह गया था । और वह भी काल के प्रहारों से भग्नावशेष-मात्र-वत्‌ । भीख मांगने का 
साहस होता तो अवश्य भिखारी बन गया होता । पर इस प्रकार कब तक चले ? एक दिन व्याकुल चित्त 
हो उसके पांव ले चले उसे-किसी ओर । उसी अपने पिता के मित्र अपने चचा के पास। “चचा जी, भ्रा 
गया, भ्राखिर, झाज आपकी शरण में । श्राप को छोड़ और जाता भी कहां ? आप पिछली बातें याद 
दिला कर मुझे लज्जित न करना । मेरा अन्तष्करण स्वयं मुझे धुतकार रहा है। उसकी मार असह्ा है। 
झ्ाप इस वेदना को और न बढ़ाना । रक्षा करना । 


दयालु चचा बोले कि, “बेटा चिन्ता न कर। यह ममे पहले से पता था कि एक दिन 
अवश्य झ्रायेगा यहां । अच्छा ही किया भ्रा गया तो । कब तक चलाता-व्यर्थ भूला रह कर। श्रौर तुझे इस 
दशा में रहने की प्रावश्यकता भी क्या है ? तू तो श्रव भी क्रोड़ों का स्वामी है। अ्रब भी चाहे तो व्यापार 
कर अपने पिता से भी श्रधिक धनवान होगा । कमी ही क्या है तुझ को ? परन्तु विश्वास कंसे भ्राये ?” 
“नहीं, नहीं चचा, हंसी न कीजिये | एक एक रोटी को मोहताज झवब सेठ बनने के स्वप्न देखने का भश्रवकाश 
कहाँ ? भ्रब तो रोटी चाहिये ।” “घबरा नहीं बेटा ! में हंसी नहीं कर रहा हैं। ठीक ही कहता हूँ । 
विश्वास कर मुझ पर । तेरे हित की बात है। तू अब भी हज़ारों को खिला देने योग्य है। रोटी की क्या 
कमी तुझे ? जा अपने घर का दक्षिणी कोना खोद डाल |” सहम ही गया मानों यह सुन कर | कोई वच्ण 
ही पड़ा हो जैसे उस पर । “सब झोर से निराश्रय हो गया हैं। एक यह मकान शेष है। यह भी काल के 
प्रहारों द्वारा खाया हुआ । मकान भी काहे का एक छल मात्र, जिसके नीचे सर छिपा लेता हैँ । खोद 
दिया तो कभी खड़ा न रह सकेगा । यह भी सह मोड़ जायेगा । इतनी बड़ी चोट सहने की इसमें शक्ति 
ही कहां है ? “नहीं, नहीं, चचा। मुझे ने घर बनाने की बात न कीजिये। अब अधिक परीक्षा न 
कीजिये। बस पेट भरने भर की इच्छा है ।” “झोह ! दया झाती है तेरी दशा पर भूख का मारा आज तू 
जितना भी संशय करे थोड़ा है। पर नहीं । अब इसे छोड़ । विश्वास कर जैसे में कहता है बसे कर। जा 
अपने घर का दक्षिणी कोना खोद डाल ।!' 


लड़खड़ाता लड़खड़ाता भाजिर चल पड़ा, कुछ निराशा में डूबा । “परन्तु भ्रब मार्ग भी 
. कया है ? देखी जागेगी । जहां इतना सहा यह भी सह सू मा । चचा के भ्रतिरिक्त भ्रम है भी कौन, जिसके 


शैश्देव पूजा... १२६ ६ अष्ट द्रव्य पूजा का स्वरूप 
पास जाऊं अपनी पुकार सुनाने ?” घर सोदना प्रारम्भ किया। और कुछ देर के पद्चातू, “हैं! यह खट 
की ध्वनि कैसी ? क्‍या है इसमें दबा हुआ ? कोई टोकना सा प्रतीत होता है। भरे ! यह तो है वह जिसकी 
झभोर चचा का संकेत हुआ था ।” और एक ही बार घूम गई चचा की सब बातें-उसके हृदय पठ पर। 
“तू अर भी करोड़पति है । तू भ्रब भी करोड़पति है।” मानों कोने कोने से यही श्रावाज़ श्रा रही थी। पागल 
सा हो गया कुछ भावुकता के आवेश में । भूल गया भ्रागे खोदना । हाथ भी कसे चलता ! क्ृतध्नी तो न 
था ? यद्यपि पृथ्वी का टोकना पृथ्वी में ही था, पर सेठ बन चुका था आज बह। “नहीं नहीं यह कृतज्ञता 
न कहलायेगी । यह सब कुछ मेरा है ही कब ? मेरा होता तो भ्रूखा क्‍यों मरता ? और यदि दूसरे 
मकानों के साथ इसे भी बेच देता तो किसका होता यह टोकना ? नहीं नहीं मेरा कुछ भी नहीं। भले 
यहां रहता हैं। वह इतनी प्रेरणा न देते तो खोदने को ही कब तैयार होता--मैं ? भर 
इसी प्रकार के विचारों में खो गया । रुक गये उसके हाथ-प॥रौर चल पड़ा दौड़ा दोड़ा अपने चचा के घर 
की श्रोर । 


“चलिये चचा चलिये। सम्भाल लीजिये वह, जो वहां से निकला है। आपने ही बताया 
था । आपका ही है। “बेटा ! जा उसको निकाल ले व्यापार प्रारम्भ कर, तेरा कल्याण होगा । धन्य 
है चचा भ्रापकी सहानुभूति, धन्य है भ्रापका प्रेम, धन्य है श्रापकी निःस्वार्थता धन्य है आपका त्याग। 
झ्राज तक आपकी हारणा में न आकर व्यर्थ ही ठोकरें खाता रहा | क्षमा कर दीजिये अब मुझे ! में भ्रधम 
हैं। नीच हैं। पापी हैँ । आ्रापफी शोर भ्राज तक न देखा । उन दुष्टों को ही मित्र समझता रहा जिन्होंने 
सब कुछ लूटा है-मेरा । और यदि कदाचित्‌ इस टोकने का भी पता होता तो, शभ्रब॒ तक साथ न छोड़ते । 
ग्राप न होते तो आज मैं रंक से राव कैसे बनता ? में कंसे श्रान्तरिक कछृतार्थता प्रगट करू । कहने को 
शब्द भी तो नहीं हैं मेरे पास । किकतंव्य विमृृढ सा मानों सब कुछ भूल गया हैँ में। जी करता है कि 
श्रापके चरणों में ही बिछ जाऊ में ? क्‍या करू, क्‍या न करू, कुछ सूक नहीं पड़ता ! ग्राशीर्वाद 
दीजिये चचा । श्राखिर यही निकलता है मु ह से |” और इस प्रकार का कुछ श्रन्तर प्रवाह बह रहा 
था-उसके हृदय से भ्राज । श्रांखों से भ्रश्नु धारा, मानों उसकी सब पिछली भूलों को धोये डाल रही थी । 
झौर यह सब कुछ वह किसी दबाव से नहीं कर रहा था। स्वत: ही उससे ऐसा हो रहा था । यदि और 
भी शक्ति होती तो और भी सब कुछ करने को तेयार था-आ्राज भ्रपनी श्रान्तरिक कृतज्ञता प्रगट करने के 
लिये । नया जीवन जो मिला था-उसे श्राज । 


६ अष्ट द्रव्य पूज और आप भी क्या ऐसा ही न करते यदि होते उस परिस्थति में ? यादि कृतज्ञ हो तो 

का रूप अवद्य ऐसा ही करते । क्योंकि यह स्वभाव ही है एक कृतज्ञ का । उपकारी के प्रति सहज 
भक्ति, सहज बहुमान । यह है बह भाव जिसके प्रति कि संकेत किया गया था। अन्तरंग शान्ति के तुच्छ 
मात्र वेदन के माधुर्य से निकला हुआ देंव के प्रति का स्वाभाविक बहुमान, आ्रादर्श भक्ति, श्रादर्श पूजा । 
झौर इस बहुमान से प्रेरित हो भ्रपनी योग्यतानुसार कुछ शब्दों की, तथा अपने उदगारों की, तथा कुछ 
सामग्री भ्रादि की, उनके चरणों में भेंट, कुछ याचनायें, सो है बाह्य पूजा-द्रव्य पूजा । 


१-है नाथ ! इस तृप्ति कर भ्रतुल शान्ति में विश्ञाम करते, भ्राप तो जन्म ज़रा मरण 
से श्रतीत, क्षण क्षण में वतने वाले दाहोत्पादय विकल्पों की दाह से भ्रति दूर, स्वयं एक शीतल सर हो । 
क्‍ मुझको भी शीतलता प्रदान कीजिये। इन विकल्पों से मेरी रक्षा कीजिये प्रभु ! उस भ्रलौकिक शीतलता 


 ऋश्वेबपूजा. . १२७... ६ अष्ट दव्य पूजा का स्वरूप 
को पाने की जिज्ञासा लिये लौकिक शीतलता का प्रतीक यह जल लाया हूँ भापके चरणों पर चढ़ाने 
को, मानों, मेरे उदयार ही जल बन कर बहू निकले हैं भाज । 


.... , .. २-हे देव ! इस शीतल शान्त सरीवर में वास करके भव संताप के दाह का नाश कर 
- दिया है आपने । मुझ संतप्त का दाह भी नाश कीजिये प्रभु ! बड़ा खेद खिन्न हो रहा हैं। चिन्ता का ताप 
श्रव सहा नहीं जाता । इच्छाओं में भड़ भड़ जल रहा हैं। मेरी भी यह दाह शान्‍्त कीजिये। नाथ ! 
ग्रलौकिक शीतलता की इच्छा लेकर लौकिक दाह विनाशक यह चन्दन लाया हूँ आपके चरणों 
की भेंट करने को, मानों में स्वयं ही स्राक्षात्‌ चन्दन बन कर श्राया है--श्रापके चरणों की 
बलिहारी जाने । हे 


३- है शान्ति के अ्रक्षय भण्डार ! हे ग्रतुल निधान ! क्षय कर डाली है, भग्न कर डाली है 
सब व्याकुलतायें झ्रापने । यह अक्षय शान्ति मुझको भी प्रदान कीजिये नाथ ! इसी से यह ग्रक्षत श्र्थात 
बिना टूटे हुए मृक्ता फल लाया हैँ इन चरणों की भेंट, मानों भ्रपनी भ्रक्षय निधि की याद बन कर में स्वयं 
न्यौछावर होने आया है आपके चरणों पर । 


४--है त्रिलोक जित ! शान्ति रानी का कर ग्रहण करके विश्व विजयी बन कर इस काम 
को सदा के लिये परास्त कर दिया है-आपने । वह देखो दूर ही खड़ा वह काँप रहा है-प्रापके निकट आने 
का साहस कहां है ? पर आपसे पराजित हुझ्ना वह अ्रपने क्रोध की ज्वाला में भस्म किये जा रहा है, मुझ 
जैसे तुच्छ कीटाणुओं को । लोक की सम्पदा की असीम कामनाओं में मानों जला जा रहा हैं-में । रक्षा 
कीजिये, प्रभु ! इस दृष्ट काम से। आपकी शरण को छोड़ कर कहां जाऊं श्रब, जहां इसका साया न 
दिखाई देता हो । श्रापकी शान्ति का कोमल स्पर्श करने व इसकी सुगन्धित श्वास में भ्रपने को खो 
जाने की इच्छा लेकर ही यह लौकिक कोमलता व सुगन्धि के प्रतीक पृष्प लाया हूं मैं-चढ़ाने को। 
मानों अत्यन्त सुगन्धित शान्त व कोमल इत चरण कमलों का रस लेने के लिये स्वयं भंवर ही बन 
कर आया हूं । 


५-है क्षुषा निवारक ! अ्नादि काल से लगी, इन घूल सरीखे, भ्राकर्षक पर-पदार्थों की भूख 
शान्त कर ली है श्रापने । में भी तो बहुत क्षुधित हूँ। तीन लोक की सम्पत्ति का भोग कर करके भी जो 
भ्राज तक ठृप्त नहीं हुई है, ऐसी मेरी भूल को भी शान्त कर दीजिये प्रभु ! इसी से लौकिक क्षुधा निवारक 
यह स्वादिष्ट चरू नवेद्यादि मिष्टान्न लाया हूं इन चरणों की भेंट, मानों इस शांति से भ्रत्यन्त तृप्त बत्‌ 
हुआ में झाज स्वयं अत्यन्त मिष्ट बन कर विश्ञाम करने श्राया हूं यहां । 


६-है ज्ञान ज्योति ! हे त्रिलोक प्रकाशक ! भ्ान्तरिक प्रन्धकार का विनाश कर श्तुल तेज़ 
_ जागृत किया है भ्रापने । कोटि जिव्हाशों से भी इस तेज की महिमा बरोन करने को आज बृहस्पति भी 
समर्थ नहीं । उस तेज़ की, उस अतुल प्रकाश की, जिसमें तीन लोक तीन काल वर्ती सबब पदार्थ हाथ पर 
रखे आंवले वत्‌ प्रतिभास रहे हैं-प्रापको । इस भन्धे को भी नेत्र प्रदान कीजिये प्रभु । पर-पदार्थों में ही 
रस लेने में प्रन्धा हुआ आज में अपने को भी देखने में समर्थ नहीं हूँ । यह प्रकाश मुझे भी दीजिये जिससे 

कि अपने शान्त स्वभाव के एक क्षण को तो दर्शन कर सक्कू । इससे ही लोकिक प्रकाश का प्रतीक यह 


हे शई देवचुज | श्श्य क्‍ . ७ देव कौन 
.. हुआ दीपक लाया है मेंट देते । मानों म्रापकी ज्योति से उच्योतित हुआ में स्वयं ही दीपक बने गया 
. हूँ श्राज । 


के ७-- है विष्णु ! है भ्ग्नि ! झापके भनन्‍त ताथ में पड़े यह मेरे दोष भस्म बन कर उड़ ही नहीं 
रहे हैं अल्कि विश्व के कोने कोने में कोई भ्रपूर्व सुमन्धि फैला रहे हैं इसका/भाज में साक्षात्‌ वेदन कर रहा हैं । 
. मतबाल। बना जा रहा हूं। भ्रौर इसी से लेकर आया हूं यह ध्लपायन श्रापके चरणों में । 


८--है मिष्ट फल प्रदायक ! आपको तो आश्रापका लक्ष्य बिन्दु जो शान्ति, उस फल की 
प्राप्ति हो चुकी है। श्राप तो श्रथक उसके स्वाद में मग्न हो रहे हैं। कुछ मेरी ओर भी तो निहारिये । इस 
भिखारी की झोर भी तो देखिये । दर दर की ठोकरें खाता कितनी कठिनाई से भ्राया है इस द्वार पर । हर 
झभोर से निराश होकर आये हुये इसे यहां से निराश्ष न लोटाइये । इस फल का थोड़ा टुकड़ा मेरी भोली में 
भी डाल दीजिए | में भी दुग्नायें द्‌ गा श्रापको । यह एक तुच्छ सा लौकिक फल पड़ा है ? डाल दिया था 
यह भी किसी भूखे ने मेरी भोली में निःसार सा है। परन्तु क्या करू इसके अतिरिक्त और है भी नहीं 
मेरे पास, जो कि भेंट करू । लीजिये इसे ही लीजिये। पर मफ्त में नहीं। वह अपने वाला फल मझे भी 
प्रदान कर दीजिये । 


और इसी प्रकार की भ्रनेकों उठने वाली प्रन्तरंग की मधुर मधुर कल्पनाओञों पर बैठ कर 
ऊची ऊची उड़ाने भरते हुए,मानों प्रभु के साथ तन्मय ही, होने जा रहा हूं। इन बाह्य के जलादि द्वव्यों से 
भगवान की भ्रच॑ंना की जो यह क्रिया, उसे कहते हैं द्रव्य पूजा बाह्य पूजा । प्रन्तरंग व बाह्य दोनों अंगों 
में गून्थी, यह है वास्तविक देव पूजा जो एक झान्ति का उपासक, शान्ति के ग्रादर्श अपने देव के प्रति 
करता है। केवल पूजा ही नहीं साक्षात्‌ शान्ति का वेदन ही पड़ा है इसमें। देव के लिये नहीं बल्कि 
ग्रपनी शास्ति के झआस्वाद के लिये ही होती है यह पूजन, यह उदगार, जो स्वतन्त्र ही प्रवाहित हो 
उत्ते हैं । 


दिनांक २४ जुलाई १६५६ 
प्रबचन मं० है 


७ देव कौन देब पूजा की बात चलती है। इस प्रकरण के भ्रन्तर्मत भअनेकों प्रएरन सामने आकर घूमने 
लगते हैं । जेसे--१ देव कौन ? २ पूजा क्या ? ३ पूजा की ग्रावश्यकता क्‍यों ? ४ प्रतिमा की आ्रावश्यकता 
क्यों ? ५ जड़ प्रतिमा से मुझे क्या मिले ? ६ मन्दिर की आवश्यकता क्‍यों इत्यादि । 


पहला प्रश्न है देव कोन ? वास्तव में देव के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं बनाया 
जा सकता, कि श्रमुक ही देव है। क्योंकि देव साम भ्रादश्श का है। और श्ादर्श इच्छा के पूर्ण लक्ष्य का . 
नाम है। भ्रत: देव की परीक्षा अपने अ्रभिप्राय से की जा सकती है। जैसा प्रपना भ्रभिम्राय हो या जँसी 
अपनी इच्छा हो वेसा ही उस व्यक्ति बिश्ेष का लक्ष्य होगा, भौर वैसे ही किसी यथार्थ या काल्पनिक 
शरादर्श को वह स्वीकार करेंगा। उम्की हृष्टि उस पर ही जाकर ठहरेगी जैसा कि वह स्वयं बनता चाहता 


रे वबशूकी 0: ४7४०7 १२९: ८ पूजा बैया. 
है। बंस वह ही उसके लिये सच्चा देव है । जैंसे धंनंवान बनने की इच्छा वॉले का देव कुबेर हो सकता है. 
वीलेंरागी शाभ्त धुंद्रा घांरी यह देव नहीं जिसंकी कि शांत चलेने' बॉली है। पिंठ भक्ति की इच्छा वाले 
का देव कुमार रास या श्रवण हो सकता है वीतरागी देव नहीं। भ्ौर इसी प्रकार पअन्यत्र भी | परन्तु 
' यहां तो शान्ति पथ प्रदर्शन चल रहा है। इसलिये केवल शान्ति प्राप्ति की इच्छा लेकर देव को खोजना 
है, यो देव की परीक्षा करेंनी है। सो परसों के प्रकरण में की जा चुकी है। भौर यह मिर्णोय किया जा! . 
चुका हैं कि उस देव का स्वरूप, जिसकी में भ्रांद्श रूप से उपासना करने चला हूं, वह बीतरागी व शान्त 
रंस पूर्ो होता चाहिये अन्य नहीं । क्योंकि श्रभिप्राय से विपरीत जिस किसी को भी, आदर्श बना कर 
उपासना करने से अ्रभिप्राथ की पूति होना अंसंम्भव है। अभिप्राय शून्य उपासना में भले यह नियम 
लागू न होता हो पर यहाँ जिस सच्ची पूजा या उपासना की बात चलेगी उसमें अभिप्राय सापेक्ष होने के 
कारण यह नियम ग्रवदय है । 


८ पूजाक्या.. दूसरा प्रश्न है 'पूजा क्या ? जेसा कि कले के प्रवंचन में काफी विस्तार करके बतांया जा 

चुका है । शान्ति के अ्रभिप्राय की पूर्ति के भ्र्थ, शान्ति के तल्लीन किसी व्यक्ति विशेष को आझांखों के सामने 

रख कर या उस व्यक्ति के किसी चित्रण के श्रांखों के सामने रख कर अथवा उस व्यक्ति या उसके चित्रण 
को अन्तरंग में मत के सामने रख कर, श्रथवा शान्ति के यथार्थ जीवन आ्रादर्श को भन में स्थांपित करके, 
कुछ देर के लिये अन्य सर्वे संकल्प विकल्प को छोड़, उस आझ्रादर्श की शान्ति के भ्राधार पर, निज शान्ति 
का श्रपने अन्दर में किज्चित्‌ वेदन करते हुए, उसके साथ तन्मय हो जाना अन्तरंग उपासना या पूजा है। 

तथा उस शान्ति के मधुर श्रास्वाद बश, निमित्त रूप उस भ्रादर्श के 'प्रति सच्चा बहुमान उत्पन्न हो जाने 
पर, अपनी हीनताशों को सामने रख कर, उन हींनंतीभों के दूर होने की भावंना श्राते हुये, उस 
झ्रादर्श से, उसमें प्रगट दीखने वाले ग्रुणों की प्राप्ति के लिये अमेक प्रकार से प्रॉर्थना करना बांहृद 
पूजा है ? इन दोनों पूजाओं में श्रन्तरंग पूजा ही यथाथे पूजा है। इसके बिना बाह्य पूजा 'निरथ्थक है। 

यह वाक्य बराबर दृष्टि में रखना चाहिये, क्योंकि इंसको भूल जाने पर श्रगले प्रहनों का उत्तर संम+ में 

न श्रायेगा । 


& पूजा की भांवश्य- यहाँ यह प्रदन हो सकता है कि झब अन्तरंग पूजा अर्थात्‌ शान्ति का वेदेन ही प्रध॑निहै 
कता क्यों? तो बाह्य पूंजा की आ्रावश्यकता क्‍यों? प्रश्न बहुत अच्छा है। वास्तव में उसकी कोई 
ग्रावश्यकता न होती यदि प्रथम भ्रूमिका में ही में स्वतन्त्र रूप से शान्ति का वेदन जान कर उसमें स्थिति 
पाने के योग्य हो सकता । शान्ति से बिल्कुल अ्नभिज्ञ मेंने, न कभी शान्ति को देखा है, न सुना है, न . 
प्रतुभव कियाहै। ऐसी दक्षामें सोचिये कि शांतिमें स्थिति पाकर भ्र॑न्तरंग पूजा करनी सम्भव कंसे हों सकतीं 
है ? भरत: जब तक शान्ति का परिचय प्राप्त न कर लू', किसी न किसी शॉन्‍्त जीवन का निकट सानिध्य 
प्रावेश्यक है। क्योंकि शान्ति ऐसी बंस्तु नहीं जो ५ब्दों में बताई जा सके, या स्कूलों में पढ़ाई जा सके, 
या शान्ति शब्द के रटने मांत्र से उसे जाना कहा जा सके । यह तो किसों ग्रोन्तरिक सूक्ष्म स्वाद का नाम 


है, जो वेदन किया जा सकता है व किसी के जीवन पर से अ्रनुमांन लगा कर किड्िचत्‌ जाना जा संकता 
है, पढ़ा जा संकता है, जैसा कि आगे हृष्टोन्त पर से स्पष्ट हों जायेगा । इंतना हीं नहीं बल्कि श्ाम्ति का 
परिचय प्रोप्त कर लेने पर भी, में निरचर बैंड रिखत रह सक, इतनी शक मी प्रंथन भरवसथा में होनी 
पंस+व है। भंतः उंतनें समय के लिये जितने संमंय तंक कि में स्वतन्त्र रूप से उसके: रसास्वार्देन के लंय 
होने के यौग्यं न हों जाँऊ , ईुँकें उस बाह्य पदोर्थ के भ्ो्न॑य की भ्रावश्यकता होगी । श्रौर इसी प्रयोज॑न के 


. २९ देव पूजा | १३०. १० देव के प्राश्रय की क्या भ्रावश्यकता 


. अर्थ हैं श्रस्तरंग सापेक्ष बाह्य पूजा | यहां इंतनां अवश्य जान जैंने वीष्य है कि श्री अवली श्रूमिकतर में 
: जॉकर इस बाह्य पूजा की कोई भावदयकता नहीं रहती । प१रच्तु हस॑ भृहस्थ दशा में स्थित खनुख्य के लिखे 
. यह भत्यस्त भावश्यक हैं ? 


| ३७ देव के भाश्य. बिना किसी बाह्य जीवन का भ्राश्रय लिये इस झाँति का परिचय क्यों प्राप्त बह्ीं हो 
की कया सकता ? शान्ति तो अ्रपना स्वभाव है, स्वतन्ञ रूप से क्‍यों जयती कहीं जा खकती ? 
भावश्यकता उसके जीवन की शान्ति मुझ में कंसे भा सकती है, भर अपनी श्न्त्रि बिन दिये वह सुझे 
ज्ाँति का स्वाद कँसे चखा सकता है ? इत्यादि अनेकों प्रश्न इस स्थल पर मुझे आये चलने से रोक रहें हैं । 
अच्छा ले, पहले इनका ही स्पष्टीकरण कर देता हूँ । 


पहले प्रश्न का उत्तर तो पहले ही दिया जा चुका है कि जिसने श्राज तक न देखा हो, 
न श्रनुभव किया हो,वह बिना पर के आश्रयके उसे कंसे जान सकंदाहै ? जसे जिस वस्तुका भ्राकार ही मेरे 
ध्यान में नहीं, उस वस्तु को बनाने का कारखाना मैं कंसे लगा खकती हुँ ? उस वस्तु का एक नश्नृना 
झपने सामने रख कर भले ही उस जैसी श्रनेकों वस्तुयें बनाने में सफल हो जाऊ । यह ढीक है कि 
कारखाना चल जाने के पश्चात्‌ उस नमूने को भ्रब मुझे कोई श्रावश्यकता नहीं रहती, परन्तु प्रारम्भ में वह 
मेरे लिए श्रत्यन्त आ्रावश्यक है । 


दूसरा प्रइन है, स्वतन्त्र रूप से क्‍यों नहीं जानी जा सकती ? परन्तु इसका निषेध किया 
किसने ? स्वतन्त्र रूप से भी जानी अ्रवश्य जा सकती है। परन्तु केवल उसके द्वारा जिसने कि कभी पहले 
उसका परिचय प्राप्त किया हो । भले ही उसका परिचय प्राप्त करके छोड़ बैठा हो। यहां इबनी बात 
भ्रवस्य है कि अ्रधिक समय तक छोड़े रहने के कारण बह परिचय अत्यन्त लुप्त हो सकता है, ऐसा कि 
प्रयत्त करने पर भो याद न भ्राये | तब उसे अवश्य पुनः बाह्य का आश्चय लेने की झ्रवश्यकता पड़ेगी । 
जैसे कि पहली बार लगाया हुम्रा कारखाना यदि दुर्भाग्यवश फेल हो जाए, और कुछ वर्ष पश्चात पुनः 
उसे चालू करना पड़े तो अब उसे नमृते की कोई श्रावश्यकता नहों रहती । स्वतन्त्र रूप से स्मरणा के 
आधार पर माल बना लेता है। परन्तु यदि किसी रोस विशेष के कारण उसकी स्मरख शाक्ति 
जाती रही हो, श्रौर फिर यह कारखाना चालू करना पड़े, तब तो पुत्र: उसे प्रवश्य नमूने की अाबश्यकंता 
पड़ेगी । 


११ देव से मुके._ तीसरा प्रइन है, उसके जीवन की शान्ति म्रुक में कंसे श्रा सकती है ? बहु सुन्दर प्रदन 
शान्ति केस है। तेरा विचार बिल्कुल ठीक है। वास्तव में किसी श्रन्य की शाम्ति मुझ में कदयपि गेहीं 
मिलती है. श्रा सकती । उसको शान्ति उसके साथ और मेरी शान्ति मेरे साथ ही रहेगी । उसकी 

दगन्ति उसके पुरुषार्थ से ही उत्पन्न हुई है, और मेसी शांति मेरे पुरुषार्थ के द्वारा मुक्त में ही उत्पन्न होगी । 

उसको ज्ञांति का उपभोग बह स्वयं ही करेगा । ऐसी ही वस्तु की स्वव्नन्त्रता है। इसलिये बह म्रुक्के शांति 
देने में समर्थ नहों है। इतना भ्रवश्य उससे लाभ हैं कि उसका नमूना देख कर मैं उस परम परोक्ष रहस्प 
. का कुछ अनुमान लगा सकता हुं-यदि बुद्धि पूर्वक प्रबल पुरुषार्थ करू तो । जैसे कि कारखाना लगाने वाले 
उस व्यक्ति को नमूना कुछ देता नहीं है, वह॑ स्वयं ही उसको देख कर श्रनुमांव के भार पर उस सम्बन्धी 
परिचय प्राप्त कर लेता है। बसे ही श्ान्त स्वरूप व श्रादश॑ रूप वह व्यक्ति मुझे कुछ नहीं देता है, में 


शश्क्‍कबूजां क्‍ 8३१ ११ दैव से मुझे शान्ति कैसे मिलती है 


स्क्‍यं उसकी कुसाकृति, उसका शाम्त फपरिभाषत्क, जीवन में होने काली उसकी शान्‍्त कुछ क्रियाशों को देख 
कर, अनुलान के आधार पर शान्ति सम्बन्धी कुछ परिक्षय प्रात्त कर सकता हैं । 


' कहां कह बात कुछ विचारणीय है कि भनुघान के झाधार पर किसी के जीवन को कैसे 
पढ़ा जह सकता है ? इसके सम्बन्ध में एक हफ्टान्ल है। एक जिशासु क्रिसी समय अपने गुरु के पास 
पहुँका । कोला प्रश्रो ! कुछ हिलकारी उपदेश देकर मेरा कल्यायय कीजिये । घुरु बोले कि भाई ! में उपदेश 
तो दे दू का, पर उसका सझाभ कुछ न होगा | में तो केवल दो कर वाक्य ही कह सकता हूँ | परन्तु उनका 
हहहूय तुम केसे समा सकोगें ? ऐसे उकदेश तुम पहले भ्री अनेकों बार सुन चुके हो, परच्तु सुनसे ग्रान्न से 
कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं । जाओ नगर के विख्यात सेठ शांति स्वरूप के पास चले जाभो । कहां उसके 
पास रह कर धैये पूवेक उपदेश सुनना । ह 


ग्राज्ानुसार वह सेठ की दुकान पर पहुंच गया, गुरु की आज्ञा कह सुनाई और सेठ के 
वास दुकान पर रहने लगा । खेठ बड़ा व्यापारी था। प्रतिदिव लाखों का व्योपार । श्रनेकों मुनीम प्रुमाश्ते, 
बही खाते क्‍प्लोर ते मालुस क्या क्या ? जिशासु सोचने लगा कि न जाने क्‍या सोच कर गुरु देव ने मेज 
दिया है ? यहां क्या उपदेदा मिलेगा * यह बेचारे सेठ जी स्वयं उपदेश के पात्र हें। यह तो स्वयं ही जाल 
में फंसे बेठे हैं, क्या जाले कि कल्यास किस चिड़िया का नाम है। फिर भी रहना तो पड़ेसा हो । गुरु की 
आज्ञा जो है| दो' महीने बीत यये, पर सेठ जी की जबान से एक दाब्द भी उपदेश को न निकला । फिर 
कही पहले काले विचार घूमने लगे हृदय पट पर । इसी प्रकार विचारों के हिंडोले में भूलता प्रन्तरंम में 
नराश सा व्यर्थ समय गबां रहा था-बेचारा । 


आर एक महीने पश्चात्‌ एक मुनीम जी घबराओ्े हुए श्राछ सेठ जी के पास। मुह से 
वाक्य न निकलते थे बेचारे के । कुछ साहस करके बोला कि “चार करोड़ का माल जहाज़ से भेजा था । 
समान्‍्कर ग्राया हैं कि जहाज डूब गया है ।? सेठ जी अत्यन्त शान्‍्त रहते हुए ही बोले, “तो क्‍या हुभा ? 
प्रभु की कृपा है। जाझो बपना काम करो ।” एक छोटा सा वाक्य था। वाक्य से ध्वनित कुछ सनन्‍्तोष, 
तथा शान्‍्त मुखाकृति । पूर्व कत्‌ ही झ्फ्ते काम में संलम्नता । मानों कुछ हुआ ही नहीं। जिज्ञासु ने वह सब 
रुता व देखा । दो महीने पश्चात्‌ ख्राज उसे कुछ ऐसा लग रहा था, कि कोई उसे बहुत बड़ा उपदेद दे रहा 
है । किचार लिमग्त वह सहमा सा बेठा ही रह मया था । ह 


और दो महीने बीत गये। एक दिन पुनः एक छटना घटी । मुनीम जी दौड़े दौड़े श्रा रहे 
हैं। हाँपते हुए। मानों दो मील से चले भ्रा रहे हों | मस्तक पर पसीने की बू दे, आंखों में हथे, होंठों फर -: 
मुस्कराहट "सेठ जी, सेठ जी, बड़ा हर्ष का दिन है। भाग्य जाग गये ।” “भरे, कुछ हुआ भी ?” सेठ जी 
मे बछछ । और मुद्तीम जी जल्दी जल्दी बोल गये, “प्रशुक सौदे में दशा करोड़ का लाभ । श्रभी तार झाया 
है । बह लीजिये ।? सेठ जी झज भी शांत थे। बोले “तो क्या हुम्ना ? प्रभु की कृपा है। जाझो श्रपना 
कास करो । बही दो शब्द, वही सन्‍्तोष, वेसी हो शांत मुखाकृति, बेसा ही पूर्व बत्‌ काम में 
संसम्भतरः । मारी कुछ हुआ ही नहीं । भ्राज तो जिज्ञासु के श्राश्चर्य का पाराबार न रहा। उसे मिल 
(हक उपदेश जिसके लिये वह गुरु के पास गया थां। साम्यता का आदर्श। चुप रहा ते गया। 
पूछ । का 0 आर 


३१ देव पुक्ष यु १३२ १२ पूजा में कर्तावाड़ क्यों 


“सेठ जी ! में क्या बेख रहा हैं? कुछ झ्नोखी सी नात ? चार करोड़ की हाचि में बही 
. - बात, १० करोड़ के लाभ में भी बही बात ? कुछ विश्वास नहीं प्राता ।” तुकको आ्राइच्रये हो रहा 2. 
जिज्ञासु । परन्तु उसमें प्राश्चर्य की कोई बात नहीं। मेरी हष्टि को न पहिचान सकना ही इसका कारसू 
है। लाभ हानि का भेरी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं, क्योंकि बाहर से सर्म प्राडम़्बर का स्वपरमी भले देख रहा 
है पर श्रन्तरंग में में केवल इसका मैनेजर हैँ । व्यापार तो अश्वु का है। सारे विश्व में उसके व्यापार को 
पमेकों शाखायें हैं। कभी इस शाखा से वह रुपया उस वाखा में भेज देता है, श्लौर कभी उस शाखा से 
इस शाखा में | में तो केवल नाम लिख देता है, ग्रा जमा कर 88 । और बातों से मुझे क्या मतलब 
है? श्लौर समझ गया वह जिज्ञासु स्मम्यता का रहस्पा्थ, जो क्षक्दों पर से जीन काल में. भी समभतना 
'म्भव नहीं था । 


इसी प्रकार पूर्ण आदर्श व जीवन पर से समझी जा सकती है पूर्ण शान्ति । 


(१३ पूजा में कती- चौथा प्रश्न भी बहुत सुन्दर है। क्रि बिना अपनी क्षांति दिश्वे वह मुझे ल्ांति का स्वाद कैसे 
वाद क्यों. चखा सकते हैं ? जेसा कि ऊपर बता दिया गया है वह अपनी शांति का स्वयं उपभोग 
'करने में समर्थ हैं मुझे देने में नहीं। परन्तु उपरोक्त प्रकार प्रनुमान के आधार पर शांति सम्बन्धी कुछ 
परिचय प्राप्त करके, में भी श्रपने जीवन में, भ्रपने सम्भाषणा में, बैसे बसे ही रूप से वतंने का प्रयत्न 
“करने लगता हैं। उसकी मुखाकृति पर से उसकी अन्तरसुखी हृष्टि का श्रनुमान करके स्वयं भी भ्रन्तमुख 
'होमें के प्रयत्त करने लगता हूँ, जेसा कि श्रागे के प्रकरणों में स्पष्ट हो जायेगा। और अपने इस प्रयत्न 
में हृढ़ रहते हुए कुछ समय परचात्‌ स्वयं उस श्रमृत का स्वाद चख अवश्य सकता हैं। इतनी ही कुछ मेरे 
- , अयोजन की उससे सहायता मिलती है। और इस सहायता के कारण ही “यह शान्ति उसने दी है”, ऐसा 
“कहा लए सक्रता है। जो केवल उपचार है । 


यहां एक और प्रश्न उठ सकता है कि जब वह कुछ दे 'महीं सकता तो *हे प्रश्न मुझे शांति 
प्रदान कीजिये इस भ्रकार के शब्दों के द्वारा “भक्ति क्यों की जाती है ?” ठीक है। सेद्धात्तिक रूप से 
इसका कोई अर्थ नहीं है। इन शब्दों को सत्पार्थ मानकर अ्रभ्ु को झायंति या अशांति अ्रथ्रवा दु:ख या सुख 
देसे वाला समक्त बेठना भ्रम है; परतन्त्रता है । पुरुषा्थ हीनता है । सत्र पर भेद से अ्रनभिज्ञता है।। ऐसा 
समभने वाला सच्चे देव को श्रादर्श रूप से स्वोकार कर लेने पर भी शांति की प्राप्ति तहीं कर सकता । 
क्योंकि “देव ही प्रसन्न होकर मेर। प्रयोजन सिद्ध कर देंगे। मुझे तो स्वयं कुछ करना न पड़ेगा ।” ऐसा 
प्रभिप्राय रखने के कारण वह उपरोक्त प्रकार न अपने जीवन में क्रुछ विशेष परिकरत॑त का प्रयत्न करेगा 
और स उसे वह प्राप्त होगी । द 


स्वयं अपने उद्यम द्वारा अपने में से उत्पन्न की गई होने पर भी ब्रहुमान वश कतज्ञता 
प्रगट करने के लिये तथा उस उत्कृष्ट आदशे के सामने अपनी इस हीज़ दक्षा. को रख कर दोनों में महान 
!मन्तर देखने केकपरण, यह कहने में अवश्य भ्राता है कि यहमह्यान विश्वूति आपने ही अदान की है॥ अद्ठि 
सहित तो मु प्रथम के द्वारा यह प्राप्त की जानी कैसे सम्भव्र थी ? इत्यादि । ब्रिल्कुल उसी अकार 






(जैसे कि. बहुमान सम्ग्नन्धी कल के हृष्टांत में सेठ पुत्र के 'मुख से अपने चचा के प्रति कहा गया था। . भोर 


8 भाष की निरभिमे।नता दिखाने के श्र्थ जिस प्रकार ऐसा कहते सुने जाते हो कि, “शाषकी 'कप्ठा से ही 


| ३५ , 


| 


] 
५८, 
( भ 
2 
है. 
९ ( 
+ 
+ 
+े 


शश्वैवधपूजा.... . १३३ १३ पूजा में प्रतिमा की भावदयत्रत्म हों 


सफ़ल हो काम्रेया यह क्राम । ग्रह श्रापका ही बालक है। यह प्रापका ही मकान है” इत्यादि | छब्दों में 
ऋहे ज्ञाने पर भी उत्का भ्र्थ बैसा लहीं होढ़ा जैसा कि शब्दों पर से ध्कानित होता है। बस तो इसी 
अकाए भक्ति के सम्बन्ध में समझना |. झ्ल्दों में सब्र कपने ऊच नीच कर्ता हर्ता, अमर को ही भक्ति 
. तिराशिसानता व कृतज्ञता बछय, कहने में भले श्ाझ्मो, पर उसका श्रर्थ मह ग्रहस्प नहीं करना अआहिमे कि 


द्विनांक २५ जुलाई १६५६ 


प्रवचन नं० 3२ 


१३ पूजा में प्रतिमा देव पूजा के प्रकरण में यह चौथा प्रश्न है, “पूजा में प्रतिमा की आवद्यकता क्यों ? प्रश्न 
की झ्ावश्यक्रता बहुत सुन्दर व स्वाभाविक है। तनिक विचार करने पर उत्तर भी शपने भ्नन्दर से लिया 
क्यों जा सकता है ? वास्तव में ही प्रतिमा की आवश्यकता न होती, यदि साक्षात्‌ देव मेरे 

समक्ष हो सकते। साक्षात्‌ की तो बात नहीं, यहाँ तो आस पास भी देखने में नहीं झाते, भर न ही 
उनके साक्षात्‌ निकट में होने की सम्भावना ही है । भौर यदि आस पास में ही कहीं होते भी तो इतने बड़े 
'बिद्व में वह अकेले सब के प्रयोजत की सिद्धि फंसे कर सकते, श्रर्थात्‌ विश्व के सर्वे व्यक्ति उनके दर्शेन 
कंसे कर सकते ? व्यक्ति असंख्यात और देव एक । दो तीन दश पांच शआ्रादि भी हों तो भी सभी की 
प्रभिलाषा पूर्ण नहीं होती । यदि एक दिन के दर्शन मात्र से काम चल जाता, तो भी संम्भश्वतः यह 
प्रभिलाषा जीवित देव की उपस्थिति में शांत हो जाती, परन्तु ऐसा तो नहीं है। यह श्रभिलाषा तो नित्य 
की है। और देव किसी एक या कुछ मात्र व्यक्तियों के लिये बन्ध कर एक ही स्थान पर रहें, यह कैसे हो 
सकता है ? 


प्रतः: कोई भी कृत्रिम मा्गें निकालना ही होगा । हम मनुष्य हैं। बुद्धिमान हैं। तियेव्न्च 
होते, पश्चु पक्षी होते, तो सम्भवत: इच्छा होते भी कुछ न कर सकते | परन्तु हम तो बहुत कुछ कर 
सकते हैं ? अ्रतः कृत्रिम देव बना कर अपना काम चला सकते हैं। उसी कृत्रिम देव का नाम है प्रतिमा । 
प्रतिमा अ्र्थात्‌ जो देव की ही प्रतिकृति है, उसका ही प्रतिबिम्ब है । भले जड़ हो, पाषाण की हो, पर इस 
प्रकार की कोई भी प्रतिमा जिसकी श्राकृति उनके शरीर की बाह्य आ्राकृति के बिल्कुल सहश हो, मेरे 
प्रयोजन की सिद्धि कर देती है। क्योंकि मेरा कुछ ऐसा ही स्वभाव है, भ्रर्थात्‌ भ्राप सब का ही कुछ ऐसा 
स्वभाव है, कि किसी व्यक्ति का चित्र देख कर या उसका नाम सुत्र कर भी कुछ कुछ उसी प्रकार के भाव 
जित्त में उत्पन्न होने लगते हैं जेसे कि उस अ्यक्ति विशेष के सक्षात्‌ होने पर उत्पन्न होते। यह कोई 
स्वाभाविक मनोविज्ञान है । ' 


१४ चित्र का मन अपने विचारों पर मैं जड़ चित्रों का प्रभाव नित्य ही देखता है। एक काग़ज़ पर ख़िंचे 

पर प्रभाव दुःशासन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण देख कर कुछ सेना सा भा जाता है। खानी भांसी 
ब महाराणत प्रताप का चित्र देख कर मानों मेरी भुजाये ही फड़कने लगती हैं। अपनी प्रेमिका का चित्र 
देख-कर मन में विकार उत्पन्न हो जाता है। सिनेमा में पड़दे पर चलने फिरने बाली उने कुंछे प्रकाद की 


१ देख पूजा १३४ १४ चित्र का मल धर अभाव 


रेखाओं मात्र को एक क्षशशिक चित्र के रूप में देखने से क्या होता है ? वह मुझ से छिप नहीं है। गदि 
कुछ न हुआ होता तो धन खचे करके व्यर्थ ही वहां नींद न खोला । अभी किसी चित्र विशेष को देख कर 
मानों मुझे रोना भरा जाता है। क्या कारण है ? वह भी तो चित्र ही है। जड़ चित्र, जो एक धारक्ष'मी 
सामने टिकता सहीं । किसी के प्रति ढ ५ हो जाने पर उसके चित्र को अ्रविनय करने का भाष क्‍यों झ्लाता 
है-मेरे हृदय में । काग़ज़ पर खिंची दो चार लकीरें ही तो हैं ? स्वयंबर में संधोगता ने पृथ्वीराज कौ 
प्रतिमा के गले में माला क्या समझ कर डाल दी थी ? श्रपने उपास्य देव या स्वयं अपने चित्र को जूतों 
में पड़ा देख कर क्‍्यीं दुःख सा होने लगता है मुझे ? अपने कमरों को चित्रों के द्वारा क्‍यों सजाता हुं-मैं ? 
यदि सजाऊ भी तो, जो कोई भी चित्र क्‍यों टांग नहीं देता, भ्रपनी रुचि के अनुसार ही क्यों टांगता है ? 
इत्यादि सर्व दृष्टान्तों पर से एक जड़ चित्र का मेरे मन पर कितना बड़ा प्रश्चाव पड़ता है, यह बात स्पष्ट 
प्रगट हो जाती है। वैसे ही देव के चित्र को देख कर स्वाभाविक रीति से ही मेरे मन पर कुछ प्रद्वितीय 
प्रधान प्रड्डता है । 


ऋोर इस प्रभाव में और भी कई ग्रुणी वृद्धि हो जाती है जब कि में इसमें भ्रपमी कुछ 
विश्लेष कल्पनाओञ्रों को डाल देता हुं। जैसे दश पांच सुत के ध्षागों की बनी इस देश की ध्वजा को ऊंचे पर 
लहराते देख कर मानों मेरा रोम्र रोस फूक्न उठता है, और इस छोटे से वस्त्र के टुकड़े को भ्रपमानित 
होता देख कर घुझे स्वतः ही क्रोध श्रा जाता है। क्या कारण है ? वहाँ किसी जानकार व्यक्ति की तो 
बराक ही नहीं, किसी व्यक्ति का या देश वगर क्रामादि का चित्र भी तो नहीं है। केवल एक कपड़े का 
टुकड़ा + तो है वह ? परन्तु ऐसी बात चित्र में होती प्रवश्य है। जिस बात का साक्षात्‌ वेदन हो उससे 
चक्र के की जा सकती है ? इसका कारण यही है कि बजाज़ की दुकान पर रहने तक ही वह साधारण 
बस्क्न भा, परत्तु धाज तो मेरी कुछ कल्पनाग्रों का प्राधार होने के कारण वह साधारण वस्त्र नहीं रहा 
है, वह बन गया है देश की लाज | यह शक्ति उस जड़ वस्त्र में नहीं बल्कि मेरी कल्+नाओं में है । इसी 
प्रकार पत्थर या लकड़ी के टुकड़े झ्रादि में भी में देव की कल्पना करके उसी प्रकार का भाव उत्पन्न कर 
सकता हूं, जैसा कि जीक्ित देव को देखने से होता है। झौर यदि वह पत्थर व ज्कड़ी का टुकड़ा देव की 
आकृति के भ्रनुरूप ही हो तो सोने पर सुहाया है। भाक्ृति सापेक्ष श्रौर झआाकृति निरसपेक्ष दोनों ही प्रकार 
की फ्रतिमायें भ्राज हमारे देखने में झ्ाती हैं । जैसे शिव प्रतिमा झाकृति विरपेक्ष है और बीतरामी श्ान्त 
देव की प्रतिमा भाकृति सापेक्ष । परन्तु आकृति सापेक्ष का जो प्रद्धाव सत्ज् ही पड़ता प्रतीत होता है बह 
प्रदक्ृति तिरपेक्ष में श्रठ्ठभव करने में नहीं भ्रातन, ज़िसका .कारण सम्भवत: यह हो कि प्राकृति निरपेक्ष 
को देख कर मुफ्के कृद्धिपूकेक ही उस कल्पनाओं की याद करने के लिय्रे ऋधिक जोर लगाना पड़ता हो, जो 
कि उम्र्कात सापेक्क को देखते ही भ्रगृद्धि पूर्वक स्वत: जागृत हो उठली हैं। खेर कुछ भी हो महां तो केक्ल 
इतना सिद्ध करना था कि प्रतिमा का कोई प्रक्षव न पड़क़ हो ऐस;7 नहीं है। उसका हसारी बुद्धि फ़र 
बड़ा प्रभोव पड़ता है। 


उपरोक्त बातों पर से त्वीन सिद्धान्त निकलते हैं। एक तो यह कि किसी चित्र का सेरी 
प्रनोवृति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, दूसरा यहू कि किसी भी वस्तु में कल्पवा किश्लेष कर लेने पर उस 
वस्तु में म॒भे तक्षत सा ही भाव ब्ीतते लगता है, और तीसरा यह कि अ्रकुति साफेक्ष प्रतिसा से मेरे चित्त 
पर भ्राकृति निरपेक्ष भ्रतिमा की ब्रफेश्षा सश्रिक प्रात पहला है । अ्रोर जिस प्रतिसप्त को श्राद्ध मेंते पड़ने 


4, 


, २९ बेब पूजा ' १३१५ १५ वीतराग प्रतिमा व जीबित देव में समस्मता 


सामने अ्रपत्रा उपस्य बसा कर रख। है उसमें मह तीनों ही बातें फाई जाती हैं। अतिभा तो यह है दी 
चफ्हे पाषार की हो मा धालु की था लकड़ी की या काग्रज़ पर खिची चित्र रूप4 इसके भतिरिक्त उसमें 
बीतराय अकृति का ज्यों का ल्‍्यों प्रकार या अतिबिम्ब भी विद्यमान है । भौर हि मेंसे प्रपनो कुछ विशेष 
कल्पनायें भी इसमें उड़ेलो हुई हैं । प्रतः श्राज जीवित देव ' या उस प्रतिभा में मेरे लिये कोई प्रन्सर नहीं 
रह गया है। ' 


१४ वीतराग प्रतिमा भो कल्याणार्थी ! इस संशय को दूर कर । श्रा मेरे साथ और देख कि प्रतिमा में क्‍या 
व जीवित देव दिखाई देता है। भ्राज तक॑ तूने इसे पाधाणा की प्रतिभा के रूप में देखा है, श्रा, झाज में 
में समानता. इसे जीवित रूप में दिखाता हैँ। भ्राज तैक प्रतिभा के दर्शन किये हैं, भरा, मैं जीवित देव 

के देशेन कराता अं प्रपनी हृष्टि से नहीं मेरी हृष्टि से देख। यह प्रतिमा कहां है यह तो साक्षात देव 
विरॉज॑मान हैं । देव ! वही वीतरागी शान्त धुद्रा घारी देव जिसके दर्शन कि परतों बन में किये 
थे | देख गौर से देख यह वही तो हैं। क्या भ्रस्तर है इसमें तथा उनमें ? उनकी मुखाकाति भी सौम्थ, सरल 
व शान्त थी भ्रौर इनकी भी बसी ही है। उनके होठों पर भी मीठो मस्कराहैट थी शोर इसके होऊीं १९ 
भी वैसी ही है। उनके शरीर पर भी वस्त्र नहीं था और इनके शरीर पर भी नहीं है। उनके भी रोम 
रोम से शान्ति टपकती थी और इनके भी रोम रोम से शांति टपकती है। वह भी मौन थे और यह भी 
मौन है। वह भी निश्चल थे और यह भी निश्चत है। वह भी बन्दक व निन्दक में हर्ष बियाद रहित समान 
थे और यह भी वैसे ही है। उनके दर्शन करने पर भी उनके चेतन्य का साक्षात्कार नहीं हो रहा था भौर 
इनके दर्शन पर भी इनके भी चेतन्य का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। ऊपर से वह भी जड़ वतु ही भासते 
थे और यह भी बसे ही दीख रहे हैं । वहां भी भ्रनुमान के आधार ,पर शान्ति को पढ़ा जा रहा था और 
यहां भी प्रनुमान के भ्राधार पर शांति को पढ़ा जा रहा है। अच्तर क्या है ? फेवल इसना ही न कि वह 
चमड़े की प्रतिमा थी भश्रौर यह पाषाण की । परन्तु वहां तो तेरी हृष्टि ें चमड़ा न आकर देव ही भाया 
था, एक शांत जीवन ही झाया था । यहाँ क्यों तेरी हृष्टि में पाषारा झाता है ? क्यों उसी हृष्टि से यहां भी 
नहीं देखता ? इनका ऊपरी रूप न देख कर इनके अन्तरंग में घुस और इन कल्पनाओं के श्राधार पर जी 
कि मैंने इनमें डाली हुई हैं इनके जीवन ही को देखने का प्रथत्व कर। तेज देखना कि यह जड़ दिखाई ने 
देंगे, साक्षात्‌ चेतन दिखाई देंगे । 


१६ कल्पनाओं का केल्पनाओं में महांन बले है। शेल चिंएली कुछ कसु्पनाओों के जल पर ही राजा बन बेठा १ 

बल गौर बात चला दी अ्रपनी काल्पनिक स्त्री पर। शेख चिल्‍ली की ही बात न सभककवी | 
वास्तव में हम सब शेख चिल्ली हैं। सुबह से शाम तक वेसी ही कल्पनायें किया करते हैं। बेटा हो जायेगा, 
उसका विवाह कर देंगे, सुन्दर सी एक बहु घर में प्रवेगी, पोता हो जायेगा, मेरी गोद में क्‍्राकर खेलेगा, 
तुतला तुतला कर बोलेगा, किलना प्यारा लगेगा, कुछ बड़ा होकर “चाया जी कह कर पूकारेगा मुझे । 
प्रहा ! सानों मैं किसी दूसरे लोक में पहुँच जाऊंचा, कितना धुन्दर होगा बह दिन, कब आजेगा बह दिल ? 
यह सब शेख चिल्‍ली की कल्पनायें नहीं तो क्या हैं ? परन्तु भ्रावन्द ऐसा झाता है मानों श्रसणी हृएय ही 
सौभने हो । एक व्यभिचारी केवल कल्पनातओों के भाषार पर अपनी प्रेमिका के घर पर पहुँच जत्खा है, 
कौर प्रेम से उसका अंग हा हुआ हक भें हे कक कस पके हा शेख सह हे 

कत्पनामें नहीं तो क्या है ? परन्तु प्रानम्द ऐेसा आता है मानों सक्स का 

रहा हो । तथा इसी 5 की अनेकों राग वर्भक कह्पनायें कर करके लित्य ही, कभी कम लो कभी 


२१ कब धंजी | १ई३ १७ प्रतिमा व जीवित देव में सैमेमितो 
विर्षाद का अनुभव किया करते है । ऐसी होते सबकी प्रतीत होती है, फिर ईंस सत्ये के प्रंसि नकोरं 
केंयी ? प्रतिभा के प्रभाव व कर्लपंसभरों की शक्ति के प्रति श्रज जो नकीर तुझे व्ते रही है उसके पीछे कोई 
पंक्षपात छिपा बेंठी है | फोई सम्प्रदांध पुकार रहीं है। तू एक वैशानिक बन कर निकला है 
संभ्प्रदाधिक नहीं । एक वेशानिक है तो पक्षपात को भ्रथ धो डॉल शौरे इंस मर्नीविज्ञानि से केश 
लाभ उठा । 


प्राज तक. इस मर्नोविज्ञान को दूसरी दिशा में प्रयोग करना ु ग्राज़ उसी का 
प्रयोग इस दिशा में कर । देख तुफ्के साक्षात्‌ देव के दर्शन होते हैं शांति के दर्शन हैं। झाज तक 
वेशानिक बन कर दर्शन किये नहीं, साम्प्रदायिक बन कर ही दशेन करता रहा है। ओर इसी लिये'ऊपर 
की शंकायें उत्पन्न हो रही हैं। प्रभिप्राय के तनिक के फेर से क्रिया में महाव: भन्तर पड़ जाता है। भरत 
श्रभिप्राय को ठीक बना कर आगे बढ़ । पहले ही इस दिशा में काफी समझा दिया गया है-तुके । भा, भौर 
देख इस प्रतिमा में जीवित देब |. 


. दिनांक २६ जुलाई १६५६ 
प्रवचन नं ० ११ 


१७ प्रतिमा व. देव पूजा के सम्बन्धेमें बात चलती है। प्रन्तरंग व धांह्य पूजा का चित्रश! खेंच दिया 
जीविंत देव में गया, अब यह देखता है कि प्रतिमा में जीवित देव के दर्शन कंसे किये जायें ? आाभ्ो 
समानता चलें। यह लो झा गया भगवान का समवशररण | गरध कुंटी पर विराजमान साक्षात्‌ 

बीतरांग देव । वह देखी सामने वीतराग प्रभु कितनी शान्त म॒द्रा में स्थित हैं। वेदी में नहीं समचशर्रण 
में बैठे हैं। केदी पर हृष्टि न कीजिये केवल प्रतिमा पर लक्ष्य दीजिये । जैसे घनुधेर अजुतत की हृष्टि में 
कौवे की आंख ही भ्राती थी-उसी प्रकार । यह जीवित ही तो हैं। जिन्हें बन में देखा था वही तो हैं । 
बही मुखाकृति, वही बीतरागता, वही सरलता, वही शान्ति, वही मधुर मुस्कान, वही निश्चल 
ग्रासन, बंही मौन, वही नासाअहष्टि, बही सिर्भीक नग्न रूप, वही निश्चिन्तता, वही अ्रलौकफिक तेज, 
बही प्राकषंणा । 


रै८ देव के प्रति भाहा हा [धन्य हुँग्रों जा रहा है प्राज-में। किस परम सौभाग्य से मिला है यह दुलेभ 

बहुमान व भक्ति अवसर ? जिनेके दर्शनों को बड़े बड़े इद्ध तरंसते हैं, भर्वार्थ-सिद्धि के श्रहभिन्द्र को भी 
जो सौभाग्य भ्राप्त नहीं है। भ्राहा हा | अ्रॉज मुझे वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है'। भाज में इस विश्व में सबसे 
कोच है। भाज से पहले प्रध॑ंम था, नीच था, पापी था । पर आज ? आज न पूछिये । मक्के यह बताने को 
भी अबंकाश नहीं कि भ्राज' में सर्वार्थ सिंद्धि के इस्द्रों से भी ऊ'चा कक प्राज मुझे कुछ प्रन्‍्य बातें विधारते 
के अ्रंबंकाश नहीं । किसी की आंत सुनते का भ्रवकाश नहीं । का अवकाश नहीं। भंरे ! पलक 
झपकेने तक का अवकाश नहीं-भांज भुझे। भरे सन | कृपा करके ज़रा चुप रही न'। देख नहीं रहे हो कि 
भोज मेरे, देव भ्राये हैं-भेरे श्रांगन में । भरे ! जवाहर लाल चेहरू तेरे चर पर झा जाये तो तू पागल बन 


श्श्देव पूजा।। १३७ १६ प्रतिमा से मूक प्रश्नोत्तर 
जाये । सोचने को भी अवकाश न रहे, कि क्‍या करू कहां बिठाऊं इनको ? और आश्राज तीन लोक 


के पति, त्रिकालज्ञ, सर्वेज्ञ, पधारे हैं, तो तुझे अपने राज अ्लापने की पड़ी है? लाज नहीं झाती ? 
देख देख सावधान हो.। प्रश्रु को 'बेठाने के लिये स्थान बना। घबरा नहीं। तेरे पास हैं प्रभु के 


' योग्य स्थान । 


आ्राइये नाथ, आइये | इस अधम का आँगन पवित्र कीजिवे। यहां विराजिये, यहां 
विराजिये-इस मेरे हृदय मन्दिर में । भगवान देखिये तो कितना सुन्दर बनाया है ? सर्व संकल्प विकल्पों 
का कूड़ा कर्कंट निकाल .कर-कितना उज्वल, धुला घुलाया तथा पवित्र पड़ा है यह-केवल आपकी प्रतीक्षा 
में, कि कब शभ्राये मेरे प्रभु शौर कृतार्थ करें मुझ भ्रधम को ? भ्राहा हा ! मानों श्राज मैं सामान्य व्यक्ति 
नहीं हैं। मेरे पांव भ्राज पृथ्वी पर नहीं पड़ते । मेरे घर में बिराजे हैं त्रिलोकाधीश । भ्ररे जाओ रे जाप्रो 
रे लोगों जाओो क्‍या देखते हो ! नुज़र मत लगाझो । पहले सौभाग्य प्राप्त करके श्राश्रो, फिर देखता मेरे 
प्रभु को । श्राज मैं गव के मारे वक्ष जा रहा हैं श्राकाश में । तुम इस पृथ्वी पर खड़े कैसे पकड़ सकते हो 
मुझे ? मत देखिये नाथ ! इनकी ओर । यह सब तो ऐसे ही मेरे झ्रांगन में श्रापको श्राया देख कर चिड़ 
रहे हैं । इन्हें यह सौभाग्य जो मिला नहीं । झाप खड़े न रहिये भगवन ! बेठ जाइये, इस मन के ज़ड़ित 
झ्रासन पर । आपके लिये ही तो बिछाया था इसे | आहा हा ! झ्राज पावन भये मेरे नेत्र, में हुआ पूर्ण 
धनी । मेरा जीवन पावन हो गया, मेरा जन्म पावन हो गया, मेरा तन पावन हो गया, मेरा मन पावन 


हो गया, मेरा हृदय पावन छ गया । में सारा पावन हो गया, कृतकृत्य हो गया । मेरे आझ्रांगन पधारे हैं 
भगवन्‌, शान्ति के देवता, मेरे उपास्य, मेरे लक्ष्य, मेरे श्राद्श । 


१६ प्रतिमा से मूक अरे ठहर ठहर रे मन ! भ्रभी मत बोल । बीच में श्रपनी टांय श्रड़ाये बिना क्‍या एक क्षरा 

प्रश्नीत्त. भी नहीं बेठ सकता । बड़ा चंचल है। प्रभु की तो शर्म कर । इतना निर्लज्ज न बन। 
कब कब पधारते है प्रभु। सुन सुन | तनिक काने लगा कर सुन, देख प्रभु मुझ से बातें कर रहे हैं । भरे तू 
भी तो अपना जीवन सफल बना ले। यह प्रवसर फिर मिलना कठिन है। भ्रह्ा हा ! कितनी मिष्ट है 
प्रभु की वाणी मानो श्रमृत ही वर्ष रहा है। मेरी तो बात ही क्‍या नरक में पड़े जीवों को भी तो कुछ 
चेन सी पड़ गई है इस समय । तीन लोक ठृष्ति-कर यह भ्रमृत गंगा । अरे मन ! तनिक अपना ढकना तो 
खोल । ले इस गंगा को भरले अपने में। याद रख फिर न मिलेगी इसकी शीतल धारा। तरसता रह 
जायेगा । बहुत स्थान है तेरी गहनता में । सब की सब समाले भ्रपने भ्रन्दर । देख एक बूद भी न बिखरने 
पाये। झौर ले, श्रब बे सुध हो कर करने लगा-मैं भ्रमृत का पान । ' 


क्‍या देखा तने अ्धरों में ?* ४ *४४०८८०००*५४५८*५*५०५५***** एक शान्ति मुस्कान । 
' क्या देखा तूने लेत्रों में 2०२० ४००४५०५५०५५५००५«%*«०««* इस ही का सम्मान | 
क्या देखा क्र कंमलों में १ »०१९००४५०५०१००००००४०००००१०००००० लक्ष्य सिद्धि झाल्हाद | 
क्या सुनता है इन कानों में ?**' ११० ०*००१९०९९०५९५५ मक्षुर ठृप्ति का नाद । 
क्या देख रहा मेरे मन में १११११ शान्ति सखी का नृत्य । 
क्‍या दीख रहा तुझ को तन में ?'*।।। न शास्ति नगर का हृश्य । 


.. झाझो सखा ! इस शान्ति नगर के क्षण भर यात्री बन जाभो। 
श्राता हूँ भगवन्‌ ! रुक जाझों। लो हाथ पकड़ कर अपनाओरो । 


११ देव पूजा श्श्द २० पंच कल्यारक महत्व 


कंसा लगता है अब तुझको ?'' 44०७७: में तुम एक हुये मानों 

कुछ इच्छा हैं तो कह डालो ?'''!'' १११ क्या कहूँ । नाथ भ्रब मत बोली | 

क्या कह रहा है यह बन्दक है ००००००००००४०००००/१५०००५४७० » होंगे कोई मुभे क्या इनसे | 

जा जा इनकी कुछ तो सुनले 7«००००४००००५००+**००*०«»** इनका नाता ही क्‍या मुभसे । 
कुछ इच्छा है तो भ्रव भी कह दे ?''''' बस प्रभु भौर न बोलो मुझ से | 


नेन्न बन्द किये मानों में प्रभु में मिल चुका था, दीन दुनिया की ख़बर न थी। में था और 
थे मेरे शान्ति भ्रादर्श बीतराग प्रभु। और फिर ? वही। श्रे मन! तेरा सत्यानाश हो। तू अपनी 
चंचलता से बाज न झ्राया । भ्राखिर वही किया जो तुझे करना था। घसीट ही लिया मुझे। अच्छा 
करले जो कुछ करना है। श्रपनी बदकारी में कमी मत रख | सर्वे श्रमान निकाल ले। श्राखिर कब 
तक ? एक दिन बिदा लेनी होगी तुभे । बान्ध ले अपना बिस्तरा बोरिया। अ्रब भ्रधिक दिन नहीं निमेगा 
मेरा साथ । मेरा रास्ता यह भ्रौर तेरा रास्ता बह। प्रश्नु को भुला देना तो अब मेरी सामर्थ्य से बाहर 
हो चुका है । क्योंकि श्रब मैं कर चुका हूँ प्रतिमा में जीवित देव के दर्शन । श्रब यह मेरे लिये पाषाण नहीं 


हैं। भगवान है । 


२० पंच कल्याणक अब तक भले भूला रहा हूं पर भ्रब मुझे सब पिछली बातें याद श्रा गई हैं। वह हृश्य मेरी 

महत्व भ्रांखों के सामने घूम रहा है, जब कि प्रभु ने माता की कोख में प्रवेश किया था । मेरे 
सामने ही इनका जन्म हुग्ना था। वह दिन भी मुझे भ्रच्छी तरह याद है, जबकि श्रापका राजतिलक हुआा 
था, और इनकी प्रजा का एक श्रंग बन के में सुख पूर्वक जीवन बिताता था। श्राहा हा ! वह दिन तो 
मानों कल ही गुज़रा है। क्‍या हृदय था वह ? चहूँ ओर वेराग्य व वीतराग। लौकान्तिक देवों का वह 
सम्बोधन, मेरे कानों में श्राज भी गूज रहा है। प्रभु को वैराग्य भ्रा गया था उस दिन। राज पाट को 
ठुकरा व तीची गर्देत किये बन की श्रोर चल प्रड़े थे। मुझ से रहा न गया। पालकी उठा लाया। प्रभु 
को बेठाया और ले चला कुछ दूर अपने कन्धों पर। श्रोह ! कितना उत्साह था उस दिन मुझ में ? जैसे 
कि श्राज ही में भी घर छोड़ कर चल दू-प्रभु के पीछे । पर मेरा दुर्भाग्य में नजा सका। प्रभु चले गये 
झौर में देखता ही रह गया। कितनी उदासीन थी सारी प्रजा ? पर प्रश्न प्रसन्न थे। शान्‍्त थे। मानों चले 
हों किसी स्वयंबर में । 


यह हृश्य तो मानों यह मेरी भ्ाँखों के सामने ही हो रहा है। देखो देखो । क्या नहीं दीख 
रहा है तुम्हें ? लो इन भ्रांखों से देखो । वह प्रभु बंठे किस तरह घास फूस की भाँति आपने केश नोच कर 
फेंक रहे हैं। मेंने इन ही हाथों से समेटे थे उनके बाल । ध्यान में निश्चवल हुए बह योगी यही ती हैं, 
जिनके शरीर पर खाज खुजाता हुआ वह मृग मेंने देखा था। भौर बह दिन मानों जब तीनों लोक भंकार 
उठे थे। चहुँ भोर ही मुगपत्‌ भू जने बाली दु दु भियों की ध्वनि मानों श्राकाश को फाड़ने का प्रयत्न कर 
रह थी। उस दिन उत्पन्न हुआ था भगवान को वह ज्ञान, जिसके प्रकाश में मानों बह तीनों लोकों को व 
तीनों कालों को प्रत्यक्ष देख रहे थे-अपने हृदय पट पर। वह भ्रलौकिक तैज्ञ जिसमें कि भुझे भी दिखाई 
देने लगे थे-प्रपते सात भव | झ्ाहा हा | कसी महिमा थी उस समय भगवान की ? तीन लोक की 


र्दैबपूज... . :*) ३ शांति के उपासक का सच्चा देव 


. सम्पत्ति ही सिमट भाई थी उनके चरणों में । में तो क्या, सहस्र-जिव्हा भी उसका वरशॉन करने में समर्थ 
है । भौर भ्रन्त का वह दिन जब भगवन विदा ले रहे थे हम सब से-सदा के लिगे। मालों भ्नांथ अना चले 
थे हम सबको । मैं रो रहा था-उस समय । न जाने क्‍यों ? सम्भवतः इसलिये कि में भी कसी लें संकू ना 
' ऐसी विदा | 


झ्रौर भाज वही प्रभु हैं मेरे सामने । मानों इस भ्रनाथ की सुध लेने झागसे हैं, कि भ्रूल न 
बैठा हो कहीं उस भ्रन्तिम रुदन के भाव को । वास्तव में था भी वेसा ही | प्रभ्नु से क्‍या छिपा है ? में तो 
भूल ही बेठा था सब कुछ । यहाँ तक कि प्रभु भी पाषाण दिखाई देने लगे थे भ्रज मुझे। सोते को जगा 
दिया प्रभु ने। भगवन ! झ्राप न भ्राते तो न जाने क्या होता मेरा ? इस भव में अ्रपने हाथों से की 
हुई सब क्रियाप्रों को, श्रपनीं भ्रांखों से देखे हुए सब हृश्य को, भ्रपने कानों से सुने हुए सब शब्दों को, 
इसी भव में भ्रूल गया तो शभ्रागे क्या होता ? तभी तो कहते हैं भ्रापको करुशा सिन्धु, भक्त प्रति पालक, 
अधमोद्धारक । 


२१ प्रतिम क्‍या अरे भोले प्राणी ! श्रब भी समझ न पाया कि क्‍या दे दिया इस प्रतिमा ने ? कितनी 
और केसे ,ती सामथ्ये है दृष्टि में आने वाली इस पाषाण की मूर्ति में। भावना छून्‍्य तुझे दिखाई ही 
है कँसे देगी वह सामथ्यं । पक्षपात के गहन भ्रन्धकार में मुद गई हैं तेरी भ्ांखें । शान्ति के 

दर्शन कर-उप्रोक्त प्रकार तन्मय होकर । तब पता चले कि क्या देती है यह प्रतिमा । कितनी सामथ्ये है 

इसमें । ठीक है यह श्रपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती क्योंकि जड़ है, परन्तु मेरी रक्षा श्रवश्य कर सकती 
है। हाथ कंगन को आरसी क्या ? करके देख वे उपरोक्त प्रकार से इसके दर्शन। यह रक्षा स्वयं नहीं 
करती तो क्या आश्चये, वह जीवित प्रभु भी तो, जिनकी की यह आकुंति है स्वयं नहीं करते थे अपने 
शरीर की रक्षा । अनेक शक्तियों व ऋद्धियों के भण्डार होते हुए भी, इस पृथ्वी को एक अ्रंगुली पर घुमा 
देने की शक्ति रखते हुए भी, वह नहीं करते थे स्वयं श्रपने शरीर की रक्षा। बह नित्य जागृत रहा 

8 श्रपनी रक्षा के लिये, निज शान्ति की रक्षा के लिये, और यह प्रतिमा भी बराबर कर रही है 

अपनी रक्षा। 


प्रभु ! इस भ्रन्धकार में तुके कैसे सूक्े कि किसे कहते हैं श्रपनी रक्षा ? एक शोर कह रहा 
है शरीर झोर आत्मा भिन्न है और दूसरी शोर कह रहा है कि शरीर की रक्षा ही मेरी रक्षा है। भला 
कहां है विद्वास तुझे स्वयं अपनी बात पर ? प्रभु का विश्वास तुक जैसा पोच न था। वह हढ़ थे इस 
बात पर कि वह चेतन्य हैं भ्रन्य कुछ नहीं। शरीर से उनका कोई नाता नहीं तनिक भी । फिर बता 
इसकी रक्षा क्‍यों करते ? भ्रौर कदाचित्‌ उपकार बुद्धि से भी कर देते, यदि इसकी रक्षा करते हुए स्वयं 
प्ररक्षित न होते । समझ भगवन समझ शरीर की रक्षा क्‍या बिना इसके प्रति का राग आये सम्भव 
है ? भर राग भाने पर क्या शान्ति सुरक्षित रह सकती है ? वह शान्ति जिसके लिये कि इतना पुरुषार्थ 
किया है उन्होंने । फिर बता शरीर की रक्षा के लिग्रे प्र्थात्‌ एक ऐसी वस्तु की रक्षा के लिये जो उनके 
लिये उस समय बिल्कुल निष्प्रयोजन बन चुकी थी, राग उंठा कर श्रपत्री शान्ति का घात करना, निधि 
लुदा देना, झपने हाथों अपने घर में झ्राग लगा देला, कौन बुद्धिमत्ता थी ? और प्रभ्ु॒ ऐसी मूखता क्‍यों 
. करते ? बस बह़ी आदर्श तो. उपस्थित कर रही है वह प्रतिमा । निरचल ध्यान अ्रवस्था में स्थित, अन्तर 


रश्देबपूण... १४० २२ भील व गुर द्रोस का हृष्टान्त 


तंथा बाह्य जल्पों से रहित, उस समय प्रभु भी तो जड़ वत्‌ ही दीखते थे ।. क्या श्रूल गया उस दिन को '* 
: जब भपने म्‌ हू से उस महाथोगी को जड़ भरत कह कर पुकारा करता था ? यदि यह प्रतिमा ही जड़ बत्‌ 
' दीखती है तो क्या श्राएचर्य हुआ । 


१२ भील व गुरु देख प्रतिमा सम्बन्धी महाभारत का प्रसिद्ध दृष्टान्त । भले ही नीच कुलीन होने के कारण 
 द्रोणशका था "मेरे द्वारा सिखाई गई धनुविद्या का दुर्पयोंग न हो जाये, इसका प्रयोग पशु हिसा 
दृष्टात के प्रति न हो जाये, इस कारण वश, ग्रुरु द्रोणाचार्य ने उस भील को धनुविद्या देने से 
इन्कार कर दिया था। पर उसकी दृष्टि में तो ग्रुरु द्रोणाचायं उसके गुरु बन चुके थे। भले वह उसे 
झपना शिष्य स्वीकार न करते पर उसकी भावना कैसे बदल सकते थे ? प्रत्यक्ष न सही प्ररोक्ष ही सही । 
धनुविद्या अ्रवश्य सीखू गा । ऐसा हृढ़ संकल्प वाले उस भील ने बन में जा कच्ची मिट्टी से बनाई द्रोणाचार्य 
की प्रतिमा, और एक गुफा के मुख पर बड़ीं विनय से विराजमान कर दिया उसे। तीन समय पुष्प 
चढ़ाता था उसके चरणों में । वह उसकी दृष्टि में प्रतिमा न थी। वह थे साक्षात्‌ शुरु द्रोण | प्रतिमा से 
ही पूछ पूछ कर करने लगा धनुविद्या का श्रभ्यास। स्वयं अपने ही हृदय से प्रगट होने बाले लक्ष्य 
साधन के उपायों को यदि पहले ही से मान बेठता अपने, तो श्रभिमान हो जाता। “गुरु द्वोण ही क्या 
करेंगे इसमें ? में स्वयं ही सीख लू गा ऐसा भाव श्रा जाता । और कभी न सीख सकता वह विद्या। 
परन्तु उसके हृदय में यह विकल्प था कब ? उसकी दृष्टि में तो थी गुरु की विनय | लक्ष्य चूक जाने पर 
गुरु से भ्र्थात्‌ प्रतिमा से क्षमा मांग लेता और लक्ष्य सफल हो जाने पर उनके चरण छू लेता । वर्षों बींत 
गये इसी प्रकार करते | पर एक क्षण को भी उसने उसे प्रतिमा रूप में न देखा। वह थे उसके साक्षात्‌ 
गुरु। भर एक दिन सिद्धहस्त हो गया वह-अ्रजु न की विद्या को भी शर्मा देने वाला । 


अजु न से यह कंसे सहा जा सकता था ? गुरु द्वोशा का शिष्य इस बे गुरुवे भील से नीचा 
रह जायें ? नहीं यह नहीं हो सकता । गुरु से जाकर कह ही दिया । गुरु आये । भील से पूछा । किन से 
सीखी हैं विद्या ? गुरु को साक्षात्‌ सामने देख लेट गया उसके चरणों में । श्राहा हा ! ग्राखिर चले ही 
श्राये श्राप खिचे हुये । भक्त की भक्ति में इतनो ही सामथ्ये हैं। “भगवन ! और ग्रोई नहीं श्राप ही हैं मेरे 
गुरु” यह था भील का उत्तर । गुरु द्वोण आश्चर्य में डूब गये । यह बात सत्य कंसे हो सकती है । उन्होंने 
तो उसे विद्या देने से इन्कार कर दिया था न । नही में नहीं हो सकता । यह भूठ बोलता है। छिपाना 
बाहता है श्रपने गुरुका नाम-मुमसे । भील ताड़ गया गुरु के मन की बात श्रौर ले गया उनको प्रतिमा 
के पास | यदि विश्वास न श्राता हो तो देख लीजिये, यह बेठे हैं मेरे गुरु। और ग़रुरु द्रौरा पर खुल गया 
सारा रहस्य-जड़ प्रतिमा क्या दे सकती है और किस प्रकार दे सकती है यह रहस्य । 


भो कल्याणार्थी ! झ्रब पक्षपात तज । किसी दूसरे के लिये नहीं अपने लिये। “मेरे मन में 
है मगवन ! क्या करू गा प्रतिमा के दर्शन करके ऐसा बहाना छोड़ दे । स्वर्य तेरी शान्ति का घात कर 
रहा है यह । क्योंकि भ्रब तक तूने भगवान के दर्शन किये ही कब. हैं, जो तेरे हृदय में उनका वास सम्भव 
हो जाता | भगवान शब्द का नाम तो भगवान नहीं । भगवान जीवन का एक आदर्श है जो तू इस प्रतिमा 
से पढ़ सकता है या साक्षात्‌ भगधान में । भगवान वर्तमान में है नहीं। श्रतः उनके प्रतिनिधि इस प्रतिमा 
की भ्रव धारण ले, श्रौर भ्रपना कल्याण कर । 


४४800 )#%0_ शा फकाएकआर २ ध ७ 4...» 


रशवैक्पूर्जा १४१:" १३ विकल्पों को सर्वेत: व सर्वदा दबाने में भ्समर्थता- 
दिनांक रे७ जुलाई १६२६ 


ख, अवखन लं० हेड 


२ विकल्पों. को देव पूजा की बात चलती है । देव का व पूजा का स्वरूप दर्शाया जा चुका है। श्रव प्रदन 
सबतः या यह होता है कि मन्दिर की क्‍या भ्रावश्यकता ? प्रइन बहुत उत्तम व स्वाभाविक है। ऐसे 
सबंदा दबानेमें प्रइन उत्पन्न करते समय यदि भय लगेगा तो तत्व नहीं समझा जा सकता। जैसे में 
असमर्थता, कहूँ वैसे स्वीकार कर लेना वास्तव में समभना नहीं हैं। देख इस प्रश्न का उत्तर स्वयं 

अपने भ्रन्दर से ही आ जाता है। क्‍ 


'मुझे शान्ति चाहिये! यह समस्या है । इस समस्या को सुलझाने का भ्रब प्रश्न है। शान्ति 
प्राप्त करने से पहले यह जानना ग्रावश्यक था कि शान्ति क्या है, गौर इसका घात करने वाला कौन है? 
सो भी जाना जा चुका कि शान्ति मेरा स्वभाव है, और इसका घात करने वाला मेरा श्रपना ही भ्रपराध 
है, जिसे श्राखव तत्व में दर्शाया गया है । प्र्थात्‌ दारीर धन व कुटुम्बादि सम्बन्धी अनेकों नित नये नये 
उठने वाले विकल्प इच्छायें व चिन्तायें । यदि यह विकल्प दब जाये तो में शान्त पहले ही हैं। वास्तव में 
शान्ति प्राप्ति नहीं करनी है बल्कि अशान्ति को दूर करना है। इन चिन्ताशों को, इन इच्छाओं को, इन 
विकल्पों को दूर हटाना है। यह दूर हुए कि शान्त तो मैं हैं हो। वह तो स्वभाव जो ठहरा। प्राप्त की 
प्राप्ति क्या ? जो पहले ही से मेरे पास हे उसको प्राप्त करने का प्रयास क्‍या ? स्वभाव का कभी 
विच्छेद नहीं हुआ करता । क्या श्रग्नि से जल गर्म हो जाने पर भी जल प्रपना शीतल स्वभाव 
छोड़ बंठता है ? नहीं। तो में ही इन विकल्पों के कारण व्याकुल होता हुआ भी, अपनी 
शान्ति कैसे छोड़ सकता हूँ ? श्रत: जिस किस प्रकार भी इन विकल्पों के श्रभाव करने का प्रयास 
करना है । 


२४ थोड़ी देर को अब विचारना यह है कि क्या एक दम इन विकल्पों को रोका जाना सम्भव है? जैसे कि 
विकल्प दबाना बिजली कां बटन दबाया और प्रकाश बन्द ? क्‍या इसी प्रकार कोई क्रिया प्िश्ेष करी 
प्रयोगनीय. और विकल्प बन्द, ऐसा होना सम्भव है ? नहीं। ऐसी बात यहां सम्भव नहीं, क्‍योंकि 

प्रारम्भ में ही प्राज्नव बन्ध तत्वों के झ्न्तर्गत इन विकल्पों व संस्कारों के जल्म का यह क्रम दर्शाते हुये 
यह बताया जा चुका है कि संस्कार धीरे धीरे ही शक्ति पकड़ता हुआ. एक दिन पुष्ट हो जाता है। एक 
दम पुष्ट नहीं हो बंठता । बस उसी प्रकार यहां भी समभना। आगे निजेरा के प्रकरण में इस बात को 
सविस्तार भी बताया जायेगा, कि कोई भी संस्कार क्रम पूर्वक तोड़ा जाता है। जब तक संस्कार समूल 
नष्ट न होगा, तब तक उससे प्रेरित हुआ में नित नये नये विकल्प भी छोड़ न सक्ू गा। रोगी का रोग एक 
दम दबाग्ा नहीं जा सकता । क्रम पूर्वक झौर धीरे धीरे ही दबाया जा सकता है। उसी प्रकार विकल्प 
दबाने के सम्बन्ध में भी समझना । 


९५ भबुइल बाता- इन विकत्पों में सर्वदा के लिये तो क्या, कुछ देर के लिये भी पूशंतय: ब्रेक नहों लगाया 
, रण की महत्ता जा सकता। हां इतना भ्रत्नप्य है कि इन्हें कुछ देर के लिये किसी प्रकार दबाया प्रवश्य 
जा सकता है। जिस प्रकार कि मारफीन के इन्जेक्शन द्वारा या कोकीन के इण्जेक्शन द्वारा कुछ देर के. 


. २१दैब पूणा रैंडर २६ मन्दिर की अनुक्ृलतों 


लिये पीड़ा दबाई प्रवइ्स जा सकती है | झब मुझे यह देखना है कि कुछ देर के लिये ही स॒ही, वह क्रिया 
विशेष कौन सी है जिसके करने से कि वे विकल्प दब सके। झनेकों बार जब कि में क्रोध में भत्यन्त 
व्याकुल बना हुआ, भन्दर ही ग्रन्दर कुछ जलन सी महसूस करता हूँ मेंने यह भंनुभव किया है कि ऐसे 
ग्रवसरों पर यदि मैं घर या दुकानादि का वातावरण छोड़ कर क्लब में जाकर खेलने लगू तो धीरे 
धीरे वह क्रोध शान्त हो जाता है। और उस समय तक पुनः जागृत नहीं हो पाता जब तक कि पुन: 
उसी प्रकार का कोई अन्य वातावरण मेरे सामने न बन जाये। बस इसी अपने भ्रनुभव से सिद्धान्त 
निकाल लीजिये | 


सिद्धान्त यह किमेल कि बाह्य बातावरण का मेरे विचारों के साथ बहुत बड़ा सम्बन्ध 
है | जुप्नारियों के वातावरण में में रह कर जुआरी भर शराबियों के वातारणा में में रह कर शराबी बन 
जाता हैँ। इस प्रकार निविकल्प बातावरण में में रह कर निविकल्प भी बन सकता हूँ। यद्यपि स्व पर 
भेद विज्ञान के अन्तगंत बस्तुत: इसका निषेध किया गया है, भर बताया गया है कि भ्रन्य द्रव्य का अन्य 
द्रव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। और इस बात पर मुझे विश्वास भो है। युक्ति श्रादि से निर्णय 
भी किया है, परन्तु अभी तक बहु विश्वास पूर्णतयः: मेरे जीवन में उतरने नहीं पाया है। पूर्व का 
पराश्चित हो जाने का संस्कार अभी हढ़ है। गलती मेरी ही है। पर करता हूं में किसी वातावरण 
से प्रभावित ही होकर । जो बात स्पष्ट अनुभव में झ्रातो हो, उस के प्रति न करने से क्या लाभ ? 


विकल्प को दबाने के दो उपाय हैं। एक तो यह कि स्व पर भेद ज्ञान के द्वारा में जहां 
कहीं भी बैठा हृड़ता धार कर वातावरण की झ्रोर दृष्टि ही न दू, और अपने शान्‍्त स्वभाव को लक्ष्य में 
लेकर श्रन्तरंग में एक नया वातारण उत्पन्न कर लू । यह उपाय करने बंठता हैं तो वर्तमान की इस 
प्राथमिक अवस्था में अपने को बिल्कुल असमर्थ पाता हूं। बात को समभना सरल है पर उस बात को 
कार्यन्वित रूप देना कुछ कठिन । समभने व श्रद्धा करते में अ्रधिक समय नहीं लगता, पर उसे पूरा करने 
को एक लम्बा समय होना चाहिये। उपाय ऐसा होना चाहिये जो इस अत्यन्त निकृष्ट भ्रवस्था में भी 
किया जा सकना सम्भव हो, और मेरी शक्ति से बाहर न हो । 


२६ मन्दिर की. कुंटुम्ब सम्बन्धी चिन्ताश्रों से कुटुम्ब के वातावरणा में रह कर, भौर धनोपार्जन सम्बन्धी 

अनुकूलता.. चिन्ताश्रों से दुकान पर रह करे और शरीर सम्बन्धी चिन्ताओों से शरीर की सेवा में 
संलग्न रह कर, बचने का प्रयास करते हुए भी बचा नहीं जा सकता । भ्रतः: इस निश्चय के झाधार पर 
कि वातावरण बदल देना चाहिये | भ्रतः यह विज्ञारना है कि इसको छोड़ कर किस वातावरण में जाऊं ! 
क्या क्लब में जाने से काम चल जायेगा ? नहीं, क्योंकि यद्यपि वहां कुटुम्बादि सम्बन्धी विकल्प दब 
जायेंगे पर हार जीत सम्बन्धी नये विकल्प उत्पन्न हो जायेंगे। भ्रतः बातावरण ऐसा होना चाहिये कि 
जहां जाकर यदि विकल्प भी उत्पन्न हो, तो वीतरागता सम्बन्धी ही हों, शान्ति सम्बन्धी ही हों। और 
सोभाग्य वश शान्ति के श्रादशे जीबित देव या उसकी प्रतिमा की शरणरा में जाने से यह प्रयोजन ठीक 
ठीक सिद्ध हो जाता है। जेसा कि इससे पहले के प्रकररोों में दर्शा दिया गया है । इन दोनों में भी देव की 
शरख् का तो प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वर्तमान में कहीं दिखाई ही देते नहीं। उनकी प्रतिमा सौभाग्य वश 
भव्य प्राप्त है । प्राप्त साधन से ही कुछ लाभ लेना है.! ४.४: ५ 


.. श्र केत्र वूजी ५ २६ मन्दिर की अनुक्ुलता 

क्‍ अत यह विधारिय कि यदि यह प्रतिमा चर पर ही रख लू' तो क्या बह वातावरण छूट 

कर मा साताव रण बचाया जा सकेगा ? यह बताने की आवश्यकता सहीं कि नहीं बनाया जा सकेगा । 

एक झोर स्त्री की नई तई मांगें, एक भोर बढ़, माता पिता की कर्राहेट, एक झोर बच्चों की चीख पुकार, 

. इन सब को होते हुवे प्रतिमा के सामने खड़े हुये भी कैसे 'मेरा उपयोग उनकी ओर भ्राकषित न होगा ? 
झत: कोई भ्रन्य उपयुक्त स्थान हूं ढना होगा । 


ह चलिये बन में खोजें | प्राहा हा |! कैसा रभशीक व सुन्दर स्थात है ? यहाँ ही तो देखा 
था प्रपने प्रभु को बैठे हुये । बड़ा शान्त । प्रकृति ने मानों भ्रपनी विशाल गोद फैलाई है-नगर व ग्राम की 
दाह से जले मुझे ग्राश्नय देने के लिये । बहुत शान्त वातावरण है। इससे अच्छा और क्या वातावरण हो 
सकता है ? जहां गाते ही में भ्रूल जाता हैँ सर्व कुटुम्ब को, धन को, यहां तक कि शरीर को, झौर खो 
जाता हूँ प्रकृति की सुन्दरता में । उस स्वाभाविक वे शाशवत्‌ सुन्दरता में जिसको करने का या नवीन 
बनाने का विकल्‍प भी मुझे नहीं आ सकता ? बस अपने प्रभु की प्रतिमा को यहां ही ले झाऊं, और कर 
दृ' विराजमान, किसी वृक्ष के नीचे, एक शिला पर । यह बातावरणा स्वयं शान्त होने के कारण, प्रतिमा 
के दर्शन करने में मेरी बहुत सहायता करेगा । और इसी कारणा से बन गये चैत्य वृक्ष । जिनकी ओर 
कि गुरुदेव पुनः पुन: संकेत कर रहे हैँ-इस श्रागम में । चैत्ग वृक्ष । श्रर्थात्‌ प्रतिमा रखी गई हो जिस वृक्ष 
के नीचे, वह चेत्य वृक्ष । श्ौर प्राचीन समयों में यह चेत्य वृक्ष ही हुआ करते थे, जहां जाकर कि में 
कुछ देर के लिये भूल जाता था-सब चिन्तायें पश्रौर लय हो जाता था प्रभु की शान्ति में। जैसा कि पहले 
प्रकरणों में बता दिया गया है। 


यह समय वह था जब कि में छोटे छोटे गाँवों में रहा करता था। दो फर्लाजु चला कि 
चत्य वृक्ष पर पहुँच गया । फालतू समय भी काफी होता था। सो पचास छोटी छोठी भोंपड़ियों का ग्राम 
होता ही कितना बड़ा है ? चारों श्र बन ही बन पड़ा है, श्रौर हैं हरे हरे खेत । परन्तु समय में पलटा 
खाया और आ्राज में रहता हूँ बड़े बड़े नगरों में । जहाँ से यदि कई मील भी चल लिया जाये तो भी मैं 
बन में प्रवेश न कर सकू गा। सड़कों श्रादि पर बड़ा व्याकुल सा वातावरण । और आज इतना समय भी 
तो नहीं है मेरे पास कि मीलों चला जाऊ बन में भगबान के दर्शन व पूजा करने और घर पर लौट 
श्राऊ । सम्भवतः श्राधा दिन लग जाये इस काम में । में गृहस्थ भला कैसे दे सकता हैं इतना समय ? 
यदि गुरुदेव की प्रेरणा से या भ्रन्तष्करणा में शान्ति की अ्भिलाषा की प्रेरणा से कुछ समय निकालने का 
भी प्रयत्न करू तो बड़ी कठिनता से १५ मिनट या भ्राध घण्टा । भ्रव्वल तो इतना समय भी फालत्‌ कहां 
है भाज मेरे पास ! 


बन को प्रनुकूल वातावरण के रूप में प्रयोग में करना झ्राज भ्रसम्भव है। श्रतः कोई 
प्रन्य कृत्रिम मार्गें निकालना पड़ेगा, जो भले ही उतना सुन्दर व स्वाभाविक न हो, पर जिस किस प्रकार 
भी वहां मेरे प्रयोजन की सिद्धि किडिचित हो सके । और निकल ही झाया, एक उपाय। नगर ही में एक 
पृथक स्थान या मन्दिर बना डालो । उसके झन्दर घर सम्बन्धी कोई सामान न रखो। बस हो मेरे प्रभु 
की प्रतिमा शान्ति कै दर्शन के लिये, भौर हो मन्दिर की दिवारें, जिनके दूसरी ओर भले पड़ा रहे नगर 
का व्याकुल वातावररा, परन्तु उनके भीतर हो केवल एक झान्ति ही शान्ति । चहूँ शोर दीवारों पर खिचे 
हों भा पो आकुतिक चित्र, या शान्त जीवनों के. चित्र, था हों शान्ति उत्पादक कुछ गुरु वाक्य | ताकि 


२१- देव पूजा $48॥ २६ मन्दिर की असुकुलता 


“इस स्थान में श्राकर जिधर भी हृष्टि उठाऊ-दिखाई दे एक शान्ति । इसे कहते हैं मन्दिर भ्रर्थात्‌ शान्ति 
का लिवास स्थान । यद्यपि झाज इस बिलासता के थुग में श्राकर इसमें भी विलासता. का विषैला ग्रंश 
प्रवेश पा गधा है। सोने चाँदी की ग्रधिकाधिक सामग्री के रूप में, कुछ बर्तनों के रूप में, छेत्र, चमरों के 
बढ़े संग्रह के रूप में, फर्नीचर के रूप में, परन्तु फिर भी यहां श्रन्यत्र की श्रपेक्षा शान्ति है। कर्तेब्य तो यह 
है कि इस विषैले अ्रंज् को यहां से निकालने का प्रयत्न करू, और कर भी रहा हैं। कुछ सर्फलंता भी 

मिली है। क्योंकि नवीन आदर्श मन्दिरों की स्थापना की जा रही है, जहां न स्वर्ण का छत्र है न चमर, 

ने बर्तन भांडों की खड़ खड़ाहट, न अधिक चौकियों प्रादि का संग्रह, ने अ्रधिक प्रतिमायें न लौकिक 
श्राकर्षण । केवल एक विशाल प्रतिमा है और एक बड़ी टेबल या बैठने के लिये कुछ भ्रासन। बस और 
कुछ नहीं । यह हे मेरे प्रयोजन की सिद्धि में सहाय . शान्‍्त वातावरण । 


यद्यपि प्रभु को तो कुछ नहीं, वह तो वीतराग है। कहीं भी बेठा दो ले जाकर । निश्चल 
व निविकल्प ही रहते हैं। पूर्ण जो हो गये हैं। पर मैं तो अ्रभी चलना भी नहीं सीखा है। इसीं कारण 
मन्दिर में यह विलासता का हृदय खटकने लगता है झ्राँखों में सो ठीक ही हैं। फिर भी श्रपना काम 
निकालना है। यदि भादर्श मन्दिर उपलब्ध हो जाये तो बहुत श्रच्छा, नहीं तो भागते चोर की लंगोटी ही 
भली । इन ही मन्दिरों से काम चलाझ्रो । ज़रा भ्रधिक बल लगाना पड़ेगा, इस रूप में, कि दृष्टि के 
सामने पड़े आकर्षक पदार्थों की श्र मेरा विकल्प खिचने न पावे । परन्तु घर व दुकानादि से फिर भी 
भ्रच्छा है | भ्रनेकों भ्रन्य विकल्पों में तो छूट्री मिली ही मिली । दो प्रकार कीं गुख्य बाधायें हैं जो मेरी 
शान्ति की बाधित करती है। एक इन्द्रिय ज्ञान व उनके द्वारा जाने गये पदार्थ, और दूसरा मन व उसमें 
उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष व श्रप्रत्यल पदार्थों सम्बन्धी विकल्प। इन दोनों बाधाओं में से इन्द्रिय ज्ञान 
सम्बन्धी स्थूल है, क्योंकि वह बाह्य में पड़े पदार्थों का आश्रय लिये बिना उत्पन्न नहीं होती, और पन 
सम्बन्धी बाधा सूक्ष्म है, क्योंकि इसके विकल्पों को बाह्य में किसी पदार्थ के आश्रय की आवश्यकता नहीं 
है। मन्दिर के वातावरण व घर आदिक के वातावरण में इतना ही ग्रन्तर है कि' घर भ्रादिक में तो 
दीनों प्रकार की बाधायें सम्भव हैं परन्तु मन्दिर में केवल मन सम्बन्धी । क्‍्मोंकि रागात्मक बाह्य पदार्थ 
वहां दिखाई ही नहीं देते । घर बैठ कर विकल्पों के प्रशमन का पुरुषार्थ करने में दोनों प्रकार की 
बाधाझों का सामना करना पड़ेगा । जिसमें भ्रधिक बल की आवश्यकता है। और मन्दिर में बैठ 
कर वही पुरुषार्थ करने में केवल एक बाधा का सामना करना पड़ता है। इसके प्रतिरिक प्रतिमा 
की उपस्थिति मुझे शान्ति के दर्शन करने में सहायता भी देती है। इसलिये कम बल से भी काम 
चलता है। 


यदि विकस्‍्पों के प्रशमन के लिये पर्याप्त बल म्रुक में हो, तो मन्दिर की वास्तव में कोई 
आवश्यकता न थी। तब तो घर पर बंठे, दुकान पर बैठे, रेल में बेठे, या सड़क पर चेल॑ते, किसी स्थान 
. पर भी, किसी समय भी, मैं विकल्पों को दबा कर ज्ञान्ति में मग्न हो जाता। परन्तु अनुभव करने पर 
तो यह जाना जाता है कि जीवन चर्चा में विकल्प बजाये दबाने के अधिकाधिक वृद्धि को ही प्राप्त 
होते हैं, इसलिये विकल्प प्रशमन के प्रयोजनार्थ घर भ्रादिक का वातांवरण प्रतिकूल पड़ता है झौर 
मन्दिर का वातावरण अनुकूल । भागे झागे भी सर्वत: यही सिद्धान्त लागू करना पड़ेगा कि अनुकूल 


३१ देव बुआ: १४४५. २७ मन्दिर में प्रवेश करते समय विकल्पों का स्पाय 
वातावरण में रह कर पुरुषार्थ करने में कम बल' लगाना पड़ता है, इसलिये आ्रांगे भ्रागे के सर्व प्रकरणों 
में जहां प्न्तरंग विकल्पों के संवरव भ्रर्थात्‌ प्रशमन का अनेक दिशापों में असार होने लगेगा, जिस. किस 
प्रकार भी प्रतिकुल निमित्तों के त्याग व प्रनुकूल निमित्तों के ग्रहण करने को, हृष्टि में से भ्रोऋल नहीं 
' किया जो सकेगा । कारण कि में अ्रधिक बल वालों की कोटि में नहीं है। मेरी शक्ति बहुत हीन है। 
जरा सी बात में ही विकल्प उठ खड़े होते हैं। श्रागे भ्रागे भी यद्यपि शक्ति बढ़ती चली जायेगी, भौर 
बहां वहां तत्‌ तदनुसार अनुकूलतायें बनाने का प्रयास भी बराबर चलता रहेगा। भले पहले पहल 
की अनुकूलताओों का आगे भागे कोई मूल्य न रह जाये । जेसे कि साधु दशा में पहुँच जाने पर यद्यपि 
मन्दिर का अधिक मूल्य नहीं रह जाता, परन्तु कोई भी श्रस्थ॒ एकान्त नाम के योग्य स्थान का सूल्य 
बन जाता हैं। 


२७ मन्दिर में भ्रब यह तो सिद्ध हो गया कि मन्दिर में श्राकर अनुकूल वातावरण के कारण में चाहे 
प्रवेश करते तो किड्चित्‌ शान्ति प्राप्त कर सकता हूँ। परन्तु मन्दिर में भ्रा जाने मात्र को पर्याप्त मान 
समय विकल्पों कर यदि सन्तोष कर बैद्व तो क्या उस प्रयोजन की सिद्धि सम्भव है ? नहीं। क्योंकि 
का त्याग यद्यपि एक स्थूल बाधा टल कुकी है परन्तु अत्यन्त प्रबल मन सम्बन्धी सूक्ष्म बाधा 

जीतनी है। यदि उस बाधा को जीतने का प्रयत्न किये बिना, तथा बाघा के विवेक हीन केवल 

साम्प्रदायिक विश्वास के भ्राधार पर ही, मन्दिर में प्राकर हाथ जोड़ और चला जाऊ तो कोई कार्य की 
सिद्धि नहीं हो सकती । इसलिये इतना जानना झावश्यक है कि मन्दिर में क्यों श्राना चाहिये, कैसे श्राना 
चाहिये, और वहां आकर क्या करना चाहिये ? हि 

उपरोक्त तीन प्रश्नों में से पहले प्रइन का उत्तर तो दिया जा चुका है कि केवल विकल्पों 
का प्रशमन करना ही म.न्दर में आने का प्रयोजन है। इसलिये यहां श्राने से यदि विकल्प किचित्‌ भी 
शान्त नहीं होते तो यहां श्राना निरर्थक है। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी लगभग भरा गया, कि वहां आकर 
प्रतिमा में जीवित देव के पूर्व प्रकरणानुसार दर्शन करते हुये निज शान्ति में लय होने का प्रयास करना 
चाहिये । मन्दिर में भी श्राकर यदि “यह बड़ा सुन्दर है, यह स्तम्भ संगमरमर के हैं, इस पर बहुत 
पैसा लगा हुआ है, भ्रभी इसमें इतनी कमी है”, इत्यादि विकल्पों में उलफकर देव दर्शन का कार्य भूल 
बेदू तो भी यहां श्राना निरर्थक ही हुआ । इसका यह अर्थ नहीं कि फिर यहां न श्रायें, बल्कि यह श्र्थ है 
कि यहां श्राकर इन विकल्पों में उलभने की बजाये यथार्थ देव दर्शन का कार्य करना ही मेरा कतंव्य है। 
देव दर्शत व देव पूजा में कोई विशेष ग्रन्तर नहीं है। दर्शन ही पूजन है। 

प्रब यह देखना है कि मन्दिर में कैसे झ्ाया जाये ? प्रयोजन पर ध्यान दीजिये। विकल्पों 
के प्रशमनार्थ व शान्ति के भ्रनुभववार्थ झाता है यहां | शान्ति के दर्शन तो देव की पूजा से हो जाते हैं । 
पर विकल्पों का प्रशमन तो स्वयं करना पड़ेगा । विकल्पों की उपस्थिति में देव के भी तो दर्शन न कर 
सकोगे । नेत्र करते होगें दर्शल और मन भागता फिरेंगा घर व बाजार में । मन्दिर तो केवल निमित्त 


._'२१ देव घुजा का १४६... २७ मन्दिर में प्रवेश करते सयय विकल्यों का त्याय 
मात्र हैं। यदि स्वयं पुरुषार्थ प्रवर्धक विकल्पों का किचित्‌ त्याग करू', लो मन्दिर व बातावरण सहायक 
. कंहलायें, और यदि मन का व्यापार चलने दू', इस पर ब्रेक न लगाऊं, तो मन्दिर तो जबरदस्ती शुभ से 

. विकल्प छीनने से रहा ? प्रतः मन्दिर के लिये घर से चलते समय पहिला पग ही जब पाने बढ़ जाये 
तब से ही प्रपना मन्दिर सम्बन्धि कार्य प्रारम्भ करना है । 


“ग्रब चला हूँ प्रभु के साथ, तन्मय होने । भ्पनी शान्ति का, तृप्ति का, स्वाद लेने । परण 
शाल्हाद में तृत्य करने । मानों प्रश्न की बीतरागता अभी से घूमने लगी है मेरे हृदय पट पर । भरे चेतन ! 
यह विकल्प क्‍यों ? क्‍या नाता है इन पदार्थों से, कुटुम्ब से इस सम्पत्ति से या इस शरीर से तेरा ? सब 
जड़ या चेतन पथिक जा रहे हैं भ्रपने अपने मागें पर, बराबर बढ़ते हुए एक लक्ष्य की श्रोर न जाने क्यों ? 
मैं भी जा रहा था झ्रब तक इनकी साथ । पर मुझे मुड़ जाना है दूसरी पगडंडी पर, और इन सबों को 
जाना है सीधे इसी पगडंडी पर । जाने दो इन्हें । तुझे कया मतलब कहीं जाये यह । तू श्रपना मार्ग देख 
और यह देखें ग्रपता । तिभ लिया जितना साथ तिभना था। सदा किसका साथ निभता है? यों ही 
मिलते और बिछुड़ते रहते हैं। भ्रब इधर मत देख । इस अपने मार्ग की ओर देख । इस पर जाते हुए भी 
तो कोई न कोई साथी मिल हो जायेगा | घबराता क्‍यों है ? भले कम पथिक जाते हों इस मार्ग प्र, 
परन्तु जाते तो अ्रवव्य हैं | मार्ग सूना तो नहीं है। वे तो थे सब स्वार्थी, लुटेरे, और इधर मिलेंगे 
निःस्वार्थी, करुणाधारी । वे देखो दूर दिखाई दे रहा है कोई जाता हुआ । कितनी शान्त है इसकी चाल” 
झभौर इसो प्रकार की विचार धारा में बहते न जाने कब भ्रा जाये मन्दिर की डयोढ़ी । 


ग्राज भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ । परम अभीष्ट शान्ति की उपासना को जा 
रहा हैँं। तो सर्वे विकल्पों की गठरी छोड़ दे इसी डयोढ़ी के बाहर । इसको सर पर रखे कंसे जायेगा 
झ्रागे ? और अच्छा भी क्या लगेगा इस घसियारे की दह्षा में प्रभु के भागे जाता हुआ ? यह माली तो 
यहां बेठा ही है। ज़रा देखते रहना भाई ! वापिस आकर उठा लू गा, “और इस प्रकार सर्व ब्रिकल्पों के 
भार को त्याग कर, प्रवेश करता हूँ मन्दिर में । मानों आज मैं साधु ही हूँ । मेरे में और साधु में अन्तर 
ही क्या है ? उसने घर सम्पत्ति को त्याग वेराग्य धारा । और मैंने भी घर सम्पत्ति तथा उनके बिकल्पों 
की गठरी को त्याग वराग्य घारा । वह भी शान्ति की श्र उन्मरुख और में भी शान्ति की प्लोर उन्झुख । 
रहे यह वस्त्र, सो इनकी कोई मुख्यता नहीं । क्योंकि इस समय देव के अतिरिक्त मुझे कुछ दिखाई ही 
नहीं देता । यहां वस्त्र बेचारे मेरी हृष्टि में कंसे झावें । “पौर यह देखो झा गया अब मे साक्षात्‌ प्रभु के 
सामने । इसके पश्चात्‌ वही तल्‍्लीनता जिसके सम्बन्ध में पहले काफी बताया जा चुका है। 


इस प्रकार श्रपनी झपनी योग्यता अनुसार किसी निदिचत समय के लिये, १५ मिनट 
श्राध घण्टा या एक घण्टे के लिये सर्व संग विमुख होकर, घर गृहस्थी से नाता तोंड कर थोड़े समय के 
लिये मानों भुनि हैं, मन्दिर में प्रवेश करू तो मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो । श्लौर उसी का नाम है वास्तव 
में मन्दिर जाना। उतने समय के लिये इतनी हढ़ता होनी चाहिये, जैसे कि सेठ धन दत्त को हुई थी । 


' २१ देव पूजा. १४७... २७ मन्दिर में प्रवेश करते समंथ विकल्पों का त्याग 
धन का लोभ हामि ता तुच्छ सी बात है, यदि पुत्र मृत्यु का समाचार भी भरा जाये तो नेत्र न हटे-प्रभु पर 
. से, और कोई विकल्प न झाने पावे मन में । “भरे ! ऊँसे पुत्र का नाता है ही कहां मेरे पास इस समय ? 
यह तो बाहर पड़ा है गठड़ी में । भाई ! ज़रा बाहर प्रतीक्ष]! करो । जब बाहर झ्राऊ तो याद दिलाना। 
खोजू गा उस गठड़ी में बह तुम्हारा काग़रज़ कहीं मिल गया तो । भ्रब तो कुछ याद नहीं पड़ता। झ्भी 
दफ्तर का समय हुआ नहीं, शान्ति का भोजन कर लू, फिर भाऊंगा। फिर सुनूगा कि क्‍या कहना 
है तुम्हें । भ्रच इस समय अ्रवकाश नहीं।” ऐसे होने चाहिये विचार उस अवसर पर। तब कहा 
जा सकता है कि मन्दिर में जाना सफल हुआ । भौर उसे तू स्वयं भ्रनुभव करेगा। यह है बास्तविक 
देव दर्शन । 


हि. रा न 


२२ 
- गुरु उपासना :- 


दिनाक २८ जुलाई १६५६ 
प्रवचन नं० ५ 


१--तत्वों की पुनराब्रत्ति, २--गुरु परीक्षा की मुख्यता व सार्थकता, ई--गुरु का जीवन एक शिक्षा है, 
४--आदर्श गुरु उपासना, ४--देव व गुरु में कथशब्वित समानता, $--पर होते हुए भी इनका भ्ाश्रय क्‍यों 
७--प्रयोजन बश जनेकों गुरु, ८--युरु परीक्षा की प्रधानता और उसका उपाय, ६--गुरुकी यथार्थ पहिचान 
बीतरागता, ह०-यथाय्थे गुरु, ११--अयथार्थ गुरू, १२--क्वालादि के बहानों का निराकरण । 


१ तसवों की पूर्व संस्कारों को विजय कर महान विकल्प सागर से पार हो जाने वाले, तथा गम्भीर 

पुनराशति. प्रशान्त सागर की श्रथाह ग्रुरुता को प्राप्त हे गुरुवर ! मुझे भी ग्रुरुता प्रदान करें। हे 
कुशल खेवटिया । मेरी नौका इस भव सागर से पार करो । उस पार, जहां न राग द्व ष को ज्वाला हो 
झ्ौर न हो हर्ष शोक की आंधी। हो एक गहन शान्सि। आज में अ्रद्यान्त हैं। प्रतिक्षण मिलने 
वाली भन्तरंग की प्रेरणा, मुझे शान्त द्वीप की श्रोर जाने के लिये मानों वाचाल कर रही है, परन्तु 
विकल्पों की इस आरांधी में भ्रत्यन्त विशाल व भयानक इस भव सागर को इन शक्ति हीन भुजाओों से 
कैसे पार करू ? 


हे गुरुवर ! यदि जन्मान्ध इस पामर को श्रांखें प्रदान करके ग्राप यह न दशाते कि मेरा 
घर शान्ति है, और आज मैं अ्रशान्त सागर में गोते खाता हूँ, तो किस प्रकार मुझे आपकी शरण भाती ? 
मैं कंसे यह समझ पाता कि में तो चिदानन्द घन पूर्ण परमेश्वर, आनन्द मृरति, तथा ज्ञान शरीरी वर्तमान 
में स्थित प्रभु आत्मा हूं, चेतन्य हैँ अ्रमृतिक हूँ ? 


तथा जीव तत्व के ऐसे श्रद्धान बिना कैसे यह विश्वास करता कि, “यह मेरे हैं, में इनका 
हुँ। इनसे मुझे सुख दुःख है भोर मुभसे इन्हें सुख दुःख है।” इस प्रकार की धारणाप्रों के साथ इन्द्रियों 
से दीखने वाले यह, क्षेत्र से पृथक स्त्री, पुत्र, धन, मकान प्रादिक पदार्थ, श्रथवा मेरे श्रांगन में रह कर 
नृत्य करने वाला यह चमड़े का शरीर व सूक्ष्म कार्माणा, भ्रथवा नित्य उठने वाले यह विकल्प भ्रादिक, 
सर्व पदार्थ “पर” हैं। मुझ से प्रत्यन्त भिन्न हैं । इसमें मेरा हित अहित निहित नहीं है। प्राज तक सदा 
. यही मानता श्राया हूँ कि इनका कार्य में करता हैं और इनके कारण से मेरा काम हीता है, इनके लिये 

में काम करता हूँ भौर मेरे लिये यह काम करते हैं, मेरे स्वभाव में से इनका कार्य श्र्थात्‌ लाभ हानि. 

निकलतो है भर इनमें से मेरा कार्य बनता है, मेरे श्राधार पर इनका जीवन व सत्ता है और इनके 


. २९ झुह उपासना हक हू १ तस्वों की पुनरावृति 
. झापधार-पर मेरा जीकन व सत्ता है । में न होऊं तो ग्रह न हों,भौर यह न हों तो मे न होऊं। में इनकी रक्षा 
करता है यह मेरी रक्षा करते हैं। यह न होते तो मेरा कभी का कल्याण हो गया होता, न्याय. भन्याय॑ 
कभी न॑ करता । झुझ निर्दोष को दोषी बनाने वाले यह हैँ, में तो उज्जवल निर्दोष हैँ। इत्यादि । इस 
' प्रकार की पर-पदार्थ के साथ षट कारकी प्रमेद बुद्धि के कारण इनके ही काम में व्यग्रता धारण कर, 
प्रपने काम से विमुख मैं प्रशान्त बना हुआ हैं । भौर मज़ा यहु कि फिर भी चाहता शान्ति ही हैं। यह 
सब भापका ही प्रसाद है कि श्राज में इन सबको प्रत्यक्ष पर-पदार्थ के रूप में अ्रपने से बिल्कुल भिन्न षट्‌ 
कारकी रूप से पृथक देखने में समथे हुआ हैं। इन सबको अपनी दृष्टि से अ्रजीव तत्व रूप देख पाया 
हैं। ऐसी भारी भूल के भान बिना “अजीव इतने होते हैं, इतने प्रकार के होते हैं, इनके लक्षण यह यह 
हैं? इत्यादि जानने को ही भ्रजीव तत्व का श्रद्धान ग्रिनता रहा! कभी विश्लेषण द्वारा स्ववंपरको 
जुदा करके नहीं देखा । 


“यदि मेरी भूल है तो हुआ करे । इस भूल से मेरी हानि ही क्‍या है ? इसी प्रकार की 
धारणा आज तक बनी रही । यह भी कभी सोचने को अवकाश न मिला कि मेरी वर्तेमान की दक्षां 
क्या है, और शान्ति का स्वरूप व उसकी प्राप्ति का सच्चा उपाय क्या है! उपरोक्त पर-पदार्थों की 
व्यग्रता में, इच्छाओं के श्राधार पर भ्र्थात्‌ इच्छाओ्रों को बढ़ा चढ़ा कर, में शान्ति खोजने बेठा है। महान 
झाइचर्य है। आपके बिना मुझे इस प्रन्धकार में कौन यह सुझाता कि यही तो मेर। अपराध है। और 
इस अपराध के ही द्वारा पुष्ट किये गये, नित्य के राग ढ षादि को प्रेरित करने वाले संस्कार ही मेरा 
वास्तविक बन्धन है। भ्रशान्ति का मूल है। श्रापका शाब्दिक उपदेश पाकर भझ्राज तक यही मानता झाया 
हैं कि जड़ कर्मों का मेरे प्रेदेशों में आना मात्र कोई भ्राखव नाम का तत्व है, और उनका किसी विचित्र 
प्रकार से बन्धान होकर कार्माण शरीर का रूप धारण कर लेना ही बन्ध तत्व है। श्राज तक अपनी 
शान्ति भ्रशान्ति को खोजने का प्रयत्न ही नहीं किया । कर्म हैं, ऐसे हैं, बसे हैं, इस प्रकार के भेदादि की 
उलभन में उलभा अपने को ज्ञानी मान बैठा, और भूठे अभिमान के शिखर पर बेठ, नीचे पड़ी बिलखती 
अपनी शान्ति पर स्वयं धूकने लगा । 


प्रापकी महान कृपा से श्राज वह कुछ रहस्य प्रगट हो जाने पर मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे 
रहा है-शान्ति पथ । भ्रशांति के उपरोक्त श्रमात्मक पथ से बिल्कुल उल्टा, विपरीत दिल्ला में जाने वाला । 
धन्य है भ्रापकी बुद्धि ! विष में से अमृत खोज निकाला । अनुमान के श्रधार पर यह जाने कर कि “क्योंकि 
वहां भ्रशान्ति है, और मुझे चाहिये शान्ति । वहां विकल्प हैं श्रौर मुझे चाहिये निविकल्पता “यह सिद्धान्त 
बना डाला कि शान्ति का मार्ग प्रशान्ति से बिल्कुल उल्टा ही होना चाहिये। झापने देखा कि शद्यान्ति 
उत्पन्न हो रही है पर-पदार्थों का श्राश्नय लेने से, ग्रत: शान्ति का मार्ग होगा उनका आ्राश्रय छोड़ देने से । 
झौर इसलिये मुझ पामर को उपदेश में बताने लगे यही रहस्य, कि यदि में उन पर-पदार्थों का कर्ता न 
बनू' उनसे लाभ हानि न मानू , उनमें रस त लू, तो अवश्य शान्त हो जाऊं। उसी मार्ग का अर्थात्‌ संवर 
का प्रकरण चल रहा है। लक्ष्य है पर-पदार्थों का श्राश्रय कतई न हो । कर्ता बुद्धि के भाधार पर होने 
वाला राग व ढ्वं ष कतई न हो । 


. .. ... : राग झौर हू ष दोनों सहोदर हैं। “यत्र र।गः पद घत्ते द्व पस्तन्नेति निश्चय: ।/' जहां राग. 
: होता है वहाँ द्वष होता ही है । कोई द्वे ष को बुरा समझे भौर राग को अच्छा माचे सो ,यरत है। दोनों . 


. रशेगुहजयासना -. १४० २ गुरु परीक्षा की मुख्यतीं 4 शाबकता 


.., ही भांकुलेतां जनक हैं। स्वयं भ्राकुलता स्वरूप हैं। उनको दूर करना ही होगा। 'यंह कतई से ही; 
. ऐसा तो हुआ लक्ष्य । हमें तो इंस लक्ष्य की पूर्ति करनी अभीष्ट है। इसे कार्मोम्थिस 


: “रूप देना प्रभीष्ट है। लक्ष्य मात्र से तो काम चलता नहीं । और उसकी प्राप्ति की जिज्ञासा रखे कर उस 


कर] 


और चले बिना वहै लक्ष्य भी क्या ? ः 


अब देखना यह है कि क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति एक समय में हो जानी सम्भव है, प्र्थात्‌ 
ब्या सम्पूर्रो राग ढ्व ष का जीवनमें से विच्छेद किया जाना सम्भवहै ? नहीं, लक्ष्य एक समय मनिश्चय हो 
जाया करताहै पर प्राप्ति करनेमें भ्रधिक समय लगताहै । लक्ष्य बनाना एक बातहै भौर उसकी प्राष्ति दूसरी 
बात | लक्ष्यमें कोई क्रम नहीं होता,परन्तु प्राप्ति के लिये कोई मार्ग होताहै,जिसमें क्रम पड़ता है। उस मारे 
में धीरे धीरे शक्ति अनुसार चलना होता है ? इसलिये चलते चलते कोई आगे निकल जाता है भौर 
कोई रह जाता है-पीछे । किसी में शाम्ति श्रधिक प्रमट हो जाती है श्रीर किसो में रह जाती है-कम । 
जितना बल लगाग्नो जितनी तेजी से चलो उतनी ही जल्दी झान्ति के निकट पहुँच जाओो। क्या प्रधिक 
बल बालें, क्या हीन बल वाले, उस मार्ग पर चलने की देर है, पहुँच दोनों जायेंगे लक्ष्य पर | कोई पहले 
और कोई पीछे | प्रतः प्रभु ! श्रपने को अ्रसमर्थ मत सम । उस मार्ग चलने की सामर्थ्य तुम में न हो, 
ऐसी बात नहीं है। चल, भले धीरे धीरे चल । 


२ गुरु परीक्षा की शान्ति के मार्ग में गमन करते हुए तेरा पहला कदम कहां पड़ेगा भला ? वह पड़ेगा देव 
मुख्यया व पूजा में, शान्ति के पूर्णा आदर्श के बहुमान में, उसकी भक्ति व उपासना में, भ्रथवा चैत्य 
सार्थकता... चत्याकय व शान्त स्वरूप प्रतिमा के आदों दर्शनों में, आदर्श पूजा में। पूजा जैसी कि 

पहले प्रकरणों में बताई गई है ! भ्र्थात्‌ देव केसा होना चाहिये, प्रतिमा व मन्दिर से क्या लाभ, भनुक्कुल 
वातावरण का मन पर प्रभाव पड़ता है इत्यादि, बातें बताते हुए भली भांति यह बात दर्शा दी गई थी 
कि देव का झाश्रय लेने का यह प्रयोजन नहीं है कि वह मुझे ज़बरदस्ती तार देगा । पर यह है कि नमूने के 
रूप में उसे अपने सामने रख कर में भ्रपने जीवन में उसका रूप ढालने का प्रयत्न कर सकू । जैसा नमूना 
होगा बसा ही माल बनाया जा सकेगा । इसलिये नमूने के सम्बन्ध में अत्यन्त सावधानी वत॑ने की 
आबंश्यकता है । खूब भ्रच्छी तरह परीक्षा करके, भ्रपनी अभिलाषाओं के अनुरूप ही नमूना अर्थात्‌ देव 
को उपास्य रूप में ग्रहण करना चाहिये । बिना विवेक किये जेसा तेंसा भी झ्ादर्श हमें हमारा लक्ष्य नहीं 
दर्शा सकता । 


प्रव दूसरें पग की बात चलती है। बह है गुरु उपासना । जिस प्रकार ऊपर अच्छी प्रकार 
घूम फिर के, खूब परीक्षा करके ही, अपने लक्ष्य के श्रनुरूप देव मैंने पहलें खोजा है, उसी प्रकार यहाँ गुरु 
के सम्बन्ध में भी जानना । गुरु मेरी नाव के खेवटिया हैं। अतः देव से भी अ्रधिक है-उनकी' मुख्यता । 
जैसा कसा भी गुरु मेरी नाव को किस दिशा में ले जाये, शान्ति की ओर ले जाये या अ्रशान्ति कीं 
गहराई में डुबाये यह कौन जाने ग्रतः खूब श्रच्छी तरह परीक्षा करके ही किसी को गुरु स्वीकार करना 
यौग्य हैं। गुरु चेतन पदार्थ है। अपने उंर्यदेशों से वह॒ शिष्य की बुद्धि को अश्रपने अभिप्राय के भनुसार 
चुमां सकता है। भ्रतः गुर को स्वीकार करने से पहले यह जान लेना अत्यन्त झ्रावश्येक है कि इसका 


एश्कुशउपासभां, | . १४१ ./#/... ३ गुर का जीवन शक शिक्षा है 
.. आल्तरिक भ्शिप्राय क्या है ? इसका जीवन शान्ति को झोर जा रहा. है या भभिलाषाओं के पोषरत 
_ह शुरु का बीवम देव पूजा बत्‌ ही गुरु उपासना का प्रयोजन गुरु को प्रसन्न करने का यां रिभाने का नहीं। 
. पक है शिवा बल्कि उनके दान्त स्वरूप पर से भ्रपमा शान्त स्वरूप निहारना, उनके गुणों पर से अपने 
युणतों को स्मरण करना, तथा उनके जीवन पर से अपने जीवन में कुछ परिवतेन की प्रेरणा लेना है। इस 
मार्ग में मेरी प्रगति बराबर बढ़ती हुई चली जानी चाहिए । यद्यपि देव पूजा करते समय श्रा्ष पौन' घण्टे 
के लिए, प्रन्तरंग की प्रगति उस समय श्रवश्य कुछ शान्ति की शोर बढ़ी थी, पर दैनिक चर्या के झन्‍्य 
समयों में लौकिक धन्धों में फंस कर वह पुनः मन्द पड़ जाती है, लुप्त वत हो जाती है। गुरु का जीवन 
मुझे मन्दिर मात्र में सीमित कतंव्य ही नहीं दर्शाता, बल्कि चौबीस धण्टों की मेरी जीवन चर्या में. कुछ 
योग्य श्रन्तर डालने की प्रेरणा देता है, तथा इस संशय को दूर करता है कि यह शान्ति पूर्ण हो सकनी 
दाक्य भी है या नहीं । गुरु से प्रश्न करके नहीं बल्कि उसके जीवल पर से यह बात पढ़ी जा सकती है, कि 
यह शान्ति भ्रवश्य ही पूर्ण हो सकती है। और सुफे श्पने जीवन में कुछ इस प्रकार से परिवर्तत करना 
चाहिए। जैसा कि देष पूजा के प्रकरण मं० ११ के अन्तर्गत हृष्ठान्त में प्रगट करके दिखाया गया 
था (देखो प्रवचन नं० ३१ दिल्लांक २४ जुल।ई १६५६) | एक जीवित आदश्श से कुछ शाब्दिक उपदेश न मिलने पर 
भी एक भारी उपदेश मिलता है। यह उपदेश कुछ ऐसा होता है जो सीधा जाकर जीवन पर टकराता 
है, और जीवन की दिशा को घुमा देता है । दो वर्ष की स्वाध्याय भी इतना नहीं सिखा सकती जितना 
कि एक मिनट की गुरु उपासना सिखा देती है । ग्रुरु जीवित झादर्श है इसलिये इनकी उपासना या दर्शन 
मेरे जीवन में एक फेर ला सकते में समर्थ है। यद्यपि गुर मौखिक उपदेश भी देते हैं। जिससे बड़े-बड़े 
सिद्धान्तिक रहस्य खुल जाने के कारण मार्ग सरल बन जाता है, परन्तु जीवन को प्रेरणा देने बाला 
उपदेश वचनों से नहों बल्कि स्वयं उनके जीवनों से लिया जाता है। शाब्दिक उपदेश हम शास्त्र में से 
भी पढ़ सकते हैं। पर जीवित उपदेश हमें गुरु के सिवाय कहीं भ्रन्यत्र उपलब्ध नहीं हो सकता। इसलिए 
गुरु उपासना है इस मार्ग में दूसरा पग, मार्ग का बड़ा आ्रावश्यक श्रंग । 


४ झादरों गुर मेरी भान्ति उन ग्रुरुओं ने भी प्रथम पग देव पूजा में ही रखा था। वहां से बढ़ते बढ़ते ही 

उपासना. उन्होंने भ्रपनी अन्दर से आती हुई कोई गजना सुनी कि “प्रभ्ू! तू सिंह है; सिंह की 
सल्तान है; जिलोकाधिपति है। तू अपने को पामर व कायर मत समझ। अपनी जाति को पहिचान। 
जिनका तू उपासक बना है, वही तू है। उससे ही इन्हें जागृति मिली प्रेरणा मिली, भर बन गये वीर, 
सच्चे वीर, इन्द्रिय विजयी । ऐसा बीरत्व अपने भ्रन्दर जाग्रत करने के लिये ही गुरु उपासना की प्रधानता. 
है । गुरु उपासना का भअर्थे गुरु के पांव दबा देता, या उनकी सच्ची भूठी प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्न करने 
का प्रथत्व करता मात्र नहीं है। इसका भान्तरिक अर्थ कुछ और ही है। 


ही क्‍ उपासना कहते हैं गुरु की भ्रम्तरंग वीतराबता के दश्शत करने को । धन्य है प्रभु आपका 
जौवत । झाषके पास गृहस्थ दशा में सब कुछ होते हुए भी आपने उसको झोर चित्त त लगाया। वास्तव 
.. में आपने तत्व को समका है। सु पामर का भी उद्धार कीजिये। वह भावना वास्तव में भेरे भ्रन्दर भी 
. जागृत कीजिए। (वस्तुतः भावना यह जागृत नहीं करेंगे, परन्तु भक्ति के प्रावेश में उनके प्रति अहुमात 


ह है ९२ शुरु उपासना . 5 कपल १५२ ४ आदर्श शुरु उपासना 
. “होने से ऐसे शब्द निकल ही जाया करते हैं |) (जैसा कि देव पूजा के प्रबचन लं» ३१ दिनांक २४ जुलाई १६१६ 
५. के अकरण नं० १२ में बताया गया था) गृहस्थ में आप अपने को संतान का सहायक मान रहे थे, परन्तु कितती 
. “जल्दी छोड़ दी वह मान्यता ? मेरा भी यह भ्रम दूर कर दीजिए प्रभु ! आपने इस संसार से दूर एक 
, जगा संसार बसाया है। कितना सुन्दर है यह संसार जहां शान्ति सुन्दरी के साथ श्राप किलोल कर रहे 
''.. हैं।। जहां इस सुन्दरी की कोख से श्रापके सन्‍्तति उत्पन्न हुई है, निष्कपटता व निष्कषायता तथा भ्रन्य 
... अनेक सदुगुण । मुझे भी वहीं ले चलिये प्रभु ! कितने स्वतन्त्र हैं प्राप ? न है वस्त्र की आवश्यकता न 
ध्न की । न किसी की सहायता की झ्रावश्यकता न इन्द्रादि पदों की । धन्य है झ्रापकी स्वतन्त्रता को, 
धन्य है भ्रापकी निर्भवता को, धन्य है भ्रापकी साम्यता को । सुख व दुख में, ग्रनुकुलता व प्रतिकूलता में, 
सदा समान भाव । सदैव अपने को ही निहारा करते हैं। मुझ पर भी करुणा कीजिये नाथ। यह भाव 


व शक्ति मुझ में भी प्रदान कीजिये । 


“देखिये भगवन्‌ ! श्रापका वीये कितना बढ़ा हुआ है कि झापने कुटुम्बादि से ममत्व 
छोडा तो छोड़ा, परन्तु इससे भी भ्रागे आपने तो मेरी ऐसी ब्रुद्धि को, कि “क्या गर्मी सर्दी श्रादि की 
बाधायें सहन करने को में समर्थे हो सक़ू गा ?” दूर करके यह सिद्ध कर दिया है कि में भ्रवश्य सहन कर 
सकू गा । श्राप धन्य हैं । “परन्तु इस पर से मेरे जीवन में कुछ प्रेरणा मिले तभी तो यह “'धन्य?, धन्य 
है। भ्राज के लोकों को सम्भवतः यह भ्रम होता है कि दिशाओं मात्र को वस्त्र रूप से ग्रहण करते हुए, 
झ्राकाश की खुली छत के नीचे, गर्मी सर्दी को कुछ जबरदस्ती केवल भावुकता वश सहन करते हुए, श्राप 
कष्ट सहन कर रहे हैं, श्रौर वह कष्ट करना ही आपको मुक्ति दिला देता है। परन्तु यह केवल भ्रम है। 
प्रब मुझे झापके प्रसाद से तत्वों का प्रकाश मिला है । कोई जीव अ्रशान्ति के मार्ग में से शान्ति पा नहीं 
सकता, ऐसा मुझे हृढ़ विश्वास हो गया है। आपके जीवन को तपश्चरणों का जीवन कहा जाता है । 
परन्तु क्या जाने क्यों मुझे तो वह फूलों की सेज पर विश्राम करता प्रतीत होता है। यह सुख का मार्ग 
है | इसमें दुख है ही नहीं । कड़ाके की सर्दी सहन करते हुए भी आपकी मुखाक्ृति देखने पर आपके भ्रन्तर 
में कललोलित शान्ति रस का सागर मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अ्रशान्ति की एक रेखा को भी वहां 
प्रवेश कहां ? यदि सर्दी श्रादि सहन करने से भ्रापको दुःख होता तो आपके अन्दर अ्रशान्ति होती । श्र वह 
झापके मस्तक पर झाये बिना न रहती ? परन्तु यहां वह दीखती ही नहीं । 


क्‍ श्रब में जान पाया हूँ, कि यह बाधायें आपके लिये बाधायें नहीं हैं । श्रापका वीरत्व जागृत 
हो चुका है। भाज आपने साक्षात्‌ शत्रुओं को ललकारा है। शत्र, सामने खड़े हैं। परन्तु किस में सामर्थ्य 
है कि भ्रापको डिगा सके ? धन्य है यह साहस, कि यह बात जमकर दिखा दी है। शब्दों से नहीं, वरन्‌ 
प्रपने जीवन से । श्राप कितने बड़े योद्धा बन कर युद्ध क्षेत्र में उतरे हैं, जहाँ बड़े से बड़ा शात्र भाता है- 
झ्रापको विचलित करने के लिये-आरपकी परीक्षा करने के लिए। पोष माघ में चलने वाला तीज वायु का 
बैग, रात्रि को कितना ठण्डा कर देता है, परन्तु आप ऐसी रात्रि में भी धेय॑ भ्ौर शांति से, चिन्तवन 
में निजानन्दा रस पान ही किया करते हैं। झापके साहस को देख कर मानों जन सामान्य को कम्पा 
देने बाला वह तुषार स्वयं कम्पायमान हो गया है श्र।ज | वह .भागा जा रहा हैन जाने किस झ्रोर ? 
नहूं हा प्रहार से मानों भयभीत होकर भ्राज खण्ड खण्ड हो, हिम के रूप में श्राप के चरणों में भा 
पड़ा है डा क्‍ आओ हे 


२२ गुरू उपासना १५३ ५ देव व गुरू में कथठ्चित्‌ समानता 
... : इस प्रकोर के भावों से गुरु का स्वरूप देख कर, अपनी श्षक्ति का स्वीकार करना ही 

. वास्तव में गुरु उपासना है। और यदि में गुरु उपासना करू और करता ही चला जाऊ, जब तक कि 
बवीरत्व प्राप्त न कर लू, तो क्या मैं समक न पाऊंगा कि मेरे 'लिये भी. वैसा बन जाना सम्भव है ? और 
' क्या इससे मेरी गति इस मार्ग में और न बढ़ेगी ? इस उपासना के प्रताप से मेरां लक्ष्य श्रौर निकट आा 

. जायेगा । भरत: है कल्यारार्थी ! हे शान्ति पथ के पथिक ! राग्र की शरण को छोड़ भ्रज वीतरागी गुरु की 
शरणा में जा । कि 


दिनांक २६ जुलाई १६५६ 
प्रवचन नं ० १६ 


४ देव ब गुरू में शांति की प्राप्ति करने चला हूं। उसकी प्राप्ति से पहले 'बह क्‍या है? यह जानना 
कथब्वित आवश्यक है। ऐसा न हो कि हीरे के बजाय कांच ले आऊ । यद्यपि पहले शांति क्के 
समानता स्वरूप सम्बन्धी प्रवचन में चार प्रकार के शांति के चित्र खेंच कर उसके भूठे व सच्चे 

पने की परीक्षा कर ली गई थी । परन्तु नम्ृता देखे बिना उस रहस्य को समभना कुछ कठिन है। इसलिये 
शांति का नमूना देखने की आवश्यकता है। देव तो पूर्ण शांति के भ्रादर्श हैं ही-परन्तु उनसे किज्चित्‌ कम 
दशा में गुरु भी पूर्ण बत्‌ ही शांति के आदर्श हैं। क्‍योंकि बाह्य से देखने में देव व गुरु दोनों की शांति में 
कुछ भ्रन्तर दिखाई नहीं देता । श्रंतरंग में भले ही कुछ अंतर हो तो हो। उसको वह स्वयं जाने | मुफे 
उसमें क्या ? इसलिये शांति के मार्ग में जितने वन्दनीय व पूजनीय देव हैं उतने ही गुरु भी हैं। बल्कि 
किसी श्रपेक्षा से गृरु का ध्यान मेरी दृष्टि में देव से भी ऊ चा है । क्‍योंकि मुझे कीचड़ से निकाल कर सु ह 
दर मु ह श्राकर, वह मझे मेरा हित न दर्शाते तो देव का परिचय भी मुझे कंसे होता ? में इस उत्तम मार्ग 
में आ्राकर श्रपने जीवन को किड्चित्‌ भी शांत कंसे बना पाता ? श्ञांति की भ्रपेक्षा देखने पर तो पांचों ही 
परमेष्ठियों का एक स्थान है। आाचाये कुछ ऊ चे हैं, उपाध्याय कुछ नीचे हैं, श्रहेन्त सबसे ऊ चे हैं'' 
इत्यादि । इस प्रकार का भेद एक वन्दक की हृष्टि. में है ही नहीं। क्योंकि वास्तव में वह न देव को 
बन्दता है न ग्रुरु को वन्दता है। उसका वन्दन तो है केवल एक शांति के लिये, जो पांचों में ही उसे बाह्य 
में समान रूप से दिखाई देती है । 


६ पर होते हुए भी किसी को पूजने में व्यक्ति का कोई न कोई तो स्वार्थ होता ही है। और इसी लिये धन 
गुरू का भाश्रय का इच्छुक लक्ष्मी को पूजता है, वही बाट तराज़ू गज भ्रादि को पूजता है। सो बृथा नहीं 
क्यों... . पूजता । उसके प्ंतरंग में धन प्राप्ति का लक्ष्य श्रवव्य है। इसी प्रकार पंत्र परमेष्ठी की 

पूजा में भी मेरा कोई न कोई स्वार्थ श्रवद्य होना चाहिये । वह स्वार्थ क्‍या है ? “तू चैतन्य पदार्थ है, 

यह सब स्त्री पुत्र धन धान्यादि तुम से भिन्न हैं। शरीर, रागढ षादि यहां. तक कि स्वाभाविक पर्यात्न भी 
किसी अपेक्षा 'पर' है। ज्ञान में इनका प्राश्षय झाने पर कुछ रागात्मक विकल्प उठे बिना नहीं रहते । 

'झ्त: इनका भ्राश्रय छोड़े बिना शांति मिलनी ग्सम्भंव है ।” इस प्रकार एक ओर तो पर तत्व को छोड़ने 

का झादेश दिया जा रहा है, उसे श्रनिष्ट बताया जा रहा है और दूसरी शोर देव व गुरु का. आश्रय लेने 


# । । के 
नि ॥ ] 
पु दं ला! ॥| ५ हे । । 
धनेकों 
रे है ४ ॥ ॥ + 
हि ४ श्केरे ५ ५ डे । + ब्ध ५ ह ३८ 
ह 4 पं छुछ ; रु उपासना कं > 4 
कं, 
| ॥ 


: की, उत्तकी पूजा, बन्‍्दना आदि करने की प्रेरणा । क्या देव व गुरु स्व हैं ? यह भी तो पर हैं ? फिर उस 
: “कही का निवेध भ्रौर उसी का ग्रहण ? कसी भ्रजीब बात है ? समझ में नहीं भाती ? सो भाई ! ऐसी बात 
* ' हक|्ठी है ।पर तत्व का क्‍झ्राश्रय तो सदेव ही श्रशांति का कारण है। हमारा कतंब्ये तो एक मात्र निज .शांति 
... हे छहरना ही है। परन्तु क्‍या करें, श्रल्प दशा में यह सम्भव नहीं दीख रहा है ? पूर्व प्रवल संस्कार वच्च, 

 अर्षिक देर शांति में स्थिरता रहती नहीं। पुनः पुन: लौकिक पर-पदार्थों की शोर ही उपयोग भागने का 

. प्रयत्न करता है। इसलिये यदि पर तत्व का ही झराश्नय लेना है तो किसी ऐसे का ही ले, जिससे लौकिक 

: "तीज रागात्मक विकल्‍प तो न उठ पावें । विकल्प ही उठे तो शांति सम्बन्धी तो उठें। और इसी स्वार्थ 

. की सिद्धि के लिये शांति को प्राप्त किन्‍्हीं पर तत्वों का श्राश्नय लेने के लिये कहा जा रहा है। लौकिक 

. “पर पदार्थों का झझाश्रय पराश्रय के लिये होता है, इन में से रस लेने के लिये होता है, पर यह प्राश्रय 
पराश्रय छुड़ाने के लिये है । 


यहाँ बड़े भारी विवेक की आवश्यकता है। क्योंकि पराश्रय की बात है। बड़ी देख भाल 
कर, ऐसे का ही आश्रय लेना योग्य है जिनमें कि कुछ मेरे लक्ष्य बिन्दु की श्राभा दिखाई दे, शान्ति दिखाई 
'दे, वीतरागता दिखाई दे । यहां 'पर के प्राश्रय से भ्रर्थात्‌ ग्रुरु के ग्राश्नय से उठने वाली मेरी अपनी ही 
'आबक्लनायें, क्योंकि मुझे मेरी झ्ञान्ति की याद दिलाती प्रतीत होती है, निज शान्ति के दर्शन कराती प्रतीत 
'होती है, इसलिये वह 'पर' का आराश्नय भी स्व के झ्ाश्रय के लिये ही है। भविष्यत की वात नहीं वर्तमान 
'मैं ही उसके भ्राधार पर मैं श्रधिकाधिक स्व की ओर भुकता प्रतीत होता हूँ । ग्रत: वाह्य में देव गुरु का 
'प्राअ्रथ अन्त रंग में निज शान्ति का ही श्राश्नय है। दोनों क्रियायें साथ साथ चल रही हैं । लौकिक पर 
'पदार्थों से बाह्य निवृत्ति, देव शुरु में वाह्य प्रवृत्ति, देव ग्रुरु में भ्रन्तरंग निवृत्ति, स्व शान्ति में अंतरंग 
' प्रवृत्ति । निकृत्ति व प्रवृत्ति दोनों मार्गों का कितबा सुन्दर समन्वय ? यही है पंच परमेष्ठी की पूजा या 
उपासना में मेरा स्वार्थ । यहां विवेक की माँग है, कि यदि इस श्रल्प दशा में तुझे पर का गआाश्चय लेना 
“ही है, तो किसी ऐसे का ले जो तेरे लक्ष्य के भ्रनुकूल हो । 


७. प्रयोजन वश यद्यपि गुरु के सम्बंध में भी देव वत्‌ निश्चचित्‌ रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रमुक 
अनेकों गुरू. ही गुरु है। क्योंकि जिससे अपने जीवन के लिये कोई भी हित की बात सीखने में आये, 
यह गुरु है। भ्लौर इस प्रकार एक जुआरी का गुरु जुआरी श्रौर एक चोर का गुरु चोर ही हो सकता है । 
अन्य नहीं । लेकिन जीवय को उन्नत बनाने के लिये लौकिक विद्या प्रदान करने वाले स्कूल के मास्टर 
भी गुरु हैं। परंतु यहां जीवन सम्बंधी कोई बात सीखना भ्रभीष्ट नहीं है श्रत: वे लौकिक गुरु यहां गुरु 
नहीं कहे जा सकते । शांति सम्बंधि कोई बात जिससे सीखने में भ्रावे सो ही यहाँ गुरु कहा जा सकता है । 
'इस'श्रयोजन के लिये भी, कदाचित्‌ अनेकों कुछ ऐसे व्यक्ति या पशु व जड़ पदार्थ तक भी ग्रुरु बनते हुए 
'ब्राये जाते हैं, कि जिन वेचारों को यह भी पता नहों कि शांति किस चिड़िया का नाम है। जैसे सारी 
शत ब्राहक की प्रतीक्षा में बिता देने पर भ्रंत में प्रात: को निराशा के कारण निद्रा की गोद में चली जाने 
बाली वेश्या, “निराशा संतोष की जननी है” ऐसा उपदेश देने के कारण गुरू मानी जा सकती है | अथवा 
रोटी के हुकड़े को लिये हुए चील पर भव्य चीलों को भपटते देख यह उपदेश मिलता है कि फरिग्रह 
_ 'बुछ का और भगड़े का सूल है; श्रत: इस हृष्टि से वह चील भी गुरु कही जा सकती है । 
+क्षबा दाल के सोये को देखकर, दाल व उसके छिलके वत्‌ “चैतन्य तत्व व शरीर की पृथकता का 
'कषपदेश' मिल जाने के कारणा, कदाचित दाल भी गुरु है । जी 


: २५ शुर् उपॉ्सनो' कमा १४... ८ गुरु परीक्षा की प्रधानता वउसका उपाय: 


.. परंतु यहां-शांत्ति का उपदेध देते हुए भी ऐसे जीवों व पदार्थों को गुरु स्वीकार नहीं! किया 

संकंता क्योंकि उनमें से किसी का भी जीवन शांति का आदर्श नहीं है। यहां केवल' वीतसगी वे हाल 
प्रवृति मनुष्य को ही गुर कहा जा सकता है- भले ही शब्दों में उपदेश देने की योग्यता भी उसमें -न' हो ।' 
क्योंकि शब्दों के द्वारा वह शिक्षा प्रहरा नहीं की जा सकती जो बिना शब्दों के ही केवल जीवन पर से 
कर ली जा सकती है | जेसा कि पहले ही देव पूजा के प्रकरण में, जिज्ञासु को सेठ के जीवन से साम्यता 
की शिक्षा मिलने का दृष्टान्त दिया जा चुका है। (देखो प्रवचन नं० ३१ दिनांक २४-७-५६ प्रकरण नं० ११) ऐसे” 
वीतराम व शांत जीवन वाले व्यक्ति भी जधन्य से लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त यथा योग्य रूप में प्रमेंकों प्रकार' 
के बेधों सहित हो सकते हैं। जैसे कि एक सच्चा ज्ञानी ग्रहस्थ भी किचित्‌ शांत व संतुष्ट' जीच॑न के 
कारण, गुरु कहा जा सकता है। परन्तु यहां उनकी भी बात नहीं है। क्योंकि ग्ृहस्थ सम्बंधि अ्रथवा 
शरीर रक्षण सम्बंधि, जो कुछ भी भश्रधिक या हीन परीग्रह उनके पास देखने में श्राता है, उनके जीवन 
में अधिक या हीन अभिलाषाओं का, राग व अशान्ति का प्रदर्शन कर रहा है। जिससे कि वे शान्ति के 
भ्रादर्श नहीं कहे जा सकते । 


८ गुरू परीक्षा की इस लिए गुरु की परीक्षा करनी श्रावश्यक हो जाती है। देव की परीक्षा भी ग्राज इलनी' 
प्रधनता व. ग्रावश्यक नहीं है जितनी कि शुरु की । क्योंकि जो देव आज उपलब्ध है, वह जड़ है। गुरु 
उसका उपाय चंतन्य है । वह बुद्धि पूर्वक उपदेश द्वारा प्रेरित करके श्रपने आश्वित का उपकार भी कर 

सकता है और अ्रपकार भी । परन्तु परीक्षा कैसे करें देव की परीक्षा तो केवल बाह्य की नर्नता, 
निष्परिग्रहता व नासाग्र दृष्टि श्रादि चिन्हों से कर लेनी सहल है । वहां तो भ्रन्तरंग भावों की परीक्षा 
का प्रश्न ही नहीं है। परंतु गुरु के सम्बंध में तो बड़ी सावधानी वर्तनी पड़ेगी। उसकी परीक्षा केवल 
वाह्य रूप पर से ही करनी पर्याप्त नहीं है। प्रंतरंग भ्रभिप्राय पर से करनी होगी । क्योंकि हो सकता है 
कि किसी का बाह्य वेष नग्न हो, पास में कुछ परिग्रह भी न हो, रहता भी बन में हो, हष्टि भी नाखिकां 
पर टिकाई हो, मुख पर कुछ शांति भी प्रतीत होती हो, पर प्रंतरंग अ्रभिप्राय उसका मलिन हो। प्रत 
यहां परीक्षा करने के लिये कुछ सूक्ष्म हृष्टि करने की आवश्यकता पड़ेगी । रूढ्विवाद से काम न चलेगा । 


यदि आदर्श के अनुकुल ग्रुरु उपलब्ध नहीं हैं तो जिस किसी को गुरु स्वीकार कर लेना 
भी ठीक नहीं है । स्वर्ण के भ्रभाव में पीतल को स्वर्ण मानने के लिये कौन तैयार हो जायेगा ? जब 
लौकिक बातों में इतनी परोक्षा करता है, तो यहां तो हित भ्रहित का प्रश्न है। भगवान कह रहे हैं कि 
तू ज्ञानी की सन्‍्तान है, अपने पिता को लांछन मत लगाना । में त्रिलोक का व त्रिकालज्ञ का पुत्र हैं। मुभे 
वसा हो बनना है। परीक्षा के बिना कोई बात स्वीकार कर लेना मेरा काम नहीं । भ्राज तक जिंस किसी 
को भी. गुरु स्वीकार करता आया हूँ । क्योंकि वास्तव में मुझे पता ही नहीं था कि सके क्या बनना है। 
पर झाज यह बात जान जाने के पश्चात्‌ कि मु'के पूर्णा वीतरागी और शान्त बनना है, में जिस किसी को 
गुर स्वीकार नहीं कर सकता । 


..... जौहरी की दुकान खोली है। इसमें मिट्टी भरने से काम न/चलेगा । हीरे ही रखने होंगे ।. 

उसके लिये पहुले यह पहचानना होगा कि हीरा किसको कहते हैं। अ्रध्यात्म की दुकान में सच्छे शुरु को 
हीं प्रवेश है । प्रन्‍्य को नहीं। झ्तः सच्चे जुरु की पहिचान सीखे बिना काम मे वलेगा। बह कहँता ठीक . 
नहीं कि हम तो बाह्य का रूप देख सकते हैं, प्रतर का प्रभिप्रोय केसे जाने /” एक बालक भी पिता. की 


श्र गुरू उपासना . १५६ ६ शुरु की यथार्थ पहिचान वीतरागता'. 


5 मुलाकृति को देखकर पहिचान लेता है कि इस समय वह उसे क्रोध से मार रहा है कि प्यार से। यदि 
.. खोध से मारे तो रो देता है, भौर यदि प्यार से तो हंस देता है। एक बालक में अ्रंतर अ्रभिप्राय जानने, 
. की ज्ाक्ति है, तुभमें केसे न होगी ? कुछ मेहनत अवश्य करनी होगी । गो 


के कुछ दिन उसके निकट सम्पर्क में रहना होगा । उसकी सर्व देनिक क्रियाओं को ध्यान 
से पढ़ना होगा । गमनागमन करते समय हृष्टि रखनी होगी । उपदेशादि देते समय या किसी झन्य से व 
झपने शिष्य से बातें करते समय ध्यान से सुनना होगा । उसकी भोजन चर्या देखनी होगी। उसके उपदेश 
का ढंग व वचन माधुयय की ओर ध्यान देना होगा । वस्तुओं को उठाते धरते उस पर हृष्टि रखनी होगी । 
शौचादि को जाते सप्रय भी उसे निहारना होगा । सामायिक, वन्दना यां ध्यानादि करते समय भी ध्यान 
से उसकी स्थिरता, अस्थिरता को देखना होगा । सर्व झवसरों पर उसके शरीर के हाव भाव आदि को 
पढ़ना होगा । मस्तक व मुखाकृति पर नित्य ही झराकर विलय हो जाने वाले भावों को पढ़ना होगा । 
फालतू समय में सिद्धान्तिक चर्चा करके, उसके उत्तरों पर से, तत्व सम्बन्धी श्रन्तरंग अभिप्राय की जांच 
करनी होगी । इस प्रकार करने से में उसके अन्तरंग अ्रभिप्राय को न जान पाऊ, यह ग्रसम्भव है। इतनी 
योग्यता सब में है। परन्तु यदि आश्रांखों पर पट्टी बाँध कर परीक्षा करने का प्रयत्न ही न करू तो लक्ष्य को 
कैसे प्राप्त करू गा ? लौकिक बातों में इतना परिश्रम करना पड़ता है। परम हित की बात बिना परिश्रम 


कैसे मिलेगी | 


६ गुरू को यथार्थ गुरु के श्रन्दर वीतरागता होनी चाहिये यही गुरु की वास्तविक पहिचान है। यदि बाह्य 
पहचान में वस्त्रादि का परिग्रह है, उसको तो गुरु मानने का प्ररन ही पेंदा नहीं होता, क्योंकि 
बीतरागता. वहां तो राग्र का साइन बोर्ड ही लगा है। परीक्षा तो उसकी करनी है कि जिसने यह 

साइन बोर्ड ही उतार दिया है । जौहरीकी दुकानमें हीरे ही होने चाहिये काँच नहीं । अ्रतः केवल बाह्य की 
निष्परिग्रहता पर से गुरु की पहिचान नहीं हो सकती। यह फोकट की वस्तु नहीं, कि कोई भी 
नग्न हो जाये और बन बेठे गुरु। हित श्र ग्रहित का प्रश्न है। जीवन मृत्यु का प्रश्त है। ज्ञानी 
किसी को गुरु केवल इसलिये स्वीकार नहीं करता कि वह नग्न है। वह तो उसको कसौटी पर 
कसता है । 


दिनांक ३० व्‌ है१ जुलाई १६५६ 
प्रवचन नं० ३२७ व १८ 


भगवान प्रात्मा को भगवान बनने की इच्छा हुई है। वर्तमान दशा से कम्पन छूटा है । 
इसे भव सागर के रूप में देखने लगा है। इसे पार होने के लिये खेबवटिया की खोज है, जो ऐसा न हो 
कि बीच में ही डुबा दे । भ्रत: गुरु की परीक्षा को बात चलती है। बाह्य वेष के धारी भ्रनेक व्यक्ति 
आ्राज गुरु होते का दावा कर रहे हैं। किस को स्वीकार करू ? क्रिस का आश्रय लू' ? घबरा नहीं 
पात्मन्‌ ! देख, कुछ लक्षण ग्रुरु देध स्वयं बता रहे हैं-युरु परीक्षा करने के लिये । 


१० यथार्थ गुरू. गुरु बह होता है जो बीतराग व शान्त हो । जिसके जीवन में कषाय की रेखा दिखाई न 
देती हो | विषय पोषण का भाव जिसमें से जाता रहा हो । पांचों इन्द्रिय जिसने वक्ष में कर ली हों। . 


२१ गुंद उपासना... द १४७. : १० यथार्थ गुरू : 


छोटे बड़े प्राणियों के प्रति जिसके हृदय से दया उमड़ी पड़ती हो । घट आ्रावश्यक क्रियाश्रों में जो सदा 

तत्पर रहता हो । केश लु चनादि क्रियाश्रों को करके ख्याति न चाहता हो। निज हित के लिये चारित्र 
पालन करता हो, दिखाने के लिये नहीं । जिसके पास धागे का ताना मात्र भी न हो। नग्न रहता हो । 

: गर्मी सर्दी को न गिनता हो । कमण्डल, पीछी, व एक दो शास्त्र, इन तीन वस्तुओं के श्रतिरिक्त, चौथी 

वस्तु को भ्रपने पास न रखता हो । छास्त्र भी श्रधिक न रखता हो । जहां पहला शास्त्र पढ़ कर पूरा हो 

गया, उसे वहीं छोड़ दिया, ओर वहाँ से दूसरा ले लिया । इस प्रकार पीछे से लेकर आगे तक छोड़ता 

चला जाता हो | प्रपने पास संग्रह न करता हो । किसी दिशा विष्षेष में जाने का लक्ष्य न रखता हो । 

जिधर नाक उठी चल दिये । 


जो भोजन तो करता हो पर केवल संयम की रक्षा के लिये, शरीर पोषण के लिये नहीं । 
इस प्रकार से कि दातार को बाधा न हो । जैसे म्रमर फूल पर बंठे, रस ले और उड़ जाये, पर फूल ज्यों 
का त्यों बना रहे । एक भी पंखड़ी भड़ने न पाये । जेसा कंसा बना बनाया मिल जाये और ले ले। 
केवल संयम की गाड़ी को लक्ष्य की श्रोर खेंचने के लिये लेता हो । ज॑से चू चू करती गाड़ी के घुरे में, 
थोड़ी थोड़ी देर के पश्चात्‌ तेल दे देते हैं! केवल इसलिये कि जिस किस प्रकार यह एक बार घर 
पहुंच जाये । भोजन में स्वाद अस्वाद, सलोने श्लोने, चिकने रूखे आदि की ओर जिसका ध्यान 
न जाता हो। खट्डा भरने से मतलब हो। दातार के गरीब अमीर पने से जिसे मतलब न हो। 
जैसे गाय को घास खाने से ही मतलब है, चाहे चक्रवृति के महल में खड़ी हो चाहे भिखारी 
की कुटिया में । ऐसी निरपेक्ष बुद्ध से जो भिक्षा पूर्वक बिना याचना किये आहार प्रहणा 
करता हो । क्‍ 


लौकिक जन संसर्ग से जो दूर रहना पसन्द करता हो। जो सदा धामिक चर्चा ही करता 
हो । लौकिक कथायें न करता हो । भारत में क्या हो रहा है उसे परबाह नहीं। विश्व में क्या बीत रहा 
है उसे चिन्ता नहीं । कोई चांद पर जा रहा है या एटम बम बना रहा है उसकी हृष्टि में कोई महत्व 
नहीं । ऐसी बातें न करता है न पूछता है। न लौकिक समाचार पत्र पढ़ता है। भोजन सम्बन्धी बातें 
नहीं करता । भोजन को दण्ड समभता है। भोजन करने में जो समय चला गया उसे अपराध मांनता 
है । भोजन की चर्चा में समय क्यों खोये ? स्त्री आदि की सुन्दरताओं की चर्चा की वार्ता नहीं करता है । 
चोर डाकुओं झ्रादि की बातें नहीं पूछता है। या तो मौन रहता है। और बोलता है तो आत्म हित 
सम्बन्धी बात ही करता है । 


जो दुख व सुख में समान रहता हो । धूल व सोना जिसकी दृष्टि में समान हो । जिसकी. 
मुखाकृति शान्त रहती हो | मुख पर मधुर सी मुस्कान खेलती हो । उपसर्ग श्राने पर भी जो व्याकुल न 
होता हो, धैयें न छोड़ता हो । आहारादि में बाधा पड़ जाने पर भी जो पूर्व वत्‌ शान्त रहता हो, मानों 
कुछ हुआ ही नहीं। सबके ऊपर जिसकी समान बुद्धि रहती हो। कोई स्तुति करे या निन्‍्दा, नमस्कार 
करे या इृद्दण्डता पूर्वक यों ही भ्राकर बेठ जाये उनके सामने, परन्तु दोनों के प्रति एक कल्याण का ही 
श्राशीवाद निकलता हो । तथा नीचे लिखे जो दोष उनकी रूप रेखा भी मिसके जीवन में जिखाई न देती 
हो । और इनके भ्रतिरिक्त प्रन्य भी भ्रसंख्यातों गुणों का जो भण्डार हो। वह बीतरागी ही, मेरा गुरु है।.... 


६॥ 
जे क 
|] 
ता 4 
री ; गौ हि | ] । । है 
5 पे !+ ( '" $ + ; | 
हे पी हे | आधनार्थ 
5 ई. ५ $ श हे भर 4 , २ न 
0 3. पक है / हा अर ४!] ॥ हि 
१), | + | 
ही ५ हि | सुर हि 
4 ॥॥ ५ 
] हो # 20] ॥ ॥ । 
|] श ! ५६ 


हर । _कीहि जिल्हा लगाकर भी जितके शुणों का कथन होना असम्भव है, उनके गुर वशोन करने के लिये यह 
/ ; मैंडक ठरटर कर रहा है; सो इसका दुःसाहस है। 


| 


११ अवर्धाथ गुरू. उसका जीवन यदि रागात्मक हो, भ्रन्तरंग में जिसके कषाय पड़ी हो, वह वीतरागीं नहीं 


कहुला सकता । जिसे बात करते हुए या दूसरे के किसी प्रइन पर, या अपनी बात कटती देख कर क्रोध 
ग्रा'जाता हो। जिसे वचन पर काबू नहों। 'इस बात का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विवेक से 
शून्य हो, जो जी में श्राये बोल देता हो, वह गुरू नहीं हो सकता । जो कषाय बहा प्रपने मुख से भ्रपनी 


'अशेंसा करते हिचकिचाता न हो, वह गुरू नहीं हो सकता । जिसके श्रन्दर कुछ भ्रभिप्राय पड़ा हो, झौंर 


बाहर में क्रिया कुछ और करता हो, जेसे खोया, मेवा व फल श्रादि का भोजन करने की जिज्ञासा रखकर 


अमन छोड़ देता हो, वह गुरू नहीं हो सकता । ऐसे व्यक्ति को भले बाह्य का त्याग दिखाई दे, पर अन्तरंग 


में माया चारी पड़ी है। जिसके अन्दर लोभ की प्रवृति बराबर चल रही हो | किसी बहाने से भी पैसा 
एकत्रित करने की पड़ी हो । संस्थायें खोल कर, ग्रन्थ मालायें चला कर, या किन्‍्हीं उपायों से चन्दा 
इकट्ठा करता फिरता हो वह गुरू नहीं हो सकता । जिसमें ख्याति का लोभ पड़ा हो, शास्त्र इसलिए 
लिखता हो कि मेरी प्रशंसा हो, प्रवचन इसलिए देता हो कि मेरी प्रशंसा हो । इस प्रकार कषायों से जो 


पीड़ित हो वह गुरू नहीं हो सकता । 


जिसमें बिषय पोषण का भाव पड़ा हो शौर उसके पोषणार्थ वह अनेकों अ्रयोग्य क्रियायें 
करते हुए हिचकिचाता न हो। ज॑ंसे दातार की प्रशंसा करता हो-इस श्रभिप्राय से कि यह श्रच्छा 
स्वादिष्ट भोजन देगा, या मेरी अधिक सेवा करेगा । अ्रथवा उसका सन्देश दूसरे गांव में पहुंचा देता हो । 
झ्रथवा उसे कोई उसके भाग्य सम्बन्धी बात बताता हो | ग्रथवा उसे यंत्र-मंत्र या तावीज़ गण्डे बना कर 
देता हो । श्रथवा बाज़ार भाव का उतार चढ़ाव बता देता हो । उनके बच्चों को देख कर, 'यह बड़ा 
होनहार है! इत्यादि रूप से, उसके छुह पर उनकी प्रशंसा कर देता हो, उनके प्रति सहानुभूति दिखाता 
हो । किन्‍्हीं लोकिक कार्यों के सम्बन्ध में अपनी भ्रनुमति दे देता हो; वह गुरु नहीं हो सकता । 


जिसमें दयां न हो, जो रूढ़ि वश केवल बाह्य क्रियाओ्ों को करता हो, पीछे से चींटी 
भ्रादिः छोटे जन्तुओों को हटाते हुए भी जिसके नेत्र किसी अन्य ही दिशा में देखते हों । जिसे मनुष्य या 
दातार के कष्ट का तनिक भी विचार न हो । दातार के प्राण पीडन करके श्र्थात्‌ उसपर भार बन कर 
झाहार लेता हो । किस श्रन्य व्यक्ति द्वारा भ्रपती रुचि ग्ररुचि दातार पर प्रगट करा देता हो। ऐसे त्याग कर 
दिये हों जिनको निभाना एक साधारण गृहस्थ के लिए श्रत्यन्त कठिन हो या अ्रन्न का भोजन छोड़ कर 
दूध व फलों का रस पीता हो । झ्र्थात्‌ श्राठ श्राये या. रुपये का भोजन छोड़ कर दस रुपये का भोजन एक 
समय में कर लेता हो, उसे अश्रहिसा महात्रत कंता ? उसे तो न्याय और भप्रन्याय का भी विचार नहीं । 
फेवल इन्द्रिय पोषण का विचार है। दातार चाहे कर्ज लाकर बनाये। स्वयं भ्रपने पर काबू करने की 
बजाये यह कहकर अपना पिण्ड छुड़ो लेता हो; कि “दातार जो बनाता है ले लेते हैं। हम कहने थोड़े ही 
जाते हैं। बह न बनाये” इत्यादि, वह गुरु नहीं हो सकता । उसे यह भी भान नहीं कि दांतार किस भक्ति 
वश'कर्जा लाकर भी बनाने को तैयार है। उसपर तेरी इस प्रवृति से कितना बढ़ा भार पड़ रहा हैं। उसे 


प्रहिसा महाद्वत कसा. 


(की 2 + 0 $ ड ४ । 
४ रु ४ ८ 4 ् हु के ५; हे 7 
। शा ! ; छ् । 
|] + ४ त 
पे ' श्र हर हि: १० ) 
श्र आर लप्तासना " हर १९ अवधार्थ गुर 
॥| #! ि ह ॥| ॒ ५ 48 


... ... लिसेजअचन-पर-काबू नहीं, “यह वचन दूसरे को इष्ट पड़ेगा कि अनिष्ट, शान्ति देसा कि 
अ्रशान्ति, मिध्ट है मा प्रमिष्ट, “इस प्रकार का जिसे विवेक नहीं । किसी को छूद्र कहते भी जिसका कलेजा 
हिलता नहीं । जो झपने मुख से भ्रपनी प्रद्यंसा और दूसरे की निन्‍द्रा करते डरक्षा नहीं। जिसके वचनों में 
' सेक्रोध्त या मान, आसा था सोभ टपकता हो । जो धर्म कथा न करके, लौकिक जनों के साथ राज कथा, 
चोर कथा, स्त्री कथा, त मोजन कथा करने में आनन्द मानता हो । जिसके बोलने का ढंग व्यंगात्मक या 
हास्यात्मक हो । इत्यादि प्रन्य अनेकों दोष जहां दिखाई देते हैं वहां सत्य ब्रत कहां ? 


जो दातार की ग्रान्तरिक इच्छा के विरुद्ध अ्रधिक मुल्य का भोजन ग्रहण करता हो। 
चौके में कितनी वस्तु अनाई गई हैं, उसमें से तुझे कितती लेनी चाहिये, इस बात के विचार से शून्य जिसे 
श्रपनीं जिव्हा का पोषण मात्र ही भ्रभीष्ट हो । जो दातार की बिना इच्छा के कुछ सेंकेतादि द्वारा, उसके 
घर की कोई वस्तु मांग लेता हो । पीछी, कमण्डल व शास्त्र के भ्रतिरिक्त चौथी वस्तु श्रपने पास रखता हो । 
जो अपने निवास स्थान पर दूसरे को ठहरने में रोक लगाता हो । उसे श्रचौये ब्नत कहां ? वह मेरा गुरु 
नहीं हो सकता । 


जिव्हा इम्द्रिय के प्रहार से घायल हुआ जो भोजन में स्वाद लेता हो । निल्‍य पौष्टिक, 
गरिष्ट, व तामसिक, या राजसिक भोजन करता हो । दसियों बीसियों तरह के व्यंजन पदार्थों का ग्रहरा 
करता हो, एकान्त में स्त्रियों से बातें करता न हिचकिचाता हो, वह ब्रह्मचारी कहां ? 


जिसे परिग्रह का त्याग तो दूर रहा उसका परिमाणा भी न हो । केवल एक नग्नता का 
साइन बोर्ड लगाकर जगत भर की विष्टा अपने घर में भर कर बैठा हो। रोगों से भयभीत होकर, जिसे 
ग्रपने साथ औषधियों का पिटारा रखना पड़ता हो । सर्दी से बचने के लिये जिसे कोई विशेष प्रकार का 
बक्सा रखना पड़ता हो । मच्छरों से बचने के लिए जिसे मच्छुरदानी चाहिये। जिन्होंने भ्रनेकों संस्थाश्रों 
तथा शास्त्र मालाग्रों के बन्धनों में अपने को जकड़ रखा हो । शास्त्र छपवाने के लिए टाइप राइटर व 
प्रंस तक लगा लिए हों । इसके भअ्रतिरिक्त भी टार्च आदि अन्य भश्रनेकों सामान अपने साथ रखते हों। वे 
जैचारे अभिलाषाग्रों से सताये गये रंक क्या जाने-निष्परिग्रहता का मूल्य ? कंसे देखें उसमें अपना हिल व 
अहित ? क्‍या जाने कि शान्ति किस चिड़िया का नाम है ? एक छोटा घर छोड कर मानों एक नया धर 
बसा' लिया है। एक ग्ृहस्थ भी परदेश जाने लगे तो थेला लटकाये और चल दे । और एक मुनि जाने लगे 
तो एक ठेला गाडी की श्रावश्यकता पड़े उसकी गृहस्थी का भार उठाने को । जहां शरीर भी परियग्रह कहा 
है वहां इतना झाडम्बर जोड़ते जिसका हृदय कांपता नहीं, वह अपने को वीतरागी कहे, निष्परिग्रही कहे 
प्राइचर्य है। उसे देख कर कोई हंसने के सिवाय क्या करेगा ? वह गुरुओों के आदर्श पर एक कलंक है 
गुरू नहीं । वह भ्रपने को महाब्ती कहे भ्रौर हम स्वीकार करें खेद है । 


चलते समय जो रूढ़ि वश यह कह रहा हो कि वह देख कर चल रहा है पर वास्तत्र में 

दूसरों से बातें करता इधर उधर देखता चलता है, पाभों के नं।चे रोंदता हुआ, भ्रनेकों छोटे छोटे जन्तुशों 
को । जिनके: हुदय में उन बेचारों के प्रति कोई दया नहीं । जा रहा है बड़ा तेज़ी से लपका हुआा । उसे 
हर्पा सम्तिति-कहां ? विवेक धृल्म.बचन वाले. उसे भ्राषा सम्रिति कहां ? जो दातार की वाधापों का विचार 
अ/करके मोजन लें.। कुछ रूढ़ि की बातों मात्र पर. हढ़ रहें, चाहे उन रूढ़ियों को निभाने के लिए दातार 


. 'ए९ गुरु उपासना क्‍ १६० ११ प्रयथार्थ गुरु 
को कितना भी झ्रारमभ्भ करना पड़े | रूढ़ियों वश जो दातार के समभाये जामे पर भी, वर्तमान युग के 

. 'ऊन्नत साधनों का प्रयोग न करके लकीर का फकीर बना रहे, चाहे उसमें जीव हिंसा श्रधिक ही क्‍यों न 
'हो। भ्रारम्भ भें स्पष्ट जीव हिंसा देखते हुए भी तथा झाधुनिक वस्तुभ्रों के मुकाबले में अशुद्धता देखते 
हुए जो मात्र रूढ़ि वश हाथ से ही उन्हें बनवाने में महत्व समझे । भोजन की मात्रा का जिसे प्रमाण न 
हो । खाता ही चला जाये | उसे एपणा समिति कहां ? जो बूृद्धि पूर्वक श्रांखों से देख भाल कर वस्तुग्रों 
को उठाता धरता न हो, केवल पीछी को ही इधर उधर घुमाने की कुछ दिखावटी सी लौकिक क्रिया 

. कर देता हो, उसे आदान निक्षेपण समिति कहां ? पांच समिति रहित वह मेरा ग्रुरु नहीं हो सकता । 


क्‍ जिसको सर्दी से बचने के लिए अ्ंगीठी की, श्रौर गर्मी से बचने के लिए बिजली के पंखों 
. की झावश्यकता हो, वह स्पेंशन इन्द्रिय का दास मेरा गुरु केसे हो सकता है । 


स्वादिष्ट, गरिष्ट, ब पौष्टिक भोजन की चाह रखने बाला, जो इस प्रकार का भोजन न 
मिलने पर कुछ बिगड़ बेठता हो, या भोजन छोड़ देता हो, या जिसका मुख मलिन सा हो जाता हो, 
सस्ती वस्तुओं का त्याग कर महंगी वस्तुओों को ग्रहण करता हो, वह बेचारा जिव्हा इन्द्रिय का 
सताया मेरा गृरु कैसे हो सकता है ? 


किसी व्यक्ति या पदार्थ से दुर्गन्ध भ्राने पर बेठे हुवे या गमन करते हुवे जिसका नाक 
सुकड़ जाता हो, माथे पर बल पड़ जाते हों, वह नासिका इन्द्रिय का दास मेरा गुरु कंसे हो 
सकता है ? 


क्‍ दातार के घर पर या मन्दिर श्रादि से जाकर, जिसकी हृष्टि घर या मन्दिर की या श्रन्य 
वस्तुओं की सुन्दरता या असुन्दरता में फंस कर उनकी स्तुति व निन्‍्दा करने लगता हो, बह नेत्र इन्द्रिय 
विजयी कहां ? गऊ वत्‌ भोजन लेने के लिये मात्र दातार के घर पर जाने वाले योगी को इतनी फुरसत 
कहां, कि वस्तुओं की सुन्दरता सम्बन्धी विचार करे ? गऊ वत्‌ दृष्टि में तो चक्रवर्ती का महल व भिखारी 
की कुटिया समान होनी चाहिये । वह तो भोजन करते समय भी अपने को धिक्कारता ही रहता है, कि 
“अरे | तू कितना अशक्त है ? कि भोजन बिना रहा न गया। श्रपने अन्तर रस को छोड़कर इस धूल के 
भोजन को करने चला श्राया । धिक्‍्कार है तुझे ।” ऐसी बात जिसमें नहीं वह योगी कहां ? रंक है बेचारा । 
नेत्र इन्द्रियों का बन्दी । 


जो अपनी स्तुति सुन कर प्रसन्न हो जाता हो, या अपनी प्रशंसा सुनने की भावना रखता 
हो । अपनी निन्दा सुनने की क्षमता जिसमें न हो । जो वास्तविक बात सुनना भी गवारा न करता 
हो । गुरु का वह यथार्थ स्वरूप स्पष्ट सुन कर जो मु कला उठता हो । वह ग्रुरु कहां ? कर्ण इन्द्रिय का 
दास है बेचारा । 

जो ठीक समय पर स्तुति, वन्दना व सामायिक आदि आवश्यक कर्म न करता हो। या 


कुछ दण्ड सा समझ कर करता हो। चित्त लगा कर न करता हो। क्रियायें करते समय मन कुछ भौर 
विचारों में फंसा रहता हो, जल्दी जल्दी उन क्रियाश्रों को पूरी करके कुछ श्रन्य ही क्रिया करने की रुचि 





हम 


७ होगा ४ ४, हि 


" यहां तक स्वाध्याय कर चुंकते पर भ्रापकोी भ्वश्य यह विश्वास हो गया कहर 
प्राधुनिक युग में; प्राषनिक ढंग से वैशानिक की भाँति, प्रत्यं्त सरसे भाषों में; जीवन विशाने के हुए 
में भ्रध्यात्म प्रदर्शन का मह उपॉय ही विश्य शाम्ति की स्थापना तथा वाणी का प्रसार करंने में समर्थ 
हो सकता है। भागम भाषा या पुरानी : रूढ़ियों के आधार पर. इस लक्ष्य की पूर्ति आज: के शुग में 









प्रसम्भव है । भाधुनिक बुद्धि युक्ति व झंसुमव को स्वोकार करती है, भागम को नहीं।. धतः विद्वज्जनों, 
प्रचारकों, त्यागियों, प्रकाशन संस्थाझों, दानी महानुभावों व अपने कि पांठकों ह:! पे श्रानुरीष्न 

पुराने ढुझु को बदल कर मार्ग प्रचार के इस ढऊड्ज को. अपंतायें, इस ढ़ की ट्र निग लें । श्र 

कुमार की सेवायें इस कार्य के लिये हर समय उपलब्ध हो सकती हैं। हज़े के साहित्य 


। 


तथा भ्रन्य प्रतिश्षाश्रों श्रादि की दिशा से धने व परिश्रम की बंषस करके इस दिशा में लगायें; तो 


.. 


अवश्य ही एक दित रामा कृष्ण मिद्न से भो भ्रधिक बारी के मिशन कं विश्व में प्रकाश होगा व... 


+ 
॥ * 


प्रस्तुत ग्रन्थ का अधिक से, प्रस्तिक प्रचार करें। इसका परिचय देकर अपने मित्रों से 


प्रनुरोध करें कि इस ग्रन्थ को जीवन साथी के रूप में अवश्य प्रपने साथ रखें। चिल्ता के स्‍न्‍्धकार 
पूर्णो प्रवसरों में यह उन्हें प्रकाश व शान्ति प्रदान करेगा। भ्पता व अपने मित्रों का पतो अवश्य भेजने 


की कृपा करें, ताकि निःशुल्क सामांयिक दूँ कट आांदि श्राप को भेजे जा संभें |. 


५, !॥+ 








गा है ॥क्‍ 
५ 
] 
५ 
न है 0 5 
है + 
॥ ५ 
५ । 
4 
९३ 
गा 
कप | 
को । पु 4 । । 
है. है न है गर 
श्र्प |] कक ल | ६ 


६४ रू । ॥( हा ५४४ 0008 है ४ 
! न ५ !. हे 
३ है; |! 44 चिक .. ही, 


४ है 6 ५ 


जैसे वाइमय , कं बहा 
जैनागम 


ा १७ ४ 
४ ४३ ४४ ५४३ 
ख़िद़ात्त 


ही # ५ 947? #* । ५ रे हे ४ के %' + 
0 मल 0 मी । ४ झनेकान्तवाद पर, पे (5 ग $ 


या 


या स्था; 





दाद 
















डे /0//ध हु, )(॥७४ | हे 
(8... #५), ५१ 



































हू ग त 
भर ५ % ४४८०५ | कक गोपाल 6 2 ४ । #५  , ५ ०७, ७००२ सम / है ' | सर्के # 
कि ॥(| री ५, | हल +४४% बॉल 0४ ५) ५ इसको । 8४६ सरलता 4४ से ग हर रे 
[ ५०) ९! $ 
) १6 
५ ।/ /४१ ०  । ॥ ९ ४ डा | (6. कक ५४७ 0 # । 
१७५ ॥ 4 
४१ । शे(िक ृ है] 000 /7 | ( सिद्धाव्त 













है (7000 
3 ॥ । ३ १ 2 + 

| पा] !/ 

। के चाल 
पं ॥ 

] 

इसे 

है। (॥ ते 


ही ५ ३ धर |, * ं 2 ॥ ५ ९ 
श 00 ०5३ १ / 3 7 ५ पे के ॥ | 4० एक ४४ ५ 0 कर शहर है 4 ५ | / ५ ॥ । 7! 
ह। 2९ 72 र %। ५ है, |] ४९५ भ। ] ॥(३४// ६ *% ५ ९ ९ ॥78 58 ] पं 4, 
# 6007 57 । + हि आर, $ ५0 ॥/ | 52 »( 7 # ३५ ॥ 3 4%| | रे घ॥ भ |] ) || ५ $ | ६१६ | 
॥ भ 6 ५! रे ५ हक । | + ् ः 0४ | हे हे ॥५ ह्ठ ५ कप $ + है "! $ न है | हे हे! डे ४) ६ हे | ४ ॥७ «0 न 
$ बम भँ 
4 
। ह ; ग है हि ] 
!ै ५ । + 
क के 
पु + | 
५ ) )। ह ; ] 
पु | ५ ग 


है ५) ः ; 
| ६! ॥4६ ४ है ॥ | ॥7 ५ /॥ 4५ १४ 


80067 0९ 4077४ 





॒ यों 
) | ४), 
बे 
जे ५ ; 
० शा] | ॥ + । 
हे अपने _प ति | है! (५ + | । ४५ है + £ ३ लि 
६४. ९ है! ः | + है रो 2] ॥।क्‍ ४. 5] (१0 7५ | ० ४, १ | /,,) ॥ ३४ रे ही व ।' रणार्थ $ आर! 
४ + वी लिये % मे ' 
वी अधिक से अधिक प्रद्मार करते "लिये: ग्रपने 
की ४ ॥| ँ ॥ (६५ | १ 4 | था । के ः |] ॥९ 





शश्गुर उपासना . ४ ' “१६१ .. १२ कालादि के बहानों का निराकरण 


'लगी हो । प्रपने दोषों पर जिसका ध्यान ही ने जाता हो, भौर इसलिये उन दोषों को पकड़ पर उनके प्रति 
निन्दन करना या प्रायश्चित झ्रादि प्रतिक्रमण करना जिसके लिये असंम्भव हो । हां,कुछ रूढ़ि वश प्रतिक्रमण 
पाठ झ्ादिक मात्र पढ़ लेता हो । या गुरु से अपने दोष कहता डरता हो । नाम मात्र शास्त्र खोल कर बैठा 
' रहता हो, पर बातें लौकिक जनों से करता हो । उसे षट प्रावश्यक क्रियाओं का पालन कहां ? वह मेरा 

गुरु नहीं हो सकता । द | 


तथा श्रन्य भी बाह्य की क्रियायें जो केवल दिखाने मात्र को करता हों, या वे क्रियायें 
दूसरों को दिखाने में उसे कुछ महानता सी प्रतीत होती हो । जैसे खूब भीड़ एकत्रित करके उनके बीच 
में केश लोच करना इत्यादि । उसकी यह शारीरिक क्रियायें भी सच्ची कंसे कही जा सकती हैं ? प्रभिप्राय 
तो एडवरटाइज़ करने का है | बह गुरु नहीं हो सकते। जिसको कषायों पर विजय नहीं, विषयों के 
पोषणा की रुचि है पांच महाब्रत नहीं, पांच समिति नहीं, छः झावश्यक नहीं, तथा बाह्य की क्रियायें भी 
जसकी निरपेक्ष न हों, उसे तो २८ में से एक भी मलगुण नहीं, भला मेरा गृरु केसे हो ? 


१२ कालादि +. ग्रुरू हमको तारने वाले हैं। तीर्थ हैं। क्या इस प्रकार के गुरू हमें तिरा सकते हैं ? वे 
बढ़।नों का. बेचारे तो स्वयं इूबे हुए हैं-विषय वासना में । स्वयं मारे हुवे हैं कषाय व इन्द्रियों से । 
निराकरण आज दुर्भाग्य वश । इस प्रकार के गुरू सरीखे दीखने वाले व्यक्ति ही प्राय: इस पृथ्वी पर 

विच रण कर रहे हैं। उनके इस ढोंगी रूप को देख कर आज हमारी श्रद्धा सच्चे गुरू पर से हटती 

जाती है। आज हमें संशय हो रहा है कि, क्या झादर्श के अनुसार वीतरागी गुरू सम्भव है? कि 

४ ऐसे सच्छे रूप का धारक गुरू होना भी सम्भव है, या कभी होता था ? झ्राज तो पंचम काल 

इत्यादि । 


आज गुरुमों का विरह हो रहा है। श्राज ज्ञानो गुमंगझों की याद कर हुदय रो उठता है 
परन्तु उनकी उपलब्धि न होने पर भी, में जिस किसी को भी ग्रुरु स्वीकार कर लू ऐसा नहीं हो सकता ? 
“पंचम काल के प्रन्त तक गुरुओं का सदभाव बताया है, और श्राज तो जैसे कंसे भी हैं, यही दिखाई 
देते हैं । श्रतः इन्हीं को गुरु स्वीकार कर लू ।” ऐसा नहीं हो सकता । आ्राज हंस दिखते नहीं तो बगुलों 
को तो कोई हंस नहीं स्वीकार कर लेता ? गुरू तो गुरू ही रहेगा। भले वर्तमान में उपलब्ध हो कि न 
हो । उपलब्वि युर को पहिचान नहीं । गुरु का झ्रादर्श बहुत ऊचा होता है। जब कभी भी होगा वैसा ही 
होगा । गुरु का जातियां भिन्न भिन्न नहीं होती । ्ि 


संहनन हीन होने से भी गुरु का शझ्रादशे हीन नहीं हो जाता। भले ही तपरचररणा।दिि में 
झन्तर पड़ जाये, प्रधिक उपवास न कर सके, बनों में न रह सके, श्रातापन योगादि ग्रहता न कर सके, 
परीषह सहन न कर सके, उनसे बचने का प्रयास भी करे, पर मूल लक्ष्य वीतरागता तथा २८ मूल 
गुर उसमें तो कोई अन्तर नहीं पड़ सकता । जैसे श्रावक जैसे/शुनि यह बहाना भी ठीक नहीं है । क्योंकि 
आवक अपने को दोषी जानता है। वह स्पष्ट कहता है/कि”मैं सच्चा श्रावक ज्हीं है, पापी हैं ।” पर भाज 
का भुनि तो यह कह रहा है कि 'में सच्चा मुनि है।' भपने को स्पष्ट चोर स्वीकार करने बालें चोर से 
. झफेद फेश चोर बहुत भयानक होता है । गुरु बना है भ्पने हित के लिये, दूसरे को दिखाने के लिये नहीं: । 
यंदि आवक अपसे प्ावर्श से िर जाये तो इसका यह श्र्थ नहीं कि गुरू अपना हित छोड़ कर प्रहित का 


९ गुए्ठ उपासना... १६२ १२ कालादि के बहानों का निराकरशा 


 श्र्गे पकड़ ले । गुरू बतता कोई व्यापार नहीं है। कोई प्रपराधी बने तो में भी भ्रपराघ करने लग, प्यह 
न्याय नहीं । 


तब तो यह अर्थ हुआ कि द्रव्वलिंगी घुनि वन्दन क्रिया जाने योग्य नहीं ? ऐसा नहीं है 
भाई ! जिनको प्रागम में द्रव्यलिगी सुनि कहा गया है, वह बाह्य में वीतरागी हुम्ला करते हैं। उन्हें 
कोधादि कषाय नहीं होती । विषय वासना नहीं होती । पंच महान्नत व समिति पूरी पूरी पालते हैं। 
 इन्द्रियों पर उनका पूर्णा भ्रधिकार है | षट्‌ भ्रावश्यक क्रियाश्रों में कोई दोष बाहर में नहीं दीख सकता । 
केश लु चनादि क्रियाओं में भी कोई दोष लगने नहीं पाता । झ्राप स्वयं यह परीक्षा नहीं कर सकते कि यह 
प्रययार्थ है कि यथार्थ । प्र्थात्‌ द्रव्यलिंगी है कि भाव लिगी । केवल स्वेज्ञ ही जानते हैं उनके भ्रन्तरंग 
दोष को । हमारे लिये तो वह यथार्थ ही हैं । जब परीक्षा कर लेने पर भी दोष न दीख सके तो गयथार्थ 
कैसे कहें ? अन्तरंग के सूक्ष्म परिणाम को जांचने की शक्ति मुझ में नहीं। दूसरे उसमें पूरे बीतरागता 
के दर्शन हो रहे हैं, जिससे कि हमें प्रयोजन है। व्यक्ति कोई पृज्य नहीं होता । हमारा आदशे या लक्ष्य 
ही पूज्य होता है । जहां बीतरागता नहीं श्रर्थात्‌ जिसमें निर्दोष २८ मूल ग्रुण नहीं वह तो द्रव्यलिगी भी 
कहा नहीं गया है। प्रवचन करते समय द्रव्यलिगी की बात आये तब, यह बात किसे कही जा रही है, यह 
न समझ कर अपने दोष पर तो दृष्टि न डाले, और थोपने जाये वही दोष-किसी दूसरे पर, तो बह मुनि 
भ्रपना अनिष्ट कर रहा है तथा दूसरों का भी । ऐसा मुनि तो केवल करुणा का पात्र है । 


इन बहानों के द्वारा इन रंकों का पोषण मत कर भाई ! इससे मेरे यथार्थ गुरुओं को, 
कुन्द कुन्द प्रभु व समन्‍्त भद्र स्वामि व शुभ चन्द्राचायं देव आदि को लाँछन लगता है। भ्रन्य लोक क्‍या 
समभेगा, कि वे भी ऐसे ही ग्रुरु होंगे जेसे का कि तू पोषण कर रहा है ? वे भी तो पंचम काल व हीन 
संहनन में ही हुवे हैं ? अपने भादर्श ग्ुरुओं की निन्‍्दा में कैसे सुन सक्कू गा ? आपने क्‍या कथा नहीं सुनी है, 
उस सेठ की कथा जो गुरु निन्‍दा के भय से कुष्ठी गुरू को सुन्दर व निर्मेल शरीर वाला कहते हुवे भी न 
हिचकिचाया । उस गृहस्थ को भूठ बोलना स्वीकार था, पर गुरू निन्‍्दा सहन न था। क्‍या झ्राप भ्रपने गरू 
को संसार में रागी सुनना चाहते हैं ? क्या प्रापका हृदय नहीं कांप जायेगा ऐसा-सुन कर ? है 


। हमें गुरू को श्रंगीकार करना है। प्रगुरू को नहीं। पंचम काल है संहनन हीन है, यह 
बात स्वीकार है, परन्तु इसका यह पर्थ नहीं, कि वह पूर्वोक्त प्रकार राग फरने की प्रेरणा देते हैं। हो 
सकता है कि इन कारणों वश वह वन में न रह सके । न सही मन्दिर में रहिये । परन्तु मन्दिर में रह 
करके भी एकान्तता का त्याग करके, जन सम्पर्क में आ, इधर उधर की भोजन आ्रादि सम्बन्धी बातों में 
समय गंवाने के लिये तो पंचम काल नहीं कहता ? संहनन की हीनता भ्रधिक तंपश्चरणा, अ्रधिक 
उपबासादि नहीं करने देती, यह तो माना, परन्तु स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन करने के लिये शो प्रेरणा 
नहीं करती । यह तो नहीं कहती कि गृहस्थ पर चाहे कितना भी भार पड़े, जिस किस प्रकार भी तू भ्रपन 
हरीर का पोषण कर, जिस किस प्रकार भी अपने भोग सम्बन्धी स्वार्थ की सिद्धि कर । एक थार के 
म्ुुनि के आहार पर १५) रुपये लग जाये और गृहस्थ के बच्चों को ताहे महीनों तक दूध भी न'भिले 
यह तो हील संहनन नहीं कहती । गुरू को इतना निर्दयी तो नहीं बना देती। गुरू है तो ऐसा भोजन 
कंदापि त 43438 । कुत्ता बैठा हो तब भी, यह समभ कर कि कुले का पेट सम्भवतः कट जाये भोजन नहीं 
सैते, तो क्या बच्चों को ब्रिलखता देख कर मोजन ले लेंगे ? ऐसा भहीं हो सकता। ऐसा भोजन लेने 


२२ गुरु उपासना... १६३ १२ कालादि के बहानों का निराकरशा 


वाला अभ्रहिंसक कैसा? बह तो महान हिसक है। हां धनवाल या समर्थ दातार के यहां कदाचित्‌ ऐसा भी 
ले ले तब कोई बात नहीं । हीन संहनन वश बाह्य क्रियाश्रों में कदाचित्‌ दोष आ जाना सम्भव है पर 


अभिप्राय में नहीं । 


ऐसी स्थूल बातों की परीक्षा तो हम कर ही सकते हैं। इतने मृढ़ तो नहीं हैं, कि इन 
बातों को पहिचानते न हों । हमारा अन्तष्करण बराबर इन सब बातों को पकड़ता है। कोई ऐसा नहीं 
जो यह कुछ न जानता हो, पर ढक देता है उसे किसी शहष्ट भय के कारणा । आप सिंह की सन्‍्तान हैं 
वीर हैं, निर्भेय हैं। किस का भय है ? उनके शांप झ्रादि से भय खा कर कतंव्य न भूलिये। उन्हें नमस्कार 
न कीजिये । इसका यह भी श्रर्थ न समभना कि उनसे द्व ष कीजिये । नहीं नगर में रहने वाले अन्य सामान्य 


व्यक्तियों वत्‌ ही समभिये । जिन से प्रेम है न घृणा । 


र्३ 
“* स्वाध्याय :- 


दिनांक २२ सितम्बर १६५६ 
प्रवचन नं० ३६ 


१--स्वाध्याय का महत्व व प्रयोजन, २--स्वाध्याय का अ्रथं, ई--स्वाध्याय में विनय का महत्व, 
४--शास्त्र परीक्षा, £--अभिप्राब बश अनेकों शास्त्र, ६--शास्त्र परीक्षा का उपाय, 
७--सतच्चे शास्त्रों में भी प्रयोजनीय ब भ्रप्योजनीय का पिबेक | 


ग्रहों ! मुभ जैसे भ्न्‍धों को घर बेठे ही समस्त विश्व का साक्षात्कार कराने वाली जिन 
बाणों का उपकार । यदि यह न होती तो झ्राज इतनी निकषष्ट परिस्थिति में जब कि देव दिखाई देते हैं 
न गरु, मुझे शान्ति की बात कौन सुनताता ? शान्ति मार्ग के अन्तर्गत आज स्वाध्याय की बात 
चलती है । 


१ खाध्याय का. शान्ति प्राप्ति की सिद्धि के भ्र्थ आवश्यकता इस बात की है कि जिस किस प्रकार 

महत्व व प्रयोजन भी अभिलाषा प्रवर्धक विकल्पों का, भले कुछ देर के लिए सही, संवरगा कर दिया जाये । 
प्रशमन कर दिया जाये । उपाय निकला यह कि सारी जीवन चर्या में आध या पौन घण्टा समय का 
झवकाश निकाल कर, उतने समय मात्र के लिये गृहस्थ के वातावरण को बिल्कुल भूलने, तथा शान्ति 
का स्मरण करने का प्रयत्न कीजिये । मन्दिर में आकर देव दर्शन या पूजन कीजिये अथवा ग्रुरू की शरण 
में जाकर उनकी उपासना कीजिये । परन्तु बिचार करने पर यह बात ध्यान में आये बिना न रहेगी, कि 
इन कामों में में कितनी देर संलग्न रह सक्ू गा ? स्वतन्त्र रूप में अपने हृदय से निकाल निकाल कर कब 
तक उद्‌गार प्रगट करता रहूंगा ? सम्भवत: चार पांच दिन तक क्रम बना रहे और फिर वह उद्गार 
सरीखे दीखने वाले भांव शब्द मात्र ही रह जायें श्लौर मन अपना काम करता रहे-ग्रृहस्थी में घूमने का । 
तात्पर्य यह कि शान्ति के दशनों में चित प्रटकाने का काम, इस प्रथम भ्रूमिका में अ्रधिक देर तक किया जाना 
बहुत कठिन है। इस लिये इन कामों के भ्रतिरिक्त कोई श्रौर काम ऐसा ढू ढना होगा कि जिसमें बहुत 
श्रधिक देर तक भी उपयोग को अटकाया जा सके, और इतना ग्रटकाया जा सके कि शान्ति की बातों 


के अतिरिक्त इसे श्रन्यत्र जाने को अवकाश ही न मिले | सौभाग्य वश एक ऐसा उपाय निकल ही भागा 
और वह है स्वाध्याय । 


दूसरा प्रयोजन यह भी है, कि भले देव व गुरू में शान्ति के दशीन कर पाया है, पर इस 
शान्ति से बिल्कुल अ्रपरिचित मुझ को शब्दों के बिना कौन यह बताये, कि इसकी प्राप्ति भ्रसुक प्रकार होमी 
सम्भव है ? नमूना भ्रपना स्वरूप बता सकता है पर अपने बनाने का उपाय नहीं। मुझ को तो श्रशास्त 


रस्वाध्यायं, १६४ २ स्वाध्याथ का भर्थ 
से शान्त बसना है। भौर बड़े विकट वातावररा सें रहते हुए बनना है। क्‍या क्या प्रक्रियायें करू', जीवन 
को कंसे हालू , जो इस प्रयोजन की सिद्धि हो ? ठीक है कि देव दर्शत व्‌ ग्रुरू उपासना भी इस मारे में 
बड़ी सहायक प्रक्रियायें हैं। परन्तु मन्दिर के समय से बचे जीवन के इतने लम्बे काल में क्‍या करू ? 
' क्या वैसे ही बर्तन करता रहूं, जैसे कि अब कर रहा हूं ? ऐसा ही करता रहूंगा तो प्रातः देव व शुरू 
के दर्शनों से प्राप्त हुई शान्ति कितनी देर टिक सकेगी ? श्रौर जीवन के चौबीस घण्टे अत्यन्त तीन व्यग्रता 
में बिताग्रे जाने के कारण, मन्दिर में प्रवेश करते समय, तत्सम्बन्धी विकल्पों के हड़ संस्कारों का त्याग, 
थोड़ी देर के लिये भी कैसे कर सक्कू गा ? अ्रतः कुछ ऐसी बातें भी श्रवश्य होनी चाहिये, जिनको इस 
वर्तमान परिस्थिति में रहते हुए भी, में श्रपने चौबीस धण्टों के जीवन में किड्च्चित्‌ उत्तार सकू, भर 
विकल्पों की तीब्ता में तनिक मन्‍्दता ला सकू । कौन बताये यह बातें मुझे ? 


घबरा नहीं जिज्ञासु ! वह देख सामने से झ्राती हुई प्रकाश की एक रेखा श्रब भी तुमे 
बुला रही है-अपनी श्रोर । चल वहां चल | कुछ प्रकाश मिलेगा, जिसकी सहायता से तू अपने जीवन को 
पढ़ सके कि क्‍या कुछ और कहना है-तुझे | श्रोह | यह तो वाणी है, सरस्वती देवी है। कितना शान्‍्त है 
इसका स्वरूप । श्रहों ! जिसके दर्शन मात्र से ही इतनी तृप्ति हो गई, उसकी बातें सुतने से तो कितना 
बड़ा कल्यारा हो जायेगा ? कृपा कीजिये माता ! मुझे मार्ग दर्शाइये। देव व गुरू दर्शन से श्राने वाली 
क्षणिक शान्ति ने मेरे चित्त में अब यह लग्न उत्पन्न कर दी है, कि जिस किस प्रकार भी इसमें अधिका- 
धिक पृद्धि करू । श्रव गृहस्थ सम्बन्धी व्यग्रतायें साक्षात रूप से मुझ की दाह उत्पन्न करती हुई प्रतीत 
होने लगी हैं | मेरी रक्षा करो माता । ' 


२ स्वाध्याय का अ्थ स्वाध्याय का अर्थ है स्व+-अध्याय या स्व॒ अध्ययन, श्रर्थात्‌ निज शान्ति स्वरूप का 
अध्ययन, या दर्शन। इसलिये वास्तव में तो देव दर्शन व गुरू उपासना में भी यही कार्य सिद्ध होने के 
कारण वह दोनों कार्य भी स्वाध्याय कहे जा सकते हैं, परन्तु श्रधिक देर तक विकल्पों से बच कर किचित्‌ 
शान्ति में स्थिति पाने के अर्थ यह तीसरा कार्य अधिक उपयोगी है। भरत: मुख्यता से स्वाध्याय इस 
तीसरी प्रक्रिया का नाम है। इसमें समावेश पाता है उपदेश-मौखिक या लिखित । 


यद्यपि देव से भी कुछ मौन उपदेश्ष प्राप्त हुआ, पर उसका क्रम, भ्रधिक देर तक न चल 

सका | ग्रुरू के द्वारा भी मौखिक उपदेश दिया गया, जिससे महान कल्याण हुआझा । जी चाहा कि 
निरन्तर इस अमृत का पान करता रहूं। जितनी देर तक उपदेश सुनता रहा, जैसा कि यहां प्रवचन सुनते 
हुए आपको प्रतीत होता है, मानों में सब कुछ श्रूल गया हूं। जीवन में एक उत्साह सा आता हुआ प्रतीत 
होता रहा । कुछ प्रेरणा मिलती रही। परन्तु कहां है मेरा इतना सौभाग्य कि गुरू प्रतिदिन मुझ 
को मिलते ही रहें ? श्राज मिलि और कल नहीं । रमते जोगी हैं। बत बन विचररते हैं । क्या जामे किधर 
मिकल जायें झौर फिर मेरे लिये वही भ्रन्धकार | श्रौर झ्राज तो समस्या ही दूसरी है। एक दिन को भी 
गुरू का सम्पर्क होना सम्भव प्रतीत नहीं होता । गुरू ही दिखाई नहीं देते । जहां दर्शन की ही सम्भावना 
नहीं वहां उपदेश कैसा ? झौर इस प्रकार रह गया मैं कोरा का कोरा, भ्रसमन्जस में पड़ा, बगलें क्रांकता 


कैसे । 


 झौर विश्ञारता कि क्‍या करू, कैसे रक्षा करू -इन दृष्ट विकल्पों से | | 


रेप स्‍्काष्याव । १६६ ३ स्वाध्याय में विन॒क कफ सहत्य 


ओ सौभाग्य वश सरस्वती माता ने भाशा दिलाई, और वह देख श्रक सी कितसे फ्रेम से जुल्ड 
रही है-तुके म्रपनी ओर । भब कोई चिन्ता नहीं। झ्राश्रय मिल गया। ऐसा कि ज्ञाहे कितनी ही देर खुलतरऊ 
.. रहे कषदेदा। चाहे जितना समय बिता दे | विकल्पों को प्रवेश पाने का श्रवकाश ही न मिले | जो छर 
... समय तेरे पास है, कहीं बन भ्रादि में जाने की भी श्रावश्यकता नहीं । ग्रर्थात्‌ युध्ओं का ही लिखित उपदेक्ष 
अऋककम या शास्त्र । जितनी देर चाहे पढ़ । जितनी बार चाहे पढ़ । जब चाहे उसे विचार जहां चाहे उसे 
क्कार, जैसी अवस्था में चाहे विचार | और विशेषता यह कि त्रही गुरु की बात । वही प्रतिध्वनि । सानों 
साक्षात्त गुरु ही बोल रहे हों- सामने बेठे । गहन से गहन, गम्भीर से मम्भीर समस्याश्रों का श्रत्यन्त सहुल 
उपाय बता देने में समर्थ, यह श्रागम ही वास्तव में सरस्वती है । शात्ति में स्‍्तान कराने के लिए झन्तर 
मल शोषरा के लिए यही यर्थाथ गंगा है | विकल्पों से मेरी रक्षा करने के कारण यही' माता है। 


स्वाध्याय का अर्थ शास्त्र का पढ़ना मात्र ही नहीं है । बल्कि उसका भ्रर्थ है, जिस किस 
प्रकार भी शान्ति मार्म के उपदेश का रहस्यार्थ ग्रहएणा करना व उसमें इस अत्यन्त चंचल मन को प्रट- 
काना । इसलिए विश्येष ज्ञानी या उपयुक्त वक्‍ता के सुख से वह रहस्य सुनना, विशेष स्पष्टीकरण के भर्थ 
शंकायें उठाना, प्रशनत कर करके समाधान करना, अवधारित अर्थ को एकान्त में पुनः चिन्तवन करना या 
विचारना, जो कुछ समझा उसकी परम्परा या आमनाय से मिलान करके परीक्षा करना कि ठीक ही 
समभा हूं कि कहीं भूल है तो पक्षपात रहित हो सुधार करने का प्रयत्न करना । जो निर्णाय किया उसका 
उपदेश ब्न्य को देना, या जो समझा है उसको लिखना, यह सब ही स्वाध्याय है। कोई पढ़ना जाने या 
न जाने, उपदेश देना जाने या त जाने किसी न किसी प्रकार स्वाध्याय भ्रवश्य कर सकता है भ्रौर मार्ग का 


निर्णेय कर हित उपजा सकता है। 


३ स्वाध्याय में बिनय देव गुरु की भान्ति स्वाध्याय में भी विनय व बहुमान अत्यन्त श्रावश्यक है। विनय 

का महत्त रहित सुना या पढ़ा बेकार है । गुरु व वाणी के प्रति बहुमान न हो तो कोई भी बात 
सीखी नहीं जा सकती । मुझे केबल पढ़ कर स्वाध्याय की रूढ़ि ही पूरी नहीं करनी है बल्कि कुछ हित की 
बात सीखनी है। स्कूल के गुरुकी विनय न करे, तो क्‍यों सीखे ? इसीलिए आज के विद्यार्थी स्कूल से 
उतना कुछ सीख कर नहीं निकलते जितना कि पहले के विद्यार्थी सीख कर निकला करते थे। झ्राज शुरु 
की विनय युवकों में उतनी ही रह गई है। रावशा मृत्यु शब्या पर पड़ा था कि भगवान राम ने लक्ष्मण 
से कहा “भाई ! जाभ्रो इस अन्तिम समय में रावण से कुछ सीख लो। जीवन में तुम्हारे काम आयेगा। 
बह बड़ा अनुभवी व पंडित है। नहीं सीखोगे तो समस्त विद्यायें उसके साथ ही चली जायेंगी ।” लक्ष्मण 
गया श्रौर रावण के सिराहने खड़ा होकर अपना अभिप्राय प्रगट किया । उसे मौन देख कर निराश 
वापिस लौट झ्ाया और राम से बोला कि “भगवन ! वह बड़ा अभिमानी है, बोलता नहीं ।” राम बोले 
“चलता है, लक्ष्मण ! मानी वह नहीं तू है। स्वभाव में ही तू उद्दण्ड है। तूने ग्रवदय उहृण्डता दिखाई 
होगी। कंसे बोलें ? तुक्े ग्रगर कुछ सीखना है तो ग्रुर बत कर नहीं शिष्य बन कर सीखना होगा। 
जाद्यो ! उसके चरणों में बंठ कर विनय पूर्वक विनती करो । उसे ग्रुरु स्वीकार करो ।” लक्ष्मण की श्रांखें 
खुल गई । गया, भौर अबकी बार उसे निराश लोटना न पड़ा । 


बस इसी प्रकार शास्त्र को पुस्तक मात्र न देख कर साक्षात्‌ गुरु के रूप में देखो । हुआ ल्‌ 
इसी अकार जिस प्रकार प्रतिमा में जीवित देव के दर्शन किये थे। शास्त्र जड़ नहीं है वह साक्षात्‌ बो 


२३ स्वाध्याय १६७ ४ शास्त्र परीका 


कर मेरा हिल दर्शा रहा है। पद पद पर ठोकरों से बचा रहा है। गहन से गहन ग्रस्थियों को शुंजभा 
रहा है। श्रहो ! इसका उपकार, न जानी, न देखी, न अनुभवी अत्यन्त रहस्य भगी उस सूक्ष्म बात को 
मानो हथेली पर रख कर ही साक्षात्‌ दर्शा रही हो । उसफ़ी शरण कितनी शीतलता प्रदायक है। अठुर् 
' अ्रकाद है । उसकी विनय अत्यन्त भ्रावश्वक है। बिना नहाये व हाथ धोयगे उसे छूमे में बिना छुद्ध कसम 
पहने उसे हाथ जगासे में उसकी भ्विनय है । शुद्धता व भ्रशुद्धता के विभेक रहित, जिस किस स्थान में 
भी बैठ कर उसे उपन्यास की भान्ति पढ़ने में उसकी भ्रविनय है । उसे उठाते व धरते समय भ्रत्यन्ल बिनय 
से साध्टांग ममस्कार किये घिना उद्दण्डता से सामने जाकर बैठ जाने में उसकी प्रविनय है स्थाम 
एकान्त व शुद्ध होना चाहिये । मन्दिर ही उसके लिग्रे सर्बो्तम स्थान है। घर पर भी यदि पढ़े तो किसी 
एकान्त कमरे में ही पढ़े, जहां जूते श्रादि न श्राते हों। जिस किस समय में पढ़ना भी सोग्य नहीं । जंखस 
अन्य विकल्पों से किश्न्चित्‌ सुक्ति मिले तो पढ़ना योग्य है । रूढ़ि पूरी करने मात्र को एक दो लकीर इधर 
उधर से जैसे तेसे पढ़ कर जल्दी जल्दी भागने का अ्रभिप्राय रखते हुवे पढ़ता, पढ़ना नहीं दण्ड है। बिना 
स्पष्ट उच्चारण किये या बिना अर्थ समभे पढ़ना भी पढ़ना नहीं रूढ़ि है। इस प्रकार पढ़ने से इसकी 
अधिनय है । श्रतः सर्व बातों का विचार करके अपने लिये अत्यन्त कल्याणकारी समभते हुवे कुछ जीवम में 
उत्तारने योग्य उपयोगी बातें सीखने पर हो, इसके पड़ने से या घुनने से लाभ हो सकता है। केवल पढ़ने 
वालों के लिये तो यह कुछ पत्रों मात्र का ढेर है, श्रोर कुछ नहीं। जसी हृष्टि से देखे बेसा ही कुछ 
सीख ले । 


परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि स्वाध्याय!” मन्दिर की चार दिवारी के प्रन्दर ही प्रस्दर 
हो सकना सम्भव है, बाहर नहों । जो कुछ पढ़ा या सुना है उसका चिन्तवन हम कहीं भी बैठकर कर 
सकते हैं । कैसी ही श्रवस्था में कर सकते हैं । किसी भी समय में कर सकते हैं। श्रौर इसलिये स्वाभ्याय 
चौबीस घण्टे की जा सकती है। यद्यपि इस प्रकार मन के द्वारा देव व गुरू के दर्शन भी सर्वत्र व सर्बदा 
किये जा सकते हैं। परन्तु जेसा कि पहले बताया जा चुका है, उसमें भ्रधिक देर स्थिति नहीं रह 
सकती । शास्त्र में पढ़े या सुने तत्वों सम्बन्धी विचारना में, तत्सम्बन्धी तर्क वितर्क में, हम कई कई 
घण्टे बिता सकते हैं। यही है स्वाध्याय का महत्व भौर इसीलिये यह इस मार्ग में बहुत 
प्रावश्यक है ! 


दिलांक २२ सितम्बर १६५६ 


प्रवचन न॑० ४० 


४ शास्त्र परीक्षा हे मातेश्यरी सरस्वती! भ्रब भ्रपने इस बालक को श्रनाथ न रहने दी । तुम्हारी अवहेलभा 
करके अ्रनाथ बता दर दर की ठोकरें खाता रहा । अरब अपनी गोद में स्थान दो । स्वाध्याय का प्रकरण 
है। इसका प्रयोजन, इसका अर्थ व इसके प्रति बिमय की बात भ्रा चुकी । अब विचारना यह है कि कौम 
से शास्त्र स्वाध्याय करने योग्य हैं। प्रारम्भ से ही बिता परीक्षा किये अ्न्ध 'विश्वासी बन कर, मैंने।किसी 
भी बात को आज तक नहीं भ्रपनाथा । में वंशानिक बनकर निकला हैँं। में खोजी बनकर निकला हैं। 
.. बिना क्या और क्यों किय्रे किसी भी बात को स्वीकार करने को सैयार नहीं। देव व गुरू को बित्ता 
. परीक्षा किये मैंने स्वीकार न किया, तो शास्त्र को ही कैसे कर लू ? क्‍ 


_रश स्वाध्याप श्द्द ५ झ्रभ्रिप्राय वश झनेकों शास्त्र 


४ अमिप्राय वश देव व भ्रू वत यहां भी हम. नियम नहीं बना सकते, कि अमुक ही सच्चा शास्त्र है। 
. “ अमेकों.... क्योंकि भिन्‍म भिन्‍न ग्रभिप्रायों के आधार पर आज श्रनेकों शास्त्र या पुस्तकें या साहित्य 
लोक में दिखाई दे रहे हैं। किसी को भी सर्वथा भूठा नहीं कहा जा सकता और किसी की भी सर्वधा सच्चा 
. नहीं कहा जा सकता । सच्चे व भूठे की पहिचान प्रभिप्राय पर से हीती है। डाक्टरी सम्बन्धी जानकारी का 
प्रभिप्राय रखने वाले के लिए तो डाक्टरी सम्बन्धी साहित्य सच्चा भ्रौर सब भूठ । एन्‍्जीनियरिड्)भ पढ़ने की 
अभिलाषा रखने वाले के लिए एन्‍्जीनियरिज्भज का साहित्य सच्चा शौर सब भूठा | और इसी प्रकार जो भी 
विषय पढ़ने या सीखनेका भ्रभिप्राय हो,तत्‌ सम्बन्धी ही साहित्य सच्चा कहा जा सकताहै उसके अतिरिक्त श्रन्य 
नहीं परन्तु यहां हम किसे सच्चा शास्त्र व साहित्य स्वीकार करें ? बस तो वही सिद्धान्त लागू करो, और 
पूछो अपने मन से कि क्या सीखना है ? प्रकरण चलता है शान्ति का। यहां सब आये हैं शान्ति की खोज 
करने के लिये, क्‍्गें कमाने के लिए नहीं | झ्रतः शान्ति विषयक साहित्य ही हमारे लिए सच्चा साहित्य हो 
सकता है। इसके ग्रतिरिक्त लोक का बड़े से बड़ा शास्त्र भूठा है । 


६ शास्त्र परीक्षा का परीक्षा करने का उपाय निकल ही श्राया। शान्ति पथ दर्शाने वाली वाणी ही सच्ची 

उपाय बारी हो सकती है। लौकिक प्रयोजन दर्शाने वाली या बरीर पोषणा की बातें बताने 
वाली नहीं । श्रब कुछ बुद्धि का प्रयोग करना है, जिस प्रकार देव व गुरु के सम्बन्ध में करते आ्ाये हैं । 
क्योंकि दुर्भाग्य वश श्राज बहुत बड़ा शास्त्र हमारे सामने है। और सर्व ही शान्ति पथ दर्शाने का दावा 
करते हैं। सब के ऊपर शान्ति पथ की मोहर लगी है। सब को साक्षात्‌ भगवान से आझ्ाया हुआ माना 
जा रहा है। श्ौर मज़् की बात यह है कि एक शान्ति को दर्शाने वाले होते हुए भी परस्पर वह एक दूसरे 
का विरोध कर रहे हैं। एक दूसरे से मानों लड़ रहे हैं। बड़ी विकट समस्या है। किस को सच्चा मानू ! 
पढ़ने बैठता हूँ तो प्रत्येक में झी कुछ न कुछ बातें अवश्य ज्ञान्ति प्रदान करती प्रतीत होती हैं, परन्तु श्रागे 
जाकर कुछ अन्य बातें श्र भा जाती है जो या तो शान्ति में बाधक हैं या इस विषय से उनका कोई 
सम्बन्ध ही नहीं होता । और आगे जाता हूँ तो अरे ! वहां तो द्वष का नग्न नृत्य ही देखने में श्राता है ' 
पढ़ने की ही जी नहीं करता । किसी का खण्डन और किसी का मण्डन । 


अरहो ! यह वीतराग वाणी का ही प्रताप है, जिससे कि मुझे यह प्रकाश मिला है कि 
भाई ! हर साहित्य में जो बातें तुझे शान्ति प्रद प्रतीत हो, समक लो कि वह सच्ची हैं । श्रथवा विचार 
करके तक व अनुभव के द्वारा जो सच्ची दिखाई देती हों, मान लो कि वह सच्ची हैं। भले ही वह किसी 
भी साहित्य में लिखी हों। सब शान्ति प्रद व सच्ची बातें एक सच्ची वाणी के ही अंश हैं । जो किन्‍्हीं 
किन्‍हीं ज्ञानियों ने श्रपने अनुभव के भ्राधार पर लिखी हैं। यह बात अवश्य है कि अधिकतर साहित्य ऐसा 
है कि जिनमें भ्रादि से श्रन्त तक का पूर्ण मार्ग न दर्शा कर उस मार्ग का एक खण्ड मात्र दर्शाया है। 
इसका कारण यही है कि उसका रचियता शान्ति को तो पकड़ पाया, पर उसे पूर्ण करने से पहले ही उसे 
काल के मुख में जाना पड़ा, श्रौर उसकी बात अधूरी ही रह गई । कुछ साहित्य ऐसा भी है कि जिसमें 
इस अधूरी बात के साथ साथ कुछ भ्रन्य बातों का श्रथवा कुछ श्रप्रयोजनीय बातों का मिश्रण भी दिखाई 
देता है। तनिक सा विचार करने पर यह पैवन्द स्पष्ट दिखाई देने लगता है। वह साहित्य वह है जो कि 
मूल रचयिताओं को कृति न होकर उनके पीछे ग्राने वाले किन्हीं व्यक्तियों ने लिखा है। अधूरी बात सीख 
लेने के कारण, इनको उसकी पूति के भ्र्थ, कुछ बातें अपनी कल्षना के आधार पर, बिना उसके सच्चे व 
मूठे थने का अनुभव किये, इस मूल साहित्य में मिलानी पड़ी, भौर वह साहित्य खिचड़ी बन गया । 


क्ष्ड 






| ]॥४ 















),/ 5६ (६ रा. 87॥ ५३१ आकर 
कण | ५ 06 ४ ४ »६ ५ ४२२) ४५ हा ५ 
(५ २१७ ४ (५, 
5 0 पु है ० 7 पे 


५ 0 ॥ १७५ (| (५ * ७] है| ! पे 
॥] ५ 5 7 कक ४ (रह ॥॥ 
हैँ री! ५) | | ] ट ; )" हा का ५५ ० 


का 
आप ५ 






५ 





4 
ि कि |] 
५ 48 8 [फ मं अर 


| ५ 
की प ॥ 
॥ है ० 8. हु | / भी ॥ वें ५; 


| 

| 

हे 
हे 

क/ 4 ५ 4 कि! 































$ [ 
। ५ ३४ ॥/५ जि ५, 
है न] ६ 
ँ छ ' ॥ /ा गँ | हे | ), १ जज । हि  अन 3] के हे ! ३९ 5॒ हि 
था क़ थी है 
(०४ + हैं ॥ ' + ५. डी ५, ४ हि | गे ह ४ ((१ ९९ ५ के के ही! अप पे हा 6 हज पोज) $ ) ै रे पा 05 ५) ४ हे 
9. भर ५५०१४ (, ॥ ॥4 ि ते ष्ट ४+ ५, हे + ) घफ १  $ ५ है की । मं 
! रह / 
(जड। १॥, 8, | 0८ ॥ ५१४४ ॥,। ५ ह ५५ | पाकर ही ७, / 
' ई/' ॥ (00५ 0] । ( ॥! 
0 800४ ५४५ ४! हे ११ ४१४ 0] 4) ॥ 7) ४१३४ ॥ (६, (7 है हु ९ (५:(/५॥ ९४ (8 मई | )) 
०. न्‍ ५ हुँ (8 | (४ |; 
ह। ६ 


| ॥ है 


६ 9) 













॥ आर 
0.१ ह+ ॥ ह 
(| ४ ॥ (0 १) 


स्थान पर, एक विषय के सम्बंध 
उदाहरण आपको इस कोष में मिल सकेते 
सहायता से एक क्षेरी में बड़ी बड़ी 

.. म्य समय की अपरी:बज ते कर सकते हैं। करणानुयोग 
को कोश्टकों में भरकर सागर को गोगर में समा 

द जसा, कि ! ५ । फिपद कि 0020: विद्िति ५38 हैः 288 हा । 





ही 
4. ६ ४ 





















































॥ यु 
कब है ५ाँ।३ ) 
कि है $ ह/ हा ह/ 8 है ५५ | हु 8९ + न / 0 ३ |] ं हा || ॥! ४४० / है, ।॥। ॥ आ, ह ह* 2 हर (६ 
|] 0: 7 ७7 ०४ # पं 0 कम /। * ७, 32 ॒ +० दे 
। | 0२०४ 2 छः ! ॥) ' + मा और (,। ॥ + । 
// ४, ॥ ) ।६०७ हर ५! ॥ | | पु है |, ग! ५, रा] | 
। क्‍ पा ॥(7 8९७५ ६ !( 7५ ५ ४] रे | कि] पर /ी $ । 
; ॥ 5० हि रे / | +] ७ ५॥ भर, पट बिना ५ ५५९५ बे सापका + ४ 3५ । १, 6 १ पर रा ४५ भ्रभी ५७५५५ | #ोर्ठ। $ 3 १/०७/ लिखिओ कि कं ! ! शः कै का लि 50 ४४२ 
|; /क्‍ के ज 7॥४% ॥: है (ै, । हे 







शपि + हे 
१ ॥॥ 
१ है 
। ड्डै प्‌ “यहापि अभी 
8 


4४ 2०११५ ४ + २ ॥ की शी 
नाग 


करें. तो 


है १३३ 









झापें 4 जाते; ि अपनी 


। 
५ 



















१३५ ५ 


पेमलता 

३४" 38% का न ) | 

४/९॥॥॥ (७ । 0 ७४ ५३ हर, न (0 ५ ३  + ४ 
६; 7 


। 3५ है 
बुर्द 


) 













ग्न्ध 
जन ५४ जय ॥ 2 
] (/0॥०४४ #| ४ 
| २ हि /५१ ७ ॥]॒ 8 






॥/, 
(४ 200) ४.९४ है ई/ ॥ 










; 
५ ही ॥ रु] ४ + ५१ अर] ॥। 
! 4४%, ! (2) ७ रू (0 $ ५ | १४ 2१५2" ७ *४ ७ लि न) श हि + +( 0 ५४ 5 |; »)।$/ ] १ ।, | ० 
(१ !' 270 |) शी ५५) | , (५ , ३ ५ ३) (6५२ ॥ +। 9 न्णै 0, 5 ४ !( ५३८ । /) ' कट की] गा घी 0 रु 
है त ५. ], ५४ * कु, ॉ4 । ५ 
| 008 (02४६१ १५४५, ॥१४ ५.४६ ५७" (0 0 0 मप्र 8 0 0 ४ पक 


१ 


॥ 




























































। हैं कि 
ऐ (, नर + था 
6 $ १७ ५ 78 है 
) क्रम प्ज है पद पर | अ न 
रे ) ६ । रे 
५ है, 7 
+ + ४ ; 
) 
८ 
है ः है । 
। 
। 
। ५ घ 3 आल । 
५ ४ डे | जा एा १ ] 
080 0 तू हे हा ह | ड्ं 8..8 5 + थे ,भ भर है! 
हे ५ + (ा हे ' + व ॒ हु + है| | पे हे | को एव ह ! १००४४ हु भा ते 
/ ॥ह ५; (०० ४3 पु || । 5 
भ हम | ! "५ 4 ॥0/ शा] ॥ ल्‍ । + प्रेम होते | ॥। शा 
जे १४७ 5 न्‍ ९। ३ | ३ ५त ३ ५४ | ४ ० 
8 / $ ५७५ । $ ४ 23 | हुए ह 
५ !, 0 । वाध्या ॥! 
) कं +। पैज / ५५ ५ 
| । ! ५ हो) प शन्थ ) कारों $ १/॥, लिया ।$ + 0 डे ४ 0 । 
१९ ६१ ए हक |! र! व 
हा है ५ ५६३४ कॉरता ँ /$ ध 
हैँ? ३8० हे ४0४ #१ 5 ७, के 
४ जी] कर न ह | *, »॥! री] 8 $, 
; ] भ्र्थात्‌  । घ्िड्ाँ भ स्वाध्पाय शा है 4 
' पे सेंड ते सम में ते भा सका । सं । ै 
९ ॥ ॥ १ ॒ )3 कॉटियाई |! 
४ | अगबक ह ४५७ १ ! 
ह ) कै, हैं | गया ३ है, 
है] 
दा के अनुसार स्थाध्याय की. 
5 !' है 
के बी 
भर कौससों । ५ ह ॥ रे रे 
/. कीतसी ग्रत्थ पहले पढ़ना चाहिये और 
त्मः | जंने के के ५ लिये ) ही कि! ! ॥$ 
जैन के लिये ही यह क्रम है, प्रन्य प्रभ्यस्त जन: 
पे ५] मर 
अल 
! ] ४५ * ५ , (| ! 
/ ले] हे रा । ) री भें ४१: 2, (0 * ५ 
| | १३] ११४ रे 0 ! री 3 2. ३.8 ; $ ४० पा ४ + 
ड़ ; ! / ४९ ल्‍ः गा रा आल 
5५ के महक न] |] ५ १ ५ 
कई | ते हर # 5४%, ४3. 5 / '/, ५। ४५! ॥| है। बह ) 
पर ] | हु पा !' कन्ह ] कै, 0 ; रथ हे हि *, ।१ १७, १॥ |! बी ] बढ ! " ५ ] शौ । 3 । ४ 
॥/ पक की । २ हक |] 7 है 
पं + न्‍ ए कर] 2 ॒ हे ) न ४ है 
स ॥ क्रम $ | हैं | 
* फू -पाकामााकपंमाशकएकाकरयाकरांककहुक2. भा आम । ०० (३ 
+ ! रँ । | ५ पु हि. ० [2 ५४ ि ह 
द | 5 |, | ; 
हे ।॒ हे ध । ह ५ 
५ १] + ; हर $ + | हे ४ * + * ] । | कक भें हे ३ ; 
५ ४ ।७ भरान्तलिं ] ४! 4 4 5 +े सिद्ध / 7 ) 
हे 
द पथ प्रदर्शन ६ प्रश्नोत्तर माला (सोनगढ़) ,( १२  पुरुषार्थ सिद्धयुपाय 
+ | हक भ 
४ 0 4 । है. / हि || फ ५ + पु ( । 
। ] र ि 0 हे ४ 
] ४ । आप । ५ + कि ] न 
कै [।॒ है कह, ; 
' मार्ग प्रकाशक ७3 सय विवरण जा 20 का '2३ परमात्म प्रकाशन 
का! ४ पा म ) । | । $ , ह * ५ 
ह' 
॥ ॥॒ 
!५ ॥॥ सर्वार्थ पूँ 
। / $ 4 
पी ही सप्रह ६.६ 
3 डे ५ सिद्धि पद | ४. ज्ञानागाव 
! ५ 8 ; क + ८ ! 
॥ पि |] हि ५ ५ 
+ ५ हा ५ + ध ५ | 
ह 3. 3./ "४ 20203 हि + 2९ ५५ )! पंचास्ति 8 । $क्‍ ; लुप्रेक्ष 
ष् 
है पग्म पुराण क्‍  €£ पंचास्ति-फाय १५ कार्तिकेयानप्रेक्षा 
/१ ११९ (| *ऐ न हज ५ 
के 2४. 52 सर $े ॥ 
ल्‍ रे, है ; | क ५ | ५ । ॥ ५ ॥ ] + रड ही + + ५4) | है 
$ ] + 
॥ कि] 4 ४ 
/” है नैन्‍्य कुमार चारितर . $ 2७0 प्रबंसतन सार १६ . समाधि शतक 
। । पु गा ्आ के 
हा ४ ५ हे + हे ं 
! + हि + 
ु 28 आक हक क 52 8 दो दे 2६ 4४ ५ हद । 
रे हे] $ ५ | 
2 थ समय सार ७ 'रत्त ऋण्ड 
१, 7 ० हू | ५ डे 4 कै ह्त़ पु |] 
न्‍ ध ४ !' भ /' ! हे छ ! ड़ है ५ + कह 
। ५ ! । पु 3 ४ 
॥ है । । १ 
| ९ + ५ । है ऐ 
रु ' है + *। 
१ ; ॥ ॥ 
कल] यव साहस पूतेक यंवि आगमाध्यास जाये तो विचार में 
.. साधारण से साक्षाररणा व्यक्ति भी कुछ वर्षों में ही प्रागम के प्र्थ को समभने के योग्य हो जायेगा । यह 
। कि 
प्रवश्य रहे कि शास्त्र को जल्दी समाप्त करने त्ते का प्रधत्न तहीं करना चाहिएं 
' व्याप्त रने का प्र ।हिए। समर हारुतों को 
हम रे 
) पर प्रबंध 
"गे क्रम न? १ व कम तले ४] ०२ वालों को लगाता ' 
; और चर ५ मुस्यत | 00 05 "४ है * १), बार 
। + 
॒ वा गा नि ह हीं । 
। एक बार पढ़ कर छोड़ देता तो | भारम्भ 
एक बा कदां योग्य । इस कम से स्वाध्याय 
अधवदय ३०० ॥$ । "2 ॥ 
ऐ ४ ॥ 
है अ्रापकी जिज्ञासा शांत होंगी । 8 लक 3. । फ 
१) १ ज हद ]॒ $ है हैप्पत ५ + 
+ | ; 
। है] न्‍ पु कप | .]. 5 त २ । है ५ 
के कै । $ 
है १/ $ हे पी न हद गा] कं - | हे १ है है| पर ४ 
5 $ हु ह ) | 
हि! हा 3 ५१ हज 8 ई। पु 
। र कर १ , ॥ ५०५॥  4।॥/ ५४ 0 3४० ५ ४ 3 । नि 
है ५76 (0 ह 
व ५५ ७ ५20 % ली 5 ३० 0. ६ ०_->नमुँप सा 
आप 0 7० ह + ै । 
+ न | ५! है. रु ॥. हि ; ॥ भ । है: | जप 
है 2 ९ ॥| कै 
॥ रस | ; हे ५) हि ४ ते ३] ;ं । १ आग "; ह 025 २7] १. ४ | ह हू है ४ 
९ 
री 
का 
+ ३0 
! 
४ 
। 
] 
॥ 
] सा, 


उमके भी पौदे पाने वॉलों ने कुछ प्रैपने स्वोर्थ वंश बहुँतें सीं बोलें मिलो दो। प्रौर भीगें चंल करें वंहे 
स्वार्थ बदल गया ढ ष में । जिसके काररा श्री। मिलो उस साहित्य में खंण्डंन मंण्डन॑ का विष । 


यह तो हुई साहित्य के इतिहास की कुछ रूप रेखा, पर इतना जानने मात्र से तो साहिश्य 
के सच्चे व भूडें पने की परीक्षा करने में समर्थ न हो सका.। परीक्षा का कोई उपाय होना चाहिये । सो 
विचार करने पर ऐसा उपाय निकल भी शभ्राया । देख भाई ! शास्त्र तो बेंचारे जड़ हैं, वह'तो स्वयं बोल 
नहीं सकते । उसके अन्दर तो कुछ शब्दों का संग्रह है। श्रोर इन शब्दों में छिपा है वक्ता कां कोई 
भ्रभिप्राय | बस यदि वक़ा की परीक्षा हो जाये तो उसके वाक्यों की भी परीक्षा हो गई मानों । शब्दों की 
प्रमाणिकता वक्ता की प्रमाणिकता के आधार पर होती है। जैंसा कि पहले श्रंद्धा सम्बन्धी उस पथिकं 
के दृष्टान्त में बता दिया गया है। देखिये कोई ग्राहक श्राकर आपसे कहने लगे कि यह वस्तु प्रसुक दुकान 
पर यह भावों मिल रही है यदि ग्रापको इस भाव देनी हो तो दो। बताइये, क्या झाप' विश्वास कर लेंगे 
उसकी बात पर ? नहीं करेंगे । क्या कारण ? एक तो यह कि स्पष्ट भूंठ दिखाई दे'रहां हैं। जितने में 
श्रापको घर भी नहीं पड़ी उतने में वह उसे कंसे बेच सकता है ? परन्तु हो सकता है कि भाव गिर 
गया हो, ऐसे संशय को दूर कर देता है उस ग्राहक का अपना स्वार्थ “यदि इस भौव लगानी है तो दे 
दो । और यदि वही बात में ग्रापको जाकर कहूँ तो ? श्राप अवश्य स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि न मुझे 
आपसे मोल लेनी थी न ब्रेचनी थी। जैसा उस दुकान पर सुन कर भ्राया' था आपसे कह दियां। आंपकें 
घर उतने में पड़ी है कि न पड़ी है मुझे उससे क्या मतलंब ? प्रतः वक्ता की प्रमाणिकता से ही वचने 
की प्रमारणिकता होती देखी जाती है। श्रौर वक्ता की परीक्षा उसकी स्वार्थेता व निःस्वार्थता पर से की 


जा सकती है । 


तात्पर्य यह कि इस बीतरागता व शान्ति के मार्ग में बीतरागी द्वारा लिखा शास्त्र ही 
प्रमाणिक शास्त्र कहा जा सकता है। रागी हव षी द्वारा लित्ता गया नहीं । रचयिता के अभाव में कैसे 
जाने कि वह बीतरागी था कि रागी ? यह बात शास्त्र पढ़ कर जानी जा सकती है। उन वाक्‍्यों का 
भुकांव किस शोर जा रहां है, किसी निजी स्वार्थ का पोषण तो करता प्रतीत नहीं होता है ? संवेसत्व 
कल्याण की भावना प्रतिध्वनित हो रही है या नहीं ! उन वाकयों में माधुर्य है या कटा ? उन वाक्यों 
में किसी की शोर भ्राक्षेप तो नहीं किया जा रहा है ? एक ही बात को पोषण करेने के लिये उस विषय 
के अ्रद्ध भूत भ्रन्य बात का निषेध तो नहीं किया जा रहा है? कहीं उनमें कोई लोकिक प्रभिप्रांय तो 
दिखाई नहीं दे रहा है ? कहीं किसी को भ्रशान्ति उत्पन्न करने वालीं या पीड़ा पहुँचाने वाली बांत तो 
नहीं कहीं जा रही है। भागे कुछ लिख कर स्वयं उस बांत का निषेध तो नहीं कर रहा है प्रथवा उसे 
प्रपनी ही बात का निराकरण या विरोध करने की बात तो नहीं लिख रहा है * कुछ अ्रसम्भव बातें तो 
नहीं लिखी हैं ? इत्यादि भनेक बातें पढ़ कर वक्ता की प्रमारणिकता का निर्णय किथा जा सकता है। 
उपरोक्त तथा इसी जाति के यदि दोष वक्तव्य में दिखाई दें, तो समझ लो कि वक्ता प्रमाणिक नहीं । 


इतमा' ही नहीं भोर भी अ्रधिक सावधानी ' की आ्रावश्यकता है। क्योंकि जहाँ मिश्रित 
प्रभिप्नाम पड़ा हो वहां विपरोतता की परीक्षा करनी कुछ कठिन पड़ती है। भ्रतः भले ही सारे शास्त्र में 


.._ १३ स्वाध्याय । १७० ७ सच्चे शास्त्रों में प्रयोजनीय व प्रप्रयोजनीस का विवेक 


निर्दोष बातें भरी पड़ी हों, परन्तु कहीं एक भी कोई दूषित बात दिखाई दे तो समझ लो कि उन. सर्वे 
निर्दोष बातों का भी कोई मूल्य नहीं । यहां ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि “भले दृषित बात को 
स्वीकार न करो पर निर्दोष बात का निषेध क्‍यों करते हो? सो भाई ! इसके अन्दर निर्दोष बात का 
नियेध करने का भ्रैभिप्राय नहीं है। वक्ता का निषेध करने का भ्रभिप्राय है। जैसा कि पहले हृष्टान्त में 
बताया. गया है। एक ही बात दो व्यक्तियों के मुख से सुन कर ग्राहक के मुख से निकला हुआ वही वाक्य 
भूठा माना गया और मेरे मुख से निकला हुआ वही वाक्य सच्चा माना गया। कोई व्यक्ति कभी माता 
को माता कहता है। श्रोर कभी माता को स्त्री भी कह देता हो तो क्‍या कहेंगे झाप उसे ? यह नशे में 
है। इसकी कोई भी बात ठीक नहीं माता को माता भी बेहोशी में कह रहा है। इसे कुछ पता नहीं, 
माता कौन और स्त्री कौन ? यही न कहोगे ? बस इसी प्रकार €€ बातें ठीक कह कर एक बात भी 
विपरीत कह रहा हो तो उसकी €€ बातें भी ठीक नहीं हैं। या तो किसी दूसरे की नकल करके कही है । 
या बिना समझे बूमे यों ही सुन सुना कर कह दी हैं । सम्भवत: आगे चल कर कोई ऐसी बात भी कह दे 
कि जो मेरे लिये श्रहितकारी हो । भौर उस समय प्रमाद वश में उसकी परीक्षा न करू तो मेरा अहित 
हो जायेगा, इसलिये इसकी सारी ही बातें मान्य नहीं हैं । 


झ्थवा जिस प्रकार कोई दुकानदार सच्चा व्यवहार करके पहले अपनी साख जमा लेता 
है भौर पीछे लोगों का रुपया मार कर भाग जाता है। उसी प्रकार स्वार्थी वक्ता पहले बहुत सी सच्ची 
व शान्ति की बातें बता कर अपना विश्वास जमा लेता है और पीछे भ्रपने स्वार्थ की बात कह कर अपना 
ग्रभिप्राय सिद्ध कर लेता है। पढ़ने वाले का हित हो कि अ्रहित इस बात को उसे चिन्ता नहीं । इसलिये 
ऐसे बक्ता की कोई भी बात स्वीकार करने योग्य नहीं । भले शान्ति की क्‍यों न हो। वही बात यदि 
किसी दूसरे प्रमाणिक शास्त्र में लिखी हुई पायें तो विश्वास करने योग्य हैं। श्रतः शास्त्र की परीक्षा 
का उपाय यही है कि पूरे के पूरे शास्त्र में हित की बात के अतिरिक्त भश्रन्य बातें किड्चित्‌ भी 
नहीं होनी चाहिये। एक भी बात यदि अ्रहित या स्वार्थ की हो तो सारा शास्त्र ही पढ़ने 
योग्य नहीं । 


७ सब्चे शास्त्रों में शास्त्र की परीक्षा ठीक प्रकार से कर लेने के पदचात्‌ श्रब यहां भ्राकर भी कुछ भ्रड़यन 
प्रयोगगीय व हो जाती है कि प्रमारिक पुरुषों द्वारा लिखे गये शास्त्र भी मुख्यतः चार कोटियों में 
अप्रयोजनीय का विभाजित किये गये हैं। कुछ शास्त्र तो शान्त पथ के गामियों के जीवन चरित्र दर्शा 
बिवेक कर कोई आदर उपस्थित कर रहे हैं। भ्रर्थात्‌ आ्रादर्श पुरुषों की कथाश्रों का निरूपणश 
करते हैं। उनको कथानुयोग या प्रथमानुयोग कहा जाता है। इनमें प्राथमिक जनों को शान्ति पथ की 
शोर ग्राकधित करने का भ्रभ्िप्राय लिया गया है। इसलिये श्वृद्धार रस श्रादि अलंकारों का बहुत प्रयोग 
किया गया है । कुछ ऐसे हैं जिनमें श्रत्यन्त सूक्ष्म हष्टि से प्रस्षण किया गया है। तथा ग्रत्यन्त परोक्ष व 
सूक्ष्म बात भ्रर्थात्‌ कार्माण शरीर व उसके बनने व बिछुड़ने सम्बन्धी, या द्वीप समुद्रों ्रादि सम्बन्धी 
कुछ कथन है । इसे करणानुयोग कहते हैं | कुछ ऐसे हैं जिनमें वस्तु का भ्रनुभवात्मक स्वरूप दर्दाया है। 
स्व व पर में विवेक कराया है। सुख व दु:ख का सच्चा स्वरूप दर्शाया है। तर्क व बुद्धि से उसकी अनेक 
हक से सिद्धि करते हुए वेज्ञानिक ढुज़ु से विवेचन किया है। उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं । भौर कुछ ऐसे 
हैं जो हमें हमारा करतंव्य व श्रकरत॑व्य बता रहे हैं। अपने जीबन को किस प्रकार शान्ति के सांचे में हालना 
चाहिये, यह बता रहे हैं। इसे चरणानुयोग कहते हैं । 


१३ स्वाध्यायें १७१ ७ सच्चे शास्त्रों में प्रयोजनीय व भ्रप्रयोजनीय का विवेक 


यद्यपि यह चारों ही प्रमारिकक हैं । परन्तु इस ततेमान भूमिका में क्‍या चारों ही पढ़े जाने 
योग्य हैं? नहीं भाई ! इनमें से पहले दो इस अ्रवस्था में तेरे लिये उपयोगी नहीं । क्योंकि प्राथमिक कोटिसे 
तो तू निकल चुका है। तभी तो यहां बैठा सुन रहा है-इतनी' रुचि से । इसलिये प्रथमानुयोग वर्तमान में तेरे 
लिये विशेष प्रयोजनीय रूप नहीं । दूसरे भ्रभी तक तो तू स्थूल बातों तक का निर्शाय नहीं कर सका, सुक्ष्म 
को कैसे जान सकेगा ? अत्यन्त परोक्ष बातों को, जेसे कर्म व द्वीप समुद्रों को अभी जान कर क्‍या 
करेगा ? ओर सूक्ष्म हष्टि बने बिना वह तेरी समभ में भी क्या श्रायेगी ? झ्रतंः करणानुयोग भी वतंमान 
दक्षा में तेरे लिये विशेष प्रयोजनीय नहीं | यहाँ ऐसा न समझ लेना कि इनके पढ़ने का निषेध किया 
जा रहा है। निषेध का प्रभिप्राय नहीं है। थोड़े से थोड़े समय में अधिक कल्याण कंसे प्राप्त हो, यह 
प्रभ्िप्राय है। कुछ अनुभव व स्थूल सिद्धान्तों का निर्णय हो जाने के पश्चात्‌ करणानुयोग महान 
उपकारी सिद्ध होगा । “किसी को बेंगन बायले, किसी को बेंगन पच ।*भर्थात्‌ जो करणानुयोग तेरे लिये. 
प्रयोजनीय नहीं है, वही किसी श्रन्य के लिये जिसक दृष्टि मंज चुकी है प्रत्यन्त उपकारी है। तथा जी... 
ग्राज तेरे लिये प्रयोजनीय नहीं है वही कल तेरे लिये उपकारी सिद्ध होगा । 


परन्तु बात यह चलती है कि इस वर्तमान स्थिति में कौन से शास्त्र की स्वाध्याय करू ? 
बस तो वस्तु स्वरूप दर्शक द्रव्यानुयोग से स्व पर भेद की बात जानने के साथ साथ, चरणानुयोग से 
कतंव्य प्रकतंव्य पहिचानने, तथा भ्रपने जीवन को शान्ति की श्रोर ढालने सम्बन्धी बात जाननी चाहिये । 
भ्रत: यह दोनों द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग इस दशा में तेरे लिये विशेष प्रयोजनीय हैं। चरणानुयोग 
की भी दो धारायें हैं। एक ग्रन्तरंग में बेराग्य उत्पन्न करने वाली, तथा दूसरी इस - जीवन में बाहर का 
त्याग रूप कुछ प्रेरणा देने वाली । इन दोनों में से भी पहले चरणानुयोग की बैराग्य उत्पन्न कराने काली 
धारा विशेष प्रयोजनीय है | किड्नचित्‌ वेराग्य उत्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ ब्रतादि का उपदेश देने वाली 
धारा महान उपकारी है । " 


इस कथन पर से स्वयं भ्रपनी भूमिका को पहिचान कर इन चारों में से यथा योग्य 
रूप में किसो भी शास्त्र का मनन करना तेरा परम कतेंव्य है। शान्ति पथ के संवर प्रकरण में यह 
तीसरा पग है । 





२७ 
-: संयस सासान्य :- 


दिनांक २४ सितम्बर १६५६ 


प्रवचन नं० <रै 
१--संयम का सब झछ्जों में एकत्व, ३-संयम का अर्थ, १--पूण संयम का भादर्श स्वरूप । 


शान्ति की खोज में भ्रागे बढ़ने वाले पथिक को क्रमश: इसकी प्राप्ति का उपाय बताया 
जा रहा है। वह उपाय तो अत्यन्त सरल है, जो इस ग्रृहस्थ श्रवस्था में रहते हुवे भी अपनाया जाना शक्य 
है । ज़िसके लिये गृहस्थ छीड़ कर तुरन्त साधु हो जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिये इस मार्ग से भय 
ने खरा । जो मार्ग बताया जा रहा है वह कठिन भी नहीं है। कोमल है। क्योंकि इसका आंशिक रूप से 
भी अनुधा रण करने वाले को तत्क्षण सहभावी शान्ति का बेदन अ्रवश्य होने लगता है। वह भ्रलौकिक 
शान्ति ज़ो कि पहले प्रकरणों में कुछ संकेतों द्वारा बताई जा चुकी है; उस शान्ति के रसास्वादन में इस 
मार्ग की कठिनाइयां वास्तव में कठिनाइयाँ प्रतीत नहीं होती जिस प्रकार धन के लोभ से प्रगटी धनोपाज॑न 
की रूचि में व्यपार की कठिनाइयां वास्तव में कंटिनाइयां भासती नहीं । 


१ संयम का सब॑ इस मार्ग के गृहस्थ योग्य कुछ श्रंगों में से तीन श्रंग-देव दशेन, ग्रुरु उपासना व स्वाध्याय 

अन्नों में एकल बताये जा चुके हैं | भ्ब चौथे श्रंग संयम का प्रकरण चलता है। मार्ग के इन पृथक पृथक 
करके बताये जाने वाले अंगों का यह श्रथे नहीं कि जीवन में भी यह पृथक प्रृथक प्रगट हों । अर्थात्‌ जब 
देव दर्शन हो तब गुरु उपासनादि अन्य अंगों का जीवन में ग्रभाव हो । और जब संयम पालन करता 
हुआ हो तो देव द्शनादि का जीवन में शभ्रभाव हो। यह चारों तथा आगे बताये जाने वाले जितने भी 
भ्रंग हैं वह सब शरीर के हाथ पांव शआ्रादि अंगों वत्‌ एक ग्ृहस्थ जीवन में युगपत प्रगट होने चाहिये, व 
होते हैं । युगपत होने पर ही उस गृहस्थ का जीवन शान्ति का मार्ग रूप बन जाता है। प्रथक पृथक रहने 
पर वास्तव में वह मार्ग नहीं, श्र न ही उसे जीवन के भ्रज्भ रूप स्वीकार किया जा सकता है। वह तो 
बन्दर की नकल मात्र बन कर रह जायेंगे, जिनका कोई मूल्य नहीं । किसी ग्रन्य धर्मों की देखम देखी 
बिना समझे, तथा उन उन अंगों में बिना शान्ति का दर्शन किये, यह सर्व अ्रद्ध शून्य मात्र हैं। निष्फल 
हैं। क्योंकि शान्ति पथ की प्राप्ति के लिये श्रपताये गये यह सर्व अ्रद्भ यदि तत्क्षण शान्ति का वेदन न 
करा सके, तो फल के अभाव में इन सर्व श्रद्धों को निष्फल ही तो कहेंगे ? 


२ संयमका अर्थ सयम भश्र्थात्‌ 'सं'+- यम । 'सं' अर्थात्‌ सम्यक प्रकार, 'यम' अ्रर्थात्‌ यमन करना, दमन 
करना, दबाना । सम्यक्‌ प्रकार दबा देना-व्याकुलता उत्पादक विकल्पों को, जो कि विषय भोगों के हृढ़ 


२४ क्रय सना १७२ ३ पूर्णो संयम का आदर स्वर 


संस्कारों व्च था कर्तव्य विहीनता जहा प्रतिक्षण नवील नवीन रूप धारसस करके मेरे प्रन्तथ्कररा में 
प्रश्नेश् पाते भा भाखदते हुए मुझे स्रशान्त व विह्ूल बनाग्रे रहते हैं। शान्ति के उपास्॒क को ओर जअाहिम्े 
ः ही क्या ? विकल्पों का पूर्सतया प्रभाव ही तो अ्रश्रीष्ट है। अरैर विकल्पों के श्लोख़बन का निसेध ही संबर 
है । झत: संगम संवर का ही एक झज़ है। पूर्ण संयम के प्रतीक तो हैं देव व गुरु जिनकी भक्ति ब् 
उपासना की ब्रात चल चुकी है। जिनके दर्शनों से मेंने शा।न्त का स्वरूप समझा । उस शान्ति का जो कि 
संयम की भ्रविनाभावी है। पूर्स संयम श्र्भात्‌ संकल्य बिकल्प समूह के पूर्रातया भ्रभाव में ही तो पूरा 
दागस्ति का निवास है । इस बात पर विश्वास कराने तथा उस संयम के प्रति अहुमान उत्पन्न कखते के 
ल्षिमे ही तो देव दक्षेन व गुरु उपासना का भ्रन्तरभाव संवर के प्रकरण में किया गया है। उनसे मुझे 
संयम धारण करने की शिक्षा व प्रेरणा जो मिलती है ? भ्रत: पूर्व में बतामे गये देव दर्शन व सुरु उपासना 
का फल जीवन को संयमित बनाने में ही निहित है। उस प्रकार से जिस प्रकार से कि उन संयमी गुरुभ्रों 
द्वाद्य प्रशीत झ्ागम में बताया गया है । अर्थात्‌ स्वाध्याय से उसी संयम धारण करने की जिज्ञासा को 
प्रोत्साहना तथा संयम धारण करने के मार्ग का ज्ञान कराया गया है। उस सथम के लिये, जिसको कि 
स्वयं प्रपने जीवन में लाकर उन गुरुओ्रों ने यह सिद्ध कर दियां, कि इसका पालना अशक्य नहीं है, और 
इसका पालन ही है शान्ति । उन्होंने तभी उपदेश दिया जब कि अपने जीवन की प्रथोगशाला में प्रयोग 
करके उसके फल का निर्णोय उन्होंने कर लिया । 


इस संयम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वह भाग जिसके द्वारा मैं 
झपनी इन्द्रिय विषयों सम्बन्धी लोलुपता व श्र।सक्तता का सम्यक्‌ प्रकार दमन कर सक् अर्थात्‌ इन्द्रिय 
संयम, और दूसरा वह जिसके द्वारा इस जीवन में भ्रपनी शान्ति की रक्षा करने के साथ साथ, दूसरे 
प्राणियों के प्रति भी में कर्तेव्य निष्ठ बना रहूँ, श्ौर उन कुटिल संस्कारों क्रा सम्बक प्रकार दमन करते 
में समर्थ हो सकू जो कि मुझे कतंव्य बिहीन बनाये हुवे हैं, जिनके काररणा में स्वयं मनुष्यता को क्रूल कर 
झपने साथी श्रन्‍्य छोटे बड़े प्रारिययों के साथ सम्भवतः पशुओं से भी श्रधिक नीचा राक्षसी व्यवहार कर 
रहा हैं, और फिर भी अपने को मनुष्य कहने का गय॑ करता हूँ। भ्रर्थात्‌ प्राण संयम । 


३ पूर्ण संयम का. सेंयम के उपरोक्त दो भागों में से पहले इन्द्रिय संयम की बात चलती है। मेरे आदर्श 

आदश स्वख्प स्वरूप देव गुरु तो पूर्णतया इन्द्रिय बिजयी बन चुके हैं । जैसा कि उनके जीवन से साक्षात्त 
अ्रनुभव करने में ग्राता है। शरीर श्रर्थात्‌ स्पर्शन इन्द्रिय की रक्षा करने, इसे गर्मी, सर्दी, बरसात, मच्छर 
मक्खी आदि की बाधाप्रों से बचाने का श्रव किड्चित्‌ मात्र भी विकल्प उनमें शेष नहीं रहा है। जिसकी 
घोषणा कि उनके शरीर की नग्नता कर रही है। इस नग्न अश्रवस्थाओं में भी बिना किसी आश्चय के 
केवल श्राकाश की छत के नीचे, बीहड़ वन में, श्रथवा भयानक शमझानों में, सर्दी की तुषार बरसाती 
छत्ों के ढ्ीछ, उनकी लिश्चल व निर्भीक ध्यानस्थ अवस्था, उनके पूर्ण स्पर्शन इन्द्रिय विजेता पने का 
विश्वास दिला रही है। गर्मी की श्राग बरसाती दोपहर में तप्त बालू पर खुले जाज्वल्यमात्र ब्लाक़ाश् के 
वीचे, धाल्य हुआ उनका प्रातापन योग, शरीर पर से उनकी अतीब लिमंमता का प्रतीक है। आज 
दिल्लाग्रें ही उनका वस्त्र है। इसके भ्रतिरिक्त श्लौर कृत्रिम वस्त्र की उन्हें प्रावष्यकृता नहीं। स्पर्श 
सम्बन्धी सैज्ुन्त भाव प्र उनकी जय घोषणा करने बाली उन्तकी निविकृत झान्त श्राक्म मुझे भौर सी इस 
कफ रूप फर मोड़िद्र किये ले इही है।. 


। २४ संयम सामान्य... १७४ ३ पूर्णा संयम को ग्रादर्श स्वरूप 


क्‍ महीनों महीनों के उपवास के पश्चात्‌ भी, भ्राहार लेने की भावना जाशत हो जाने पर, 
झाकुल व भासक्त चित्त से गृद्धता सहित भ्राहार की ओर दृष्टि नहीं होना तथा भश्रन्तराय या कोई भी 
. आधा प्रा जाने पर शान्ति पूर्वक भ्राहार जल का त्याग करके पुनः उनका बन को लोट भ्राना उनकी जिह्दा 
इन्द्रिय पर पूर्रा विजय का प्रदर्शन कर रहा है। श्राहार लेते समय भी स्वादिष्ट व प्रस्वादिष्ट में, नमक 
: सहित व नमक रहित में, मीठे या खट्टे में, चिकने या रूखे में, गम या ठण्डे में, उनकी मरुखाक़ृति का एकी 

भाव उनकी प्रन्तर साम्यता व रस निरपेक्षता की घोषणा करता हुप्ना, उन्हें जिह्ला इन्द्रिय विजयी सिद्ध 
कर रहा है। रोम रोम को पुलकित कर देने वाला सर्व सत्व कल्यारा की करुणापूर्ण भावनाओं से निकला, 
उनका हितकारी व अत्यन्त मिष्ट सम्भाषण, वचन पर उनका पूर्ण नियन्त्रण दर्शाता हुआा उनके पूर्ण 
जिह्ला इन्द्रिय विजयी होने का विश्वास दिला रहा है। 


विष्टा के पास से गुजरते हुवे भी उनकी मुखाकृति की सरलता व ब्ान्तता का निर्भज्ध 
रहना, किसी कुष्टी भ्रादि ग्लानि मयी शरीर धारो को देख कर भी उनकी आंख का दूसरी शोर न 
घूमना, तथा किसी उद्यान के निकट से जाते या वहां बेठे हुए वहां श्राने बाली धोमी धीमी सुगन्धि की 
ग्रोर उनके चित्त का आकर्षित न होना, मुखाकृति पर किसी सन्‍्तोष विशेष की भझ्राकृति का न दीखना, 
उनके पूर्ण नासिका इन्द्रिय विजयी पने को सिद्ध करता है। दुर्गन्धि व सुगन्धि में साम्य भाव उनकी 
पूर्णो बीतरागता व शान्ति के रसास्वादन का प्रतीक है, जिसके कारण कि उन दोनों में उन्हें मेद ही 
भासता नहीं । 


तीखे कटाक्ष करती, श्वद्भारित रम्भा व उवेशी सी सुन्दर युवतियों के सामने भ्रां जाने 
पर भी, विकृत हृष्टि से उधर न लखाना, शभ्रथवा महा भयानक कोई विकराल रूप दीख पड़ने पर भी 
उनकी प्राभा में कोई अन्तर न पड़ना, आहाराथे चक्रवर्ती के महल में या भिखारी की कुटिया में प्रवेश 
करते उनका गो वत्‌ समान ही भाव में स्थिति पाना, उनके पूर्ण नेत्र इन्द्रिय विजयी होने की घोषणा 
कर रहा है। तथा निन्दा ब स्तुति दोनों में समान रहने वाली उनकी सम बुद्धि, निन्दक व वन्दक दोनों 
के लिये समान रूप से प्रगट होने वाली कल्याण की भावना, व दोनों के लिये सुख से एक शान्त मुस्कान 
के साथ निकला हुआ 'तेरा कल्याण हो' ऐसा आशीर्वाद सूचक वाक्य, उनके पूर्ण करशोन्द्रिय विजयी होने 
का द्योतक है। इन सबके श्रतिरिक्त स्वर्ण व काँच में, दुःख व सुख में, हानि व लाभ में, रहने वाली 
उनकी साम्यता व निर्लोभता व निष्कपटता उनके पूर्ण निष्परिग्रही पने का, पूर्ण त्यागी पने का आ्रादर्श 
उपस्थित करता है। शत्रु व मित्र में सम्रानता उनकी क्षमा को, तथा शनेकों गुणों व चमत्कारिक 
ऋद्धियों या शक्ति विशेषों के होते हुए भी उन्हें प्रयोग में न लाना, उनकी निरभिमानता व क्षमता का 
द्योतक है । कहां तक कहें, वह देव गुरु जिनको कि मैंने श्रादशें रूप से स्वीकार किया है, स्पष्टत: पूर्ण 
संयमी हैं । पूर्णा इन्द्रिय विजयी हैं । पूर्णा कषाय विजयी हैं । 


ग्राज सौभाग्य वश उनकी शरण में झ्राकार क्या में खाली लौट जाऊं ? जैसा कि भ्रनादि 
काल से करता भ्राया है ? नहीं, अब तक भ्ूला तो भूला, भ्रब वही भूल पुनः न दोहराऊंगा। इस अ्रवसर 
को भ्रब न खोऊंगा । इस ग्रवसर की महान दुलंभता को में श्रब जान पाया हैं। प्रभु! मुझे दाक्ति प्रदान 
करें, कि में भी आप के समान संयमी बन कर शान्त जीवन बना सक्र', ऐसा ही जैसा कि झापका है। 
प्रापकी भांति ही प्रभिप्राय में साम्यता को स्थान दे सक्कू । सुनता हैं कि जो भ्राप की शरण में भ्राता है 
बहू भ्राप सरीखा ही बन जाता है। धनिक का धत्रिक पना भी किस काम का जो यात्रक को अपने समान 


२४ संयम सामान्य १७५ ३ पूर्ण संयम का भादशे स्वरूप 


न बसा ले ? श्राप श्रादर्श हैं। क्या सुक पर दया न करेंगे ? क्‍या सुझ को न उभारेंगे ” माता कि में 
प्रपराधी है। परन्तु शाप भ्रपराधियों का ही तो उद्धार करने वाले हैं। निरपराधियों को आपकी क्या 
झावश्यकता ? हे भ्रधमोद्धारक ! भ्रब सही नहीं जाती व्याकुलता की मार। मेरी रक्षा कीजिये । 


परन्तु भो चेतन ! कया इस प्रकार की श्नुनय विनय, प्रार्थना व स्तुति तथा याचना मात्र 
से काम चल जायेगा ? प्रश्चु ने तो दया कर दी, अपने जीवन के झ्ादशे के भ्राधार पर तुझे तेरा जीवनादशे 
दर्शा दिया । श्रब जीवन को उद्यम पूर्वक वेसे सांचे में ढालना तो तेरा काम है। यह काम तो प्रभु न 
करेंगे। ग्रत: भ्रत्यन्त हितकारी इस संयम को श्रब शीघ्रातिशीघ्र जीवन में उतारने का प्रयत्न कर। 
साहसी बन । भागे बढ़ | कायरता छोड़ । बाधाओं से मत घबरा । तूने वीर को आझ्ाद्श माना है। तू भी 
वीर बन । यदि भविष्यत्‌ में प्रमुक परिस्थिति हो गई 'तो' ? यह घातक "तो ही वास्तव में तेरे जीवन 
की कायरता है । इसे त्याग । प्रभु का श्राश्रय लिया है तो विश्वास कर । तेरे जीवन में इस “तो के लिये 
कोई भी समय न आयेगा । 


श्ररे | यह चिन्ता, यह श्रसमंजस कसा ? हां हां ठीक है। एक दम वसा हुझा नहीं जा 
सकता, क्योंकि शक्ति की हीनता वश और पूर्व संस्कारों वश इतनी बाधाओ्नरों का तेरे द्वारा सहा जाना 
वर्तमान में श्रशक्य है । परन्तु पूर्णातया वसा ही बनने के लिये तो वर्तमान में नहीं कहा जा रहा । वैसा 
बनने का प्रयत्न करने के लिए ही तो कहा है। इस प्रयत्न में छिपी है इस मार्ग को सरलता व शकयता | 
घबराने व डरने की आवश्यकता नहीं । बार बार रस्सी के गुजरने से पत्थर भी कट जाता है। इस प्रकार 
धीरे धीरे जीवन को इस ओर भुकाने से क्या एक दिन वह आदर्श के अनुरूप न बन जायेगा ? भले समय 
ग्रधिक लग जाये । इस बात को चिन्ता नहीं, परन्तु कर सही । एक बार प्रारम्भ कर। पूर्णाता के लक्ष्य 
से, पूर्णता के अभिप्राय से धं।रे धीरे झागे चल भ्रर्थात्‌ शक्ति का संतुलन करता हुआ्ना, परन्तु शक्ति को 
न छिपाता हुआ क्रमश: थोड़ा थोड़ा काबू विषयों पर पाने से एक दिन तू भी पूर्गा इन्द्रिय विजयी 
हो जायेगा । 


र्‌५्‌ 
-- इन्द्रिय संयम :--- 


दिनांक २६ सितम्बर १६५६ 


प्रवचन नं० ४२ 


१-इन्द्रिय विषयों के दो भाग, २--इन्द्रिय विषय का अथ, ३--स्पर्शनेन्द्रिय संयम, ४--अन्‍्तरंग तथा 
बाहुय त्याग, ५--जिक्हा इन्द्रिय संयम, ६--नासिका इन्द्रिय संयम, ७--चक्तु इन्किय संयम, 
८--कर्णइन्द्रिय संयम, ६--मनो इन्द्रिय संयम ! 


१ इन्द्रिय विषयों के धीरे धीरे अपने जीवन को संयमित बनाने की बात चलती है। इस प्रयोजन की सिद्धि 

दो भाग... के अर्थ मुझे विश्लेषण द्वारा अपने विषयों को दो भागों में विभाजित करना होगा। एक 
्रावश्यक भाग ग्र्थात्‌ '४८०८५७॥९४ और दूसरा अनावश्यक भाग भ्रर्थात्‌ 7.एडजणाौ।०४। हारीर पर 
या कुटुम्बादि पर अर्थात्‌ मेरी गृहस्थी पर किसी भी प्रकार की बाधा, तीक़ राग वश व जश्क्ति की हीनता 
वश, आज मुभ से सहन न हो सकने के कारण, भले आज आझ्रावश्यक विषयों को श्रर्थात्‌ |४९०८६७।(८६ 
को त्यागने में या उनसे उपेक्षा करने में में ग्रपने को समर्थ न पाऊ, परन्तु अनावश्यक विषयों अर्थात्‌ 
[.ए५एा३०४ को त्यागने में मैं ग्राज भी समर्थ हैं । क्योंकि इसके त्याग से मेरे शरीर में या ग्रृहस्थी में 
कोई बाधा झानी सम्भव नहीं । यदि ऐसा अभिप्राय बन जाये तो अवश्य ही इन्द्रिय विषयों के उस बड़े 
भाग्य से मैं बच जाऊ, जो मेरे जीवन में अ्रधिक भार रूप हैं। जिसके कारण मुझे प्रधिक व्याकुलता हो 
रही है, जिसके कारण कि में श्रपता विवेक भी भ्ूूला बेठा हूँ, जिसके कारण कि में हित को अहित 
झ्ौर अहित को हित मान रहा है, भर इस प्रकार विकल्पों के एक बड़े समूह को जीत लेने के कारण मैं 
पूर्ण रूपेण न सही, परन्तु श्रांशिक रूप से भ्रवश्य इन्द्रिय विजयी बन जाऊ गा। 


२ इन्द्रिय विषय का परन्तु यहां इतना समझ लेना आवश्यक है कि इन्द्रिय शब्द से यहां शरीर में दीखने वाले 

भर यह कुछ नेत्रादि चिन्ह मात्र नहीं हैं, बल्कि है मेरे अ्रन्दर का वह श्रभिप्राय जिसके कारण 
कि न मालूम क्‍यों आप ही आप, उन नेत्रादि इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये गग्मे अभर्थात्‌ जाने गये पदार्थों 
व विषयों की श्रोर रुचि पूर्वक मैं कुक जाता हैं। जिसके कारण कि उन उन पदार्थों व विषयों का 
उन उन इन्द्रियों से ग्रहण करते समय मुभ में स्वतः ही कुछ कुछ मिठास सा वर्तने लगता है, कुछ कुछ 
ग्रानन्द सा आने लगता है, और इस प्रकार का भाव आ जाने पर जिनके पुनः पुनः ग्रहरा की इच्छा 
अन्तरंग में जागृत हो जाती है, “अरहा ! यह तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा ही भ्ौर भी लाकर देना”, 
कुछ ऐसा सा भाव ही वास्तव में यहां इन्द्रिय शब्द का वाच्य बनाया जा रहा है। ऊपर कहे जाने वाले 


+ है हे 
॥ ४८ । । 
| जहा 4 20 
। । 
;' ऋक्जिय भै के 
४ / 070: + + 
! रे ५ मत स्पर्शनेश्िय | + 
॒) ) 
*। था |; १ कि ; | 44४ है अर कह, 
; 
! न ! $ ५ | ५ 
के 


धरनावत्यक विषयों को ग्रहण तो संवंतः उन्हीं भावों के श्राधार पर 'होता है, परन्तु आवश्यक विषयों के 
ग्रहण का आधार बहुत प्रंशों में है-सहन शक्ति की कम्नी, तथा थोड़े श्रंशों में है बह उपरोक्त विशेष 
मुकाव का भाव। इच्छाओं को भड़काने के कारणभूत इस विशेष भुकाव वाले भाव का निषेध ही प्रथम 
प्रवस्था में त्याज्य है। क्योंकि उसके त्याग से मेरी शॉन्ति में बाधक इच्छाओं का एक बड़े अंश में 
निराकरण हो जाता है। ओर इसलिये क्रमश: संयम घारण के प्रकरण में इस कारण से भी पहले . 
झनावश्यक विषयों के त्याग का उपदेश दिया गया है। मुझे पद पद पर अपनी शान्ति की रक्षां का प्रभि- 
प्राय लेकर चलना है। प्रतः इस शान्ति में जो भी बात श्रधिक बाधा पहुँचाती प्रतीत होती हो उसे पहले 
ही मार्ग से हटा देना आवश्यक है । 


१ श्पर्शनेन्रियथ. उदाहरण रूप में स्पशेन इन्द्रिय को लीजिये । इसके दो विषय हैं। एक गर्मी का मान 

संयम करते हुवे सुखी दुःखी होना, श्रौर दूसरा कोमल, कठोर, लिकनी व रूखी वस्तुओं को स्पर्श 
करके सुखी दुःखी होना । इस इन्द्रिय सम्बन्धी इन दो विषयों में से पहला विषय इस अल्प गृहस्थ भ्रूमिका 
के लिये श्रावश्यक है, क्योंकि गर्मी के दिनों में गर्मी और सर्दी के दिनों में सर्दी को सदन करने में में 
श्रसमर्थ हैं। उस उस समय यदि उनसे शीतादि उपचारों व पवनादि के द्वारा तथा बस्त्रादि के द्वारा इस 
इन्द्रिय की रक्षा न करू तो सहन शक्ति की हीनता के कारण व्याकुल हो जाता है । इसलिये यद्यपि पूर्ण 
ग्रादर्श की दृष्टि में वह भी त्याज्य है, फिर भी इस भूमिका में इसका त्याग भले न करू, भले वस्त्रादि 
पहनू , शीतादि उपचार करू , पवन को प्रयोग में लाऊं। परन्तु भो चेतन ! सुन्दर कीमती, सिल्की व 
ऊनी वस्त्र, ज़री के वस्त्र, ज़ वर तथा श्रन्य भी इसी प्रकार की कोमल व शरीर को सजाने के अभिप्राय 
से ग्रहण की गई वस्तुयें, और शरीर को मल मल कर धोने के लिये साबुन, व इसे चिकना बनाने के 
लिये तेल का मर्दन, तथा इसी प्रंकार के भ्रन्य भी प्रयोग यदि त्थाग दिये जायें, तो विचार तो सही कि 
तेरी गृहस्थी में इससे क्या बाधा पड़ेगी ? या तुकको किस पीड़ा का वेदन होगा, जिसको कि तृ न सह 
सकेगा ? कुछ भी तो नहीं । ये विषय तो स्वतः प्रनावश्यक ही हैं। इनके त्याग से बाधा होनी तो दूर 
रही, बहुत सी बाधाओं का प्रतीकार हो जायेगा । 


किस प्रकार सो ही बताता हैं। श्राज से ३० वर्ष पूर्व का अपने पूर्वजों का जीवन हमें याद 
है, जिनके पास होते थे गर्मी सर्दी से बचने के लिये २-४ गिनती के वस्त्र | न ट्द्धु थे न सन्दृक। एक 
जोड़ा धोया और एक पहन लिया । तीसरे का काम नहीं । या कहीं विशेष भ्रवसरों पर जाने आने के 
लिये किसी ने रखा तो एक जोड़ा, और बस इतना ही पर्याप्त था। न कोई साबुन जानता था न शरीर 
पर मलने के लिये तेल | ज़ वर थे पर ठोस । जब चाहो बेच लो और पूरे दाम बना लो । नुकसान को 
कुछ काम नहीं । फलितार्थ जीवन हल्का तथा सन्तोषी था। झ्ावश्यकतायें व चिन्तायें कम, धनोपार्जन के 
प्रति की लालायितता कम, निज हित प्र्थात्‌ धर्म साधन के लिये या मित्रों में बेठ कर कुछ हंस बोल कर 
मनोरंजन करने के लिये काफी समय । क्‍ 


झौर भ्राज का जीवन भी हमारे सामने है, जब घर में ट्रक सन्दूकों का ढेर, एक' के ऊपर 
एक लदे हुवे, उनमें से प्रत्मेक ठसा ठस सूती व ऊनी व रेशमी तथा ज़री के कीमती बस्त्रों से भराहुआ । 
उस पर भी विद्येष अवसरों पर कहीं जाते समय जब टूडूं खोल कर देख़ा जाता है, तो कई दर्जन 


/ए५ /इस्तिय संक्भ श्छ्द ४ झंतरंग जे बारां संयत 


 ऋमीजों का हैर बाहर मिकाल लेने पर भी सम्तोष नहीं । क्योंक्रि कोई योग्थ कमीज ही नहीं है । कौई 
योग्य कोट ही नहों है। एक भी दृष्टि में नहीं जमता। दर्जनों होते हुवे भी एक नहीं है। शरीर को 
अमल मल कर नहलाने के लिने ग्रनेक भांति के साथुन। इसको चिकना चुपड़ा बनाने के लिये अनेक जाति 
के पाऊडर, क्रीम, फिक्सर, सुर्खी, तेल और नम मालूम क्या क्‍या ? एक भरी हुई पूरी आलमारी का 
सामान, परन्तु फिर भी भ्रभी कमी है-अम्रुक वस्तु की । बाज़ार में तो उपलब्ध है न नित नयी ढज़ु की 
माना प्रकार की वस्तुयें ? ज़ वर है परन्तु काग़ज़, जिनमें स्वर का मूल्यात्मक अंश का नाम नहीं। 
कांच ही कांच । और कहा जाता है स्वर्णो का ज़् बर। बेचने जाशो तो सम्भवत: मूल्य का आ्राठवां भाग 
भी न मिल सके । फलितार्थ, जीवन स्वयं एक भार, जिसमें है एक व्याकुलता व कलकलाहट, भु भलाहट 
ब कलह, असीम आ्रावश्यकतायें, श्रसीम ठृष्णायें । 'यह भी चाहिये? 'यह भी चाहिये! और ला-और ला' 
की पुकार से व्यग्रचित, चिस्तापों की दाह, धनोपार्जन में लालायितता। निज हित प्रर्थात्‌ प्र्म साभ्रत् 
के लिये या मित्रों में मनोरंजन करने के लिये एक सेकिण्ड का भी अवकाश नहीं, घर में बीबी बच्चों से 
हंसते के लिये, बोलने का अवकाश नहीं, माता पिता को सांत्वना देने का भ्रवकाश नहीं, खाना खासे का 
अवकाश नहीं, भागते दौड़ते कुछ खाया कुछ नहीं, यहां तक कि सोने को भी अवकाश नहीं, कभी ४ 
श्ण्टे सोये कभी २ घण्टे सोये, सोये सोये न सोये न सोये । प्रतिद्दित यात्रा, कभी मोटर में कभी रेल में । 
कहां तक बताया जाये ? सब ही जानते हैं । क्‍या यही है जीवन का सार ? कया इसलिये ही बन कर 
झाये हैं मनुष्य ? इससे अ्रच्छा तो तियंजञ्च ही रहते तो अच्छा था, जिसे कुछ जुगाली करने को तो 
झवसर मिल जाता है। 


आहचर्य है कि इतना कुछ होने पर भी अ्रपने को सुखी मानू, और विषयों के और भर 
भ्रधिक ग्रहण में ग्रस्त होने का प्रयत्न करू । सम्भल चेतन सम्भल ! सौभाग्य बश तुझे वह प्रकाश 
मिल रहा है जिसमें यदि श्राँख खोल कर देखें तो इस विप्रेले विषय रूपी सर्पों से जिनको भ्रन्धकार में 
तू चिकने चिकने सुन्दर हार समझता रहा, अवश्य सावधान हो जाये। और अपने जीबन में इन 
अ्रनावश्य # स्पर्शन इन्द्रिय सम्बन्धी विषयों से ग्रवश्य अपनी रक्षा करे। वास्तव में स्पर्शन इन्द्रिय की 
रक्षा के लिये इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी कि उस अन्तरंग मिठास के उस विशेष भाव के पोषने 
के लिये हैं। आज वबस्त्रादि शरीर ढांपने के लिये नहीं है, बल्कि है शरीर को सजाने के लिये। तथा इसी 
प्रकार प्रन्य यथा योग्य वस्तुयें भी । 


क्या कहा ? साबुन तो भ्रावश्यक वस्तु है ! नहीं ! यदि ऐसा होता तो उन पूर्वजों के 
जीवन में तुमे ग्रवश्य दिखाई देता । अपने स्वार्थ वश प्रचार करने वाली साबुन व टायलैट कम्पनियों के 
बहकावे में मत श्रा । जल से स्तान कर रगड़ कर शरीर को किसी सूखे वस्त्र से पोंछ लेना ही इसे साफ 
रखते को पर्याप्त है। इसमें प्राकृतिक चिकनाई है। तेल द्वारा कृत्रिम चिकनाई की इस पर भ्रावश्यकता 
सहीं। श्रौर सर्दी में कदाचित्‌ कुछ रूक्षत्रा दिखाई भी दे तो दीखने दे, तेरा क्‍या मांगती है ? हां 
यदि कुछ प्रसह्य खुजली प्रादि प्रतीत होती हो, तो अवश्य तेल का प्रयोग. कुछ लाभदायक सिद्ध हो 
सकेगा, भ्रौर उस समय वह अनावश्यक न रह कर आवश्यक विषय की कोटि में श्रा जायेगा । 


४ अस्तरंग व वाहय अन्त रंग अभिप्राय को टालने को कहा है न ? बाहर में त्यागने से क्या लाभ ? अरे भप्रमु ! 
संयम दया कर अपने ऊपर। तू स्वयं यह परत करके सनन्‍्तोष नहीं पा रहा है। फिर भी, 


२७ इस्किय संयातः  . १७६ ..._ ५ जिज्लछा' शीदियां संस 


ग्राउजर्य! है कि प्रदत जार रहा है| क्या बाहर का प्रहण सशिसा अन्‍न्सरंग के अ्रभिषप्राथ के सम्भव है? क्‍या 
बिता अन्सरंग भुकाव के ही इतना व्यग्रचित: बना हुआ भपनी शान्ति का बलिदान कर रहा है? नहीं, 
नहीं, ऐसा न कह । बाह्य का ग्रहरा झंत्तरंग श्रभिप्रांय का लक्षण है। यह हो. सकना सम्भव है कि बाहर 
'का त्याग हो जाये पर अंतरंग का अ्रभिष्रायथ न छूटे, पर ऐसा' होना असम्भव है कि अन्‍्तरंग अभिप्राय 
छूट जाने पर बाहर न छूटे । श्रततः भ्रन्तरंग त्याग पर मुख्यता से जोर दिया जा रहा है। इसका श्रभिप्राय 


बाहुर का ग्रहण नहीं है। 


हर क्रिया के मुख्य दो' अज्भ हैं । एक अ्ंतरंग व दूसरा बाह्य जेसा कि पहले देथ व गुरु 
उपासना में बताया जा चुका हैं। दोनों श्रंग अविनाभावी रूप से साथ साथ चलते हैं। यहां भी शअ्ंतरंग' की 
क्रिया है, उन उन वस्तुओों के प्रति मुकाव का त्याग झ्ौर तत्फल स्वरूप बाह्य क्रिया है उन उन. अ्रमावश्यक 
वस्तुओं का त्याग । यद्यपि ग्रावश्यक बस्तुश्रों के भाग में से भी मिठास लेने के भ्रथे रूप अंतरंग रूप भाव का 
त्याग हो जाता है,परंतु शक्ति के अ्रभाव के कारण शरार की रक्षार्थ बाह्य विषय का त्याग नहीं होता । यह 
बात कुछ अटपटी सी लग रही'होगी, पर वास्तव में ऐसी नहीं है। शान्ति के उपासक को बीतरागता 
के प्रति गमन करने में उत्साह बतंता है। उसे स्वभावत: ही' उन उन विषयों में से 
मिठास आना बन्द हो जाता है। वह श्रब उसे कुछ जञ्जाल सी भासने लग जाती है। ऐसा 
स्वभाव हैं । 


दिनांक २७ सित्तम्बर १६५६ 
प्रवचन नं० ४३ 


शान्ति की खोज में संलग्न पिथिक को शान्ति में बाधक विकल्पों में निषेधार्थ जीकन 

को यथा शक्ति संयमित बनाने की प्रेरणा की जा रही है। संयम के प्रथम अज्भू इन्द्रियः संयम के 

न्तर्गत स्पर्शन इन्द्रिय सम्बन्धी संयम की बात हो चुकी। भ्रब चलती है जिद्वादि शेष इन्द्रियों कों संयमित 
करने की बात । 


५ जिन्हा इन्द्रिय स्पर्शन इन्द्रिय बत्‌ जिद्ठा इन्द्रिय के विषयों को भी दो भागों में विभाजित किया जा 

संयम सकता है। एक श्रावश्यक भाग और दूसरा अभ्रनावश्यक भाग । श्रावश्यक व अ्रनावश्यक 
की व्याख्या स्पर्शन इन्द्रिय सम्बन्धी प्रकरण में की जा चुकी है। आ्रावश्यक भाग में आता है क्षुधा 
हामनार्थ किये गए भोजन को चंबा कर अन्दर ढकेलना, तथा घर के व्यक्तियों से या व्यापारादि उद्योगों 
में ग्राहकों से तथा भ्रन्‍्य सर्म्बान्धत व्यक्तियों से योग्य संभाषण करना, अथवा अपने सम्पर्क में आ्राने 
बाले प्रन्य स।धारण व असाधा रण व्यक्तियों से योभ्य संभाषण करना । और अनावश्यक भाग में भावा 
हैउस किमे गये भोजन के स्वाद में या अन्य स्थादिष्ट मिष्टान्न या चाट आझ्लादिक पदार्थों में आासक्ति का 
हीना, और निष्काररा द्वेष या प्रमाद वश किसी की निन्‍दय या चुमली करना, गाली या व्यंग के बचत 
कहना, प्रपनी प्रशंसा करनो इत्यादि । 


२५ इन्द्रिय संब्॑.. १६० ६ तासिका इन्द्रिय संयम 
क्‍ स्पशेनेन्द्रिय बत्‌ यहां भी यद्यपि प्रावश्यक संभाषण व भोजन ग्रहरा की क्रियाओं का 
वर्तमान में त्याग करना शक्ति के बाहर की बात होने के कारण भले उसका त्याग न हो सके, परन्तु उपरोक्त 
झनावध्यक भाग का त्याग करने में तो गृहस्थ जीवन की दैनिक चर्या में कोई बाघा नहीं धाती | फिर 
भी इसके त्याग के प्रति क्‍यों उत्साह नहीं करता ? तनिक विद्यार करके देखे तो पता चले बिना नम 
'रहेगा, कि इस प्रकार की श्रासक्तता के कारण तुझे समय समय प्रति कितनी जाति के संकल्प विकल्प उत्पन्न 
हो होकर व्याकुल बना रहे हैं ? अनुकूल स्वाद न मिलने पर क्रोध के कारण तू किस प्रकार स्वयं प्रपने 
स्वरूप को साक्षात्‌ जलता हुआ अनुभत्र करता है ? एक ही वस्तु में अनेक स्वाद उत्पन्न करने के लिए 
तुझे कितना कुछ करना पड़ता है ? तथा इसके कारण तेरे दैनिक बजट पर कितना भार पड़ा हुआ है ? 
जिसकी पूर्ति कि तू भ्रपना सारा समय धनोपार्जन के भ्र्थ लगा देने पर भी कर नहीं पाता । क्‍या कभी 
बिचारा है, कि आज के तेरे लिये स्वयं तेरे जीवन को भार बना देने वाली, यह स्वाद की आसक्तता पूर्स 
भावना, तेरी शान्ति को कितनी बाधा पहुँचा रही है ! इसके त्याग से तेरे शरीर को या ग्रहस्थी को बाधा 
पहुँचाने का तो कोई प्रइन ही नहीं तुमे बड़ा लाभ होगा- यह बात विचारणीय है। झ्राथिक दृष्टि से 
व स्वास्थ्य की दृष्टि से। आधिक हृष्टि से इसके त्याग के कारण अ्रवश्यमेव ही तेरे दैनिक खर्चे में बहुत 
बड़ी कमी भा जायेगी । सम्भवतः क्षुधा निवृति के लिये होने वाला तेरा खर्च स्वादार्थ होने वाले खर्च का 
तीसरा भाग भी न हो। जिसके फल स्वरूप उसकी पूर्ति की जो चिन्ता आज तुझे; लगी रहती है उससे 
तुे मुक्ति मिलेगी, और धनोपाजन से कुछ समय का अवकाश पाकर तू शान्ति की उपासना कर सकेगा। 
स्वास्थ की दृष्टि से भी इस स्वाद की भावना से दबाया गया तू अनेकों बार जानते बूभते भी किन्‍्हीं ऐसे 
पदार्थों का सेवन कर जाता है, जिनके कारण पीछे से भ्रनेकों रोग या कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। उनसे रक्षा 
करने के लिए भी इस पर काझू पाना श्रेयस्कर है। 


इसके ग्रतिरिक्त निन्दनीय सम्भाषण व पर निन्‍्दा में तेरा कितना समय व्यर्थ चला जा 
रहा है, क्या कभी विचार किया है इस पर ? इस क्रिया से तुकको कौन सा लौकिक व ग्रलौकिक लाभ 
है ? श्रलोकिक रीति से भी हानि, इसलिये कि इसके कारण ही अनेक व्यक्ति तेरे शत्र्‌ बन बैठते हैं। और 
तुझे बाधा पहुँचाने में कदाचित्‌ सफल भी हो जाते हैं। तथा ग्रलौकिक हानि इसलिये कि इसके कारण 
प्रोत्साहित तेरा अन्तर द्वेष, स्वयं तेरे अन्दर दाह उत्पन्न कर के तेरी शान्ति को जला डालता है। अभ्रत: इस 
वर्तमान ग्रृहस्थ दशा में रहते हुवे भी यदि स्वाद के प्रति अपनी श्रासक्तता का त्याग करने के लिए बाज़ार 
की मिठाई चाट आदिक का त्याग करके या घर पर भी स्वादिष्ट वस्तुयें बनवाने का यथा सम्भ्व त्याग 
करके, श्रथवा किसी के साथ भी अ्रयोग्य, श्रशलील व निनन्‍्दनीय सम्भाषण का त्याग करके, तू एक 
देश रूप से जिह्ना इन्द्रिय सम्बन्धी संयम धारण कर सकता है। यहां भी स्पर्शन इन्द्रिय संयम वत्‌ 
श्रन्तरज्ध अभिप्राय की प्रधानता जानना । इससे श्रवश्य ही तुभको शान्ति की आंशिक प्राप्ति होती 
प्रतीत होगी । 


६ नासिका इन्द्रिय और अब लीजिये तीसरी नासिका इन्द्रिय सम्बन्धी संयम की बात । इसके विषय को भी 

संयम आवश्यक व अनावश्यक भ्रद्धों में विभाजित करने पर, श्वास लेने ,की प्रवृति रूप एक 
प्रावश्यक भ्रज् तथा सुगन्धि दुर्गन्धि के प्रति राग व घृणा भाव रूप अ्रनावश्यक श्रंग, ये. दो बातें 
ब्रिचारणीय हो जाती हैं। श्वास लेना भले त्यागा न जा सके, परन्तु दूसरा विषय त्याग वेले पर ,शरीर 


२४ हरिदियं संयम: 'शैफरै ७ चक्षु इंद्रिय संयम 
को था शृहस्थी को कोई क्षति नहीं होती । वास्तव में देखा जाये तो दुर्गन्धि व सुगन्धि. नाम की दो सत्तायें 
. हीं कहीं नहीं हैं प्रत्येक भौतिक पदार्थ में कोई तन कोई गन्ध तो अवश्य ही है, पर वह सुगन्धि है या 
दुर्गन्धि इस बात का तिर्शय कौन करे ? जो तुझे भ्रच्छी लगे सो सुगन्धि, जो न रुचे सो दुर्गल्थि, इसी 
: प्रकार अपनी रुचि के भ्रमुसार किसी भी गन्ध में 'धु', व 'दु', उपसर्ग लगा देना क्या न्याय संगत है ? 
पदार्थ के स्वरूप का निर्शाय करने का तुभको यह श्रघ्तिकार है ही कहां ? श्रतः वास्तव में तो तुझे किसी 
भी गन्ध के आते पर 'सु',,व दु का अथवा श्रच्छी व बुरी का साव ला कर, राग द्वेष जनक व्याकुलता . 
उत्पन्न करके, भ्रपनी शांति को घातना नहीं चाहिये । दोनों में ही साम्यता रहनी चाहिये। जेसे कि पहले 
देव व गुरु के आदर्श जीवन में देख आया हूं। परन्तु फिर भी अपनी शक्ति का संतुलन करने पर, भुमे 
ऐसा लगता है कि प्रयत्न करने पर भी सम्भवत:ः दुर्गन्धि आने पर मेरा नाक सुकड़े बिना न रह सकेगा। 
क्योंकि उसके प्रति घृणा के कुछ हृढ़ संस्कार ही ऐसे पड़े हुए हैं। खैर यदि ऐसा है तो भले दुर्गन्धि के 
प्रति की ग्लानि वर्तमान में न छूटे, परन्तु सुगन्धि के प्रति का भुकाव छोड़ने में तो तेरे ग्ृहस्थ जीवन में 
या दैनिक चर्या में कोई बाधा नहीं पड़ सकती । बल्कि इसके त्याग से तो तुभको लौकिक व अलौकिक 
दोनों प्रकार का लाभ ही होगा । आध्िक दृष्टि से तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से । 


आशिक दृष्टि से देखने पर तो इस विषय पर काबू पा लेने के पद्चातूृ, पाऊडर, क्रीम, 
वेसलीन, सैन्ट आदि अनेकों ऐसे बेकार पदार्थों की कोई श्रावश्यकता न रह जायेगी, जिनमें कि तेरी 
आय का एक बड़ा भाग व्यय हो जाता है। और इस प्रकार तेरे व्यय में न्यूनता हो जाने के पश्चात्‌ 
स्वभावत: ही धनोपाजेन सम्बन्धी तेरा भार कुछ कम हो जायेगा । शौर तत्सम्बन्धी चिन्ताश्रों से निबू्ति 
के कारण कुछ समय बचा सकेगा । इस प्रकार द्वान्ति की उपासना के मार्ग पर सुलभता से श्रग्नसर 
होने का अवसर प्राप्त कर सकेगा। तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से देखने पर उन उपरोक्त पदार्थों के कारण 
उत्पन्न होने वाले बालों का सफेद हो जाना, व नज़ला तथा अन्य भी कई इसी प्रकार के रोगों से मुक्त 
हो सकेगा । श्रतः पूर्णातया न सही परन्तु सुगन्धि के प्रति का राग भाव छोड़ कर इस विषय का भी एक 
देश त्यागी तू श्रवश्य बन सकता है । द 


७ चत्तु इन्द्र... अब देखिये नेत्र इन्द्रिय सम्बन्धी विषय को । जिसका काम है देखना। राग भाव से 

संयम बद्ग ष भाव से, जैसे कुटठुम्बी जनों को व किसी ३त्र्‌ को। निविकार भाव से व विकृत 
भाव से, जैसे भ्रपनी माता को व किसी अन्य सुन्दर स्त्री को । करुणा भाव से व क्रर भाव से, जैसे अपने 
रोगीले पुत्र को व सर्पादिक को । प्रेम से व भय से, जैसे स्व स्त्री को व सिंह को । बहुमान से व मनोरंजन 
से, जैसे देव गुरु को व धार्मिक उत्सवों को, तथा सिनेमा आदिक को। तथा श्रन्य भी ग्रनेकों विरोधी 
भ्रभिप्रायों से देखना इन सर्वे अ्रभिप्रायों में राग से, निविकार भाव से, करुणा से व प्रेंम से व बहुमान 
इत्यादिक भावों से देखे बिना वर्तमान अ्रवस्था में चलता प्रतीत नहीं होता । न सही । परन्तु द्वष भाव 
से, विकृत भाव से, क्र र भाव से, भय से तथा मनोरंजन आदि के भावों से देखने का त्याग तो सहल 
ही कर सकता है, और इन हृष्टियों के त्याग से, तेरी दैनिक चर्या में बाधा श्राने की बजाये लौकिक व 
अलौकिक दोनों रीति से कुछ सुन्दरता ही भ्ायेगी । लोक में होने वाले श्रयश से बचेगा। यह है लौकिक 
. सुन्दरता । सिनेमा भ्रादि मनोरंजन मात्र के साध्षतों से मिलती है निःशुल्क शिक्षा सर्व खोंटी बातों की 
ब्यसनों की । देश में प्रचेलित डाके मारने के नये नये ढंग, जैंब कतरी, व्यभिचार सेवन, मद्य व मांस 
. 'सेबन, मयें नये श्ृज़ार व फैशन, इत सब के प्रचार केन्द्र वास्तव में यह॑सितेमा आदि ही तो हैं। प्रतः 


रए इमितो सोक्म । श्षर ८ करे शत संयर्भ 


इनाक़रो देखने का त्याग करने से भनेकों व्यसनों से श्रपनी रक्षा, व इस भावों से उत्पन्न होने वाले भ्रम्तर 
दाह से निज शान्ति की रक्षा-है अलौकिक सुन्दरता। इसके अ्रतिरिक्त. विकारी भाव से उत्पन्न होने 
वाली कषाय से प्रेरित अन्य जो वेश्यांगमनादि' महान श्रपराध; उनसे भी तो' बचा रहेगा। तथा इस 
प्रकार इन अपराधों के कारण होने वाले व्यर्थ के धन व्यय की घिन्‍्ता से मुक्ति, अर्थात्‌ धनोपाजँने 
सम्बन्धी भारसे छुटकारा। और अन्य भी अनेक लाभ । झतः यदि पूर्णो नहीं तो आंशिक रूपसे श्रवध्य भ्राज 
भी इस नेत्र इन्द्रिय सम्बन्धी उपरोक्त प्रमावश्यक भंग को छोड कर संयमी बन सकता है । 


८ कर्णैन्द्रिय संयम अब लींजिये पाँचवी कर्रा इन्द्रिय की बात । गृहस्थ व व्यापार सम्बन्ध में, व निज धामिक 
क्षेत्र में, कुटुम्ब वालों की, ग्राहकों की, श्रथवा गुरु जनों या उपदेशकों की बातें सुनना या धाभिक भजन 
सुनना तो भ्रावश्यक भंग होने के कारण छोड़ा नहीं जा सकता । परन्तु सिनेमा के अ्रदलील गाने सुनने 
का त्याग करने से तुझे क्‍या बाघा पड़ेगी ? इसमें तो निहित है तेरा लाभ । सिनेमा पर होने वाले तथा 
रेडियो, ग्रामोफोन आदि पर होने वाले, व्यर्थ के व्यय से बचेगा, और इस प्रकार धनोपार्जन सम्बन्धी 
भार हल्का पड़ेगा । जो समय इन कार्यों में व्यर्थ जाता है वह समय बच जायेगा-तेरे पास, जिसे तू उपयोग 
में ला सकेगा निज हिताथे | 


इसके अतिरिक्त कर्णा इम्द्रिय का एक और भी विषय है। बड़ा भयानक परन्तु वहु ऊपर 
से देखने में सुन्दर । जिस सुन्दरता से श्राकषित होकर, साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, धामिक 
क्षेत्र में भ्रागे बढ़े हुये व्यक्ति विशेष भी धोखा खाये बिना नहीं रहते, श्रौर ऐसी पटखनी खाते हैं कि 
सारों खाने चित्त नीचे श्राते हैं, श्र उस खाई में जा पड़ते हैं जहां से वह कब निकल सकेंगे, यह कौन 
जाने ? बह विषय है निज प्रशंसा के शब्द सुन कर उसके प्रति का मिठास व भुकाव । शान्ति के उपासक 
को इस दुष्ट विषय से पद पद पर सावधानी वतने की श्रावश्यकता है। इस विषय की विकराल दाढ़ का 
चबीना बने हुवे ब्रत संयमादि ज़ार ज़ार रोते देखे जाते हैं। श्रभी से ही, इस ग्रल्प श्रवस्था से ही, इसके 
प्रति सावधान रहने का अ्रभ्यास करना होगा । नहीं तो भ्रागे जाकर अ्वश्यमेव इस विषय से परास्त होना 
पड़ेगा । शान्ति पथ की यह सबसे बड़ी बाधा है ; 


€ मनो इन्द्रिय.. पांचों इन्द्रिय की बात हो चुकी, परन्तु इन पांचों के श्रधिपति मन की बात शेष रह गई । 

संयम वह मन जिससे कि इन पांचों को प्रेरणा मिल रही है, जिसके बल पर पांचों का बल 
है, जिसके जीवित रहने पर पांचों जीवित हैं, तथा जिसकी मृत्यु से पांचों की मृत्यु है। इस मन का कोई 
एक निश्चित विषय नहीं है। पांचों ही इन्द्रियों के बिषय इसके विषय हैं। जिस प्रकार पहले देव पूजा 
ब-मुरु उपासना व स्वाध्याय के प्रकरण में बताया जा चुका है तथा स्पर्शनेन्द्रिय दमन सम्बन्धी विषय 
के साथ भी बताया जा चुका है, प्रत्येक क्रिया के दो अंग हैं । जो सदा साथ साथ रहते हैं। एक अन्तरंभ 
और दूसरा बाह्य प्रंग । यहां भी भर्थात्‌ इन्द्रिय संयम के प्रकरण में भी वही बात है। प्रत्येक इन्द्रिय का 
बाह्य विषम तो है उन उन पदार्थों का ग्रहरा, और अन्तरंग विषय है, उनके ग्रहशा होने पर श्रंतरंग 
मैं उत्पक्ष होने वाली मिठास, रुलि व. भुकवव, जो कि सुझे आगे आगे. पुनः पुल: अधिक अधिक उन उसे 
शिम्यों के: प्रहरा की प्रेरससा: देता है। तथा अस्यंत झासक्त व ग्रृद्ध बना कर सुफे उनके उपभोग में ऐसा 
फंसा देवा है कि उससे छूढने का अत भी. मेरे प्रन्दर उत्पन्न न होने पावे, हिल्लाहित का बिवेक भी जाता 


पं 
ह | 
ही । इ्न्द्रिय ; | | 
रे | औ 
॥| 
ष् । संयम 


प्रंतरज्ध में न होते देने के लिये सावधानी 
. ध्वर्या में बाधा भाना सम्भव नहीं 
झंतरजू क्रियायें मत का विषय 
सावधानी के साथ निर्बाध रीति 
करने पर यह सब इंद्रियें सहल ही वश में आजा 


करने की बात चलती है। 


श्ष्रे 


नी वर्तनी ग्रावश्यक है। इस 
| इसके भ्रतिरिक्त भी भागे झागे 


० 
202 
अमर 


है; 
५3. 


न 
४ 
नः 
न 


ही] 
अध्ती ६ 
में: 


£ मनो इम्द्रिय संयम 


रहे । इन सर्वे डन्द्ियो के विषय मिल कर एक मन इन्द्रिय का विषय बन जाता है। भ्रतः इस सन को 


काबू करमे के लिये, पांचों इन्द्रिय सम्बंधी प्रनावइयक वे ग्रावश्यक दोनों ही बिषयों के प्रति का भुकाव 
प्रयास से. भी गृहस्थ सम्बंधी किसी 
के प्रकरणों में श्राने वाली सर्व ही 
है। उन सर्व ही अंतरज्ध क्रियाओं का यथा योग्य त्याग विवेक पूर्वक 
ति से जीबन में उतारने का नाम ही मनो 
मेंगी । इंस प्रथम भ्रूमिका में इस ही को मुख्यतः बश में 


इंद्रियं संयम है। इसको वश में 


रद 
“5 प्राण संयम :- 


दिनकि २८ सितम्वर १६५६ 


प्रवचन सें० ४४ 


१--दश प्राण, २--जीबों के भेद प्रभेद, ३--स्थावर व सृच्तम जीवों की सिद्धि, ४--पांच पाप निर्देश, 
५--हिंसा, ६--असत्य, ७--चोरी, ८--अब्रहम, ६£--परिग्रह, १०--प्राश पीड़न के १२६६० अक्ष, 
११--हिंसा का व्यापक अर्थ, १५--सकल ब देश प्राण संयम, १३--कतंब्य अकतेव्य निर्देश, 
१४--बर्त मान जीवन का चित्रण, १५--विवेक हीनता, १६--उद्योगी व आरम्भी हिसा में यत्नाचार, 
१७--अहिसा कायरता नहीं, १८--भ्रहिसा में लौकिक वीरत्व, १६--विरोधी हिसा व श्रहिसा। में समन्वय 
२०--अहिसा में अलौकिक वीर॒त्व, २१--बिरोधी हिस। का पात्र, २२--क्र,र जन्तु शत्रु नही, २३--संयम 
का प्रयोजन शान्ति दे लोकेषणा नहीं, २४--सव सत्व एकत्व, तथ! मवसत्व मैत्री व प्रेमी । 


१ दशप्राणथ. शान्ति प्राप्ति के उपाय के रूप संबर के अर्थ, श्र्थात्‌ विकल्पों के प्रशमनार्थ संवर के 
चौथे अंग संयम का कथन चलता है। इसके भी दो अंग बताये थे । एक इन्द्रिय संगम और दूसरा प्राण 
संयम । इन्द्रिय संयम की बात हो चुकी है । भ्रब प्राण संयम की बात चलती है। प्राण संयम भ्रर्थात्‌ 
अ्रपने जीवन की हर प्रन्नंति में सावधानी रखना, कि उसके द्वारा किसी के प्राण न पीड़े जायें, बाधित 
न हों। यहां प्राण शब्द का श्रर्थ भी समझ लेना योग्य है । प्राण दश मेदों में विभाजित किया जा सकता 
है। प्राणी की छूकर जानने की शक्ति पर्थात्‌ स्प्शन इन्द्रिय, चख कर जानने की शक्ति श्रर्थात्‌ जिह्ना 
इन्द्रिय, सूघ कर जानने की शक्ति भ्र्थात्‌ नासिका इन्द्रिय, देख कर जानने की शक्ति अर्थात्‌ नेत्र इन्द्रिय, 
या चक्षु इन्द्रिय, तथा सुन कर जानने की शक्ति श्रर्थात्‌ कर्णी निद्रिय । विचारने की शक्ति अर्थात्‌ मनो बल, 
बोलने की शक्ति श्रर्थात्‌ वचन बल, व शरीर को हिलाने डुलाने की शक्ति श्रर्थात्‌ काय बल, इस शरीर 
के एक निश्चित समय तक रहने की शक्ित अर्थात्‌ आयु, तथा श्वास लेने की शक्ति अर्थात्‌ श्वासोच्छवास । 
इस प्रकार कुल पांच इन्द्रिय, तीन बल, आयु व श्वासोच्छवास, यह दश शक्तियें जीव के प्राण कहलाते 
हैं। मेरी किसी भी प्रद्गृति से किसी भी प्राणी के इन दश प्राणों में से कोई एक भी प्र।ण विनाश को 
प्राप्त न हो, भथवा तनिक भी बाधित न हो, ऐसी सावधानी का नाम है प्राण संयम । 


२ भीयों के भेद. प्राण संयम पालन करने के लिये मुझे इन प्राणों के धारी प्राणियों श्र्थात्‌ जीवों के भेद 
प्रमेद प्रभेद जानना भ्रत्यन्त आवश्यक है क्योंकि बिना उनकी जाति के जाने में किन के प्रति 
सावधानी वतू गा ? बतेमान में यद्यपि में लोक में पाये जाने वाले प्राणियों की मनुष्य, गाय, कबूतर, 


२६ आश स्वत द शव २ जीवों के मेद् प्रभेद | 


प्रछेली आदि अनेक जातियों से परिचित हूं, फिर भी सब जातियों को मैं जातता है, ऐसा नहीं है.। 
प्राशियों को जानने की मेरी हष्टि बहुत स्थल है | उसमें मूक्म प्रारा घारी आते महीं. उनकी पहिचान 
करमसे के लिये मुझे यह जानना च।हिये कि उपरोक्त दश के दश प्राणों का धारण करने वाला ही जीव 
, हो ऐसा नियम नहीं । इनमें से कुछ प्राणों को धारण करने बाले तथा अन्य प्राशों को धारण न करने 
वाले ज्ञीत भी लोक में हैं। कुछ केवल ४ ही प्राणीं को धारण करते हैं, कुछ ६ की, कुंछ ७ को, कुछ ८ 
को, कुछ € को ओर कुछ दक्शों को । और इस प्रकार प्राशा धारणा की अपेक्षा जीवों के ६ भेद हो 
जाते हैं । 


वे जीव जिनमें केवल छू कर जानने की ही शक्ति है, मात्र स्प्शन इन्द्रिय को धारण 
करने वाले एकेन्द्रिय जीव हैं । उतको ४ प्राण हैं। एक स्पश्च॑न इन्द्रिय, एक कायबल, आयु व स्वासोच्छ- 
वास । वे जीव्र जिनमें छू कर जानने के साथ साथ चख कर जानने की शक्ति भी है, वे ६ प्राण के धारी 
दो इन्द्रिय जीव हैं। उनके हैं दो इन्द्रिय, स्पर्शन व जिल्ला, दो बल काय व वचन । क्‍योंकि जिछ्छा का 
विषय चखन। व बोलना दोनों हैं । प्रायु व स्वासोच्छुवास । वे जिनमें उपरोक्त दो शक्तियों के भ्रतिरिक्त 
एक तीसरी सूघ कर जानने की शक्ति भी है। वे हैं सात प्रारणों के धारी तीन इन्द्रिय जीब | इनकी 
उपरोक्त ६ इन्द्रियों में नासिका इन्द्रिय सम्बन्धी सातबां प्राश प्रौर बढ़'गया. है। इसी फ्रकार नेत्र सहित 
चार इन्द्रिय वाले जोबों में आठ प्राण, और कर्ण सहित पांच इन्द्रिय वाले जीवों में नौ प्राण होते हैं । 
क्योंकि उनमें उपरोक्त सात के अतिरिक्त भी एक नेत्र इस्द्रिय और दूसरी कर्ण इन्द्रिय प्रगट हो गई है । 
इन पांच इन्द्रिय के धारो जीवों के श्रागे भी कुछ ऐसे जीघ हैं जिक्को एक क्षक्तित विचारने की प्रगट 
हो गई है । भ्र्थात्‌ उपरोक्त नो प्राणों में मनो चल रूप प्राश की जिनमें भौर वृद्धि हो गई है। वे हैं दश 
प्राण के धारी जीब । 


इन स्व भेदों को हष्टान्तों द्वारा समभाते हैं। प्रार/) के धारी एक इन्दिय जीवों में है 
पृथ्वी, पत्थर, कोयला, लोहा, सीना, ताँबा तथा अन्य खनिज पदार्थ, जल, पअंग्नि, वायु, वनस्पति, श्रर्थात्‌ 
घास, फूस, फूल, पत्ता, दृक्ष, कींपल घ फल' सब्जी झादि। ६ प्राणों के घारी दी इन्द्रिय जीवीं के हृष्टान्त 
हैं रींग कर चलने वाले कुछ कीड़े गेंडवें भ्रादि । ७ प्राशा के धारी तीन इन्द्रिय जीवों के हृष्टान्त हैं छोटे 
छोटे भ्रनेकों पावों पर चलने वाले चींटे, काम सलाईं, कान' खजूरे श्रादि। ८ प्राणों के धारी चार इन्द्रिय 
जीबों के हृष्टान्त हैं उड़ने वाले छोटे जन्तु, मच्छर, मक्‍्खी, भंवरा, भिर्ड, तत्तेया आदि। € प्राणों के 
धारी पाँच इन्द्रिय जीवों के दृष्टान्त हैं. कुछ विशेष जाति के सर्प, मछली भ्रादिं व कुछ विशेष जाति के 
पशु, पक्षी भ्रादि जो कुछ कप्त देखने में भ्राते हैं, क्योंकि जितने भी देखने में झ्राते हैं उनके भ्रधिक मनो 
बल के धारी १० प्राणों वाले जीव हैं । और दश प्रारतों के धारी मन वाले पड्नेन्द्रिय प्र्थात्‌ संज्ञी जीवों 
में हैं मनुष्य, गाय, बकरी, तीता, कबूतर, सर्प, नेवला, मगर मच्छ, मेंडक झांदि.। इनमें भी ऊपर ४ 
प्राण के धारी जीवों में बताई जाने वाली वनस्पति दो प्रकार की हैं। एक स्थूल और दूसरी सूक्ष्म । 
स्थूल वनस्पति तो वही हरित काय है जो नित्य प्रयोग में भरा रही है तथा जिसके हृष्ठान्त ऊपर विये जा 
सुके हैं। पर सूक्ष्म वनस्पति वह है जो इस बाग़रु मण्डल के कण करा पर अ्ननन्तों की संख्या में बैठी हुई 
है । उसे निगोद जीव कहते हैं । इनकी झायु बहुत भ्रल्प होती है इसी लिये एक सांस लेने में जितनी देर 
लगती हैं उतनी देर में यह १८ बार जन्म मरण धारण करते हैं । इस जन्म मरण की तीजक्षता के का रण 


२६ प्राण संयम. - १८६ ३ स्थावर व सूक्ष्म जीवों की सिद्धि 


ही वेदों में इनको “जागस्व ज़ियस्व” का नाम दिया गया है। जो भ्रन्वर्थक है। यह सूक्ष्म जीव तो किसी 
'ब्रकार भी, यहां तक कि किसी माइक्रोस्कोप के द्वारा भी, हमको दिखाई देने प्रसम्भव है ही, परन्तु प्रंन्य 
जीवों में भी कुछ, विशेषतया १, २, ३ व ४ इन्द्रिय जीव बड़ी व छोटी दोनों प्रकार की अवगाहना में 
पाये जाते हैं। बड़ी अ्वगाहना भ्र्थात्‌ बड़े शरीर के धारी ये जीव तो साधारणतया हमारी नेत्र इन्द्रिय के 
विषय बन सकते हैं, परन्तु अत्यन्त छोटी ग्रवगाहना के धारी ये जीव माइक्रोस्कीप के बिना नहीं देखे जा 
सकते | साधारणतया अ्रांख से दीखने वाले जीवों में भी कुछ इतने छोटे होते हैं कि बड़े ध्यान से देखने से 
ही दीख पाते हैं। सुई की नोक या बाल के श्रग्न भाग से भी बारीक ऐसे जीव कभी कभी शरीर पर काटते 
हुवे भ्रवश्य प्रतीत होते हैं । 


ग्राज का मानव जीवों के इन सर्व मेद प्रभेदों में से एक मनुष्य को ही जीव मानता है 
झ्रन्‍्य को नहीं । श्राज बकरी आदि तक को भी वह भ्रपनी भोग की वस्तु समभता है। उनके भी प्राण 
हैं, उनको भी पीड़ा होती होगी, इस बात का उसे भान नहीं है। इससे « झ्ागे भी यदि बढ़ा तो मनुष्य व 
गाय दो को ही जीव मानने लगा, अन्य को नहीं । यदि बकरी झादि को जीव स्वीकार भी किया तो गाय 
की भ्रपेक्षा उसमें प्राणों की कुछ कमी देखते हुए । और यही कारण है कि झ्राज जहां मानव रक्षा 
के लिये प्रत्येक देश में शक्ति शाली राज्य स्थापित हैं वहां ग्रन्य जीवों की रक्षा के लिये कोई समाज नहीं 
है । अधिक से अधिक कहीं दिखाई भी दी तो गऊ रक्षक समाज पर आकर बस हो गई। इससे भी 
ग्रागे कोई बढ़ा तो पश्चु, पक्षी को जीव की कोटि में गिन लिया | इन बेचारे मकक्‍्खी, मच्छर, चींटी, भिर्ड, 
सर्प, बिच्छु, मेंडक, मछली भ्रादि की बात पूछने वाला यहां कोई नहीं है। फिर भी यदि समभाने बुभाने 
पर कोई और कुछ भागे बढ़े भी, तो प्रत्यक्ष में चलते फिरते दीखने वाले इन स्थूल दो इन्द्रिय तक के 
जीवों को भले जीव स्वीकार कर ले परन्तु माईक्रोस्कीप से दीखने वाले छोटे शरीर के धारी उस ही 
जाति के जीवों को, तथा पांच भेद रूप पृथ्वी से बनस्पति पर्यन्त तक के एकेन्द्रिय जीवों को जीव कौन 
स्वीकार करता है ? इनको जीव कहना उनको दृष्टि में मानों कुछ कपोल कल्पना सी लगती है। परन्तु 
ऐसा नहीं है। अपनी स्थूल दृष्टि के कारण ही वह ऐसा कहता है। भाई ! तू ग्राया है शान्ति की खोज 
में । तू उन जीवों की श्रपेक्षा भिन्न रुचि लेकर श्राया है। ग्रतः प्रत्यक्ष ज्ञानियों द्वारा जानी गई इस 
सम्पूर्ण जीव राशि को स्वीकार कर | क्‍योंकि ऐसा स्वीकार किए बिना, तू अपने जीवन को संयमित 
न बना सकेगा । यदि केवल स्थूल चलते फिरते जीवों के सम्बन्ध में संयमित बनाया भी, तो श्रागे जाकर 
पूर्ण संयमित न हो सकेगा। इन सूक्ष्म व एकेन्द्रिय प्राणियों को बाधा न पहुँचाने का विवेक तु में 
जागृत न हो सकेगा । भ्रविवेक के रहते शान्ति की पूर्णता कैसे कर सकेगा ? 


१ स्थावर व सूच्म प्रृथ्वी, जल, प्रर्ति, वायु व वनस्पति, इन पांचों को स्थूल दृष्टि से देखने पर चैतन्य तत्व 

जीबों की सिद्धि ग्रहरा यद्यपि नहीं होता, जड़ वत्‌ से भासते हैं। परन्तु इन पांचों में से बनस्पति शरीर 
घारी प्राणियों के सम्बन्ध में कुछ सूक्ष्म विचार करने से उनके प्राणधारी होने का विश्वास इस श्रल्प 
परोक्ष ज्ञान से भी हो सकना सम्भव है। तथा आज के विज्ञान ने भी उनमें प्राणों को स्वीकार किया है । 
तू भी इन्द्रिय प्रत्यक्ष द्वारा वनस्पति में प्राणों के चिन्ह देख सकता है। देख योग्याहार जल झादि के न 
मिलने पर वह भी बेचारें कुम्हला जाते हैं। पीड़ा को न सह सकने के कारण बेहोश हो जाते हैं, भौर 
प्राहर मिल जाते पर पुनः सचेत हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर नाच उठते हैं। कुछ विशेष जाति की 


रप्रोख संगरस...... १८छ'  ह स्थावर व सूक्ष्म जीवों की सिद्धि 


मास भक्षक वनस्पति, फराड़ियां व घास भी देखने में प्राती हैं। प्रफीका.के जजुलों में. भाड़ियों के रूप 
में ौर भारत के बनों में घास के रूप में पाई जाने वाली यह बनस्पति कितने भयानक रूप से, पणु पक्षी 
या मनुष्य को पकड़ कर उसका खून. चूंस लेती है, यह बात सुनी होगी। नहीं! सुनी हो तो सुन। इस 
' जाति की भाड़ियां खूब लम्बे लम्बे बड़े मज़बूत सूत सरीखे हरे भरे बालों के रूप में पाई जाती है। 
ऊपर की शोर को मुह किये खड़ी रहती है। और इसी प्रकार से इसी जाति का घास भी । श्रपने शिकार 
को निकट आया जान वह एक दम सबकी सब बालें भुक कर ऊंपर गिर पड़ती हैं और लिपट कर इतनी 
फुर्ती से उसके शरीर को बांध लेती हैं, कि वह बेचारा स्वयं यह जान नहीं पाता कि श्रकस्मात ही यह 
क्‍या आप्त झा गई यहां तो कुछ भी नहीं दिखाई देता । पर वनस्पति में प्राण न स्वीकार करने वाला 
वह मानव यह न जानता था कि वनस्पति का रूप धारण किये हुये उसका भक्षक यहाँ विद्यमान है। उस 
बालों के श्रग्न भाग की नोर्क उसके शरीर में प्रवेश करके कुछ ही देर में उसका रक्त चूस लेती हैं। 
और ढांचा मात्र शेष रह जाने पर उस कलेवर को छोड़ कर पुनः पूवेवत ऊपर की ओर मुह करके खड़ी 
हो जाती है। भ्राहार या जल में विष मिला कर सिंचन किये जाने पर सर्व ही व॑नस्पतियों की मृत्यु होती 
देखी जाती है | इस प्रकार वनस्पतियों में मनुष्यों वल्‌ ही आ्राहार ग्रहणा की क्रियायें व भावनायें स्पष्ट 
देखने में आती हैं ।. 


यद्यपि भ्रन्य चार में इस प्रकार स्पष्ट रीति से प्राणों की सिद्धि नहीं होती, जैसी कि 
वनस्पति में, परन्तु फिर भी खानों में पड़े सर्वे ही खनिज पदाथों के शरीरों की वृद्धि का होंना, वहां 
उसके अन्दर जीवन को या प्राणों को दर्शा रहा है तथा खान में से निकल जाने पर वृद्धि का रुक जाना, 
उसकी मृत्यु को या प्राणों के निकल जाने को दर्शा रहा है । क्योंकि खान में पड़े पत्थर की भांति यह श्रब 
बढ़ता दिखाई नहीं देता। बाढ़ के समय जल का, व तुफान के समय वायु का और पवन से ताड़ित 
होकर अग्नि का प्रत्यक्ष दीखने वाला प्रकोप जिसके सामने मनुष्य की शक्ति हार मानती है, उन पदार्थों 
में जीवन का द्योतक है, प्राणों को सिद्ध करता हैं । और प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने तो प्रत्यक्ष हो उनमें प्राणों 
को देखा है । इन सबको सुख दुख का बेदन करते हुये जाना है । जसे कि कुछ व्यक्ति वर्तमान में भी वृक्षों 
फे हाव भाव व हिलने जुलने से उसकी अन्तरंग पीड़ा या हर्ष के भावों को पहिचानने में समथे हैं। श्रत: 
विश्वास कर कि इन पांचों ही जाति के एकेन्द्रिय जींबों में प्राण हैं। उन्हें भी सुख दुख का वेदन होता 
है । उनमें भी कुछ इच्छायें या भ्राकांक्षायें छिपी हैं। माइक्रोस्कोप से दीखने वाले दो इन्द्रिय आदि 
जीव प्रत्यश्न ही चलते फिरते दिखाई देते हैं, भौर एकेन्द्रित जीव बेक्टीरिया भ्रादि बढ़ते हुये दिखाई देते हैं । 
विशेष प्रक्रियाओ्रों के प्रयोग के भ्राधीन प्रयोगशालाशों में ४ या ५ दिनों में ही उनका वृद्धि गत रूप 
कदाचित कुछ भाड़ियों के रूप में ऊपर भी प्रत्यक्ष दीखने लगता हँँ। तथा सौभाग्यवज्न भाज के 
विज्ञान ने भी उनको प्राण धारी स्वीकार किया हैँ । 


इस प्रकार सम्पूर्ण जीव राशि को प्राणों की भ्रपेक्षा विभाजित करने पर, में उन्हें, 
४, ६, ७, ५, ६, १० प्रकार में कह सकता हूँ। इन्द्रियों की अपेक्षा भी विभाजन करने पर, एकेन्द्रिय, 
दोयन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चौदन्द्रिय, पांच इन्द्रिय अ्रसंज्ि या सन रहित, और पांच इन्द्रिय संशी या मन 
सहित, इस भांति ६ प्रकार के कह सकता हूँ । एक स्थान पर स्थित रहने के कारण तथा भय खाकर 
भी भपनी रक्षा करने के लिये इधर उधर भागने का प्रयत्न न करने के कारणा पाँचों प्रकार के पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु व वनस्पति जीवों को स्थाबर तथा अपनी रक्षार्थ इधर उधर भागते देखे जाने वाले 
दो इस्द्रिय से संक्षी पंचेन्द्रिय तक के जीब्रों को त्रस | इस. प्रकार स्थावर व जंगम केवल इन दो कोटियों में 


क्‍ रू प्रा संच्ध॑.. “#॥] द श्र ४ पाँच पान: भिदंश 


. मी इन सब्ं का समावेश कर सकता है | तथा पांच भिन्न भिन्न जाति. के दारीरों में पाये जाने वाले मांस 
कर्थि रहित शरीर वाले स्थावर, भौर रक्त मांस भ्रस्थि आदि से निर्मित एक जग़ति'के ही छोटे बड़े 
छारीरों में पाये जाने बाले त्रस, इस प्रकार शरीरों की जातियों की भ्रपेक्षा सर्व जीव राशि को ६ प्रकार 
की कह सफता हूँ । पृथ्वी श्रादि पांच काय धारी व त्रसकायधारी । 


दिनांक २६ सितम्बर १६५६ 
अप्रबचन नं० ४४ 

शान्ति के ग्र्थ जीवन में प्राण संयम धारने के लिये जीवों के भेद प्रभेदीं का कुछ अनुमान 
कल करा दिया गया । उन सक्न के प्राणों की रक्षा करने का अपली ओर से पद पद पर बिवेक रखना 
प्राण संयम कहलाता है। अरब मुझे यह देखसा है कि इन सबको मेरी किस किस प्रकार की प्रवृति से पीड़ा 
पहुँचती है। ताकि उन उन प्रब्ुतियों का जीवन में से शोध कर सक्क । 
४ पांच पाप भ्नपनी सर्व प्रवृतियों को प्राण पीड़ा की अपेक्षा में पांच कोटियों में विभाजित कर सक.!। 

निर्देश हैं। हिंसा के द्वारा, असत्य के द्वारा, चोरी करने के द्वारा, व्यभिचार सेबन के द्वारा, 
झौर संचय या [40870॥78 के द्वारा । इसी का नाम परिय्रह भी है। इन्हें श्रागम में पांच पाप कह कर 
भी बताया गया है । प्रारिययों को पीड़ा के कारण होने से यह पांचों जाति को मेरी प्रवृति पाप रूप हैं 
ही, इसमें क्या संशय है ? अब पृथक पृथक इन पांचों पापों क। विश्लेषण करता हूैँ। तनिक ध्यान देना, 
बयोंकि इस विश्लेषण पर से यह बात ध्यान में झराये बिना न रहेगी कि अपनी जिन प्रवृतियों को में 
न्याय संगत माना करता हूं वे भी अन्याय रूप हैं, पाप रूप हैं। मुझे सब प्रवृतियों से बचना है। 
प्रपने जीवन को संकोच कर केवल निज शान्ति में केन्द्रित करना है! भोग विलास का यह मार्ग 
नहीं है । 
५ ह्विसा स्थूल पश्चु पक्षी व. मनुष्यों को तो बांध कर, पिजरे में बन्द करके, या कंदखाने में डाल 
कर, अथवा उनका सर्बत: वध करके, श्रथवा किसी एक, इन्दिय या शरीर के श्रंगोपांग को काट कर, 
छेद कर या भेद कर, अधिक भार लाद कर था उनकी शक्ति से अ्रधिक या अभ्रधिक समय काम लेकर, 
प्रथवा क्रोध वश, द्वष वश या प्रमाद बश उनको आहार पानी न देकर या कम देकर या समय पर न 
देकर, अथवा हिसक पशु पाल कर, में पीड़ा पहुँचाया करता हैं। तथा छोटे शरीर धारी, चींटी, पतंग 
ग्रादि जीवों को विबेक हीनता वश या प्रमाद वश या भ्रज्ञान वश मेरे द्वारा पीड़ा हो रही है। गमनागमन 
में सावधानी न रखने के कारणा, पृथ्वी पर बराबर देखते हुव्रे जीवों को बचा बचा कर पग न रखने 
के कारण, बस्तुओं को उठाते ब धरते समय यह न देखने के कारण, कि जहां रख रहा हूँ, या 
जहां से पकड़ कर उठा रहा हूं, वहां कोई छोटा सा जीव भी बंठा हो सकता है, देख 
भाल कर भोजन न करने के काररणा, अ्रथवा रात्रि को अन्धकार में चन्द्रमा व बिजली के 
प्रकाश में भोजन करने के कारणा, जिसमें कि रात्रि को संचार करने काले छोटे जीव जन्तु या तो 
दिखाई ही न दें भौर प्रकाश में दिखाई भी दें तो भोजन में पड़ कर मेरा ग्रास बन जाने से रोका न जा 
सके । इसके अ्रतिरिक्त भी छोटे व बड़े दोनों शरीर के धारी, मनुष्यों से वनस्वति पर्यन्त तक के जीवों 
को यथा योग्य रूप में, मन के द्वारा खोटे विक्रल्प उत्पन्न करके, भ्रथवा बचनों द्वारा, कटू ब व्यंगादि रूप 
वचन बोल कर कष्ट पहुँचाता हूँ। प्राणों से मार कर ही नहीं बल्कि दशों प्राण्ों प्र्थात्‌ स्पर्शन भ्रादि 
पाँचों इन्द्रियों को, मन को, बचन को व द्वारीर को काटने छाॉंटले से, या उनके विषयों की प्राप्ति में 
बाचा डालने से, किसी को स्वासोच्छुवास रोक कर या भन्य प्रकार बआधित' करके भी; इन्हें में कष्ट 


र& फ्राश संयम श्हह है आशा: 


पहुँचाता हैं। इन सब प्रकार की तथा भन्‍्य भी भझ्नेकों प्रदृतियों के द्वारा जो में स्थावर जंगम प्र/श्प्य्ों 
को शारीरिक पीड़ा पहैचाया करता हूं, उसे हिसा रूप प्रव्रुलि कहते हैं । 


है हे क्रोध वक्ष कहे जाने वाले कटु व तीखे या गाली के झब्द, द्वब वहा कहे जाने वाले 
व्यंगात्मक शब्द, लोभ वश कहे जाने वाले छूल कपट भरे दाब्द, हंसी ठट्टू वश कहे जाने वाले कुछ 
ग्रनिष्टकारी शब्द, मान वश किसी पद के योग्य नहीं है, ऐसे शब्द । इस प्रकार के शब्द बोल कर में 
किसी के भ्रन्तष्करण में दाह उपजाता हैं। स्पष्ट अ्निष्टकारी, सफेद झूठ बोल कर, चुगली के या निन्‍्दा 
के, भ्रनिष्टकारी या खुशामद के शब्द बोल कर, भूठे काग़ज़ व दस्तावेज श्रादि बना कर, किसी की 
धरोहर मेरे पास रखी हो श्रौर उसका स्वामी उसे भूल गया हो या पुरी याद न रख पाया हो और लेने 
आावे तो कमती मांगता हो, या उस समय उसे पूरी याद दिलाने में चुप खेंच कर, किसी का रहस्य स्वयं 
उसके द्वार। बताया हुआ प्रथवा भ्रपने झ्राप ही किन्‍्ही अन्य साधनों से या उसकी मुखाकृति शभ्रादि भावों 
पर से जाना हुआ किसी पर प्रगट करके, इसी प्रकार के अ्रन्य बचन सम्बन्धित अनेकों विकल्पों से में किसी 
के अन्तर प्राणों को श्रर्थात्‌ मानसिक प्राणों को पीड़ा पहुँचाता है। इस प्रवृति का नाम श्रसत्य प्रवृति 
है। यहां भ्रसत्य का अर्थ केवल झूठ बोलना नहीं, बल्कि प्रत्येक अनिष्ट व कटु वचन वास्तव में 


श्रसत्य है। सत्य भी वचन यदि श्रहितकारी है या कह है वह यहां श्रसत्य की कोटि में समझा 
जाता है। 


७ चोरी विभिन्न जाति के प्राणियों ने प्रपनी श्रावइ्यकतामुस्तार पदार्थों का जो संचय किया हुआ 
है, वह वह पदार्थ उन उत्त प्राणियों का धन है । इस घन-को भी जीव के बाह्य प्राण कहा जाता है 
क्योंकि इसमें तनिक सी बाधा झाना भी यह प्राणी सहन नहीं कर सकता और कदाचित कदाचित तो 
इस धन के लिये अपने उपरोक्त दश प्राणों का भी यह कोई सूल्य न गिनते हुवे स्वयं ग्रात्म-हत्या तक कर 
लेता है। यहां धन शब्द का श्र्थ रुपया पेसा मात्र तक नहीं, बल्कि जैसा कि ऊपर बताया गया है 
प्राणियों का निज निज योग्य पदार्थ संचय है। इस धन का अपहरण करके, अभ्रथवा कुछ देर के लिये 
छोड़े गये शून्य किसो आवास आदि में ठहर कर, अथवा सबका स्वामित्व जहां हो ऐसी धर्मशाला ग्रादि 
स्थानों में ग्रावश्यकता से अधिक स्थान रोक कर, या श्रपने रोके हुवे स्थान में दूसरे को आने की आ्राज्ञा 
न देकर, अथवा बिना किसी के दिये या देने की भ्रन्तरड्भ से भावना किये किसी अ्रपने अपरिचित प्रित्र 
की कोई भी वस्तु को यह कहते हुवे लेकर, “कि यह तो मुझे भ्रच्छी लगती है, में ले लू ।” क्योंकि शर्म 
लिहाज के मारे वह यदि बाहर से इन्कार नहीं कर सकता तो इसका यह श्रर्थ नहीं कि वह इस बस्तु 
का विरह स्वीकार करता है, अथवा बिना दाता के भोजन ग्रहण करके, या अ्रयोग्य आहार ग्रहण करके, 
अथवा साधर्मी जनों से वादविवाद के द्वारा उनकी शान्ति का अपहरण करके, में जीवों के मानसिक 
प्राणों का अपहरण करता हूँ। स्थूल व प्रसिद्ध चोरो करके, चोरी का माल लेकर चोरी करने सम्बन्धित 
उपाय भश्रन्य को बता कर, चोरी करने के उपयुक्त हथिहार बना कर या दूसरे किसी को देकर, चोर को 
भ्र।श्नय देकर, राज्य नियम के विरुद्ध काम करके, या टेक्‍्स या रेल झादि का किराया, बचा कर, कम्तती 
बढ़ती बाट, गज़ आझादि तोलने व मापने के यन्त्र रख कर, किसी चालाकी से कम तोल कर या माप कर, 
प्रधिक मूल्य की बस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिला कर, भ्राज्ञा से श्रधिक सवारी मोटर में बेठा कर, चोर 
बाजार में माल बेच कर, इत्यादि भ्नेक ढ़ड्ों से भी में प्राणियों को पीड़ा दे रहा हूँ। मेरी इस जाति की 
प्रदूति का नाम चोरी है। द 


« शश्प्राणसंयम १६० क धन्रहा 
. हे अ्नहम .-  साक्षात्‌ स्त्री संभोग के ग्रतिरिक्त, स्त्री पुरुष संयोग सम्बन्धि बातें सुनने व कहने में 
' आसक्त होकर, या तिर्यडचों का संभोग देख कर, या शरीर के विशेष मनोहर अंगोपांग की श्रोर दृष्टिपात 
करके, पूर्व में की गई मैथुन क्रियाओ्रों को स्मरण करके, गरिष्ट व तामसिक भोजन करके, शरीर का 
ऐसा श्यूज7र करके जिसमें कि दूसरे का चित्त श्राकर्षित हो जाये, में सदा व्यभिचार सेवन करता है । 
. लथा दूसरों के पुत्र पुत्रियों के सम्बन्ध मिलवा कर, विवाहित या श्रविवाहित व्यभिचारी या सुशील 
स्त्रियों के घर पर जाकर, या एकान्त में उनसे वचनालाप करके, या अपने शरीर के अ्रंग विशेषों का 
पुनः पुनः स्पर्श करके, श्रथवा अन्तरज्भ में काम वासना उत्पन्न करके, तथा श्रन्य भी भनेकों ढंगों से में 
व्यभिचार सेवन किया करता हूँ। मेरी इस प्रवृति का नाम श्रत्रह्य, कुशील सेवन या व्य।भार है। 
इस प्रवृति के द्।रा असंख्यात छोटे छोटे कीटाणुओं को पीड़ा पहुंचाने के श्रतिरिक्‍त में उन उन स्त्रियों व 
उनके स्वामियों या माता पिताओं के हृदय को भी अतीव वेदना पहुँचाता हैं । 
६ परिग्रह आवश्यकता से अ्रधिक धन धान्ब, कपड़ा व ज़् वर, बतेंन व खेत तथा जायदाद, पह्ु, 
दास, दासी, आदि रख कर, श्रथवा उन्हें प्राप्त करमे की इच्छा करके, या श्रच्छे न लगने वाले पदार्थों से 
द्व ष करते हुवे उन्हें दूर करने की इच्छा करके, भी में भ्रभेकों प्राणियों को पीड़ा पहुँचा रहा हैँ। 
मेरी इस प्रवृति का नाम है परिग्रह भाव । इसका सविस्तार विवेचन आगे के किसी प्रकरण में झ्रायेगा । 
दिखो प्रवचन नं० ५०-२१, दिनांक ४-४ अक्तूबर १६५६) 


१० आण पीइन के दस प्रकार हिसा, श्रसत्य, चोरी, श्रब्र॒ह्मय, व परिग्रह इन पांच प्रकार की मेरी प्रवृतियों 

११६६० भंग से नित्य ही इस विश्व के प्राणी किसी न किसी रूप में बाधित व पीड़ित हो रहे हैं । 
भर मुझे यह खबर भी लगने नहीं पाती कि में कुछ भनर्थ किये जा रहा है-अपने लिये व दूसरों के लिये। 
इतना ही नहीं यह पांचों ही पाप मैं मन के द्वारा श्रर्थात्‌ केवल उन प्रवृतियों सम्बन्धी विकल्प मन में 
उठा कर, वचन के द्वारा भ्र्थात्‌ इन प्रवृतियों के अनुरूप वचन बोल कर, और काय के द्वारा अर्थात्‌ 
प्रपने शरीर से साक्षात्‌ इन क्रियाओं में प्रवृत होकर, कर रहा हैं। और आइचर्य है कि मैं फिर भी 
बेखबर हूँ । इतना ही नहीं मन वचन काय के द्वारा इन क्रियाप्रों को मैं स्वयं करता है, वाभी दूसरों से 
कह कर या शरीर द्वारा इशारा करके कराता हूं या दूसरों को करता देख कर मन ही मन या वचनों के 
द्वारा भी या शरीर के हाव भाव के द्वारा भी प्रसन्न होकर श्रनुमोदन करता हैँं। और फिर भी मुझे यह 
पता नहीं कि में क्या कर रहा हूँ । मन वचन काय इन तीनों के द्वारा करने से, इन तीनों के द्वारा कराने 
से, तथा इन तीनों के द्वारा अनुमोदन करने से, मेरी प्रवृति के नौ भंग बन जाते हैं। इन नौ भंगों के 
श्राश्रय से में उन पांच प्रकार की प्रयूतियों सम्बन्धी कुछ प्रयत्न करता हूँ। इन्हीं नौ के आश्रय से उस 
प्रयत्न की सिद्धि में सहायक सामग्री विशेष को जुटाता हूं, तथा उन्हीं नौ विकल्पों से उन प्रवृतियों में 
जुट जाता है। इस प्रकार नौ के २७ भंग बन जाते हैं। इन २७ भंगों के ग्राश्रय पर मैं क्रोधावेश के कारण 
उन पांच पापों में प्रवृति करता हैँ । मान कषाय के आवेश के कारण प्रवृति करता है, माया कषाय से 
दबा हुआ प्रवृति करता हैं? लोभ कषाय के आधीन होकर प्रवृति करता हुं। इस प्रकार मेरी पनर्थ 
सब पांचों प्रवृतियों में से प्रत्येक के १०८ भंग हो जाते हैं । भ्रर्थाव्‌ पांचों पापों के कुल ५४० भंग हो जाते 
हैं। यह सर्वे ५४० भंग कभी मनोरञ्जन के श्रर्थ संकल्प पूर्वक बिना किसी गृहस्थ सम्बन्धी विशेष 
प्रयोजन के करता हैं, कभी घर बार सम्बन्धी भ्रावश्यक क्रियाप्रों की पूर्ति के प्रथे भ्रर्थात्‌ खाने बनाने या 
घर की सफाई के अर्थ करता हैँ, कभी कारोबार या उद्योग धस्चों के श्रर्थ करता हैँ, और कभी अपनी 


२६ आश संयभ क्‍ १६१ ११ हिंसा का व्यापक भर्थ 
तथा अपने कुट्टम्न की या भ्रपनी सम्पत्ति की वा अपने देश की रक्षार्थ किसी शज्तु प्रांदि के विरोध के 
कॉरण करता हैं। श्रत: इन ५४० प्रवृतियों के ही संकल्पी, उद्योगी, भ्रारम्भी व विरोधी यह चार चार 
मेद' हो जाते से, मेरी अ्रनिष्ट व प्राण पीड़ा कारक प्रवृतियों के २१६० भंग हो जाते हैं। यह २१६० भंग 
'प्राणों के ६ भेदों के आधार पर पृथक पृथक लागू करने से' १२६६० भंग बन जाते हैं । 


११ हिंसा का व्या- वास्तव में हिंसा या अहिंसा के दो शब्द जो झ्राज प्रायः सुनने में श्रा रहे हैं, व्यापक भ्र्थ 

पकञ्र्थ॑ में प्रयुक्त किये जाने योग्य हैं। किसी प्राणी को जान से मार देना तो हिंसा भर उसे 
जान से न मार देना मात्र भ्रहिसा ऐसा नहीं है। इसका बड़ी व्यापक श्रर्थ है। इसलिये उपरोक्त सर्वे 
१२६६० प्राणा पीड़ा के भंग तथा अन्य भी सम्भव अनेकों विकल्प, जिनके द्वारा किसी भी प्राणी को 
शारीरिक, वाचसिक व मानसिक पोड़ा व बाधा हो, हिसा में समावेश पा जाते हैं। सूक्ष्म रूप से देखने 
पर जो कार्य भ्रहिसात्मक दिखाई देते हैं उनमें भी किसी ने किसी रूप में हिसा पडी है। हृष्टान्त के रूप 
में में प्रयत्न पूर्वक चला जाता है श्नौर कुछ पक्षी बहां बठे हों जिनको मेरे निकट ञ्रा जाने से कुछ भय 
प्रतीत हो 'श्ौौर वहां से उड़ जायें तो उस मार्ग पर उन कबूतरों के निकट मेरा जाना हिंसा होगा। 
चींटी प्राणों की रक्षार्थ उसे मार्ग में से हठा कर एक झ्ोर सरका देना भी हिंसा है। क्‍योंकि ऐसा 
करने से सम्भवत: उसके उस आन्तरिक शभ्रभिप्रीय को धक्का पहुँचा है, जिसको लिये हुए वह श्रम्ुक 
दिश्ञा में जा रही थी । इत्यादि अनेकों प्रकार से दिसा का व्यापक श्रर्थ है। कहाँ तक कहा जाये, और 
याद भी कंसे रहेंगे-इतने विकल्प ? अतः एक छोटी सी पहिचान बताता हैं-पह जानने की कि कौन क्रिया 
हिसात्मक है और कौन अ्रहिंसात्मक है । अ्रपनी प्रत्येक क्रिया को इस कसौटी पर कस कर देखने के द्वारा 
बड़ी सरलता से हिसा व श्रहिसा की परीक्षा हो जायेगी । जो कुछ भी दूसरे किसी की श्रपने प्रति होने 
वाली क्रिया अपको अरुचिकर हो, बस वह क्रिया हिसात्मक है, और जो रुचिकर हो सो अहिसात्मक । 
भ्र्थात्‌ में कोई भी ऐसी क्रिया किसी छोटे या बड़े जीव के प्रति न करू जो स्थबय॑ मुझे अपने प्रति पीड़ा 
प्रदाथक हो । 


१२ सकल व देश टेसों सर्व हिसात्मक प्रवृतियों का अपने जीवन से पूर्णतया निरोध करने का नाम पूर्ण 

प्राण संयम प्राण संयम या सकल प्राण संयम है। वह सुनियों व साधुझ्ों को होता है। आंशिक 
रूप से यथा शक्ति निरोध का नाम एक देश प्राण संयम है। भले ही पूर्णातया में इन सब प्रवृतियों से 
मुक्त होने की वर्तमान में क्षमता न देखता हूँ, परन्तु शक्ति श्रनुसार इन सर्वे १२६६० विकल्पों में से कुछ 
भंगों का पूर्ण त्याग और कुछ का एक देश या अल्प त्याग करने को इस अवस्था में भी भ्रवश्य 
समर्थ हूँ। 


दिनांक १० सितम्बर १९५६९ 


प्रवचन नें ० ४३ 


१ कर्तव्य अकर्तब्य शान्ति के बाधक विकल्पों से बचने के लिये संवर प्रकरण में संबर के प्रन्तर्भत प्राण 
. निदेश संयम की बात चलती है। भ्र्थात्‌ दूसरे प्राशियों के प्रति मेरा क्‍या कत॑व्य है भौर में 
किंस रूप में कर्तव्य विहील बना हुआ इस लोक में विचरण कर रहा हैँं। दूसरों की शान्ति की श्रवहेलना 


२६ अश- संयम १९२ १४ वतेभान जीवन का चित्रा 


'करता. हुआ स्वयं अ्श्षान्त बना हुआ हैं । मेरी किसी भी प्रवृति के द्वारा किसी भी बड़े या छोटे प्राणी को 
दाधा नहीं पहुँचनी चाहिये। ऐसी सावधानी वर्तना मेरा कर्तव्य है, इसी का नाम प्राण संयम है। परन्तु 
कुछ भालस वश, कुछ प्रमाद वश, कुछ मनोरणज्जन बक्ष, श्रोर कुछ परिस्थिति बच्य मेंने इस कतंव्य की 
परवाह न की । सदा निरगंल प्रवृति से चलते मुझको केवल एक बात को ही चिन्ता रही, कि जिस किस 
प्रकार भी पड्चेन्द्रिय विषय की पूर्ति द्वारा मेरा भोग बिलास श्क्षुणा बना रहे, चाहे श्रन्य जीव मेरे 
'थड़ोसी मरे या जीयें, रोयें या हंसे । 


३४ क्तसान जीवन सेम्भल भगवन्‌ सम्भल ! तेरे जीवन का कुछ लक्ष्य है। उसे समझ । चिन्ताश्रों का भार 
का चित्रण. लिये प्रातः ही बिस्तर से उठना, दो चार लोटे पानी के जल्दी से शरीर पर डाल, उल्टे 
सीधे कपड़े पहन मोटरकार पर सवार हो किसी एक दिशा को चल देना-घर में बीवी बच्चों तथा माता 
पिता को एक निराशा की उलभन में छोड़ कर । कुछ घण्टों में जल्दी जल्दी कभी इधर दौड़ और कभो 
उधर, भ्रागे भ्रागे दौड़ और पीछे पीछे छोड़ करता लगभग ३० मील का चक्कर लगा लिया। दस 
दफतरों में स्वयं जाकर हो आये, ३० से टेलीफोन पर बात करली, और दोपहर को खाना खाने के 
समय लौट आये घर पर कुटुम्बियों के चेहरे पर संतोष की धीमी सी रेखा खेंचते । खाना खाने बैठे दो, 
चार टुकड़े खाये, टेलीफोन की घण्टी बजी श्रौर खाना बीच में ही छोड़ भागे । पुनः वही मोटरकार वही 
सड़क वही दफतर । और घरमें बीबी बच्चे व माता पिता पुनः उदास । बिना खाये ही चले जो गये आप । 
दिल भर की दोड़ ध्रूप से थके मांदे लौटे घर पर, रात्रि को € बजे बिलकुल सोने के समय | न बीबी से 
बात न बच्चे से हंसी, न माता पिता को सांत्वना के दो शब्द, सो गये। सो क्‍या गये रात बिता दी 
चिस्ताभ्रों में, कि कल को यह करना और वह करना है। प्रातः हो गई । पुनः वही चक्र । 


सोच तो सही कि क्या यही है मानव जीवन का सार ? क्‍या यही है तेरा भोग और 
विलास ? जो पुरुषार्थ तू सुख के लिये कर रहा है उससे उल्टा दुःखी हो रहा है। अधिकाधिक जान में 
फंसता जा रहा है। भ्रन्य जीवों के सम्बन्ध में श्रपना कतंव्य विचारने की तो बात ही नहीं, तुझे तो 
प्पने कुटुम्ब के प्रति भी अपना कतेंव्य सम्भवतः याद नहीं रहा । चिन्ता सागर में इबा तू चला जा रहा 
है-किस भोर तुमे स्वयं खबर नहीं। सम्मल ! सम्भल ! तुझे गुरु देव प्रकाश दे रहे हैं । आंख खोल कर 
देख । कतंव्य हीन बन कर तो देख़ लिया। निकली चिन्तायें व व्यग्रताये । ग्रब कुछ समय को कर्तव्य 
परायणा भी बन कर देख । यदि भ्रच्छा लगे तो बने रहना, नहीं तो छोड़ देना । जबरी नहीं है। करुणा 
पूरों प्रेरणा है। 


१५ विनेक़ हीनता हिसा, अ्रसत्य, चोरी, व्यभिचार व परिग्रह के १२९६० कुल भगों के द्वारा जीवों के प्राणों 
को रोंदता में चला जा रहा हूं-किस शोर मुझे स्वयं खबर नहीं । श्रव्वल तो उनकी पीड़ा मेरे उपयोग 
में ही नहीं श्राती, और झावे भी तो इतना कह कर सनन्‍्तोष कर लेता है, कि क्यों आये ये प्राणी मेरे मार्ग 
में |! या यह कह कर सन्तोष कर लेता हूं, कि में तो ग्रृहस्थी हूं, इस सबके बिना मेरा काम न चलेगा। 
या यह कह कर अपनी निरर्गलता को पोषण कर लेता. हूं कि यदि सर्व ही जगत संय्रमी बन जाये.तो 
जगत' का व्यवहार कैसे चले ? जगत का व्यवहार चलाना भी तो किसी का कर्तव्य है ही। बस बह कतंव्य 
पूरा कर रहा हूं। या यह कह कर श्रपना स्वार्थ पुष्ट कर लेता हूँ । कि यह सर्व सृष्टि मेरे भोग के. लिये 


२६ प्रांस सयम १९३ १६ उद्योगी व आरम्भी हिंसा में यत्नाचार 


ही तो बनी है, इत्यादि । अनेकों घातक भप्रभिप्रायं, जिनके द्वारा साक्षात्‌ मेरा अरहित हो रहा है। मैं 
भ्रद्मान्ति के सागर में डूबा जा रहा हूं। परन्तु बेखबर हूं । 


भगवन्‌ ! छोड़ दे निविबेक विकल्पों को, एक क्षण के लिये। मेरे लिये नहीं, शान्ति 
की प्राप्ति के लिये। भ्रन्य जीवों में भ्रौर तुम में बड़ा अन्तर है। भ्नन्‍्य क्षुद्र जीवों में तो ज्ञान नहीं । 
इसी बेचारे लिये झा जातेहैँ मार्ग में । भूख जो सताती है उन्हें । श्राहार की खोजमें निकल श्राते हैं, इस झोर 
बेचारे, अन्धे की भांति | यदि बेठे रहते भ्रपने निश्चित स्थान पर तो, त्‌ ही बता, कौन देता खाना उन्हें ? 
जिस प्रकार तुझे खाने की चिन्ता है इसी प्रकार उन्हें भी तो श्रपने उदर पोषण की चिन्ता है। वह भी 
तो तुक वत्‌ प्राणी ही हैं। पर तुझे तो ज्ञान मिला है। बुद्धि मिली है। साधन मिले हैं। प्रन्धा मार्गे 
पर चला भ्राता है श्रौर तुम भी उसी मार्ग पर चले जाते हो, तो बताश्रो तो सही कि बचना किस का 
कर्तव्य है ? अ्रन्धे का या तम्हारा ? उस बेचारे के नेत्र नहीं, बचेंगे केसे ? बचना तो तेरा ही करतंव्य है । 
ग्रांख वाला, ज्ञान वाला जो ठहरा तू । तुझे ज्ञान, बुद्धि व साधन इसीलिये तो मिले हैं, कि तू अपनी 
रक्षा कर और दूसरों की भी । इन ज्ञानादि का मिलना तभी तो सार्थक है, जब कि इनका उपमुक्त 
प्रयोग हो | श्रन्यथा तुझे कौन कहेगा ज्ञानी। तथा इस ज्ञान से तेरा हित भी क्या होगा ? 


कितना अच्छा हो ” कि तेरा सकल जगत के संयमी बनने का विकल्प पूरा हो जाये। 
यद्यपि यह बात असम्भव है, क्योंकि वर्तमान में जीवन के लिये अत्यन्त उत्तम समभा जाने वाला 
ऐन्जीनियरिंग लाइन का ग्रहण सर्व सम्मत के लिये भ्राकषित होते हुये भी क्या यह सम्भव है कि सर्वे 
ही एञडजीनियर बन जायें ? परन्तु यदि भूठी कल्पना इस प्रकार की बना कर यह फर्ज भी कर लिया 
जावे, कि सब जगत संयमी बन गया, तो इससे अच्छी बात ही क्‍या है ? जगत व्यवहार चलता रहे, 
इस बात की झ्रावश्यकता ही कया है ? तथा तुभको इस जगत व्यवहार को चलाने का ठेकेदार किसने 
बनाया ? सर्व जगत संयमी हो जायें तो न हों इच्छायें, न हों चिन्तायें,न हो दौड़ धूप, न हो हूं ष, न 
हो घृणा, न हो युद्ध, न हो एटम बम । हो केवल इस शान्ति का प्रसार इस धरातल पर। मानों यही 
मोक्ष स्थान है । बकुण्ठ है । इससे उत्तम बात क्‍या हो सकती है ? क्‍या उपरोक्त इन चिन्ताओं अ्रादि का 
प्रभाव भी नहीं भाता तुझे ? तेरे इस भूठे विलास ने तेरी इस बुद्धि को भी ढक दिया है। विचार तो 
सही ? तू स्वयं निश्चित होना चाहता है श्रौर जगत का निश्चित होना तुझे भाता नहीं, तो कंसे पायेगा 
निश्चिन्तता-तू स्वयं ? 


१६ ठद्योगी व. ठीक है तू गृहस्थी है, पूर्णतया इन से १२६६० विकल्पों का त्याग करके तुझे वर्तमान 
भारम्भी हिसा में न चल सकेगा, क्योंकि इतनी शक्ति ही नहीं है-तुक में। परन्तु सुन कर ही घबरा 
में बसनाचार जाना युरुषार्थी का काम नहीं । यह कायरता है। तू वीर ग्ुरुपों की सन्तान है, जिन्होंने 


उस छत्र्‌ को परास्त किया है जिससे बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी हार मान गये, जिन्होंने भ्रतन्‍र 
विकल्पों का नाश किया और स्रत्यन्त निमेल शान्ति में स्थिरता धर गये। तुझे शक्ति से श्रधिक करने 
के लिये नहीं कहा जा रहा है। जितना कहेंगे उतनी छाक्ति भ्रब भी तेरे प्रन्दर प्रवश्य है। प्राणों के 


. ए६प्राण संयस १९४ १६ उद्योगी व आरम्भी हिसा में यत्नाचार 


बाधा कारक उपरोक्त १२६६० विकल्पों को पूर्णतया भले त्याग न सके, परन्तु इनमें से कुछ विकल्पों को 
त्यायने में तू श्रब भी समर्थ है । 


जैसे कि, झारम्भी, उद्योगी व विरोधी सम्बन्ध में लागू होने वाले जो सम्भव विकल्प हैं उनको 
झवश्य तू वर्तमान परिस्थितिमें निज शरीर ब कुटुम्ब भ्रौर सम्पत्ति ग्रादि के मोहवश तथा शक्ति की हीनता 
बश नहीं त्याग सकता । परन्तु क्या निष्प्रयोजन व केवल मनोरञ्जन के अर्थ होने वाली श्रपनी प्रवृति के 
यथा योग्य भंगों को भी नहीं त्याग सकता ? श्रर्थात्‌ शिकार खेलने के, या हिसके जन्‍्तु कुत्ते श्रादि के 
पालने भ्रादि के त्याग के द्वारा कुछ परोक्ष (70॥720) रुप में तू भ्रनेकों मूक पशु, पक्षियों के प्राणों को 
पीड़ा पहुँचाने से अपने को क्या नहीं रोक सकता ? कया ऐसा करने से तेरे शरीर को या ग्रृहस्थी को कोई 
भी बाधा होनी सम्भव है ! %। 


तू शान्ति का खोज़ी बन कर निकला है। दूसरों के सुख व शान्ति की चिताश्रों पर 
ग्रपनी शान्ति का प्रासाद बनाते का प्रयत्न न कर । क्योंकि कितने दिन टिका रहेगा वह प्रासाद ? इस 
प्रासाद में तू निभेय न रह सकेगा। अ्रत: संकल्प द्वारा बिना प्रयोजन के तुझे ३२४० के ३२४० पूर्वोक्त 
विकल्पों द्वारा प्रारा पीड़न का त्याग कर ही देना चाहिये | तथा शेष रही उद्योगी व ग्रारम्भी व विरोधी 
हिसाओं में भी तुझे निरगलता का त्याग करके उस दिशा में भी अपने को संयमी बनाना चाहिये। 
उद्योगादिक की उन उन क्रियाश्रों में होने वाली हिसा से ग्रहस्थ में रहते हुवे तू स्वतः: नहीं बच सकता, 
परन्तु उन उन क्रियाओं में यत्नाचार व विवेक रख कर तू बहुत अधिक हिंसा से बच सकता है । जैसा 
कि भ्रन्नादि शोधन करके उनमें से निकली जीव राशि को यदि मार्ग में न डाल कर किसी कोने में डाले 
तो वे उतनी जल्दी तथा रोंदे जाकर तो मरंगे ही नहीं, परन्तु इसके अतिरिक्त भी सम्भवत:ः उममें से 
कुछ ऐसे हों, जो कहीं इधर उधर छिप कर अपनी पूरी झ्रायु पर्यन्त जीवित रह सकें । कोमल भाड़ का 
प्रयोग करने से भी तू काफी हिसा से बच सकता है। ऐसा करने से तूने उनकी शान्ति का सत्कार अवश्य 
किया ही किया, झौर इतने प्ंश में तू संयमी हुआ ही हुआ । जलादि वनस्पति पर्यन्त की तू पूर्ण रक्षा 
तो नहीं कर सकता, परन्तु केवल ग्रावश्यकतानुसार उनका प्रयोग करने से क्‍या प्रमाद वश उनके होने 
वाले अनावश्यक व्यय से भी तू न बच सकेगा ? जितने कम से कम पानी में काम चले चला, नल को 
खाली खुला न छोड़ । रोज़ की श्रावश्यकता के भ्ननुसार ही वनस्पति घर में ला, फालतू नहीं। घड़ियों 
वनस्पति न सुखा । पंखे को फालतू चलता हुआ न छोड़ । भ्रग्नि को श्रावश्यकतानुसार ही जला फालतू 
नहीं | तो काफी प्रंश में तू इन क्षुद्र व जंगम जीवों की हिंसा से बच सकता है। इसके अतिरिक्त चलते 
फिरते, बैठते उठते, वस्तुओं को उठाते घरते, मल मृत्रादि का त्याग करते, तथा श्रन्य भी दैनिक क्रियाशों 
को करते, यदि बराबर सावधानी रखे, कि तेरे पांवों के नीचे ्राकर या वस्तु के नीचे दब कर, या मल- 
मूत्रादि ऊपर पड़ जाने के कारण कोई क्षुद्र जन्‍्तु बाधित तो नहीं हो रहा है, तो काफी प्रंश में सू इस 
उद्योगी व आरम्भी हिसा से भी बच सकता है, और ऐसा करने से तेरी गृहस्थी में श्रथवा शारीरिक 
स्थिति में भी कोई बाधा नहीं श्राती । द 


रे प्रौर संबनं.. १६५ १० भ्रहिसा कायरता नहीं 
( अहिंसा ) 


| ॥ 


दिनांक १ अक्तूबर १६५६ 


प्रवचल नं० ४७ 


१७ भहिता प्राण संयम की बात चलती है। उसके अन्‍्तर्गत संकल्पी हिंसा का पूर्ण त्याग और उद्योगी, 

कायरता नहीं. आरम्भी हिसाओं में भरसक यत्नाचार रखते के लिये कल बताया जा चुका है। ग्रब 
चलती है विरोधी हिंसा की बात । गृहस्थ में रहते हुवे श्रपनी कुठुम्ब की व अपनी सम्पत्तिकी रक्षा करना 
मेरा कर्तव्य है। ऐसा न करू तो मैं कायर कहलाऊ गा, कतंव्य विहीन कहलाऊ गा और ऐसा न करने 
से मेरा गृहस्थ जीवन भ्रबाधित रूप से चल भी नहीं सकता । घर में कोई चोर या डाकू मेरी सम्पत्ति 
का भ्रपहररणा करने के लिये घुस ग्रावे, तो मेरा कतंव्य वहां से भाग जाना, या चुपके से जो मांगे दे देना 
नहीं है। ऐसा करना कायरता है। मेरी इज्जत पर कोई प्राक्रमरा करने आया हो ग्रथवा मेरे आश्वित 
बीबी बच्चों अ।दि के सम्मान पर कोई हाथ डालने को सामने खड़ा हो तो, यह सोच कर छिप जाना, 
कि मुकाबला करू गा तो सम्भवतः यह मारा जाये और हिसा हो जाये, कायरता है । 


इसके अतिरिक्त मेरे देश पर, उस पर जिस पर कि मैं सुरक्षित रूप से निर्भय जीवन 
बिता रहा हूँ-स्वतन्त्रता के साथ, सम्मान के साथ ; उस देश पर जिस पर कि मुझे हर सुविधा प्राप्त है, 
उस देश पर जिसमें रहने के कारण कि आ्ाज मैं विश्व में सभ्य मानव कहलाने का अधिकार रखता हूं 
उस देश पर जिसका सीना चीर कर उत्पन्न की गई सम्पत्ति का सुख पूर्वक मे उपभोग कर रहा हूं, जिस 
पर रहते हुवे में जो चाहे करू, जो चाहे बोलू , मुझे बाघा पहुंचाने वाला कोई नहीं ; यदि कोई ग्राक्रमणश 
करने को उद्यत हुआ हो, भ्रथवा किसी भ्रन्य प्रकार से उसकी स्वतन्त्रता को पंग्र बनाने की घात 
लगा रहा हो, या उसकी सम्पत्ति को अनेक मायावो ढंगों से लूट लेना चाहता हो, तो यह समझ कर, कि 
इस विरोधी का मुकाबला करने में भ्रनेकों का लहू बह जायेगा, में हिसक बन जाऊ गा, मुह छिपा लेना 
कायरता है । 


९८ भ्रद्टिसा में अ्रहिसा या प्राण संयम कायरता का नाम नहीं । ग्रहिसा वीरों का भूषण है। क्षत्रियों 
लौकिक वीरत्व का धर्म है। अभ्रतुल बलघारी ही इसका पालन कर सकते हैं | भ्रहिसा के ठीक ठीक रूप 
से श्रपरिचित रहने के कारण ही श्राज'का विदव भ्रहिसा को कायरता का प्रतीक कह रहा है ; इसको 
ही भारत देश के ह्वास का. कारण कह रहा है। परन्तु क्या उसे श्रब भी यह विश्वास नहीं हुमा 
पहिसा के पराक्रम का, जबकि एक इसी हथियार के द्वारा मुकाबला किया गया तोपषों का, टेैंकों का. 
बमों का, तथा आाघुनिक बड़े बड़े हथियारों का। श्रौर जीत हुई इसी के पक्ष की प्रर्थात भारत 
स्व॒तन्त्र हो गया, बिना रक्त की एक बूंद गिराये। सम्भवत: विश्वास नहीं, फिर भी इसके महान 
पराक्रम पर । 


रा तो देख पभ्रौर श्रनेक ढंगों से अहिसा का पराक्रम । गृहस्थी पर या देश पर उपरोक्त 
प्रबसर प्रा पड़ने पर एक गृहस्थी अभ्रहिसक का कलैव्य है, अभ्रपनी व श्रन्य की तथा देश की रक्षा 


 रई प्राण संयम... १६६ १९ विरोधी हिंसा व भ्रहिसा में समन्वय 


करने के लिये बाजी लगा दे प्रपनी जान की । भले शच्रु प्रबल हो पर भिड़ जावे उससे । श्रहिसक को 
प्रपम।न के जीवन की भ्रपेक्षा मृत्यु भ्रधिक प्रिय है। मृत्यु उसके लिये खेल है-बच्चों का। जैसे कि 
खिलौना लिया भौर टूट जाने पर दूसरा ले लिया। किस काम आयेगा फिर यह चमड़े का शरीर, जो 
झ्रांज मेरे सम्मान की रक्षा में भी इससे कोई सहायता न मिले । इतने दिनों से बराबर इसे पोषता चला 
आया हूं, झाज अ्रवसर आया है इसकी परीक्षा का। मेरी सेवा का मूल्य चुकाने का। और यदि श्राज 
इसने कृतघ्नता दिखाने का प्रयत्न किया तो फिर यह मेरा कैसा ? मित्र से उसी समय तक प्रेम होता है 
जब तक कि उसकी कृतघ्नता प्रगट नहीं हो जाती । या तो भ्राज इसे सहर्ष अपना कतेंव्य निभा कर 
प्पन्ती कृतज्ञता प्रकट करनी होगी, या मेरे द्वारा इसे दण्ड भोगना होगा। दोनों दशाओं में इसे क्षति 
ही उठानी होगी । दोनों दशाश्रों में इसे मृत्यु का श्रालिगन करना होगा । परन्तु एक दशा में होगी वीरों 
की भृत्यु श्रौर दुसरी दशा में कुत्ते की मृत्यु । बता कौन सी मृत्यु स्वीकार है तुझे ? सोचने का भ्रवकाश 
नहीं, शत्रु सामने खड़ा है । 


यह होती हैं कुछ विचार धारायें, जो एक सच्चे भ्रहिसक के हृदय में ऐसे अवसरों पर 
उत्पन्न हुआ करती हैं। क्योंकि इस बात का हृढ विश्वास होता है उसे प्रत्यक्षवत्‌, कि वह अबाध्य व 
अधघात्य, चिदानन्द भगवान श्रात्मा है। और शरीर उसका सेवक उसकी शान्ति की रक्षा करने के लिये । 
इसलिये वह बिल्कुल निर्भय होता है। शरीर चला जायेगा तो ओर मिल जायेगा, पर सम्मान चला 
जायेगा, धर्म चला जायेगा, साहस चला जायेगा, तो फिर न मिलेगा । तो मेरे भअ्रन्तरंग की सर्व सम्पत्ति 
ही लुट जायेगी । नहीं नहीं, यह सब कुछ उसे श्रसह्या है। वह भ्रपना सर्वेस्व बलिदान कर सकता है एक 
शान्ति की रक्षा के लिये, सम्मान की रक्षा के लिये। कुत्तों व॒त्‌ दूसरों के भ्राश्रय पर जीना उसे स्वीकार 
नहीं । 


ग्रौर यही था भारत के वीरों का ग्राद्श, महाराणा प्रताप का आ्राद्शं, शिवाजी 
का आदर्श, महारानी भांसी का आदर्श । एक भ्रहिसक का हृदय जो भ्रन्य अवसरों पर मोम होता है, ऐसे 
भ्रवसरों पर पाषाण से भी भ्रधिक कठोर हो जाता है दूसरों के तनिक से कष्ट पर जो रो उठता है, ऐसे 
अवसरों पर सिंह वृति धारण कर लेता है। जिस प्रकार कि भारत की वीर ललनायें। जो अ्रहिसक 
प्रन्य भ्रवसरों पर चींटी पर भी दया करता है, ऐसे श्रवसरों पर श्रत्यन्त ऋर हो जाता है। 


१६ विरोधी हिसा व बात कुछ झ्टपटी सी लग रही होगी । अहिसा श्ौर रक्त प्रवाह । दो विरोधी बातें कैसी ? 
भट्टिसा में समन्वय जल व अग्नि का एक स्थान में निवास कंसा ? सर्प व नेवले की मित्रता कैसी? परन्तु 
ऐसी बात नहीं है । सुन भाई ! बताते हैं। तेरे भ्रन्तर में उत्पन्न होने वाले यह सर्व प्रइन ठीक ही हैं। 
परन्तु यह तब ही तक तेरे हृदय में स्थान पा रहे हैं, जब तक कि श्रहिसा का यथार्थ रूप जान नहीं 
पाया । क्रियाओं में ग्रवश्य विरोध दीख रहा हैँ पर अभिप्राय में विरोध नहीं है । हिसक भी शज्रु से युद्ध 
करता है और भ्रहिसक भी । दोनों के द्वारा ही युद्ध में मनुष्य संहार होता है । परन्तु फिर भी हिंसक 
क्र भर भ्रहिसक दयावान ही बना रहता हैं। इसकी परीक्षा वाह्य की इस क्रिया पर से नहीं हो 
सकती । भ्रन्दर का प्रभिप्राय पढ़ना होगा । दोनों के अन्तर श्रभिप्राय में महान भन्तर हैं । 


हे हिसक के अन्दर है प्राक्रमरा और भ्रहिसक के अन्दर है केवल रक्षा । हिंसक के हृदय 
में है द्ेघ भौर भ्रहिसक के हृदय में कतेब्य । हिसक को होता है इस नर संहार को देख कर हर्ष और 


२६ प्राश संयम ह १९७ २० प्रहिसा में अ्रलौकिक वीरत्व 


प्रहिसक को होता है पश्चाताप । झौर इसलिये हिसक न्याय श्रन्याय के विवेक से शून्य होकर प्रहार 
करता है, हथियार रहित पर भी, सोते हुवे पर भी, या स्त्री, बूढ़े व बच्चों पर भी या घायल व अ्रपहाज 
पर भी । दूसरी भ्रोर श्रहिंसक का हृदय ऐसे विचार मात्र से भी कांपता है। किसी मूल्य पर भी यह 
' विवेक बेचने को बह तेयार नहीं । उसे झ्रपनी हार की चिन्ता नहीं, उसे भ्रपनी मृत्यु की चिन्ता नहीं, 
चिन्ता है केवल न्याय व कर्तव्य की । और इस लिये कभी प्रहार नहीं करता, छिप. कर, या हथियार 
रहित पर या सोते पर, या पीठ दिखा कर भागते पर या बच्चे व बूढ़े पर या घायल और अ्रपहाज पर । 
हिसक करता है अपनी ओर से पहल-दूसरे के घर पर जाकर, और अ्रहिसक +रता है सामना अपने घर 
पर भ्राये हुवे का । हिंसक घायल व प्रपहाज शत्र ओं पर करता है श्रट्टहास, और अ्रहिसक करता है 
उनसे मित्र वत्‌ प्रेम | क्योंकि उसने युद्ध किया था केवल इस अभिप्राय से कि उसके सम्मान की रक्षा हो 
जाये, हू ष से नहीं | भौर प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर श्रर्थात्‌ रक्षा हो जाने पर, वह श्र भाता है 
उसकी दृष्टि में एक सामान्य दु:खी जीव वबत्‌, जिसका हृदय दुःखी है-अपनी हार पर । जो लज्जित सा 
कुछ दबा सा जा रहा है-स्वयं । 


भर इसलिये पुनः वही करुणा, पुनः वही प्रेम जो इस श्रवसर से पहले उस जीव पर था- 
उसे । शान्‍्त सम्भाषण के द्वारा प्रयत्न करता है-उसे सांत्बना देने का। युद्ध के पश्चात्‌ वह स्वयं करता 
है घायलों की सेवा, और हिसक मारता है उनको ठोकर। हिसक के हृदय में है बदले की भावना 
भ्रौर अहिसक के हृदय में है क्षमा । यह है दोनों क्रियाश्रों में अन्तर, जो अन्तरंग श्रभ्िप्राय विशेष 
अं होना सम्भव है। भौर इस प्रभिप्राय में अन्तर के कारण ही, एक है हिंसक और दूसरा है 
ग्रहिसक । 


इस प्रभिप्राय पूर्वक बाहर में विरोधी हिसा करने वाला गृहस्थ वास्तव में श्रन्तरंग से 
हिसा करता ही नहीं, श्ौर इसलिये उसके प्राण संयम में बाधा झ्ाती ही नहीं-इससे । श्रतः विरोधी 
हिसा को यदि ग्रावश्यक समभता है--अपने लिये-इस परिस्थिति में, तो भी प्रभिप्राय में तो कुछ परिवर्तन 
कर ही सकता है। उससे तो कोई बाधा नहीं श्राती तेरी ग्रहस्थी को या तेरे शरीर को । 


२० भ्रष्टिसा में. यह तो भ्रहिसा का है लौकिक वीरत्व एक गृहस्थी के लिये। परन्तु अहिसक का एक 
झमलौकिक झ्लौकिक वीरत्व भी है। वह वीरत्व जो एक योगी के जीवन में होता है। जिससे 
वीरत्व सम्भवतः झ्भाप परिचित न हों। वह व रत्व जिसके सामने बड़े बड़े सम्राट भी नत 

मस्तक हो जाते हैं। ऊपर कही गई हैं लौकिक शत्रू को जीतने की बात, और यहां है अलौकिक 

' हे जीतने की बात । उस छत्रू, को जीतने की बात जिसके श्रागे बड़े बड़े योद्धा भी हार मान 

जाते हैं । द 


गृहस्थ दद्मा में अ्रहिसा की साधना का अ्रभ्यास करते करते, भ्राज उस योगी का बल 

वृद्धि के शिखर पर पहुँच चुका है। उसकी शान्ति निश्चित हो चुकी है-सुमेरू की भांति। श्रब लोक की 
.. बड़े से बड़ी बाधा भी उसकी शान्ति में बिध्त डालने में भ्रसमर्थ है। भ्रब॒ उसका कर्तव्य बदल चुका है, 
क्योंकि उसका शरीर बदल चुका है। उसकी सम्पत्ति बदल चुकी है, उसका कुटुम्ब बदल चुका है, उसका 
देश बदल चुका है। प्राज शांति उसका शरीर है, मिविकल्पता उसकी सम्पत्ति है, स्वतन्त्रता, निरपेक्षता, 


२६ प्राश संयस श्हे८ २० अभ्रहिसा में प्रजाोकिक वोरत्य 


... उप्रेक्षा, बीतरागता, मधुरता, मैत्री व उल्लास उसका कुटुम्ब है। शांति ही उसका देश है। भौतिक 
_ अम्पत्ति झ्रादि का तो उस बनवासी नग्न दिगम्बर साधु को प्रत्यक्ष ही त्याग हो चुका है। शरीर तक भी 

. झ्राज़ उसकी दृष्टि में उसका नहीं । इसकी बाघा भी आज उसकी बाधा नहीं। गृहस्थ दशा में समझे 
जाने वाले वह चोर, डाकू, अथवा कोई विदेशी भाक्रमण करने वाला राज्य उसकी हृष्टि में शत्र नहीं । 
क्योंकि उसकी सम्पत्ति को हरन करने में वह चोर, डाकू समर्थ नहीं है। अथवा उसकी शांति राज्य पर 
विदेशी राजा आक्रमण करने को समर्थ नहीं है। उसके शान्ति रूपी शरीर पर चलने के लिए बाहर में 
कोई हथियार ही नहीं है । शभ्रतः बाहर के मनुष्य कृत, पण्ु पक्षी कृत, मक्खी मच्छर कृत, गर्मी सर्दी प्रादि 
प्रकृति कृत, बड़े से बड़ा उपसर्ग था भय भी उसके मुख मण्डल पर फंली उस भधघुर मुस्कान को भेदने 
में भ्रसमर्थ है। श्रौर तो कुछ उसके पास है ही नहीं, जिसे उससे छीन लिया जाये। एक शरीर है, बह 
भी भ्रलौकिक । इस शरीर के भी तिल तिल खण्ड करने को तैयार हो कोई, इसे कोल्ह में पेलने के लिये 
उद्यत हुआ हो कोई, इसे जीवित भस्म कर देने का भात्र लेकर आया हो कोई, उसे कुत्तों के द्वारा सुचवा 
डालने के लिये उस पर दही छिड़कता हो कोई, उसे दिवार में चिनने लगा हो कोई, परन्तु उसे क्‍या ? 
अ्रपने द्वे ष की श्राग जिस वस्तु पर जिस शरीर पर ब्रुभाई जा रही है, वह उसका है ही नहीं भ्रब, उससे 
ममत्व है ही नहीं जब, फिर उस विंद्वेषी के प्रति इस योगी को द्वंष क्‍यों हो, घृणा क्‍यों हो, क्रोध क्यों 
हो, इससे मुकाबला करने की भावना क्‍यों हो, यह बेचारा रंक स्वयं नहीं जानता कि इस योगी के पास 
क्या है, जिसको छीनने से इसे कष्ट हो सकेगा । उसको तो दिखाई देता है यह चमड़े का शरीर, जिसे 
बाधा पहुंचने पर स्वयं उसे बाधा प्रतीत होती है। उसी तुला में तोलता है श्राज वह इस परम योगेह्वर 
की सम्पत्ति को, शान्ति को । और यदि पता भी हो तो इसके छीलने में बिल्कुल अ्रसमर्थ है। और 
इसलिये क्‍यों समभे वह योगी शत्र्‌ उसे ? वह तो बेचारा है रंक द्वंष की श्रन्तर दाह से स्वयं जला 
जा रहा है। ध्रत: स्वयं है बहुत दुःखी। वह तो है उस योगी की करुणा का पात्र, विरोध का 
नहीं । उसके लिये भी उस योगी के मुख से निकलता है कल्याणात्मक श्राशीर्वाद, जैसे एक भक्त 
के प्रति । 


अपनी शाल्ति को बाधा पहुँचा सकता है उसका अन्तर का संस्कार, यदि वह कदाचित््‌ 
विकल्प व भय उठाने में समर्थ हो जाये तो । परन्तु कंसे हो जाये वह सफल ? उस पर काबू जो पा 
लिया है उस वीर ने । पद पद पर उससे सावधान जो चला जा रहा है वह वीर | और यदि वह संस्कार 
कदाखित आगे बड़ते का प्रयत्न भी करे, कोई बन्दर भभकी भी दिखावे ऐसे अवसर पर, तो वह टूट 
पड़ता है उस पर, वेराग्य की १२ भावनाभों को लेकर-अ्रपनी सर्व क्षक्ति से सर्व साहस से, सर्व बल से । 
वह सब कुछ सहन कर सकता है पर शान्ति में विध्न नहीं। उस शान्नि में जिसकी उपासना करता वह 
भ्राज यहां तक झा चुका है। जिसकी प्राप्ति के लिये उसे बड़ा परिश्रम करना पड़ा है। वह किसी मूल्य 
पर भी उस भ्रादर्श मधुर मुस्कान का विरह सहन नहीं कर सकता । 


अ्रत: उसका वीरत्व, उसका पराक्रम चलता है, उस संस्कार पर, जिसके पाले सर्व जगत 
पड़ा हुआ है । भला कौन योद्धा है जो उसे जीत सका हो ? झपने को बड़ा बली और वीर योद्धा मानने 
वाला भी किसी का मात्र कटु छब्द सुन लेने पर प्रपने भ्रन्दर में उठे क्रोध को दबा सकेगा क्‍या ? क्या 
किसी सुन्दर स्त्री के द्वारा फेंके हुबे एक तीखे कटाक्ष वाशा के प्रहार को सहन कर सकेगा ? विद्वल 
ह्दो उठ्ेगा-उसी समय वह । क्रोध के झाधीन हो भूल जायेगा श्रपेने को भी, या मेथुन संस्कार का मारा 


२६ फ्ररत संगम ः १६६ २१ विरोधी हिसा का पात्र 


लगेगा तड़पने, पाती से बाहर सिकाल कर डाली गई मछली वत्‌ । झौर पता चल जायेगा उसे कितना 
बड़ा बीर है बहू, कितना बढ़ा योद्धा हैव्ह। हवा खाने चला जायेगा उसका सर्व पराक्रम, उसका 
सर्व बीरत्व, जिस पर थांहसे इतना घमण्ड । खिल्‍ली उड़ा रही होगी उस समय सामले खड़ी उसके 
इन्तर संस्कार की शक्ति। “कि बस! हो लिये दम खम, इतने से ही। जा चूड़िया पहन कर 
घर में बैठ जा | यह तो बहुत छोटा सा ग्राक्रमणा था-तेरे ऊपर। इसो से ही रो पड़ा ? नपु सक 
कहीं का 


वीरत्व देखना है तो देखो उस सामने बेठे नंगे धड़ंगे योगी की शोर, जिसके शरीर की 
हड्डी हड्डी दील रही है। एक थप्पड़ को भी सहन करने को शक्ति सम्भवतः जिसमें नहीं है। उपरोक्त 
छोटी छोटी बातों से तो क्‍या, यदि लोक की सब विकारी शक्तियां भी एकत्रित होकर आ जायें, तो 
उसके मुख मण्डल पर फंली यह झ्राभा, यह तेज, यह मुस्कान, यह शान्ति बाधित करने में समर्थ न 
होगी । उसके अन्दर में क्रोध या मेथुन भाव की विह्ललता उत्पन्न करते में असमर्थ रहेगी। कहां तक 
गाई जाये महिमा उसके बीरत्व की । वह है पूर्ण झ्रहिसक । पूर्ण संयमी । हिसा के सर्वे १२६६० भंगों को 
परास्त कर दिया है जिसने, विनष्ट कर दिया है जिसने । 


दिनाक २ अक्तूबर १६५६ 


प्रवचन नें० ४८ 


२१ विरोधी हिंसा शान्ति प्राप्ति के उपाय में प्राण संयम श्रर्थात्‌ श्रहिसा की बात चलती है। अहिसा का 
का पात्र, व्यापक रूप तथा उसकी भ्रन्तर वीरता का प्रदर्शन किया जा चुका। रक्षार्थ विरोधी 
हिसा यथा योग्य रूप में करना एक वीर अश्रहिसक गृहस्थ का कर्तव्य बताया गया है। परन्तु इस विरोध 
का पात्र कोन है, यह बात भी यहां जाननो आवश्यक है। क्योंकि यह जाने बिना, इसका विवेक किये 
बिना तो में जिस किसी को भी विरोधी की कोटि में गिनने लग्रगा। जहां तनिक किसी भी मनुष्य 
तिर्य॑ड्च, कीड़े, मकोड़े भ्रादि के द्वारा मेरी रुचि के विरुद्ध कोई कार्य हुआ, कि मैं समझ बैठा उसे 
विरोधी, श्रौर दोड़ पड़ा उसका नाश करने के लिये। यह तो संयम न कहलायेगा। ऐसा तो सर्वे 
लौकिक जन ही करते हैं । फिर उनमें व तुझ में, एक संयमी में व एक श्रसंयमी में क्‍या पअ्रन्तर 
रह जायेगा ? नहीं, नहीं ऐसा करना ठीक नहीं, जिस किसो को श्रपना श्षत्र सान लेना योग्य 
नहीं । तेरी इष्टता व भ्रनिष्टता मित्र शत्र, को पहिचान नहीं। बुद्धि रखने वाले मानव ! कुछ विवेक 
उत्पन्न कर । 


शत्र व मित्र की पहिचान वास्तव में तेरी रुचि नहीं बल्कि उन उन जीवों में बर्त॑ने 
वाला कोई अभिप्राय विद्येष है। पुत्र करी या मुनीम की किसी गलती के कारण व्यापार में हानि हो जाने 
पर भी प्राप उन्हें भ्रपना शत्रु नहीं मान लेते, परन्तु घुनीम की बेईमानी के कारण व्यापार में हानि 
पड़ जाने पर प्रवश्य उसे शत्र समझते हो । डाक्टर के द्वारा किसी झ्रोषधि से यथा आपरेशन से आपके 
पुत्र की मृत्यु हो जाने पर आप उसे झत्र, सहीं मानते, परन्तु किसो विह्ठ षी के द्वारा विष से या हथियार 


२६ प्राण भ्यम,..... २०० २२ क्र जन्तु शत्रु तहीं 


से भ्रापके पुत्र की मृत्यु हो जाने पर भ्रवश्य उसे शेत्र्‌ समभते हो । इत्यादि। इन इृष्टान्तों पर से मित्र 
व द्ात्र का लक्षरा बना लेता यहां उपयुक्त है। “मित्र उसे कहते हैं जिसके भ्रभिप्राय में मेरा हित हो 
प्रेम हो। झौर श्र उसे कहते हैं जिसके प्रभिप्राय में प्रहित हो हष हो।” मित्र व शत्र्‌ के भ्रतिरिक्त 
एक तीसरी कोटि भी जीवों की है। और वह है उनकी जिन्हें कि मुभसे प्रेम है न द्वं ष जैसे कि सर्वे 
नगर वासी । शत्रु के उपरोक्त लक्षणों को भी कुछ भर विशेषता से, कुछ प्रौर सृक्ष्मता से विचार करना 
योग्य है। हर वह प्राणी जिसके हृदय में मेरे प्रति श्रहित की भावना हो, मेरा शत्र_ नहीं हो सकता । 
क्योंकि क्या विरोधी हिंसा के अन्तगंत ्षत्र्‌ से युद्ध करता वह ग्रादर्श भ्रहिसक उस विरोधी का शात्र 
'कहा जा सकता है ? नहीं-क्योंकि वह विरोधी यदि उसके सम्मान पर उसके देश पर स्वयं झ्राक़मरा न 
करता तो उस अ्रहिसक के लिये वह तीसरी कोटि का एक सामान्य मनुष्य मात्र था। न था दत्त और 
न था मित्र । क्या महात्मा गाँधी को अंग्र जों का शत्र्‌ कहा जा सकता है ? नहीं, क्योंकि, “मेरे देश को 
छोड़ दो, और कुछ नहीं चाहिये मुझे तुम से , ऐसा प्रभिप्राय रखने वाला गांधी न उनका शत्र थान 
मित्र । फलितार्थ यह निकला कि द्वेष दो प्रकार का है ? एक स्वार्थ वश किया जाने वाला और एक 
प्रपनी रक्षा के श्र्थ । केबल रक्षा के अर्थ किया जाने वाला द्वष क्षणिक होता है तथा उसके पीछे पड़ी 
रहती है साम्यता व माध्यस्थता, जिसमें न शत्र, का भाव रहता है न मित्र का। और स्वार्थ बच 
किया जाने वाला हं ष ध्रूव होता है, निष्कारण होता है। जब भी मोका देखता है तब ही निष्का रण 
हानि पहुँचाने का प्रयत्न करता है। यह हुई & ष की दो कोटियां। उपरोक्त हृष्टान्तों पर से यह सिद्ध 
होता है कि “रक्षार्थ क्षरिक द्व ष रखने वाला प्राणी शत्र नहीं हो सकता, भर स्थार्थ वश निष्कारणा द्वे ष 
रखने वाला प्राणी शत्रु है। 


२२ क्र जन्त शत्रु बस शन्ु के इस लक्षण पर से शन्रु का निर्णय कर लेने पर ही विरोधी हिंसा को गृहस्थी 

नहीं, का कतंव्य बताया गया है, निरर्गल दिसा को नहीं। इस विवेक के ग्रभाव में ही आज 
का मानव उन स्व जीवों को, जो किसी भी भअ्भिप्राय से उसके शरीर को बाधा पहुँचा रहे हों, श्रथवा 
जिनसे कदाचित्‌ बाधा पहुँचने की सम्भावना हो, अपना शात्रु मान कर जिस किस प्रकार भी उनके 
विनाश के उपाय किया करता है। उदाहरण के रूप में सिंह, सर्फ, बिच्छू, भिर्ड, ततैया सब उसके शत्रु 
हैं क्योंकि भले आज न सही पर कल उनसे अवश्य बाधा पहुँचने की सम्भावना है। और इसी कारण 
उस मानव का आज ऐसा अ्रभिप्राय बन रहा है कि निष्कारण भी जहां कहीं उसे मिले मार डालो । 


शत्रु का लक्षण घटित करने पर भ्रापको श्राश्चयं होगा कि जिसे छात्रु समझा जा रहा 
है वह वास्तव में माध्यस्थ वाली तीसरी कोटि का प्राणी है ; क्योंकि उपरोक्त सिंह श्रादि कभी किसी पर 
निष्का रण प्राक्रमण नहीं करते, भौर मानव निष्का रण केवल ढ्व ष वश उन पर श्ाक्रमण करते हैं। वे प्राणी 
यदि मानव को बाधा पहुँचाते हैं तो अपनी रक्षार्थ, और मानव उन्हें मारता है तो स्वार्थ वश, द्व ष 
वश निरपराध। यह बात सभी जानते हैं कि सपे, बिच्छू, भिड़े, ततैया आदि बिना दबे 
भर्थात्‌ बिना अपने पर उपसर्ग जाने या बिना प्रपने पर प्रहार हुए कभी किसी पर 
प्रहार नहीं करते । करते भ्रवश्य हैं पर भ्रपनी रक्षार्थ, केवल उस समय जबकि उसे अपने पर बाधा श्राती 
प्रतीत हो । 


भ्रब रही सिंहादि उन जन्तुओों की बात जिन्हें कर कहा जाता है । वहां भी यदि कुद्ध 


२६ श्रोण संयम. क्‍ '२०१ क्‍ २२ #र जन्तु श्र नहीं 


गहराई से विचार करें तो पता चलिगा कि ऋर कौन है सिंह, कि मानव जो कि उन ऋररों के प्रति भी 
क्र है। जो उनको निष्कारण बिना अपराध के शत्रु बन बेठा' है। वास्तव में यदि देखा जाये तो जगत 
का सबसे भ्रंधिक क्र र॒ प्राणी मानव है, जिससे सर्व ही सृध्टि भय खाती है। जिसे ऐटम बमब द्वारा 
जगत में प्रलण मचाते भी कोई भिभक उत्पन्न नहीं होती। पर स्वार्थी मानव श्पने को भ्रपराधी कैसे 
बताये ? हृष्टि पर चढ़ा है स्वार्थ का चश्मा जिससे सब दिखाई देने हैं, शत्रु, व ऋर । 


विचारिये तो सही यदि सिहदि ऋर ही होते तो प्रपनी सन्तान का पालन कैसे करते ? 
कभी देखा है सिहनी पर उछलते क़ूदते उसके बच्चों को, जो कभी खेंचता है उसका कान और कभी चढ़ 
जाता है उसकी गर्दन पर, कभी मारता है उसकी कमर पर दांत, और कभी नोचता हैं उसके बाल। 
क्या कभी क्रोध आता है सिहनी को उसके ऊपर ? और क्रोध भआवे भी क्‍यों ? उसे उनसे भय थोड़े 
ही है ? वह जानती है कि इनकी यह सब क्रीड़ायें प्रेम में भीगी हुई हैं। गौर क्या उन बच्चों को कभी 
भय होता हे-उससे ? क्‍यों हो ? क्योंकि उन्हें विश्वास है उस प्रेम का जो सिंहनी के हृदय में उनके प्रति 
हे | क्‍या सर्कंस में या चिड़िया घर में प्रपने स्वामी के प्रति दुम हिलाता सिंह देखा सुना नहीं आपने * 
क्या जयपुर के उस राज मन्त्री की कथा भूल गये, जिसने सिंह को माँस न देकर फलाहार कराना चाहा 
भ्रौर तीन दिन तक बराबर उन फलों को सिंह के द्वारा स्वीकार न करने पर, तीन दिन के पश्चात्‌. 
स्वयं उसके सामने छाती खोल कर लेट गया, इस अ्रभिप्राय से कि यदि इसे माँस ही खाना है तो इस 
शरीर से अपनी क्षुधा शान्त कर ले। इस प्रकार मन्त्री के प्रेम का परिचय पाकर, मालूम है उस 
सिंह ने क्या किया ? तीन दिन के भूखे सिंह ने चुपके से फल खाना स्वीकार कर लिया पर मन्त्री 
को कुछ न कहा | जहां प्र म॒ है वहां ऋरता कंसी १ हां बह कर बन श्रवश्य जाता है जब कि उसके 
सम्मान पर या उसके आहार पर आक्रमण किया जा रहा हो । उसकी वह क्र रता स्वार्थ वश नहीं है 
रक्षार्थ है । 


यदि उसे मानव से इस प्रकार के श्राक्रमणा की शंका न हो तथा उसके प्रेम के प्रति उसे 
विश्वास उत्पन्न करा दिया जाये तो झ्रापको आारेचर्य होगा यह सुन कर कि यह बड़ा मधुर है, बड़ा 
स्वामी भक्त है और बड़ा कृतज्ञ है। मानव कृतघ्नी हो सकता है पर वह नहीं । मानव अपने उपकारी 
को भूल कर अपने उपकारी का स्वार्थ बश झनिष्ट कर सकता है, और कर रहा है, पर उसके द्वारा ऐसा 
होना सम्भव नहीं । सिंह की प्रेम वृति के प्रति दृष्टान्त दे दिया गया.। श्रब उसको माध्यस्थ वृति व 
कृतज्ञता के दृष्टान्त भी सुनिये । 


भारत वर्ष में श्राज के एक विख्यात शिकारी ज़ोरावर सिंह की श्राप बीती बात है, 
जो उसने उन कई घटनभों में से चुन चुन कर स्वयं लिखी हैं, जो कि भयानक अस्तुओं में रहते हुए 
. उसके ग्रतुभव में आई हैं। शिकार का भत्यन्त प्रेमी वह ज़ोरावर सिंह एक दित बसे ही घर से निकला 
. और न मालूस किन विचार धाराओं में डूबा चल पड़ा बन की भ्रोर। श्राज उसके साथ न थी बच्दुक 
झौर न था उसका सहायक मित्र । चलते चलते घना बत झा ग़या । थक गया था। ठण्डी हवा के भोंके 
झा रहे थे । वह एक वृक्ष के नीचे पड़ कर सो गया । कोई घण्टे भर के पश्चात्‌ उसे नींद में ही कोई 
उसकी परिचित सी गन्ध प्राती हुई प्रतीत हुई, साथ ही कुछ खुस खुस की आवाज़ भी । वह उठ बैठा 


'श६आरण संयम. २०२ २२ क्र जन्तु छ्त्रु नहीं 


'प्रौर उसके ग्राइचय का ठिकान न था । क्या सिहनी भी इतनी माध्यस्थ हो सकती है-सानव के असि'२ 
. उसे स्वयं विश्वास न झाया, भ्रांखें मली, पुनः देखा वही हृद्य। बिल्कुल निकेट पझ्पने बच्चों के साथ 
एक सिंह्नत्नी लेटी थी। आज प्रेम था उसकी आंखों में । निर्भीक जोरावर सिंह को भय तो क्यों होता 
उससे ? अभ्यस्त था उन्हीं के बीच में रहने का, परन्तु सिंहनी की आंख से श्रांख मिलते ही आज 
दो शभ्रश्न्‌ प्रगट हो गये थे उसकी आंखों में, प्र म के ग्रश्न । यह है सिंह की माध्यस्थता का हृष्टान्त । यदि 
मानव स्वयं भय का कारण न बने तो सिंह उसके लिये ऋर नहीं है। 


हां एक दूसरी परिस्थिति श्लौर भी हो सकती है उसकी ऋरता की । और वह है जबकि 
उसे भूख लगी हो । परन्तु ऐसे अवसरों पर मानब की बस्तियों से दूर धते बतों में रहने बाला 
वह क्‍या नगरों में आता है, मानव को अपना भोजन बनाले के लिये ? नहीं बल्कि मानव 
ही स्वयं जाता है उसकी बस्तियों में उसे श्रपना भोजन बनाने के लिये। भला क्र र कौन हुआ, मानव 


या सिंह ? 


झ्रब सुनिये सिंह को कृतज्ञता । घृूनान के एक दास एन्ड्रयोकल्यूज़ का विश्व विख्यात 
हष्टान्त हर किसी को पता है । सच्ची घटना है कपोल कल्पना नहीं। घटना है उस जमाने की जब 
यूनान में दास प्रथा बड़े ज़ोरों पर थी । मनुष्य पश्चु बत्‌ बाजारों में बिकते थे, उनसे पजुत्रों का व्यवहार 
किया जाता था, और उस बेचारे को उफ करने का भी अधिकार न था। झ्ौर यदि तद्भ आकर बिना 
स्वामी की भ्राज्ञा के घर से भागा तो राज्य की शोर से था उसके लिए मृत्यु दण्ड और वह भी बड़ी 
क्ररता से । सारे नगर वासियों के सामने । एन्ड्योकल्यूज़ एक धनिक का दास था। स्वामी के व्यवहार 
से तड़ु आकर घर से भागा । पुलिस के डर से राज्य मार्ग छोड़ कर बन की राह लो। चलते चलते बन 
में प्रवेश किया । एक हृदय भेदक गर्जना उसके कान में पड़ी । सहसा ही उसके पग रुके और वह घूम गया 


उस दिशा की ओर जिधर से कि वह पीड़ा मिश्रित गर्जना भ्रा रही थी। झ्राज उसे पत्ड का भय न था | 
मृत्यु तो आनी ही है श्राज नहीं तो कल । राज्य के द्वारा दण्ड भी तो मृत्यु का ही मिलना है। फिर 


कर्तव्य से भी विमुख क्यों रहूँ ? सामने देखा एक सिंह जों बार बार अपने पांव ज़मीन पर पटक रहा 
था । एन डयोकल्यूज़ को यह जानते देर न लगी कि उसके पांव में अ्रसह्य पीड़ा हो रही है। निर्भय 
एन डुयोकल्यूज़ श्रागे बढ़ा । उसके हृदय में था कतेव्य, दया व प्रेम । सिंह ने पांव आगे कर दिया और 
दयालु दास ने उसके पांव से वह तीखा शूल खेंच कर फंक दिया जो आ्राधा उसके पंजे में घुस चुका 
था। जिसकी पीड़ा से कि वह बेचेन था। सिंह ने एक नज़र अपने उपकारी की ओर देखा और फिर 


पकडी अपनी राह । 


पुलिस से बच कर कहां जाता बेचारा । पकड़ा गया । नगर बासी इकट्ट किये गये। बीच 
में रखा था एक बहुत बड़ा जंगला । एन ड्रयोकल्यूक्ष उसमें खड़ा अपने जीवन की क्षे्र घड़ियों को निराशा 
पूर्वक गिम रहा था। सिंह का पिजरा लाया गया और छोड़ दिया उसे कटहरे में । लोग- टिकटिकी 
लगागे देख रहे थे । चार दिन का. भूखा सिंह शभ्रज खा जायेगा इस' बेचारे कों भौर वह भी था भयभीत | 
सिंह तेज़ी से भागे बढ़ा एक गजना के साथ | परन्तु हें ? यह क्‍या ? क्‍या यह भी सम्भव है ? लोग 
प्ांखें मल मल कर देखने लगे पर विश्वास करना ही पड़ा। निकट झाकर सिंह ने कुछ सू धा झौर ज्यों 


२६ प्राजणसैयम,..|....ै..रः २०३. २३ संयम का प्रयोजन शांति है लोकैषणा नहीं 


का शवों क्षान्त वापिस लौट गया | उसे खूखा रहना स्वीकार था पर अपने उंपंकारी को अपना भोज्य 
बनाना स्वीकार न था। एक दो मिनट मात्र का ही तो सम्पर्क हुआ था उस बंन में उन दोनों का । पर 
सिंह उसको ने भूल सका, उस गन्ध को जो उसे उस समय झाई थी, उस मनुष्य मेंसे, जबकि उसने उसका 
कांटा निकाला था । यह है सिह की कृतज्ञता का हृष्टाम्त । | 


इसलिये भो मानव ! कुछ विवेक धर । हर किसी को निष्का रण अभ्रपनी गोली का निशाना 
न बना । ऐसा करने का नाम विरोधी हिंसा नहीं है। सांप, बिच्छु आदि को भी निष्कारण मारना 
विरोधी. हिंसा नहीं है । प्रहार न करते हुए तो यह शज्नु है ही नहीं, परन्तु प्रहार करते हुम्े भी मह शत्रु 
कहे नही जा सकते । क्योंकि उनका इस प्रकार का पुरुषार्थ रक्षार्थ होता है। सबके साथ तू प्रेम करना 
सीख । तू दूसरों का रक्षक बन कर आया है भ्रक्षक बन कर नहीं । दूसरों की रक्षा करना ही तेरा यौरव 
है, नहीं तो त्‌ बता कि तूभ में और पशु में क्या भ्रन्तर है ? निष्कारण उन्हें मारने वाले ! तेरा जीवन : 
सम्भवतः उनसे भी नीचा है । 


दिनांक़ है अक्तूबर १६५६ 
प्रवचन नं० ४६ 


प्राण संयम प्रर्थात्‌ अहिसा की बात चलती है। जिसके श्रन्द्रर अनेक प्रकार के छोटे बड़े 
जीवों के भेद प्रभेदों का ज्ञान करके शक्ति अनुसार उनकी रक्षा करने का भ्रभिप्राय प्रगट किया जा रहा 
है। प्राण घात के अनेकों अ्रभिप्रायों का प्रदर्शन करके यह विवेक उत्पन्न कराया कि प्राण संयम, अहिसा * 
या जीव-दया व रक्षा, कितने व्यापक भ्र्थ में प्रयुक हो रही है। तथा शत्रु व मित्र की पहिचान कराके 
विरोधी हिंसा को सीमित किया गया । सिंहादि क्र्र समझे जाने वाले, तथा सर्पादि पझ्रनिष्ट रूप समझे 
जाने वाले प्राणियों के प्रति भी, दया व प्रेम करने का भ्रादेश दिया गया। श्रौर भ्रव बत्ताई, जाती है 


संयम की यथार्थता । 


२३ संयम का. आज संयम को अ्रध्तिकतर लोकेदणा की पुष्टि के लिये किया जा रहा है। प्रतिष्ठा के 
प्रयोजन शान्ति लिये, ख्याति लाभ पूजा के लिये इस को ध्रण करने - वाले आज बड़े बेग से इस झोर 
है लोकेषणा बढ़े चले झा रहे हैं। परन्तु लोक कल्याण की बात तो दूर रही, क्‍या उसका भ्रपना 
नहीं, कल्याए भी इससे हो रहा है, यह विचारणीय है ? इस बात की परीक्षा है शान्ति, जो 

संयम का वास्तविक प्रयोजन है। यदि फ़ल स्वरूप, संयम से इसी जीवन में तत्क्षण शान्ति का 

उस उस भ्रूमिकानुसार वेदन न हुआ तो उसका संयम निरर्थक ही रहा। ऐसे संयम से इस मार्ग 
में कोई लाभ नहीं। संयम का श्रर्थ हैं विकल्प दमन। जो साक्षात्‌ शान्ति स्वरूप है। इसलिये 
संयम की यथार्थता व भ्रयथार्थता की परीक्षा है भ्रन्तरद्भ में विकल्प दमन से, न कि बाह्य की शारीरिक 


क्रियाओं से । ः क्‍ 


२६ प्राण संयम. २०४. २४ सर्व सत्वएकत्व, तथा सर्वसत्व मेत्री व प्रेम 


8 जैसा कि देव पूजा झ्रादि प्रकरणों में बर|बर यह बताया जा- रहा है कि लौकिक व 
अलौकिक सर्व प्रयोजनों में दो क्रियायें मुगपत्‌ चला करती हैं। एक बाह्य में दीखने वाली 
शारीरिक क्रिया तथा दूसरी अन्तरड्भ में वेदन की जाने वाली कुछ प्रन्तरंग क्रिया। भ्रन्तरज्भ में विकल्पों 
के ग्रांशिक भ्रभाव अथवा शान्ति के वेदन रहित बाह्य की शारीरिक क्रिया प्रयोजन की सिद्धि करने में 
असफल रहने के कारण निरर्थक है। प्रत: यदि कुछ पुरुषार्थ करने को उद्यत हुआ है तो उसको यथार्थ 
रीति से कर, जिससे कि वह किया हुआ पुरुषार्थ व्यर्थ न जाने पावे । 


इन्द्रिय संयम में इन्द्रिय विषयों का झंशिक त्याग, और प्राण संयम में यथा शक्ति 
प्रहिसा का पालन, केवल इसी भ्रभिप्राय से होना चाहिये, कि तत्‌ तत्‌ विषय सम्बन्धी रागद्वेषात्मक, 
इष्टानिष्ट विकल्प जाल हृदय में उत्पन्न होकर मुझे व्याकुल न बना दे। इस प्रयोजन के श्र ही पद पद 
पर इस बात की सम्भाल रख कर चलना है, कि प्रयोजन भ्रर्थात्‌ शान्ति का किसी अ्रंश में भी क्‍या 
प्रवेश हो पाया है जीवन में ? वस्तु का त्याग करने के लिए त्याग नहीं, बल्कि विकल्प का, इच्छा का, 
. श्रासक्तता का, या उस वस्तु विशेष के प्रति ग्रन्तरंग भुकाव का, उससे बेदन होने वाली उस मिठास का, 
रुचि का त्याग करने के लिये त्याग है। वही सच्चा संयम है। इस प्रयोजन की सिद्धि, बिना अभिप्राय 
बदले नहीं की जा सकती । मनो इन्द्रिय सम्बन्धी संयम के प्रकरण में भी इसी बात पर ज़ोर दिया 
गया है। इन्द्रिय संयम व प्राण दोनों में यह ही प्रमुख है। और गृहस्थी की इस अल्प भ्रूमिका में रहते 
हुए, इस अभिप्राय का अन्तरज्भ से त्याग कर देने से, तेरे शरीर को, तेरे कुहुम्ब को, या तेरी सम्पत्ति 
को कोई भी बाधा होनी सम्भव नहीं है। ऐसा करने से तेरे भ्रन्तर में उत्पन्न होगा एक उत्साह, एक बल, 
जीवन में एक मोड़, जो धीरे धीरे तुझे संयमित बनाता हुआ ले जायेगा, विकल्प सागर के उस ओर, जहाँ 
शान्ति खड़ी तेरी राह देखती है | 


२४ सब सत्वएकतल, अन्तरज् में प्राण संयम के अर्थ उपरोक्त सच्चा भ्रभिप्राय बनाने के लिये, मुझे एक 
तथा स्वंसत्व विशेष हृष्टि उत्पन्न करनी होगी । जिसके द्वारा देखने पर भेरे हृदय में एक स्वाभाविक 
मैत्री ब प्रेम मेत्री भाव प्रगट हो जाये बिश्व के सर्व छोटे बड़े प्राणियों के प्रति । जिसमें होगा केवल 
प्रेम व भ्राठृत्व का भाव.। समस्त विश्व होगा एक कुटुम्ब । जिसके द्वारा देखने पर दिखाई देगा, मुझे सर्वत्र 
अपना रूप । अपना हो निवास, एक अद्व तता सी दिखाई देगी जहां । 


श्रहों ! अ्रलोकिक जनों की श्रलोकिक बातें । अनेकों भिन्न भिन्न दाब्दों में उपरोक्त दृष्टि 
का सुन्दर चित्रण, श्रनेक ज्ञानी जनों ने किया है। परन्तु घिक्‍्कार है इस साम्प्रदायिक विद्वेष को जिसने : 
मेरे जीवन में विष घोल कर, मेरी दृष्टि को इतना बिकृत बना दिया, कि उन चित्रणों की सुन्दरता में 
भी मुझे असुन्दरता दीखने लगी । उन चित्रणों में प्रवाहित प्रेम्त की धारा में भी मुझे &ूष ही दीखने 
लगा, श्ौर कुछ अपनी उन विक्त साम्प्रदायिक कल्पना के ग्राधार पर उन चित्रणों को इतनी कालिमा 
३४ दिया, इतना विकृत बना दिया कि आज साधारण दृष्टि से उसको देखा जाना भी सम्भव 
नहीं है । 
कितना सुन्दर है ईशावास्थ उपनिषद्‌ का प्रथम वाक्य :-- 
“ईशावास्यमिदं सर्व यत॒किडिच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्त न भु जीथा, मा गृध: कस्य स्विद्धनम ॥। 


रद प्राशासंयम् |. २०४५ २४ सर्व सत्वएकत्व, तथा सर्वसत्व मेत्री व प्रेम 


ि . “अर्थात्‌ इस पृथ्वी पर जो कुछ भी जगत दिखाई देता है वह सव ईइवर का निवास स्थान 
है। अतः है प्राणी ! तू इसे त्याग भाव से भोग, गृद्धता मत कर, क्योंकि यह भोज्य वस्तुयें तथा धन 
किसका है ? कितनी सुन्दर बात है ? पृथ्वी पर जो कुछ है चेतन या श्रचेतन, वह सब ईह्वर का निवास 
- स्थान है। झ्रहो ! कितनी विद्ञाल है यह हृष्टि, साम्यता की जननी । यदि संकुंचित हृष्टि को छोड, 
में भी इस समस्त विश्व को वस्तु स्वरूप की विशाल व स्वतन्त्र दृष्टि से देख, तो उपरोक्त बात की सत्यतां 
प्रगट हो जायेगी । प्रभो ! तनिक इधर भा। मत भिभक इस बात से, कि यहां इस जैन मन्दिर में 
उपनिषद्‌ की वात कसी ? उपनिषद्‌ की नहीं, यह वस्तु स्वरूप की बात है। विश्व का इससे भ्रधिक 
सुन्दर चित्रण हो नहीं सकता । के 


तनिक ध्यान देकर विचार कि तू कौन है ? कहां कहां से श्राया है? कहाँ जायेगा ? 
कैसे कैसे रूप तूने धारणा किये हैं ! ऊसे कंसे रूप भ्रौर तूने धारण करने हैँ ? श्रा, अब इधर प्रा, ज्ञान 
पर्वत के शिखर पर झौर दृष्टि डाल नीचे पड़े सर्वे विश्व पर । क्या देखता है? यहां देख । दूर दूर तक 
फेली दिखाई देने वाली यह वृक्षों की पंक्तियां । इनमें कौन निवास करता है, एक चेतन्य या कुछ और ? 
देख पृथ्वी पर गिरते व उड़ते छोटे छोटे कीटारु व भिड़े श्रादि, इनमें कौन बास करता है ? एक चैतन्य 
या कुछ भ्रौर ? देख बन में, प्राकाश में चरते यह सिंह, कबूतर श्रादि पद्मु पक्षी, इनमें कौन बसता है ? एक 
चतन्य या कुछ भौर ? और देख मनुष्यों की वह टोलियां, इनमें कौन बसता है ? एक चैतन्य या कुछ 
और ? इंस खम्बे में कौन बसता था पहले, एक चेतन्य या कुछ और ? नये घर' में चले जाने पर श्राज 
क्या तू भ्रपने पुराने घर को अ्रपना कहना छोड़ देता है ? देख इस विष्टा को देख, कौन बसता था कुछ 
देर पहले ? एक चेतन्य या कुछ और ? श्रब उसने छोड़ दिया इसे, इसलिये जड़ है यह। पर इतना 
होने से इसमें से इसका स्थान सर्वथा समाप्त तो नहीं हो गया ? क्योंकि नये घर में चले जाने पर पुराने 
घर को अ्रपना कहना तो छोड़ दिया नहीं जाता । श्रौर इस प्रकार यह समस्त विश्व एक चैतन्य का 
निवास स्थान नहीं दीख रहा है क्या ? कुछ वर्तमान काल में श्रौर कुछ भ्रूतकाल में । विचार तो सही 
कि तू कौन है ? तू भो तो एक चेतन्य है ? उनमें बसते चेतन्य में व तुभ में क्या श्रन्तर है ? अ्रतः तू ही 
तो बसता है या बसता था इन सबमें ? और इस प्रकार यह सब तेरा ही तो निवास स्थान हुआ ? बस 
तू ही तो वह ईश्वर है, वह चतन्य प्रभु है, वह ज्ञान ज्योति है, जिसका कि यह समस्त विश्व क्रमश: 
निवास स्थान रह चुका है, रह रहा है, और भागे भ्रागे को रहता रहेगा। क्या अब भी इस जगत के 
सर्व पदार्थों को ईश्वर का निवास कहने में कोई शंका है-तुके ? किसी प्राणों को बाधा पहुँचाना अपने 
निवास को बाधा पहुँचाना है, जो में सहन नहीं कर सकृता। भर इसी अ्रभिप्राय का नाम तो है 
प्राण संयम । 


अ्रब इधर भ्रा । देख इस विश्व का दूसरा सुन्दर चित्रण जिसमें विश्व को ईश्वर की 
सृष्टि बना कर दिखाया जा रहा है। झोह ! कितना भ्रच्छा है यह ? इसे देख कर तो मानों मुझे झपना 
सारा पिछला इतिहास ही यांद भ्रा गया । वह दिन जब कि बाह्य जगत के व्याकुलता उत्पादक बाता- 
वरण से प्रत्यन्त भयभीत हुआा मैं, घुस बैठा था एक ऐसी गुफा में, जिसमें प्रकाश ग्राने के लिये कोई 
भी भागे न था। था एक श्रत्यन्त छोटा सा सुराख, जिसमें से श्रत्यन्त धोमी सी, एक छोटी सी रेखा 
बड़ी कठिनता से प्रवेश कर रही थी । भश्रर्भात्‌ भय के कारण कछुए की भांति ज्ञान के सर्च द्वार बन्द 
करके, सात्र एक स्पर्शन इन्द्रिय का शान, खुला रख कर, जल, भ्रर्ति, वॉयु, व वनस्पति आ्रादि रूपों का 


२६ प्रारा संयम २०६ २४ सर्य सत्वएकत्व, तथा सर्वेंसत्य मेत्री व प्रेम 


खूजत करता फिरता था-में । उस व्याकुलता से कचने के लिये, तथा गाब्ति पाने के लिये। कुछ यहां 
रहते रहते, भय के कुछ मन्द पड़ जाने पर, इच्छा हुई दूसरा द्वार खोल कर, इस जगत की और स्पष्ट 
देखने की, भ्ौर मेंने सूजन किया, लट गेंडवे ग्रादि दो इन्द्रिय धारी शरीरों का। और इसी प्रकार 
उत्तरोत्तर भय के अन्दर धीरे धीरे कमो होती चली गई । एक एक ओर द्वार अपनी इच्छा की पूति 
के लिये ख़ोलता गया और सृजन करता गया तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पांच इन्द्रिय मन रहित व॑ मन 
सहित शरीरों का | श्रधिक दिन किसी भी शरीर में रहना मेरे मन ने कभी स्वीकार न किया। नवीनता 
भाती थी-सुझे । भर इसलिये नये तये ढंग के शरीरों का सृजन करता, उनमें कुछ दिन रहता, तबियत 
उकसा जाने पर, या सन्तुष्ट न होने के कारण, एक एक को छोड़ता, आज इस मनुष्य के झकार वाले 
दरीर में बैठा, भ्रपने ज्ञान के सर्वे द्वारों से इस विश्व को देख रहा हैं। यहां कुछ भी तो ऐसा दिखाई नहीं 
देता, जो या जैसा, मैंने सूजन न किया हो कभी । यहां कुछ सृष्टि तो है,कि जिसको मैंने सूजन किया था, 
पर भ्राज उसे छोड़ कर चला श्राया हुँ-मै। और वह कहलाने लगी है जड़ । और कुछ ऐसी है, जिसमें 
मेरी जाति के मेरे ही सगे भाई, चेतन्य प्रभु बेठे इस जगत की रचना को आ्राइचर्य सहित देख रहे हैं, 
और प्रनेक कल्पनायें, इसके सम्बन्ध में बना रहे हैं । मे ही तो है, जगत का रचियता वह ईश्वर । कौन 
पदार्थ ऐसा है जिसे मैंने नहीं बनाया । यहां दीखने वाला खम्बा मेरे द्वारा उस समय बनाया गया था, 
जब मैं पृथ्वी रूप शरीर में बैठा था। इस चौकी में प्रयुक्त लकड़ी का सृजन मेंने वनस्पति का शरीर 
धारण करके किया । यह सब मेरे मृत शरीर ही तो हैं । कितनी बड़ी महिमा है मेरी ! आज तक आंखें 
बन्द किये रहने के कारण जिसे स्वयं में जान न पाया । किसी भी प्राणी का नाश करना, श्रपनी ही 
सृष्टि का नाश करना होगा । बस इसी भ्रभिप्राय को तो कहते हैं प्राणा संयम । 


प्रौर भी देख यह तीसरा चित्ररण जिसमें सारा जगत एक ब्रह्म दिखाई देता है। इसके 
प्रतिरिक्त कुछ नहीं । वाह-बाह कितना सुन्दर ! सो तो में ही है, जितने भी विभिन्न जाति के शरीर हैं, 
वह सब मेरे द्वारा सृजन किये जाने के कारण तथा मेरे निवांस स्थान रहने के कारण मेरे ही तो हैं ? 
वे सब में ही तो हे ? भूत रूप से या वर्तमान रूप से । 


इन सब में वही तो भावनायें उठ रही हैं, जो मुभमें, इन सब की वही तो इच्छायें हैं, 
जो- मेरी ? यह सब उसी के लिये तो उद्यम कर रहे हैं, जिसके लिए कि मे ? छोटा है कि बड़ा, कीड़ा है 
कि हाथी, वनस्पति है कि मनुष्य, सब में शान्ति की इच्छा, श्राहार, मैथुन ब परिग्रह की ग्राकांक्षा, भय 
खाकर रक्षा करने की भावना, क्‍या एक सी ही नहीं है ? फिर इनमें और मुभमें क्‍या अन्तर है ? यह 
सब मानों मेरे भ्रन्तष्करण का ही तो प्रतिबिम्ब है ? में ही तो प्रतिबिम्बित हो रहा हैं ? इसके श्रतिरिक्त 
भौर दीखता भी क्या है यहां ? जिसे श्रपनी या श्रपनी भावनाओं की खबर नहीं ऐसे विकारी हृष्टि वाले 
को ही सम्भवत: इन सब में भौर अपने में कुछ ग्रन्तर दिखाई दे । श्रतः वह भेद भाव, वह हद त भाव तो 
अम. है। भौर यह जड़ पदांर्थ ? यह भी तो मेरा ही शरीर होने के कारण, में ही हैं? कौन सा पदार्थ 
ऐसा है, जो मुझे इस समय में, मैं रूप दिखाई नहीं देता ? मनुष्य भी में रूप, पश्चु पक्षी भी में रूप, पृथ्वी 
झ्रादि भी में रूप । मेरा ही नाम तो ब्रह्म है | में ही पूर्ण चेतन्य प्रभु हैं।. सर्वत्र में ही में, ब्रह्मा ही ब्रह्म ; 
झ्रौर कुछ नहीं ! भ्रह्म हा ! कितना सुन्दर है रूप मेरा । सब में ही मैं कुछ नहीं, “एको ब्रह्म द्वितीयो 
नास्ति” “सर्व सल्बिदं ब्रह्म-तत्वमसि” एक ब्रह्म ही ब्रह्म है दूसरा कुछ नहीं । यह ब्रह्म निश्चय से एक 
ही है, और वहू तू ही वो है। कितनी, सुन्दर बात है। साम््यत्ता का उच्चतम आदर्श । किसी भी 


२६ प्राण संयम .. २०७. २४ सर्व सत्वएकत्व, तथा सर्वसत्व मेत्रो व प्रेम 


प्राणी को पीड़ा देना, ब्रह्मा को पीड़ा देना है। अपने को पीड़ा देना है। यही अ्रभिप्राय तो है प्राण 
संयम । । 
| भौर भी देख यह चौथा चित्रण, जिसमें सर्व विश्व एक कुटुम्ब॑ दर्शाया गया है। में 

चेतन्य तथा यत्र तत्र जहां देखू चेतन्य | जिस शरीर में देख चैतन्य । मेरी जाति का मेरी बरादरी का, 
मेरी समाज का ही, कोई भाई चैतन्य । ज्ञान के ताते, स्वरूप के नाते इच्छाओरों के नाते, सब हैं मेरे ही 
भाई, सब एक चैतन्य की सन्‍्तात। और यह सब जड़े, उस ही चेतन्य के शरीर, उस ही के निवास । 
छोटे बड़े रूप में, सब चेतन्य मेरे भाई हो तो हैं ? मेरे ज॑से ही तो हैं? प्रतः यह सर्व विश्व तो है एक 
कुटुम्ब । भ्रवकी प्रसन्नता है मेरी प्रसन्नता, और सबकी पीड़ा है मेरी पीड़ा। यही पभिप्राय है प्राण 
संयम । 

इन चारों विख्यात दृष्टियों में कहाँ है बमनस्य को स्थाने, कहां है द ष को स्थान, कहां है 

घृणा को स्थान, कहां है क्र रता को स्थान ? जहां सर्वत्र मेरी ही सन्‍्तान है, जहां सर्वत्र मेरा. ही निवास 
है, वहाँ प्रेम के श्रतिरिक्त, और किसी बात को अ्रवकाश नहीं, सर्व सत्व में मेत्री, सर्व प्राणियों से प्रेम, 
सबे में साम्यता, जहां छोटा बड़ा कोई नहीं, कीटाशु व मनुष्य में भेद नहीं। बही तो है यह महान 
प्रन्तरड्ध अभिआय, जो प्राण संयम का मूल है। यह दृष्टि हो तो श्रहिसा का श्रादर्श है। “अहिसा परमों 
धर्म: , साम्बता, बीतरागता, प्रेम, शान्ति व सर्वेस्व । 


इस विश्व प्रेम के भाव में से स्वतः ही निकल झायेगा, एक वह भाव, जिसकी ग्राज 
राष्ट्रीय दृष्टि से भी इस विश्व को बड़ी श्रावश्यकता है । जो भ्रहिसा या प्राण संयम का एक महत्व पूर्ण, 
ग्रड्भ है, विशेषत: मानव समाज में । और वह है निष्परीग्रहता, जिसका कुछ संकेत हिसा के श्रनेकों 3 
वाले प्रकरण में भरा चुका है। इस भाव का विस्तार करने की श्राज बड़ी आ्रावश्यकता है। अ्रतः कल 
वही बात चलेगी । 


न्‍स्टओ 


02 
24022 
8 20 
6 2002 20 0 
हि 


री 
-£ निष्परियहतां :- 


दिनांक ४ अक्तूबर १६५६ 


प्रवचन नं० ५० 


१--नग्नता के प्रति भक्ति, २--नग्नता के प्रति करुणा, ३--नग्नता के प्रति धरणा, ४--जीवन परिवतेन 
की प्ररेणा,. नग्नता के प्रति करुणा व ग्लानि का निषेष,._ ६-किचित मात्र भी परिघ्रह का निषेष, 
७--निष्परिभ्रहता व साम्यवाद, ८--विश्व की आवश्यकता निष्परिप्रहता, ६--निम्परिग्रहता का विश्व 
के प्रति उपकार, १०--निष्परिय्रहता का श्रथं, ९१--अशिक निष्परिग्रहता का उपदेश, १२--परिगह 
दुःख के रूप में, १३--निष्परिग्रही ही धनवान व सुखी है । 


१ नग्नता के प्रति भर्वाणव के संताप से विह्नल हुआ में, श्राज परम सौभाग्य से शान्ति के प्रतीक वीतरागी 

भक्ति गुरुओं की शीतल शररा को प्राप्त करके, अपने को धन्य मानता हूं, सन्तुष्ट व क़ृत-कृत्य 
सा झनुभव करता है। मानों आज मुभको ग्रुरुओं का वह प्रसाद प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज में कि मै 
कहां कहां नहीं भटका ? पृथ्वी, जल, अ्रग्नि, वायु व हरित काय के दरीरों में रह रह कर मैंने जिसकी 
खोज की, लट, चींटी, मकखी, गाय, कबृतर व मछली आदि के शरीरों में रह रह कर मैंने जिसकी खोज 
की; अनन्त बार मनुष्यों के शरीरों में रह रह कर जिसकी मेंने खोज की, और देवों के शरीरों में रह 
रह कर जिसकी मेंने खोज की ; परन्तु इतना करने पर भी, जिसे में नपा सका। निराश सा गर्दन 
भुकाये चलते चलते-हैं ! यह भ्राज ग्रकस्मात्‌ ही में कहां भ्रा गया हूं, किनको देख रहा हूँ-अपने सामने ? 
एक शान्त छवि को धारण किए, रोम रोम से शान्ति का संचार करते, यह कौन हैं ? एक मधुर व 
शान्त मुस्कान के द्वारा, मेरा हृदय मुभसे छीनने का प्रयत्न करने वाले, यह महषि कौन हैं ? धागे का 
एक ताता मात्र भी अपने शरीर पर न रखते हुए भी, अत्यन्त प्रसन्नचित्त, यह महात्मा कौन हैं ? किस 
देश के वासी हैं यह ? कंसा विचित्र है जीवन इनका ? कंसी प्राक्रषक है आभा इनकी ? यह सब स्वप्न 
तो नहीं है ? नहीं नहीं । पुनः: पुनः श्रांल मल मल कर देखने पर भी यह वही तो हैं। यह धोखा नहीं 
सत्य है । परम सत्य है। ु 
२ नग्नता के प्रति यह है वह योगी, जो राज्य घरानों में पले हैं, जिन्होंने कभी मखमल के गद्दों से पांव नीचे 

करणा न उतारा, जिनको एक चने का दाना भी बिस्तर पर पड़ा न सुहाया, जो रत्नों के प्रकाश 
में पले । परन्तु आज ! कुछ दुःखी से लगते हैं न तुके ? कुछ निलेज्ज से प्रतीत होते हैं न तुमे ? कुछ 
प्रसभ्य से प्रतीत होते हैं न तुके ? इस नग्न शरीर पर भ्रग्नि बरसाती तथा बनों में दावग्नि उत्पन्न 


२७ मिष्पस्पिहेंती.. २०६ ३ नग्नता के प्रति घेरा 
करती, ज्येष्ठ की लू व धूप, पोष भाघ की सदा का बड़े बड़े वृक्षों कौ फूक' डॉलने में समर्थ तुषार, 
बरसात का मुसलाधार पानी, सेंकड़ों मच्छरों के तीखे डंकों द्वारा एक दम किया' गया श्राक्रमण, मक्लियों 
: की भ्रठखेलियों के काररा होने वाला उत्पात, भौर क्या नहीं ? इन सब प्राकृतिक प्रकोपों को सहने के 
कारणा, झरे रे ! इनसा दु/खी आज कौन है ? शरीर पर जसी मेल बता रही है, कि बर्षों से स्तान भी 
सम्भवत: इनको हुआ नहीं | इस मेल के कारस उत्पन्न हुई खुजली से प्रवश्य बहुत व्याकुल हो रहे होंगे 
यहू ? घर बार के बिना इस खुले भ्राकाश के नीचे, बीहुड़ क्यों में भयानक जस्तुप्रों की चीर्कारों कं 
इनको प्रवश्य भय लगता होगा । पेट भर खान पास के लिए भी तो इनके पास कोई साधन नहीं । 
झरे रे ! कितने दु:खी हैं बेचा रे। चलू' इनसे पूछू तो सद्भी, कि क्या चाहिये इन्हें ? आज तो में सर्व समर्थ 
हूँ । जो चाहिये सो दू गा । में इन्हें इस दशा में देख नहीं सकढा । दबा से मानों हृदय पिघल कर बहू 
निकला है मेरा । 


१ नग्नता के प्रति और फिर नंगे धड़ंगे, स्त्रियों के बीच में, इस प्रकार बेठे रहना, व नगर में बिहार करते 

दया हुए, नग्न रूप में इस प्रकार स्त्रियों के सामने से निकलना, बिना स्नान के मैला कुचला 
रहना, कुछ भ्रच्छा भी तो नहीं लगता । कोई क्‍या विचारेगा। नहीं, नहीं, यह पुरुषों का भ्रपमान है। 
यह मनुष्य मात्र के नाम पर कलंक है। मैं यह सहन न कर सक्ू गा। इन्हें मेरी क्रत माननी ही होगी, 
यदि इनके पास कुछ नहीं है, तो में इनकी झ्ावश्यकताओं को पूर्णा कुरूगा। झरे ! परन्तु हनसे यह तो 
पूछू, कि यह कौन हैं, श्रोर यहां खाली बेठे क्या करते हैं ? पुरुष का महृत्व पुरुषार्थ से है। इस प्रकार 
ठाली बंठे रहता ही यदि इनका लक्ष्य है, तो प्रवश्य यह जीवत में श्ञावह्म्क तथा थोम्य व्यापार घस्धे के 
कर्तेव्य से पराहइुमुख होकर पुरुषार्थ से घबरा कर, भागा हुआ कोई नपु सक है। इतनी कायरता ? पुरुष 
का रूप धारे, क्या इसे इस कायरपने से लज्जा नहीं श्राती ? त्‌ कहाँ तक ऐसों ऐसों की सहायता करता 
फिरेगा ? जो श्रपने कर्तव्य को भूले हैं, कह मनुष्य तो हैं ही नहीं, पर तिर्य॑अ्च भी नहीं हैं। यह पृथ्बी 
के ऊपर भार हैं । देश के कलंक हैं। इनको अ्रवश्य कुछ न कुछ करना ही चाहिये। स्वयं न करें तो 
भी इन्हें बलातू करना पड़ेगा। ग्रपाहिज भी तो नहीं हैं। द्वृष्ट पुष्ट शरीर और फिर यह हालत ? 
प्राज जबकि विदब भ्राने बढ़ा जा रहा है, भारत में ऐसे फकीरों के लिंए कोई स्थान नहों होना चाहिये। 
यह घृणा के पात्र हैं, भारत सरकार को प्रवश्य इनको काम पर लगाने का प्रबन्ध करना चाहिये। 


४ जीवन परिवतंत और इसी प्रकार भक्ति-दया व घुरण के हिंडोले में कूलते हुए, तू क्या नहीं सोच रहा है-- 
की प्ररेशा इनके सम्बन्ध में ? परन्तु यह क्या. ? विचार कारा में कहते हुए स्वयं को व उस मधुर 
मुस्कान के भ्रलोकिक झ्राकर्षश को, व उस महात्मा के मस्तक पर प्रगठें लेज को भूलकर, भो चेंतन ! 
कहां जा रहा है तू ? देख एक ब्ार पुत्र: उच्ती हृष्ठि से उस! दॉरेंग्त छेवि की श्रोर, और मिलान कर भ्रपने 
मन्तरंग से प्रगटे उस तूफान से उनके श्रन्तरंग में बहते हुए झोन्ति सुधा सागर का। भावनाओं के 
प्रावेश में तूने क्या २ विचार, भौर व्यककुल चित से स्विवेक पूर्वक क्या क्या कह डाला, परंतु उधर ? 
वही शान्ति, वही मुस्कान, वही झाक्षण । तनिक भी तो बाधा न पड़ी उधर-। 
किचित्‌ भी तो, ऋलक मात्र भी तो क्षोम या भय की दिखाई नहीं देती उधर। निर्भीक, निशञ- 
कित, निराकांक्ष, ग्लानिराहित, निज शान्ति में भग्त, प्रधिकाशिक उधर ही मुकते हुए, वह प्रब भी मानों 


२७ निष्परिग्रहता . .. २१० ४ जीवन परिवतेन की प्रेरणा 


तेरी व्यका पर करुणा करके तुमे इस शान्ति का रसास्वादन कराते के लिए प्पने जीवन से प्रेरणा दे 
रहे हैं कि :- 


भो चेतन ! ग्रन्तर उद्देग को एक क्षण के लिए शान्त करके सुन तो सही, कि मैं क्‍या 
कहता हैँं। यह तेरे कल्याण की बात है। शान्त चित्त करके सुनेगा, तो श्रवव्य तुझे कुछ भ्रच्छी लगेगी। 
झपते कल्याण की बात, और अपने हित को बात, अपने सुख की बात, सुन कर कौन ऐसा है, जो उसकी 
पबहेलना करेगा ? श्रपनी शान्ति से भटका हुआ, ज्याकुल चित्त मै कुभलाहट के कारण भले ही तू 
अनेक इष्टानिष्ट तथा अहितकारी व संताप जनक विकल्प जाल का निर्माण करता हुश्ा, स्वयं उसमें 
उलभा जा रहा हो, परन्तु अब भी इस दशा में भी, में प्रत्यक्ष देख रहा हैँ, कि उस शान्ति के प्रति 
तेरे चित्त में प्रथम क्षण उत्पन्न हुआ, वह आकर्षण अब तक भी विलीन नहीं हो पाया है। उस 
ग्राकषेण को, उस जिज्ञासा को अ्रपने हृदय में टटोल कर, उसके बहुमान पूर्वक एक बार तो मेरी 
बात सुन । 


भो चेतन ! कभी भक्ति, कभी दया श्रौर कभी घृणा के जो अनेक विकल्प इस थोड़ी सी 

देर में तेरे चित्त में उत्पन्न होकर, स्वयं तुझे व्याकुल बना तेरी शान्ति तुझ से छीन कर ले गए, तेरे 
'घर में डाका डाल कर तेरा सर्वस्व हरण करके ले गए, तुभको भिखारी व दुःखी बना गए, उनका कारण 
तैरी ही भपनी कोई भ्रूल है, कोई दूसरा नहीं । वह भूल, जिसके कारण कि तू अनादि से इसी विकल्प 

सागर के थपेड़े सहता चला झा र&ा है। भ्राज सौभाग्य वश तुझे यह तख्ता दिखाई पड़ा, भ्रब इसको 

मत छोड़ । उस अ्रपनी भ्रूल के कारण भ्राज तुझे यह भी याद नहीं रहा, कि जिसको अपने सामने देख 
कर तू भक्तिवश नत मस्तक हो गया था,वह कोई झौर नहीं,वह है वही तेरा पुराना साथी,जिसके साथ प्रेम 

सहित तू खेला करता था, तथा द्वष के वश जिसे तू चिड़ा चिड़ा कर तड् किया करता था। स्पर्शन 

इन्द्रिय से संतप्त हो श्रनेकों बार जिसके शरीर को तूने खड्डी पर बुना, भट्ट में पकाया। जिह्ना इन्द्रिय 

की मार को न सह सकने के कारण, जिसके शरीर को श्ननेकों बार तूने कोल्हू में पेला, छुरी से काटा, 

बन्दूक की गोली से छेदा व कढ़ाई में तला । नासिका इन्द्रिय का दास हो जिसके शरीर को तूने अनेकों 

बार भभके में डाल कर उबाला।। नेत्र इन्द्रिय के द्वारा मूछित हो जिसके शरीर को तूने अनेकों बार 

भूसा भर भर कर अपने कमरे को सजाया । करा इन्द्रिय से जीते गए तूने जिसके शरीर को श्रतेकों बार 

जन्त्री में को खींचा, छेदा व भेदा, तथा ओर भी क्या नहीं किया ? परन्तु घबरा नहीं, भय म कर, 

श्राज में तुक से बदला लेने को नहीं झ्राया हैं, मेरे हृदय में भ्रब किसी के प्रति भी द्वष नहीं है। वह पहले 

' की बातें रब मैं बिल्कुल छोड़ चुका हैँ, मुझ पर विश्वास कर, यदि पहले की भांति द्वेघादि भाव बनाए 
रखे होता तो तुझे भ्राज मुझ में इस शान्ति के दर्शन न हो पाते, यह शान्ति ही तुझे मेरी सच्चाई की 

गवाही दे कर विश्वास दिलाने को पर्याप्त है। में किसी श्रौर देश को निवासी नहों । उसी लोक का 


#+(- है तथ। था, जिसका कि तू है । तू स्वप्न नहीं देख रहा है। जो देख रहा है वह सत्य है। परम 
सत्य है । 


भर 


“परन्तु यह महान भन्तर कैसा ?” “तू इतना शान्त भौर में वैसा का वैसा ?” तैरे 


श७निष्परिग्रहत,.. ../...... २६१ ४ नग्नता कै प्रति करुणा व र्लानि का निषेध 


अन्तर में उत्पन्न हीने बाला बह प्रश्न स्वाभाविक ही है । क्योंकि प्रन्तर स्पष्ट है। इस भ्रन्तर को देख कर 
यदि मेरी इस शान्ति में तुझे कुछ सार. दिखाई देता हो, तो त्‌ यह पूछ, कि क्‍या किसी प्रकार तुमे भी 
यह प्राप्त हो सकती है ? हां हां भ्रवश्य हो सकती है। ध्यान पूर्वक विचार, तेरे द्वारा बराबर हने जाने 
वाले तथा बाधित किये जाने वाले, निःशक्त व बलहीन तेरे साथी ने, जब उसे प्राप्त कर लिया, तो इस 
ऊची व सर्वे समर्थ, तथा बुद्धि शाली, मनुष्य अ्रवस्था में स्थित, . क्या तेरे लिए इसका प्राप्त करना कठिन 
है ? नहीं ! तेरे लिये तो बड़ा सहल है । मुझको तो उपाय बताने वाला भी कोई न था, श्रौर तुझको 
तो में उपाय बता रहा है। वही उपाय जिसको मेंने श्रपने जोबन में श्रपनाया था, इसी उपाय का 
भ्रनु रण करके, भ्रपने जीवन में मेरे कहे अनुसार कुछ फेर फार कर । भ्रूल व भ्रम को छोड़, धेये रख, 
साहस कर, तथा श्राज ही से उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न कर | प्रत्येक जीव बराबर की सम नहीं 
रखता । किसी में शक्ति श्रधिक होती है। तथा किसी में कम । यदि तुम में शक्ति की हीनता है, तो भी 
मत घबरा, बड़ा सहज उपाय बताऊ गा, जिनको अल्प शक्ति का धारी भी पाल सकता है। परन्तु एक बार 
लक्ष्य अवश्य ऐसा होने का बनाना होगा, जैसा कि में है । 


लक्ष्य पूर्णाता का होता है श्रौर उपाय क्रम पूर्वक । लक्ष्य एक क्षण में कर लिया जा 
सकता है, परन्तु प्राप्ति शर्न: शर्न, हीनाधिक समय में, लक्ष्य बनाने से जीवन में बाधा नहीं आती 
और उपाय से जीवन में कुछ परिवर्तन लाना होगा । उपाय प्रारम्भ करने से पहले, मार्ग पर प्रथम पग 


रखने से पहले, लक्ष्य बना पूर्णाता का, जीवन के उस आदर्श का, जिसे तू मुझ में देख रहा है। भ्र्थातु सर्वे 
सद्भ विमुक्तता, निष्परिग्रहता, निरीहता का । 


५ नग्नता के प्रति डर मत ! जिस नग्नता में तुके कष्ट व दुःख दिखाई दे रहा है, वहां दु.ख है ही नहीं । 
करुणा व ग्लानि वहां तो है शान्ति । विकल्पों का अभाव | इच्छाग्रों का निरोध | चिन्ताप्रों से मुक्ति । 
का निषेध. शान्ति के उस मधुर भ्रास्वाद में, बाहुर की इन तुच्छ बाधाओं की बया गिनती ? गर्मी, 
सर्दी, बरसात, मच्छर, मक्खी, मैल व खुजली श्रादि की बाधायें, उसी समय तक बाघायें हैं, जब तक 
कि, शान्ति रस का भ्रास्वाद आता नहीं । तेरे हृदय में उत्पन्न हुआ. वह करुणा का भाव, तेरे लिए ठीक 
ही है, क्योंकि उस मधुर स्वाद की अनुपस्थिति में लोकिक जीवन की यह बाधायें स्वभावत: ही बड़ी 
दिखाई दिया करती हैं । परन्तु स्वाद के क्षण में ऐसा नहीं हुआ्आा करता । सुगन्धि में मस्त भंवरा क्‍या फूल 
के बन्द होने की बाधा को उस समय गिनता है ? प्रकाश पर लुभायमान पतंग, क्‍या श्रग्नि की दाह से 
. उस समय धबराता है ? मार खाते हुए. भी क्‍या बिल्ली, अपने पंजे में भ्राये हुये चूहे को छोड़ देती है ? 
मैथुन सेवन के समय, पर स्त्री गामी मनुष्य उसके स्वामी की भ्रावाज्ञ सुन लेने पर भी, क्‍या उससे भाने 
वाले भय को भिनता है ? तथा किसी सौदे में बहुत बड़ा लाभ का समाचार आने पर तू जाने के लिए, 
क्या टांग की पीड़ा से भय खाता है ? कन्या के विवाह के अ्रवसर पर इधर-उधर दौड़ते हुए तुझे सर्दी 
या गर्मी लगती है क्या ? तो भला इस ग्रलौकिक आस्वाद के वेदन में साक्षात्‌ मग्त सुझे सर्दी-गर्मी 
प्रादि बाधाओं की क्या चिन्ता ? यहां उनका भान भी. होने नहीं पाता। भ्रतः मुझ पर तेरा करुणा 
भाव निरर्थक है। तू भी इन बाधाओं से भय खाकर निष्परिग्रहता से मत डर। इसेमें से तुके सुख व 
शान्ति मिलेगी, दुःख नहीं । फ 


२७ निष्परिसहुता २११ ४ नग्नता के प्रति करुणा व सलासि का निवेध 


नग्तता को देख कर तेरे ऋदर जो जज्था भाष क्र हुआ है, वह भी इस भास्यादन में 
' निःस्सार है। नग्तता में लज्जा को भ्रवकाश उसी जगह है जहाँ भन के प्रन्दर विकार हो । मत विकृत 
होने पर लग्न रहने वाले को स्वयं लज्जा अतीत होगी, भौर उसे देखने बाले की भी । परन्तु जहां लज्जा 
का स्थान शान्ति व साम्यता ने लिया, जहां जीवों में पुरुष व रत्नीपता देखने का भेद भी बन्द ही गया, 
जहां मनुष्य-तिर्यडच, देव व नारकी में कोई मेद न रहा । जहां खर्घत्र निज जाति स्वरूप चैतन्य का ऐश्वर्य 
स्वरूप हृष्टिगत होने लगा, बरहां दंत भाव का विनाध्ष हुआ, स्त्री व मात्रा का भेद मिंट गया, पिता थ 
पुन्न एक दीखने लगे, एक ब्रह्म ही मानों सर्वत्र व्यापक रूप से दीखने लगा, वहां कहां श्रवकाश है क्षित 
विकार को, तथा नग्नता सम्बन्धी लज्जा को ? और ऐसे साम्य भाव के मन्दिर, रोम रोम से शान्ति 
अताहित करते उस निष्परिग्रहता के आादशे स्वरूप कग्न शरीर को देख कर, देखने वाले की हष्टि उसकी 
जरनता पर जाएगी ही क्‍यों ? वह तो दर्शन करेगा उसमें भ्रपनी प्रभीष्ट शान्ति के । 


एक दृष्टान्त है-भागवत पुराण का । एक ऋषि पुत्र श्रपने पिता से रुष्ठ हो 
शान्ति की खोज में निकल भागा। पिता भी उसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा। श्रागे झ्रागे पुत्र और 
पीछे पीछे पिता दौड़े जा रहे हैं। परन्तु पिता बृद्ध होने के कारण उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं । पुत्र का 
हृदय केवल एक भाव के श्रतिरिक्त संत: शून्य है। वहां है केघल एक भाव शान्ति की पवित्र उपासना । 
दशों दिश्लाओ्रों में मानों उसे शान्ति ही शान्ति दिखाई दे रही है, और कुछ नहीं। अ्रपनी धुन में उसे 
इतनो भो होश नहीं कि भागते समय उसको धोती तन से उतर कर पीछे ही रह गई है। पिता की धोती 
भी भागते भागते ढोली हो चुकी थी। एक नदी के किनारे जहां कुछ स्त्रियें स्‍्तान करती थीं उसकी 
घोती खुल गईं। लज्जा सहित धोत्ती को सम्भालते हुए उसकी यह देख कर आश्चर्य हुआ, कि स्त्रियां 
उससे कुछ शर्मा गई थीं, तथा अपने शरीर को ढकने का प्रयत्न कर रही थीं। क्रोध से भरे ऋषि बोले, 
कि नि्लेज्ज ! मुझ बूढ़े खूसट को देख कर शर्मा रही हो, और वह पच्चीस वर्ष का युवक मेरा पुत्र बिल्कुल 
नग्न तुम्हारे सामने से भागा चला गया, तब तुम्हें कुछ न हुआ ? स्थ्रियों ने उत्तर दिया / कि ऋषि क्रद्ध 
न हूजिये, भ्रापसे लज्जित होने का कारण स्वयं आ्रापके हुदय में छिपा वह चिक्तत भाव है, जिसके आश्रय 
पर आ्ापने हमारी ओर लक्ष्य करके हमारी लज्जा को ताड़ लिया, भौर झापके पुत्र से लज्जा न करने का 
कारण, उसके हृदय की वह निर्मलता थी, जिसके कारण कि वह सम्भवतः यह भीन जान पाया कि 
उसके अभ्रतिरिक्त यहां और भी कोई है । 


दूसरे ढृज्भ से भी क्या, आपने भ्राज से ३० वर्ष पूर्व स्वयं १० वर्ष तक के तरत 
बालकों को उस हो अवस्था की नग्न बालिकाशों के साथ खेलते नहीं देखा ? उस समय उन 
बालक बालिकाओं को तथा श्रापको भी उस नग्नता को देख कर लज्जा नहीं आती थी? परन्तु आज 
क्‍या ऐसा देख सकना झ्राप गवारा कर सकते हैं ? नहों ! कारण कि १० वर्ष तक के बालकों में भी भ्रब 
विकार उत्पन्न हो चुका है। आपके हृदय भी श्राज उतने पवित्र बहौं हैं। तभी तो प्राज नव जात शिशु 
को भी लंगोट लगाने की झ्रावश्यकता पड़ती है। परन्तु जिनका इन विकृत भावों से संबंत: पवित्र 
हो चुका है, तथा साम्यता का जिमके हृदय में बास हो चुका है, डा ले लण्जा से क्या प्रयोजन ? 


तन के मैल को देख कर ग्लानि उत्पन्न होना भी तेरे सन का विकार हैं| जिनकी हृष्ट 
में शरीर की अपविज्ता प्रत्यक्ष भासी है, उन्हें स्वान करने से क्‍या प्रयोजन ? धि७ष्टा के पड़े को ऊपर 
से धोने से क्या लाभ ? इसका पवित्र होना तो भ्रसम्भव है। इस शरोर रूप मन्दिर की प्रश्निचता जो:है 


ए७लिफारिय्रेंशह फ 906 । ६ किचित्‌ मात्र भी परिक्षह का निचे 
इसके अन्दर बैठे देंबे की पवित्रता' से। यह सुगन्चित है उसकी सुगन्धि से। भर्थात्‌ ग्राए्म 
शान्ति, सरलता व साम्यता ही इसका वास्तविक स्नान है। जो नित्य ही इस अनुपम गंगा में 
स्नान करते हैं, उन्हें इस स्ताल से क्या प्रयोजन ? तथा शरीर ही जिनके लिए परियग्रह बन चुका है, इसमें 
जिनको प्रथकत्म भासने लगा है, यह जिनको अपने लिए कुछ भार दीखते लगा है, वह उसकी सेवा में 
झपना समय व्यर्थ क्यों खोयें ? स्नान के लिए जल शज्रादि मांग कर लाने ग्रादि के विकल्‍प द्वारा चित्त 
में अ्रशान्ति क्‍यों उत्पन्न करें ? उनको तो भोजन करता भी वेगार सरीखा दीखता है। वह बराबर उस 
समय की प्रतीक्षा में हैं, जघ कि वह मित्तहार ही रह सकें। भौर इसी लिए महीनों भहीनों के उपवास 
करके भी झपनी शास्ति से विवलित नहीं होते । इसी प्रकार अन्य श्रमेकों विकल्प भी खड़े नहीं रह सकते, 
धदि जाम्ति व धीतरागता का घूल्य समझ लिया जाए तो । 


६ किब्चित्‌ मात्र लंगोटी रख लें तौ क्या हर्ज होता है? छोटी सी तो बात है ? कोई विशेष हानि भी 
सी परिभ्रह का तो नहीं है ?” ऐसा प्रश्न उपस्थित हो सकता है । भाई ! तेरी दृष्टि शरीर को ही देख 
मिषेध पा रही है। उस शान्ति पर वह श्रब तक न पहुँच सकी । यदि पहुँच पाती तो यह प्रश्न 

ही न होता, तू लंगोटी मात्र ही को न देख कर-देखता उस लंगोटी की रक्षा सम्बन्धी विकल्पों को, जो 
उसके होने पर जिस में उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकते । इस सम्बन्धी वह कथा झ्राप सबको याद है 
जिसमें एक लंगोटी की रक्षा के लिए, साधु महाराज को पहले बिल्ली, फिर कुत्ता, फिर बकरी और गाय 
बाँधने की नौबत श्राई, और गाय के एक खेत में घुस जाने पर महाराज को जैल के दर्शन करने पड़े । 
अन्य भी एक हृष्टान्त है उस साधु का जो घर धर से एक एक रोटी मांग कर खाता था, तथा 
इसी प्रकार अ्रपता पेट भर लिया करता था। हाथ में ही किसी से पानी मांग कर पी लेता था । परस्तु 
जिसे एक कटोरी रखना भौ गवाशा न था| एक भक्त के कहते पर उसने बहुत सस्ती सी एक एलूमोनियम 
की कटोरी पानी पीने के लिए स्वीकार कर ली । एक दिन संघ्या के समय जंगल में जाते समय कटोरी 
शिवाजय के बाहर पड़ी रह गई । जिसकी याद उसको उस समय प्राई जबकि शिवालय से एक मील 
दूर बेठा वह संध्या कर रहा था। बस फिर क्या था । संध्या सम्बन्धी शान्ति भंग हो गई। उसका स्थान 
ले लिया कटोरी सम्बन्धी विकल्पों ने | कोई उसे उठा ले गया 'तो' ? हाय हाय ! उसका चित्त रो उठा, 
संध्या छोड़ दी और दौड़ा हुआ शिवालय के द्वार पर भ्राया । कटोरी वहीं पड़ी थी। बड़ा क्रोध झ्राया । 
यदि कटोरी न होती तो शांति काहे को भंग होती । भ्रपनी श्रूल पर पछताया और कदोरी को तोड़ कर 
फेंक दिया । उसी के कारण तो उसकी शान्ति भंग हुई थो ना ? तो भाई ! श्ञान्ति का मूल्यांकन हो जाने 
पर, यह सब बस्तुयें यहां तक कि लंगोटी मात्र भी ब्याकुलता का घर दिखाई देने लगता है। शान्ति की 
रक्षा के लिए वह सर्वस्व नयौद्ावर करने को तेयार है। 


दिनांक * भक्‍तूवर १६५६ 
ब्रवचन भम॑ं० ४६३ 
'७ निष्पर्प्रदंता व तथा अ्रम्य प्रकार से भी तो उनकी यह यूर्णा निष्परिग्रहता अत्यन्त श्रेयस्कर है। और 


ताम्बबाद बह हष्टि है यह, जिसमें सर्व लोक प्रभता कुंदुश्व भासते लगता है। बह हृष्टि है कह, 
जिसकी कि विश्व प्राज मांग कर रहा है। जिसने रूस में जन्म पाया है, भौर बड़ी प्रगति से बिश्व में फैली 


२७ निष्परिग्रहता २१४ ८ विषव की भ्रावश्यकता निष्परियग्रहता 


जा रही है। जिसको इतने बड़े महाराष्ट्र चीन ने प्रपताया, जिसकी ओर .कि धीरे धीरे हमारा भारत 
देश भी प्रब बढ़ रहा हैं। इतना ही नहीं वल्कि समस्त विश्व का अन्तष्करण झ्ाज जिसको स्वीकार कर 
रहा है। तथा शीघ्रातिशीघ्र जिसके प्रचार की प्रतीक्षा की जा रही है। वह हृष्टि है साम्यवाद 
((ण्गाधधांंत्रा)) की, भ्र्थात्‌ समान अधिका र-वाद की । शान्तिके उस पुजारी के हृदयमें, जिसको झ्राज तू 
झ्पने आदर्श रूप में, अपने सामने देख रहा है, तथा भ्रम वश जिसको. तूने श्रकर्मण्य व पृथ्वी का भार 
मान लिया था, स्वयं एक क्रान्ति उत्पन्न हुई । जिस प्रकार ४ व्यक्तियों के अपने कुटुम्ब की श्रावश्यकताशं 
को पूरी कर देने के पश्चात्‌ ही आप अपनी आवश्यकता का विचार करते हैं। जिस प्रकार श्रपने कुटुम्ब 
की प्रसन्नता से ही श्राप भ्रपनी प्रसन्नता मानते हो, उसके सुख में ही अपना सुख समभते हो, तथा उसके 
लिए अपना सर्वेस्व त्याग कर भी श्रापको सन्‍्तोष ही होता है; उसी प्रकार वह योगी जिसकी दृष्टि में 
साम्यता ने वास किया है, सर्व शोर से निराश हुई शान्ति ने जिसका आश्रय लिया है, जिसको सर्वत्र 
झपना ही रूप दिखाई देता है, जिसके लिए सर्व सृष्टि एक ब्रह्म स्वरूप दिखाई देती है, जिसको सर्व 
प्राणी ईश्वर के ग्रावास भासते हैं, जिसके लिए समस्त विश्व उसका कुटुम्ब है, जिसके लिए उस कुटुम्ब 
में से किसी एक की भी पीड़ा उसकी अपनी पीड़ा है, किसी एक का सुख भी उसका भ्रपना सुख है, यदि 
वह इस विश्व के लिए अपना सर्वस्व त्याग दे तो कया शआ्राश्चर्य है ? तेरी दृष्टि संकुचित है। इसी से उसके 
प्रन्तर परिणामों का परिचय पाने में भ्रसमर्थ है। वह विश्व का पिता है। अपनी सम्पूर्ण भ्रावश्यकताश्रों 
को, विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बलिदान कर देने में उसे प्रसन्नता ही है। क्‍योंकि उसने 
यह कार्य किसी के दबाव से नहीं किया है.। स्वयं विश्व के प्रति अपने कतंव्य को पहिचान कर किया है । 
भला ऐसा विश्व पिता, क्या पृथ्वी का भार हो सकता है ? यह शब्द कहना तो दूर, सुनते हुए भी कलेजा 
कांप उठता है। जिसने विश्व के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, वह पृथ्वी का भार नहीं बल्कि पृथ्वी 
का गव॑ है। पृथ्वी के पापों का, इसके श्रपराधों का, व शापों का भार दूर करने वाला है । 


८ विश्व की झ्राज विश्व भौतिक हृष्टि से उन्नति के पथ पर प्रगति करते हुए भी शान्ति की दृष्टि से 
झावश्यकता अवनति को ओर जा रहा है। चारों भ्रोर त्राहि त्राहि मची है। नित्य की बढ़ती हुई 
निष्परिझहता आवश्यकताओं की पूर्ति के योग्य पर्याप्त सामग्री के श्रभाव में अ्सन्‍्तोष बढ़ता जा रहा 

' है। एक दूसरे की ओर संशित दृष्टि से, भय की दृष्टि से, देख रहा है। एक व्यक्ति दूसरे की सम्पत्ति की 
झ्रोर, ललचाई ललचाई दृष्टि से देख रहा है। भ्राकाश पर छायगे हुए युद्ध के बादलों ने भ्रन्धकार कर दिया 
है। बिश्व जीवन व मृत्यु के भूले में कूल रहा है। जीवन निराश सा भ्रकेला खड़ा श्रपने दिन गिन रहा 
है। दूसरी भ्रोर भ्रट्टहास करती मृत्यु अपनी अनेकों शक्तियों को साथ लिए भय का प्रसार कर रही है। 
जीवन भार बन चुका है। विश्व स्वयं श्रपने लिए भार थम चुका है। कसी दयनीय श्रवस्था है इसकी 
प्राज । निष्परिग्रहता ही इसका प्रतिकार है अन्य कुछ भी नहीं । 


€ निष्परिभशी का वीतरागी वशान्त मुद्रा इन योगी जनों को पृथ्वी का भार बताने वाले ओ कृतघ्नी 

विश्व के प्रति मानव। अरब भी सम्भल, यदि जीवन चाहता है तो, भ्रपनी भूल पर पश्चाताप कर, जगत 
 उपकार के भार को हरने वाले उन योगियों के भ्रभाव के कारण ही वास्तव में श्राज जगत का 
भार बढ़ गया है। यदि अपने वचनों को वापिस लेकर, तूने पद्चाताप न किया तो अवश्य यह डूबे बिना 


२७ निष्परिग्रहूता / “5-४ २१५ १० निष्परिग्रहता का अर्थ 


न रहेगा । यह जगत को क्या दे रहा है? यह प्रशतत भी बड़ा भयानक है। वास्तव में वह, वह कुछ दे 
रहा है जो कोई नहीं दे सकता । सुख का उपाय । एक जीवन भ्रादर्श । जिस पर चल कर आज का मानव 
. तथा समस्त विश्व इस भावी मृत्यु से श्रपनी रक्षा कर सकता है। वह सन्देश जिसका मूल्य त्रिलोक 
की सम्पत्ति से भी चुकाया नहीं जा सकता। कोई उस 'उपदेदश को ग्रहरा न करे तो उनका क्‍या 
दोष ? दूसरा यदि उसे ग्रहण न करे तो वह भी उस मार्ग को छोड़ दें, यह कोई न्याय नहीं । 


डराने के लिये यह बात कही जा रही हो, ऐसा नहीं है। बल्कि सिद्धान्तिक सत्य बताया 
जा रहा है। निष्परिग्रही जीवनों के साक्षात्‌ भश्रभाव के कारण, तथा उस आदर्श के प्रति बहुमान के 
स्थान पर घृणा का प्रवेश हो जाने के कारण ही, आज का मानव दूसरे के प्रति, अपने कतंव्य से विमुख 
हुआ, अत्यन्त स्वार्थी बना, दूसरों की आवश्यकताशों की परवाह न करता, दूसरों की शान्ति को पद 
दलित करता, भूला हुआ, श्रपनी शान्ति की खोज करने का जो प्रयास कर रहा है क्‍या उसमें फल 
लगना सम्भव है ? कदापि नहीं । दूसरों की शांति को बाधित करके न कोई शांत रहा है भौर न रह 
सकेगा। लालच की बढ़ती ज्वाला व भ्रधिकाधिक संचय की भावना, स्वयं उसको भस्म कर देगी । उस 
भ्ग्नि को सन्‍्तोष के द्वारा ही बकाया जा सकता है, एटम बम के द्वारा नहीं | निष्परिग्रही भ्रादर्श योगियों 
के प्रति बहुमान के न रहने के कारण ही में अपनी मानवी संस्कृति को भ्रूलकर राक्षसी संस्कृति को 
श्रपनाने दौड़ रहा हैँ । केवल शजन्रुता, अ्रसन्‍्तोष, चिन्तायें व भय ही मानों मेरा गौरव बन गया है । 


भो प्राणी ! तनिक विचार तो सही कि कब तक चलेगी यह श्रवस्था ? तू नहीं तो 
तेरी सन्‍्तान इसके दृष्परिणाम से बची न रह सकेगी । श्राज हमारी भारत सरकार भी देश में इस 
प्रसन्‍्तोष बढ़ते के हुए वेग की रोक थाम करने के लिए, अनेकों नियम लागू करती जा रही है । यद्यपि यह 
निग्रम तुझे भले प्रतीत नहीं होते । क्यों हों ? संग्रह किया हुप्ना है न तूने । पूजीपति जो ठहरा। तुमे 
क्या परवाह दूसरे की आवश्यकता्रों की | तेरा हृदय इसके विरुद्ध उपद्रव मचाने के लिये प्रेरित कर 
रहा है तुके । पर क्या करे साहस नहीं । तेरे विचार वाले देश में हैं ही कितने ? घिक्‍कार है इस स्वार्थ 
को, जिसने तेरे ही भाइयों के प्रति तुझे इतना क्र र बना दिया । भ्रब भी सम्भल। भले कोई झौर न 
समझे तू तो समझ । तुक को तो निष्परिग्रही गुरुओं की शरण प्राप्त हुई है। तेरे हृदय में तो उस पादर्श 
के प्रति बहुमान उत्पन्न हुआ है। तू तो उन्हें पृथ्वी का भार कहने के लिए तैयार नहीं । तूने तो उनको 
जगत का खेबनहार स्वीकार किया है। इस आददों से तू तो कुछ ग्रहरा कर । आ्रादर्श का सच्चा बहुमान 
तो बही है, जो अपने जीव॑न को उस श्रोर भुका दे, केवल शब्दों में कहने व पाठ पढ़ने का नाम भक्ति व 
बहुमान नहीं है । 


१० निष्परिप्हता यह आदश मूक भाषा में भी तुझे निष्परिग्रहता का पाठ पढ़ा रहा है। “परियग्रह” प्र्थात्‌ 

का भय “परि+ग्रहण” | 'परिः भर्थात्‌ समन्तात अर्थात्‌ सर्व ओर से ग्रहण । दशों दिशाओं से, 
हर प्रकार से, न्याय पब्रन्याथ व योग्यायोग्य के विवेक बिता निज चैतन्य के झ्मतिरिक्त अन्य पदार्थों के 
अहरा की भावना व इच्छा का नाम परिग्रह है। इस परिग्रह का त्याग सो निष्परिग्रह | केवल पदार्थ 
का वाम परिग्रहू नहीं, बल्कि उसके प्रहूएा की. इच्छा का नाम परिग्रह है। ऐसा ने हो तो भत्यत्त 


२७ निष्यरिश्रहता.. २१६ ११ भांशिक निष्परिग्रहुता का उपदेश 


असन्‍्तोधी जीवन बिताने वाले तिर्धन जन निष्परिग्रही कहलायेंगे। परन्तु ऐसा नहीं हैं। क्योंकि यह 
परिभ्रह निषेध वास्तव में पदार्थों के लिए या आदी की नकल के लिए नहीं कहा जा रहा है। बलिकि 
उनके ग्रहरा की इच्छा के निषेध के लिए कहा जां रहा है । वह भी इसलिए की यह इृच्छायें ही भ्रशान्ति 
व अभ्रसन्‍तोष की जननी हैं ? ओर इनका भ्रभाव ही सनन्‍्तोष व शान्ति है ? जिसे श्ान्ति के भ्रतिरिक्त कुछ 
नहीं चाहिये, उसके हृदय में कैसे ग्रवकाश पा सकती हैं यह इच्छायें ? नर इच्छाम्रों के भ्रभाव में कैसे हो 
सकता है सम्पत्ति का ग्रहण व संचय ? 


सरकारी नियम के दबाव में नहीं, बल्कि प्रपने हित के लिए, स्वयं प्रत्यन्त हे व उल्लास 
पूर्वक, इन इच्छाओं के त्याग की बात है। किसी के दबाव से किया गया त्याग वास्तव में त्वाग नहीं । 
इस परिभ्रह भ्र्थात्‌ संचय की इच्छा के कारण, कितने प्राणों की तुक से भ्नेकों प्रकार की पीड़ायें पहुँच 
रही हैं ? इसके प्राधार पर उपजे संकल्प विकल्प के जालों में फंस कर तू, क्‍या कुछ ग्नर्थ नहीं कर रहा 
है ? हिंसा का एक वड़ा भाग इसी इच्छा की महान उपज है। भ्रत: परिग्रह हिसा की जननी है। 
यह महान हिंस। है। संयम का प्रकरण चलता है। जीवन को संयमित बनाने 4 हिंसा से बचने के लिए 
परिय्रह का त्याग भ्रत्यन्त प्रावश्यक है। इसके बिना सर्व संयम निम लय हैं। 


११ झांशिक अहो कैसी उल्टी बात चलती है ? लोक श्राते हैं प्रभु कीं पूजा को-इसलिए कि धर्म 
निष्परिंशदता होगा, जिसके कारण! अधिक धन मिलेगा। प्रभु पर छत्र चढ़ाते हैं इसलिए कि धन 
का उपदेश. मिलेगा। परन्तु यहां बतलाया जा रहा है यह, कि प्रभु का दर्शन करो इसलिए कि 

उसका आदर्श जीवन में उतर जाए | जैसा निष्परिग्रही वह है वसा ही में भी बन जाऊं । विचित्र बात 
है। परन्तु श्राइचर्य न कर । वही वस्तु दी जा सकती हैं जो कि किसी के पास हो। इस निष्परिस्रही 
श्रादर्श के पास घन है ही कहां, जो तुझे दे देगा । इससे धन की याचना करना भूल है। इसके पास है 
निष्परिग्रहता, वीतरागता । वह ही यह दे भी सकता है, और दे रहा है। रोम रोम से वीतरागता की 
किरणों फूटो पड़ती हैं ; कोई लेने वाला चाहिये। तू इस परम सौभाग्य से वंचित न रहू। इस वर्तमान 
गृहस्थ दशा में भले ही एक दम, इस आदर्श व॒त्‌, पूर्णों निष्परिग्रही बनने में प्रसमर्थ हो। पर धीरे धीरे 
त्याग का अभ्यास करते रहने से, क्‍या तेरे श्रन्दर बसी ही शक्ति उत्पन्न न हो जाएगी ? भ्रवश्य हो 
जाएगी । भ्रावश्यक वस्तुओं का न सही, पर अनावश्यक वस्तुओ्रों का ध्याग तो संहन ही कर सकता है । 
प्रौर इससे तेरे गृहस्थ में कोई बाघा भी तो नहीं झ्राती। गृहस्थ को चलाने के लिये झावश्यकतानुसार 
घन उपार्जन का न सही, पर आवश्यकता से भ्रधिक धनोपाजन का तो त्याग कर सकता है। भौर धीरे 
धोरे भपनी झावश्यकताओं के संकोच द्वारा उसमें भी ऋमश: कमी की जा सकती है। 


१२ परिग्रद दुःख परियग्रहता की भावनाओं में भ्न्धा हुआ तू, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को भूला तो 
. केरुपमें भूला, परन्तु यह भी भूल गया कि जिसके ग्रहण के पीछे तू सुख के लिये दौड़ रहा है 
बही तेरे लिये दु:ख का कारण बन बेठा है। जिसका संचय तू अ्रषनी रक्षों के लिए करता है, वह स्वयं 
ढेरा हनन कर रहा है। तेरी शांति का घात कर रहा है। तू साक्षात्‌ इसमें ढु:ख देखता हुमा भी नहीं 
देखता, यह महान प्राश्चये है। देख भाई ! में दर्शाता हूँ तुक्रे इस परिग्रह का स्प्ध्ट दुःझ। तनिक ध्यान 
दे इन सुन्दर वस्त्रों की भोर जिनको तूने शरीर की रक्षा के लिए अहल किला, परन्तु जिनको रक्षा तुझे 
करनी पढ़ रही है। थकावट अनुभव करते रहते भी, क्या बेंढने की इच्छा. होते हुए. भीं बैठ नहीं सकता । 


१३४ आष्वेश्किहता ६ ३१७ १३ निष्परिग्रही हीं वैर्नवान थी सुखी है 


_ कट को हज जो विगड लाएगी. १०५ रपये को साड़ी प€"कर्ा क्री का, काम जो दुख ऑएा 
:झ्राज वस्त्र तेरे लिए सहों बल्कि तू वस्त्र के लिये है। क्यींकि वैस्त्र शरीरें कौ रक्षा के लिये न 


४ हक झांज शरीर की सजाने के लिये हैं। खेद हैं फिर भी इसे वस्त्र को 'तूँ सुख को कारशी मान 
रहा है । 


* क्या कभी ध्यान किया है घर में पढ़े उस अंडंगें की झोर, जिसकी रक्षा तू वर्षों से करता 
“चला प्रा रहा है। परन्तु जो कभी तेरे उपयोग में नहीं श्राता, दिवाली के समय घेर की सफाई करते 
_ समय, जब उसका ढेर तेरी दृष्टि के सामने श्राता है, तो तू स्वयं उसको देखे कर घबरा जाता है “उसे 
. फेंक देने की इच्छा करता है। परन्तु सफाई कर लेने के पंक्‍चांत्‌ सामान को यथा स्थान रखंतें समय पुन: 
वह अड़डा पूर्ववरत्‌ भ्रपने झ्पने स्थान पर पहुँच जाता है। भर उस क्षरिक घबराहट को, जो तु्े उसे 
: देख कर बरती थी, तू फिर भूल जाता है। तनिक विचार तो कर कि घर में पड़ा यह सर्व वस्तुओं का 
ढेर, यदि एक स्थान पर लगा कर देखे, तो' कितनी वस्तुएं गेसी होंगी, जो तेरे नित्य प्रयोग में आने 
वाली हैं ? यदि सर्व वस्तुएं एक हज़ार हों तो सम्भवतः ५० वस्तुएं ही ऐसी मिलेंगी जो नित्य प्रयोग में 
ञ्र। रही हों । भौर कुछ १५० वस्तुएं ऐसी मिलेंगी जो कदाचित्‌ प्रयोग नें आ जाती हों। पे है अंश तु शेष 
८०० वस्तुएं तो ऐसी दिखाई देंगी उस ढेर में, जो कई वर्षों से काम नहीं ग्राई हैं, और न ही जिन 
भविष्य में कोई आवश्यकता प्रतीत होती है। या ऐसी हैं जिनका तेरी देनिक प्रावश्येकताश्रौं से तो 
सम्बन्ध नहीं, परन्तु नेत्र इन्द्रिय की ढृप्ति के लिए, केवल अपनी हृष्टि मैं प्रंपने कमरों को सुर्सोरिजत 
बनाने मात्र के लिए रख छोड़ी हैं। कभी विचारा हैं-इस झोर कि इस श्रनार्वश्यक अंडंगे को उठाने धरने 
' के लिए, इसकी सफाई के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए, व इसकी रक्षा के लिये प्रनेकों विकल्पों से 
. गुजरते हुए, तुझे कितनी व्यांकुलता होती है ? पर खेंद है फिर भी तू उसे सुख का कारण मानता है। 


है] 


सुख तो है इच्छा की पूर्ति में । परन्तु क्या धन संचय करने की इच्छा कभी पूरी होनी 
सम्भव है ? तीन लोक की सम्पत्ति भी जिसको इच्छा में परमाणु वत्‌ भासती है, उसकी पति अनन्तानन्त 
जीवों में विभाजित उस सीमित सम्पत्ति से कैसे हो सकेगी ” सम्पत्ति सीमित है और इच्छा असीम | 
इच्छा की पूर्ति के अभाव में तू कंसे इस धन संचय से सुख प्राप्त कर सकेगा ? यह संचय तो तेरी इच्छा 
को और भी भड़काने वाला है श्रोर इस का रण अ्रध्िक ्रधिक श्रशान्ति व व्याकुलता का कारण है, परन्तु 
आ्रादचर्य है कि इसको ही तू सुख का कारण मान बंठा है । 


१३ निष्परिग्रदी हो भो चेतन ! श्रधिक धनवान बनने से लाभ भी कया है ? अधिक धनवान कौने ? क्‍या 
पनवानव॒ इस बात पर विचारा है कभी ? क्‍या वह, जिसका करोड़ों रुपया फालतृ ही बेंकों में 
सुखी है पड़ा है या किसी फर्म में लगा है, या वह जिसने सर्वस्त्र त्याग दिया है ? त्रिचार तो 

सही कि क्या बैंकों भ्रादि में पड़ा या तिजोरी में पड़ी वह रुपया, या स्वर्ण आश्रादि सम्पत्ति क। उसे साक्षात्‌ 

कोई भोग हो रहा है ! क्या वह उसके प्रयोग में भ्रा रहा है ? उसका भोग तो कोई और ही कर रहा है, 
धौर सन्‍्तोष हो रहा है इसे | क्‍यों ! केवल इस कारण कि इसकी बुद्धि में: इसके ज्ञान में, एक धारणा 
पड़ी है, कि श्रमुक स्थान पर पड़ा रुपया मेरा है। बस वह भोग तो रहा है केवल अपने ज्ञान में पड़ी उस 
धारणा को, और भझानन्द श्रा रहा है उसे ऐसा, मानों वह स्वयं भोग रहा हो धन को । बस इसी प्रकार 
यंदि तू भी सर्व विश्व को अपना कुटुम्ब समझ कर, विश्व रूपी बेक में पड़ी त्रिलोक की सम्पत्ति में 
यह धारणा बना ले, कि यह्‌ सब मेरी ही है, मेरा कुद्म्ब ही इसे भोग रहा है, तो क्या तुझे वैसा ही 


५ २७ निष्परिग्रहता . १८ १३ निष्परिग्रही ही धनवान व सुश्ी है 


आनन्द न आयेगा, जैसा कि उसे स्वयं भोगने से ? इस प्रकार देखने से तू ही बता कि दोतों में कौन 
. अधिक घनवान प्रतीत होता है ? हींग लगे न फटकरी रंग चोखा ही चोखा । बिना धन कमाने के विकल्पों 

, में फंसे तथा बिना अशान्ति में पड़े तीन लोक का अधिपति बनने की बात है। झौर इस प्रकार वास्तव में 
सर्वस्व त्यागी ही यथार्थ धनिक है। भोतिक धन का भी, तथा सन्‍्तोष घन का भी । 


वैसा बनने का लक्ष्य बना है, तो क्‍यों इन दो चार ठीकरों की चमक में भ्रन्धा हो 
: अपनी शान्ति का गला घोंट रहा है। क्‍यों अ्रपना करतंव्य भूल बेठा है ? क्‍यों स्व 4 पर. प्रारों का हनन 
क्र रहा है ? समझ, इधर भा, सन्‍्तोष धार, जीवन की आ्रावश्यकताञ्ों को सीमित कर, तथा उस सीमा 
. से भ्रधिक संचय करने का प्रयास छोड़ दे। आगरे के पं० ब्रनारसी दास जी व पं० सदा सुखदास जी का 
.. जीवन याद कर | वह भी गृहस्थी थे। जिन्होंने शान्ति के लिए अपने ऊपर प्रसन्न हुए डिप्टी से, बजाय 
यह मांगने के कि उसका वेतन बढ़ा दिया जाय, यह मांगा था कि उसका वेतन ८ रुपये की बजाय ६ रुपये 
कर दिया जाये। श्रौर काम बजाये ८ घण्टे के छः घण्टे कर दिया |ये। जिससे कि वह शेष दो घण्टे मे 
प्रपनी शान्ति की उपासना कर सके। यह उसी समय सम्भव हुआ जबकि उसकी देनिक झ्रावश्यकताएं बहुत्त 
कम थीं। उनका जीवन सीमित था । भौतिक धन से कहीं श्रधिक उनकी हृष्टि में सन्‍तोष घन का मूल्य 
था । वसा ही तू भी बनने का प्रयत्न कर और तू झनुभव करेगा साक्षात्‌ रूप में, अपने जीवन में धीरे धीरे 
प्रवेश करती उस शान्ति रानी के सुगन्धित श्वास का । यदि निष्परिग्रही आदर्श की शरणा में आया है, 
यदि वीर प्रभु का व दिगम्बर गुरुओं का उपासक कहलाने में अपना गौरव समभता है, तो श्रवश्य अपने 
जीवन में उपरोक्त रीति से कुछ न कुछ सन्तोष उत्पन्न कर | सन्‍्तोष धन ही वास्तविक धन है । यह प्रत्येक 
जीव के स्वामित्व में पृथक पृथक, अपना भ्रपना ही उत्पन्न होता है। किसी अन्य के द्वारा बटवाया नहीं 
जा सकता । श्रतः इच्छा की पति भ्रर्थात्‌ श्रभाव हो जाने के कारण यहां ही सुख सम्भव है। तथा सोना, 
चांदी, रुपया, प॑सा, बर जायदाद, कपड़ा, बतेन, तथा तांगा, मोटर, पश्ञु आ्रादि वस्तुश्रों का व सजावट 
की वस्तुश्नों का परिमाण व सोमा बांध कर अपने जीवन को कुछ हल्का बना। आदर्श की शरण! प्राप्ति 


का फल यही है । 


कि 0 
अनन्त 
मस्आ 


-; निर्जारा या तप :- 


दिनांक ६ अक्तूबर १६५६ 


प्रबलन नें ० ५२ 


१---तत्व पुनराबृति, २-तप का प्रयोजन, ३--तप की प्रेणा ४--विना परीक्षा सन्तुष्टि का निषेष, 
५--आंशिक तप की राम्भावना, ६--संस्कार तोड़ने का उपाय, ७--तप में प्रतिकूल बततावरण का महत्व, 
८--संबर में निजता, ६--संबर निजेरा में अन्तर, £अ--संबर व निजरा में अन्तर, १०--तप की 
झावश्यकता क्‍यों, ११--तप द्वारा शक्ति में वृद्धि, १२--तप में सफलता का क्रम, १३--संरकारों के 
प्रति सावधानी, १४-शुहस्थ वातावरण में शान्ति को अबकाश, . १५--एक नवीन संस्कार की 
श्रावश्यकता,._ १६--नवीन संस्कार का उत्पत्ति क्र, १७--अवुद्धि पूवक का नवीन संस्कार, 
१८--नवीन संस्कार फी उत्पत्ति के पश्चात्‌ भी किम्चित पुरुषार्थ आवश्यक, रै६--कर्तब्य रूप छः क्रियाओं 
का निर्देश, २०--विनय, २१--बेयाइति, २२--स्वाध्याय,.. रे३--त्याग,_ २४--सामायिक,, 
२५--सामायिक में उपयुक्त कुछ विचारणायें, २८--प्रायश्चित की महत्ता व क्रम, २७--परियामों के 
भेद प्रभेदों का पढ़ना, रे८--परिणा्ों का हिसाब पेटा, २६--प्रायश्चित में गुरु साक्षी का महत्व । 


१ तत्व पुनराइति बात चलती थी यहां से कि मुझे शान्ति चाहिये भ्रौर कुछ नहीं। उसको कैसे प्राप्त.. 
किया जाये, यह प्रश्न था। उत्तर में क्रमशः: पिछले बहुत दिनों से श्नेकों प्रकरणों के द्वारा : 
यहू बताया गया, कि वास्तव में शान्ति मुझ से कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, जिसे पकड़ 
कर कहीं बाहर से लाया जाने का उद्यम किया जाये। बल्कि में स्वयं शान्ति स्वरूप हैं। क्‍योंकि में जीव 
हैं भौर शान्ति जीव का स्वभाव है। हां, यह शान्ति वास्तव में कुछ बाधित अ्रवश्य ही रद्दी । इलनी' . 
कि मुभे यह भी खबर चल नहीं पाती कि यह मेरे भ्रन्दर है कि बाहर किन्ही मनोरंजक पदार्थों में। इस . 
बाधाओं को यदि दूर कर दिया जाए, तो भ्रन्दर में ही उस शान्ति का भ्रनुभव हो जाएगा। यह बाघोायें . 
दूर की जानी शक्‍य हैं। क्योंकि यह नवीन उत्पन्न की गई हैं,मे रा स्वभाव नहीं है। तथा इनको उत्पन्न करने . 
वाला में स्वयं है। किस प्रकार ? सो बताते हैं। श्रपने से परथक किन्‍्ही बाह्य पदार्थों में श्रपनी शान्लि की : 
खोज करते रहने के कारणा उन बाधाप्ों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उनमें मेरी शान्ति है ही नहीं । 
वध तत्व हैं। उनका स्वरूप श्रशान्ति है। इस प्रकार किया जा चुका है जीव व अजीब तत्व का 
रुपशा । 


उनमें से भ्पनी शान्ति की खोज करते हुए, किन्‍्हो पदार्थों में इष्टता तथा किर्दो में 


२८ निर्जेरा या तप. २२० १ तस्व पुनराबृति 


झनिष्टता की कल्पनाओ्रों के आधार पर प्रतिक्षण उत्पन्न होने वाला, तथा स्पष्ट अनुभव सें श्राने वाला, 
इृष्ट की प्राप्ति व अ्निष्ट के विच्छेद सम्बन्धी विकल्प ,संघ्रृह, मेरे श्रन्तर में चिन्ता की एक दाह सी' 
उत्पन्न कर देता है । बस क्षरा क्षण व नवीन होने वाला यह विकल्प सम्रह ही शान्ति का बाधक है, यह 
तत्व आगम भाषा में 'आासत्रव' नाम से पुकारा जाता है। जिस जाति के विकल्प प्राज किये हैं, इसी जाति 
के पहले भी श्रनन्तों बार कर चुका हैँ, ज़ो भ्रब तक संस्काह़, रूप से मेरे भ्रन्दर पड़े हैं। यह नवीन नवीन 
झाख्रव रूप विकल्प, संस्कार रूप से पूर्व में पड़े हुवे उस उस जाति के विकल्पों के साथ मिल कर एकमेक 
होते रहते हैं। भ्र्थात्‌ मेरे उस जाति के पूर्व कृत्यों का पोषण करते रहते हैं। और इस प्रकार निर्माण 
हो जांता है एक पुष्ट संस्कार का, (एक [75770 का), जो ग्रागे आगे के मेरे जीवन में, स्वत: ही मुझे 
प्रैरित किया करता है-पुनः पुन: नवीन नवीन विकल्पों रूप उस अपराध को दोहराने के लिये । और इस 
चक्र में में सदा से श्रपनी शान्ति का घात करता चला आा रहा हूं। इस संस्कार प्रोषण का नाम ही 
श्रागम में बन्ध तत्व कहा है। इस प्रकार ग्राखव व बन्ध तत्व भी पहले सविस्तार समभाया जा 


चुका है , 


ऊपर बताये अनुसार निज शान्ति प्रगट करने के लिए इन बाधाश्रों को भ्रर्थात्‌ नवीन 
विकल्पों की उपज को जिस किस प्रकार भी दबाते हुए, तथा संस्कारों को धीरे घीरे बल पूर्वक नाश 
करते हुए, एक दिन उन संस्कारों से रहित अत्यन्त पवित्र भ्रबाधित व शाहवत्‌ अपनी शान्ति में स्थित 
पाया जाना शक्‍य है । नवीन विकल्पों के इस दमन का नाम ही 'संवर' है। श्र संस्कारों को धीरे धीरे 
काटने या भाड़ने का नाम है 'निर्जरा'। संस्कारों रहित मेरी पूर्ण शान्त दशा को ही आगम कारों ने 
मोक्ष झन्द का वाच्य बनाया है । इन संवर निजरा व मोक्ष तत्वों में से संवर,का प्रकरणा श्राज पिछले 
कई दिलों. से.चल रहा है । 


संवर के प्रकरण में केवल कुछ उन साधनों का कथन किया गया है, जिनमें प्रवृत्त हो 
जाने से कुछ समय के लिये इस जाति के बाधक विकल्प एक बड़े अ्रंश में दब जाते हैं। और मैं उतने 
समय क्के लिये किसी दूसरे लोक की सेर करने लगता हूँ, भ्र्थात्‌ जितने समय तक देब प्रतिमा में शोन्ति . 
व वीतरागता के दर्शन करता हुआ।-प्रथवा गुरु के रोम रोम से व विशेषतः उसकी मुखाकृति से तथा . 
उसके,जीते ज़ागते जीवन से कुछ प्रोत्साहित सा होता हुआ, में कुछ देर के लिए श्रपने को स्वयं अ्रपने उन . .. 
विकहुप्रात्मक छृत्यों के लिए निन्‍दने लगता हूँ भ्रौर मानों एक क्षण के लिए मेरा जीवन भी उसी प्रकार. ... 
शान्त.ब्नन गया है ऐसा सा अनुभव करने लगता हैं, उस प्रकार के वेदन के प्रति बहुमान उत्पन्न करता. 
है, बतने. समय के लिये में भूल जाता हैँ अपने देनिक जीवन को तथा उन विकल्पों को | मैं होता हैं उस 
समग्र क्रान्ति सुधा में स्नान करता हुआ, किसी दूसरे लोक में, देव व गुरु के अत्यन्त मिकट-। यही .. 
हानत उनकी वाणी का श्रवण करते व मनन करते अर्थात्‌ स्वाध्याय करते हुए भी किचित्‌ समय के ; 
लिये;होती है । झौर इस प्रकार मैं उतने समय के लिये बाधक विकल्पों का दमन अर्थात्‌ संवरणा करने में है 
कुछ सफल प्रवश्य होता हैं । इसलिये इस अवस्था में ग्रत्यन्त उपादेय रूप देव पूजा, गुरु उपासना के 
स्वाप्ृथाय की क्रियायें संबर हैं । दा 


| 


इनके अतिरिक्त अपने शेष जीवन से भी, यद्यपि मुख्यतः नहीं फिर भी किड्चित्‌ मात्र 


इस ,किकता समइ-के:तीज ऋकोप, के, प्रशामत्मर, प्रांचों इन्द्रियों,के विषयों में पड़ी/-प्रासक्तता-ब/मिठक्ष-क्ि १ 
तथा. अल्नान्नव्यक्त/विषयों के/त्याग, तथा भावश्यक विषयों, में भ्रांशिक प्रनासक्तता/के झप रा: दबाले- हुए «* 
- श्रपद्ने ह्लीव्न को श्ंममित बनाने का उद्यम करने की प्रेरणा दी गई है।. क्योंकि/जितने -पंशों में विषयों में : 
प्रासककल्ना का पभ्ाव हुआ, उतने भंशों में तत्सम्बन्धी ,बिकह्फें. का दमत होता अवश्यम्रभावी है। इसे 
इन्द्िम:संयम कहकर बताया-ग्रया है । विज व्याप तथाउसब जीचों में शात्ति के. उपासक अपने सहुश 
ही एक जेतन्स-तत्व के भ्रहरा द्वारा प्रगटा, एक: ऐसा, भाव जिसके, कारश कि दूसरे, की पीड़ा अपनी ।' 
पीड:ड्िखाई देने लग़ती है, भौर दूसरे को सुख्ती देख .कर कुछ प्रस॒नन्नता सी होती है, जन्म ले लेता/है। * 
इस भाव विशेष के कारण स्वतः दूसरे को बांधा पहुँचाने या पीड़ा देने का ते अरन।ही नहीं, कूसरे-के! ४ 
द्वारा या स्वयं ही पीड़ा को प्राप्त किसी भी छोटे या बड़े प्राणी को देख कर मेरा हृदय रो उठता है। 
इस आव विशेष को संयम के प्रकरणों में प्राण संयम या श्रहिसा कह. कर. बताओ गया है। क्योंकि इस 
संयम्न, भाव की उत्पत्ति के बिना निज शान्ति की उपासता होनी अ्रसम्भव है.।..ग्रत:. इसके द्वारा भी द्वेंध (४ 
रूप, या प्रसाद.रूप, या कटुता रूप तीत्र दाह जनक विकल्पों का दमन, ही होता है। अतः: यह भी संबर :+ 
है। संबर तत्व पूरा हुआ भर भ्रब चलता है निर्जेरा तत्व । द 
२ तप का प्रयोजन संवर के इन चारों पावों-देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय व संयम को सुन व समकक - 
लेने के पश्चात्‌, तथा यह निश्चय कर लेने के पश्चात्‌, कि इन चारों से ही किसी न किसी रूप में बाधक 
विकल्पों का दमन किया जाना शक्य है, यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि ब्रस क़्या इतना. ही पर्याप्त है ? 
नहीं, नहीं, प्राणी ! जल्दी मत कर, घबरा श्री नहीं, सुनता रह, क्योंकि विषय लम्बा है। भ्रभी तक तो & 
मार्ग का प्रारम्भ ही हुआ है | इस मार्य की पूर्णता तो बहुत भागे जाकर. होगी। संवर .से बेखबर, .. 
विकल्प सागर में गोते खाते जीव की तो बात नहीं, परन्तु जीवन में से कुछ देर के लिए, या आंशिक ,, 
रूप में श्रायु पर्यन्त के लिए भी, केवल इन विकल्पों का रोक देना मात्र पर्यात्त नहीं है। क्योंकि ऐसा: # 
करने से भले वे पूर्व के संस्कार आगे को भ्रीर श्रधिक पुष्ट न होने पावें तथा वर्तमान में जीवन कुछ .... 
हल्की सी शान्ति लिये हुए भ्रनुभव में श्राने लगे, परन्तु पूर्व से डेरा जमाये उन संस्कारों से तो बच हर... 
पायेगा । भले ही भ्राज के संवरण के कारण उनको कुछ निद्रा सीया बेहो. सी झा गई हो, परन्तु तेरे .., 
तनिक भी प्रसावधान होने पर, या यह प्रनुकूल वातावरण बदल जाने पर, या काल चक्र द्वारा ज़बरदस्ती ... 
किसी- प्रतिकुल वातावरण में फेंक दिये जाने पर, क्या यह्‌ सचेत होकर एक, दम तुक पर आक्रमण.न » 
कर बैठेंगे!? श्रौर उस समय सम्भवतः उस आ्राक्रमण को तू सह सकने में भ्रसमर्थ होगा, भौर बह जायेगा... 
पुनः उनके द्वारा प्रेरित उसी पहली रौमें । शत्रु का बीज नाश कर देना ही नीति है। जिस प्रकार कि 
एक कुशा घास के पांव में चुभ जाने पर चाराक्‍्य ने उस सारी जड्ूल की कुशा घास का बीज नाश कर 
दिया-था ।.उसी अकार जब तक एक भी संस्कार शेष है, तुझे सन्‍्तोष नहीं करना चाहिये। बराबर उनके _. 
उच्छेद का उद्यम करते रहना चाहिये। थोड़ा थोड़ा या अधिक अधिक । द 

कर 
जिस प्रकार कोई राजा अपने शज्ुओ्रों से सावधान होकर उन्हें पराजित करने के लिए; 
रा हँगे उस दल को छेड़ने की बजाय, जो कुछ छिपा छिपा सा दूर से ही प्रहार करता हो-उस दल्ल «.. 
का पहले लोमना करता है, जो बिल्कुल उसके कर में प्रवेश कर गया, हो । परन्तु . उसे ,परास्त/कर लेने; 
के पहुंचातु वह चैन से नहीं बैठ जाता । बल्कि, तुरन्त ही इस छिप, कर श्मार क़रने. कले; अनु की फ्लोर; 





२८ लिंजेरों था तप र२२ ३ तप की ग्रैरणी “| 


.  दौड़ता है ? तथा उन्हें ललकार ललकार कर गुफाओं से बाहर निकालता है। भौर एक एक का विनाश 
'. करता हुभा, तब तक चैन नहीं लेता, जब तक कि ऐसी अ्रवस्था में न पहुँच जाए कि उसकी ललकार 
. सुनने वाला कोई न रहे । उसी प्रकार शान्ति नगर का राजा यह भगवान प्रात्मा श्राखन तथा बन्ध _ 

सत्वों से श्र्थात्‌ नवीन नवीन विकल्पों व पूर्व संस्कारों से सावधान होकर, उन्हें पराजित करने के लिए- 
भले पहले संस्कारों को छोड़ने की बजाय-नवीन विकल्पों को परास्त करे, श्रर्थात्‌ संवरण करे। परन्तु 


... संबरण करने पर भी वह चेन से नहीं बैठ जाता, सम्तुष्ट नहीं होता। बल्कि तुरन्त ही उन संस्कारों 


पर दौड़ता है। और क्रम क्रम से एक एक को ललकार कर उससे युद्ध ठानता है। तब तक चेन नहीं लेता 
जब तक कि उनका मूलोच्छेदन न कर दे । 


तथा जिस प्रकार नवीन जल प्रवेश के मार्ग को रोक देने मात्र से, जोहड़ में भरे गन्दे 
पानी के कीटाणुमों से सम्भावित, रोग प्रसार का भय दूर नहीं हो जाता, बल्कि भय मुक्त होने के लिए 
उस सम्पूर्णा जल को सूर्य किरणों द्वारा सुखाना आवश्यक है। उसी प्रकार नवीन विकल्पों के प्रवेश को 
रोक देने मात्र से, भ्रन्तरंग में पड़े संस्कारों से सम्भावित विकल्पों के प्रसार का भय दूर नहीं हो जाता, 
बल्कि विकल्प मुक्त होने के लिये इन सम्पूर्ण संस्कारों का, अन्तर हढ़ता, बल व साहस के द्वारा विनाश 
करना भ्रावश्यक है । 


औ्रौर यह बात आप सबके अनुभव में भी आ रही है। मन्दिर के ग्रनुकूल वातावरण 
में प्रात: की इस गुरु वाणी का श्रवरणा करते हुए, एक घण्टे के लिये भले ही कुछ शान्ति सी, कुछ हल्कापन 
सा, कुछ झनोखा सा प्रतीत होने लगता है | कि भ्ररे ! क्या रखा है इस गृहम्थ जंजाल में, जिस किस 
प्रकार भी बस अरब इसे छोड़ दे । इतनी तीज्र जिज्ञासा भी कदाचित्‌ उत्पन्न हई होगी, कि यदि गुरुदेव 
होते तो भ्रवश्य उनकी शरण को छोड़ अ्रब मैं घर न जाता । परन्तु मन्दिर गे निकलते ही ग्ृहस्थ के 
प्रतिकूल वातावरण में गये, श्रौर वही हाल । कहाँ गई शांति श्नौर कहां गये वट विचार, कुछ पता नहीं 
चलता ? वही विकल्प जाल, वही अशान्ति । कौन शक्ति है जो मेरी बिना रच्छा के मुझे धकेल कर 
यह सब कुछ करने पर बाध्य करती है ? वास्तव में अश्रनादि के पड़े वे दुष्ट संस्कार अर्थात्‌ बन्ध ही 
वह शक्ति है जिससे मुझे विकल्प करने की प्रेरणा मिल रही है। इन संस्कारों के प्रति बल व साहस 


धार कर युद्ध ठानना ही योग्य है। तू वीर की सन्‍्तान है, स्वयं बीर बन। इस अध्यात्मिक युद्ध से 
मत घबरा । 


३ तप की प्रेरणा भ्राज तेरे पास शक्ति है, उस प्रकाश की, उस ज्ञान की, उस जिज्ञासा व भावना की. 
उस आन्तरिक प्रेरणा की, जो कि गुरु वाणी सुनने से सौभाग्य वश तेरे अन्दर उत्पन्न हुई है । श्रब भी 
यदि इन संस्कारों को न ललकारा, और इनके साथ युद्ध करके अपना पराक्रम न दिखाया, तो कब 
दिख़ायेगा ? क्या उस समय जबकि काल चक्र द्वारा एक ऐसे वातावरण में फेंक दिया जायेगा, कि 
जहां न होगी गुरु वाणी, न होगा देव दर्शन, न होगी श्राज की भावना, न होगा यह ज्ञान व प्रकाश 
परन्तु तू होगा इन संस्कारों के प्रकोप का शिकार, बहता हुआ होगा इन विकल्पों के ऐसे तीग्र बेग में, 
कि जहां तेरे हाथ पांव मारने भी निरथ्थंक होंगे । याद रख, कि यह दुष्ट संस्कार बड़े प्रबल हैं ! तथा 
सदा ही प्पनी रक्षा के प्रति सावधान रहा करते हैं। कभी भी प्राणी में ज्ञान का प्रकाश नहीं होने 


. शुर/निर्मरा या तप २५३ ४ बिना परीक्षा,सन्तुष्टि का निषेध 


देते । क्योंकि जानते हैं कि इस प्रकाश की एक किरण भी यदि हुदय में प्रवेश पा गई, तो लेने के देने 
पड़ गई जायेंगे । और इस कारण भय व प्रलोभत के अनेकों विकल्पों से कभी भी प्राणी को भ्रवकाश 
लेने नहीं देते । हु 9 

प्राज जो तुझे यह स्वर्ण अंबसर प्राप्त हुआ है इसे केवल अपना सौभाग्य समझ। 
सम्भवत:ः इस अवसर पर प्राकर इन संस्कारों को कुछ ऊघ श्रा गई थी, तभी तो यह वातावरण तेरे 
द्वारा प्राप्त किया जाना सम्भव हो सका है। झाज यह संस्कार स्वयं अ्रयत्ती भूल पर पछता रहे हैं। 
देख कितने सहमें हये से प्रतीत हो रहे हैं श्राज यह । इनका विरोधी वह प्रकाश, जो प्रवेश कर गया है 
तेरे ग्रन्दर, उसी से भयभीत हैं । श्रव इनको सनन्‍्देह हो रहा है-स्वयं जीवन का। सोच रहे हैं यह कि 
कहीं यह धर छोड़ने की नौबत न भ्रा जाये ! परन्तु इनके पास बड़ा सेन्य बल है, घबराये हुए भी 
यह झासानी से निकलने को तैयार नहों | आज यह सामने न श्राकर छूप छुप कर प्रहार करने की चिन्ता 
में हैं। गाफिल मत होना ; जीवन में जितना समय शेष है, इसे युद्ध स्थल में लगा देना। यदि वर्तमान 
में हो, इस भव में ही, इतकों एरास्त न कर सको तो भी कोई चिन्ता नहीं । इनके बल को आप अवश्य 
क्षति पहुँचाने में आज भी समर्थ हैं। यदि श्राज युद्ध प्रारम्भ कर दिया तो आगे आगे के भवों में भी 
तेरी इस ज्ञान किण को यह छील न सकंगे । और इस प्रकार तेरा युद्ध वाधित न हो सकेगा । तीन चार 
भवों में बराबर युद्ध को चाजू रखते हुये, एक दिन तू इनको पूर्णतः: परास्त कर देगा । और अबाध शाश्वत्‌ 
व विकल्प मुक्त शान्ति रानी को बरेगा । 


संस्कारों को ललकार ललकार कर इनसे ठाना जाने वाला यह युद्ध ही श्रागम परिभाषा 
में तप कहलाता है | जो कि शान्ति प्राप्ति के मार्ग में तेरा पाँचवां पग है। श्रर्थात्‌ निर्जरा तत्व। इसमें 
बहुत अधिक बल लगाने की आवश्यकता है । श्यौर इसी लिये इस तत्व को बडे पराक्रमी व निर्भीक योगी 
जन ही मुख्यतः धारण किया करते हैं | परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि इसको तू आँशिक रूप में भी 
धारण नहीं कर सकता | तू इतना नपु सक नहीं है। जितना वल पौकिक कार्यों में लगाता है, यहां भी 
लगा । शा को छिपाने के लिये बहाना न बना । यह तेरे हित की बात है । 


४ बिना परीक्षा संस्कारों को ललकारने का तात्पय॑ है प्रतिकूल वातावरण में जाकर साधना करना, 
सन्तुष्टि का श्रब तक की गई साधना की परीक्षा करनां। यदि कमी रही है तो दूर करना । जैसा 
निषेष कि पहले बताया जा चुका है। (देखो भ्रध्याय नं० २१ प्रकरण नं० २५) प्राथमिक को मार्ग का 

प्रारम्भ अर्थात्‌ अपनी साधना श्रनुकूल वातावरण में रह कर करनी चाहिये, परन्तु उस बातावरण 

में रहते हुये विकल्पों या तीत्र कषायों श्रादि का दमन हो जाने पर सन्‍्तुष्ट नहीं हो जाता चाहिये। 
क्योंकि इनका वास्तविक दसन तभी माना जा सकता है जब कि प्रतिकूल वातावरण में भी यह उभरने 

न पावें। यद्यपि साधना का प्रारम्भ प्रतिकुल वातावरणा में नहीं किया जा सकता, परन्तु अनुकूल 

वातावरण में साधना का कुछ फल प्राप्त कर लेने पर, शक्ति में कुछ वृद्धि अवश्य हो जाती है। बस इंस 

बल के प्राघार पर भ्रब प्रतिकुल वातावरण में जाकर उस साधना को परीक्षा करना ही तप है। किसी 
व्यक्ति को क्रोध उसी समय तो प्राता है जबकि सामने कोई दूसरा व्यक्ति उपस्थित हो। यदि विरोधी 

. की प्रनुपस्थिति में क्रोध न आ्राने का नाम शान्त चित्तता हैं, तो लोक में सभी शान्त चित्त कहलायेंगे । 


स्यरंदे निर्जरों भीतप..7 -+ २२४ ४ प्रांशिक तंप को अस्भ|वता 
“गैक्लीकि कौन ऐसा हैं जो घर में बैठा दिवारों से लड़ता हो, यो निष्कोरण ही किसी राहेगीर से! 
ऋशाडिकंरता हो । 





एक धटना है पृज्य वर्णी जी के जीवन की। एक दिन वर्णी जी श्रपनी माता चिरोंजा 
जाई से कहने लगे, ''भाता ! में श्रब बहुत शान्त हो गया हूं । माता जानती थी कि' यह इनका भ्रम था, 
+करज्तुंजब तक सिद्ध न कर दे, कैसे कह संकती थी ? श्रत: बोली कि बहुत अश्रच्छी बात है बेटा | भ्रौर 
' “परीक्षा के लिए अवसर की पेरीज्ञा करती रही | भ्रवसर॑ भ्रा गया। एक दिन खीर की चाह हुईं वर्णी 
# जी को । माता से स्वीकृति ली, दूध ग्रादि का प्रबन्ध किया, तथा प्रसन्न थे कि झाज खीर मिलेगी खाने 
* को माता ने खीर बनाई, पर साथ में मलहड़ी भी श्रर्थात्‌ छाछ में चावल उबाल कर नमकीन खीर 
₹ भी१ खाने बैठे तो परोस दी मलहड़ो । उतावली में श्रत्यत्त ग्रासक्तत। पूर्बक खाने को वर्णी जी ने हाथ 
”चछंहाया तो माता बोली “बेटा ! ज़रां ठण्डी करके खाना, कहीं मुह न जल जाये। गरम है यह । पर 
+ धर्णी जी को कहां था 'श्रवकाश उसे ठण्डी करने के लिये। उतकण्ठा थी तीब्र। पहला चमचा मुह में 
/ “डाला | पर हैं। यह क्या ? यह कंसी खीर ? इतनी मेहनत की, दूध लाया, प्रतीक्षा की घड़ियाँ धिनी 
“और यह खीर ? क्रोध भ्रा गया साता पर। थाली फेंक कर मारी। और लगे चलने | माता संबं कुछ 
: देखती तो थीं ही बोली “कहां जाते हो ? कहती न थी कि ठण्डी करके खाना। लो और परोसती है 
“अरब की बार गरम न खाना | और अ्रब की बारे परोसी खीर। खाकर चित्त प्रसन्न हो गयांनवर्णी जी 
का । पर वह फेंकी हुई थाली भ्रव भी उनकी शान्ति की खिलली उड़ा रही' थी, माता बोली “तुम तो 
शांत हो गये थे बेटा ।' झौर अश्रब सम्भले वह। “भूल गया था माता। क्षमा करना ! वास्तव में शांति 
भ्रभी दूर है।” बस इस प्रकार अपनी साधना की सफलता तब समझो जब कि प्रतिकूल साधनों के 
: उपस्थित हो जाने पर भी शांति में भड़ न पड़े। इस प्रयोजन के लिये किया जाता है तप। जिसमें .« 
जानबूभ कर, प्रतिकूल आ्ण्पओ को निमंत्रित किया जाता है, प्रतिकुल वातावरण में प्रवेश किया जाता 
है, और वहां जाकर भी इस बात की सावधानी रखी जाती है कि शांति से विचलित न होने पाऊ । 
: कदाचित्‌ अन्तरज़ु में क्षोभ आदि प्रगट होने भी लगे, तो उसे अन्दर में ही दबाने का प्रयत्न किया जाता 
' है। और इस प्रकार अभ्यास करते हुये एक समय वह झ्रा जाता है कि स्वत: भी कभी ऐसी प्रतिकृलतायें 
ग्रा पडें, तो शान्ति निर्बाध रहे, मस्तक पर बल न पड़े, मुस्कराहट भंग न हो। बस अब जानों कि 
प्रतिकूलता सम्बन्धी संस्कार टूट चुका है। इसी प्रकार स्व जाति के संस्कारों के साथ युद्ध करके बल पूर्वक 
उनकी प्रलंय करने का नाम तप है। 


दिनांक ७ भकतूवर ९६५६ 
. प्रवचन नं० २१३ 
५ ऑशिक तप की तंप शब्द सुन कर कुछ डर सा लगता होगा तुमै। परन्तु डर मत। योगियों कें द्वारा 


.. सम्मांवना... किये जाने वाले महान तपश्चरण को बात नहीं कर रहे हैं यहां। केवल तप के उतने 
“मात्र अंश की बात है, जिससे तुमे किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट का वेदन करना न पड़ेगा 4. जिसे तु 


रू निर्जेरा बातप ... .. २२५ ६ संस्कार तोड़ने का उपाय - 
बड़ी सरलता से वर्तभात के गृहस्थ जीवन में मी उतार सकता है । तप का मुख्य अज्भ तो साधु सम्बन्धी 
निर्जरा भ्र्थात्‌ तप के प्रकरण में बताया जाएगा । बह मुख्यतया योगियों के जीवन में ही देखा जाता है । 
तप करने के लिए वास्तव में बड़े बल की क्‍झ्रावश्यकता है।  झोर सम्भवतः वह बल श्राज मुझ में नहीं है । 
परन्तु इतना बल श्रवश्य है कि तप के यहां बताये जाने बाले भ्रद्भ को तू धारणा कर सके। तप की वृद्धि 
को प्राप्त, योगी जमों को भी उस बल का स्वामित्व. एक दम प्राप्त नहीं हुआ था। बल्कि तेरी जैसी 
ही अवस्था से इस भ्रल्प शक्ति के योग्य तप को धारण कर करके ही उन्होंने धीरे धीरे बल को बढ़ाया 
था । इसी प्रकार बल के बढ़ जाने पर उस उत्कृष्ट तप को धारण करके योगी कहलाये हैं। तू भी श्रपने 
योग्य तप को घारणा करने के प्रति कुछ उल्लास उत्पन्न कर। इससे तुझे £हान लाभ होगा ।। जो स्वयं 
तेरे प्रनुभव में श्रायेगा, और कुछ महीनों में यह देख कर तू भारत करेगा, क्रि तेरे जीवन में एक अन्तर 
भा रहा है-एक महान ग्रन्तर-जमीन प्रासमान का श्रस्तेर-रात दित का अन्तर । एक परिवर्तन था रहा है, 
जिसने तुझे किसी भ्रन्ध कप से निकाल कर सूर्य के प्रकाश में ला खड़ा किया है । 


६ संस्कार तौढ़ने गाँति प्राप्ति की दिशा में पूर्व संस्कार को तोड़ने के लिए, तप के द्वारा वर्तमान भ्रल्प 

का उपाय. स्थिति में अपनाई जाने वाली, उन क्रिया विशेषों को बताने से पहले इस स्थान पर यह 
बतला देना झावश्यक है कि किसी भी अच्छे या बुरे लोकिक सस्कार को बनाने का क्रम बताया जा 
चुका है खो अध्याय नं० १६ प्रकरण नं० ४) बंस' उससे उल्टा क्रम संस्कार तोड़ने .का होना चाहिये । यद्यपि 
संस्कार तोड़ने के इस क्रम को श्राप सब जानते हैं, क्योंकि यह आपके प्रनुभव में श्राया हुआ है, परन्तु 
विश्लेषण न कर सकने के कारण वह जाना हुआ भी न॑ जाने के समात्त है। क्योंकि बिना विश्लेषण 
किये एक दीखने वाली क्रिया के क्रमिक श्रद्धों के भान बिना नवीन रूप से उस क्रिया का प्रारम्भ करके 
उसके अन्तिम फल को प्राप्त करना भ्रसम्भब है। में आपको यहां कोई नई बात बताने वाला नहीं हैं । 
यह बात वही है जिसे श्राप सब जानते हैं। अ्रन्तर केवल इतना ही है कि आप विश्लेषण रहित जानते हैं, 
और में उसी क। विश्लेषण करके दिखा रहा हू । 


बन्ध तत्व में संस्कार को बनाने के क्रम का विश्लेषण करते हुये यद्यपि चोर का हृष्टांत 
दिया गया है। परन्तु सुलभता से सभभाया जा सके, इस प्रयोजन से यहाँ गाली के संस्कार को तोडने 
का हृष्टाँत दिया जा रहा है। आ्रापकी हृष्टि से बहुत से व्यक्ति ऐसे गुज़रे होंगे, जो हर बात में किसी 
गाली रूप श्रएलील बचन का प्रयोग कर जाते हैं, पर स्वयं यह नहीं जान पाते कि उन्होंने कोई भी 
भ्रयोग्य वचन कहा है। एक लम्बे भ्रभ्यास वश भ्राज वह्‌ क्रिया उनकी अबुद्धि पूर्वक की कोटि में जा 
चुकी है। इसी को लोक में तकिया कलाम कह कर पुकारा जाता है। स्वयं त जान पाने की बात तो 
रही दूर, आपके द्वारा संकेत करने पर भी' उन्हें म्रापकी बात पर विश्वास नहीं श्राता, और कह बैठते 
हैं कि, “नहीं, नहीं ! मेंने तो कोई भ्रएलील वचन नहीं कहा है। इतना पुष्ट हो गया है उनका बह 
संस्कार कि उनके विवेक को स्वत: ढक डाला है। दोष करके भी उसका स्वीकार करने को तैयार होते 
नहीं-वह । दृष्टांत में उनके संस्कार को तोड़ने का क्रम बताया है। इसको तोड़ने के लिये साधक को 
उलसोसर अनेकों वुद्धिरुप स्थितियों में से गुजरना पड़ेगा । 


... पइली स्थिति दो बहूं प्रविवेक पूर्शाँत, को कृपर कहीं हुई स्थिति. है, जहाँ कि उसको 


रूनि्जंरा यातप ' २२६ ६ संस्कार तोड़ने का उपाय: 


दोष का स्वीकार ही नहीं होता । यह तो है पुरुषार्थ हीनता की स्थिति। इसलिये 'इसका समावेश तो 
ग्रभीष्ट मार्ग में हो ही न सकेगा । हां, इससे भागे की दूसरी स्थिति से मार्ग प्रारम्भ होता है। जबकि 
प्रापके सुझाने पर वह विचारने लगे कि, “ठीक हो होगा, गाली ग्रवश्य मेरे मु ह से निकली होगी, नहीं 
तो यह मुझे क्‍यों टोकते । इनको मुझ से कोई द्वेष थोड़े ही है। ओर इस प्रकार आपके कहने पर केवल 
विश्वास के झ्राधार पर अपने अपराध को स्वीकार कर ले । 


इससे झागे तीसरी स्थिति वह है । जबकि कदाचित्‌ कदाचित्‌ भपने स्रु ह से निकली गाली 
वर स्वत: ही उसका उपयोग चला जाने पर, वह पहले का भ्रन्धविश्वास निर्णय की कोटि को स्पर्शने लगे, 
धर्थात उसे यह भान होने लगे, कि हां, / गाली निकलती तो श्रवश्य है। मेरे मित्र ठीक ही कहा करते 
हैं ॥।” चोथी स्थिति वह है जब कि उसको प्रपने मु हू से निकली उस गाली की अनिष्ठता का भान होने 
लगे कि ” तेरी यह आ्रादत भ्रच्छी नहीं है। सभ्य व्यक्तियों को यह शोभा नहीं देती, इसे प्रवश्य त्यागना 
साहिये' । अर्थात अ्रब भ्रपराघ सम्बंधी निन्‍दा व उसे छोड़ने की तीब्र जिज्ञासा उसमें जागृत हो जाए। 
पांचवीं स्थिति वह है कि आपके द्वारा सावधान किये जाने पर तत्क्षण ही वह उसके मु ह से निकला शब्द 
उसके उपयोग में ग्रा जाए, और ग्रन्तरंग में ग्रपने उस कृत्य पर पछताने लगे । छठी स्थिति वह है जब 
कि बिना श्राप की सहायता के स्वतः ही कह चुकने के पश्चात, उसे भान होने लगे कि वह शब्द उसके मु ह 
से निकल चुका है। तथा अपने उस कृत्य पर पछताने लगे । यहां उसकी यह क्रिया अबुद्धि से बुद्धि की कोटि 
में भ्रा चुकी है। सातवीं स्थिति वह है जब कि आधा शब्द निकला है भ्रौर आधा शब्द निकलने को ही था, 
कि उसने उसे बल पूवेक रोक लिया । तथा हो चुकने वाले आधे कृत्य पर वह श्रन्दर ही भ्रन्दर अपनी 

निन्‍्दा कर रहा है। प्राठवीं स्थिति वह है जबकि श्रन्दर में बोलने के प्रति भ्रभो प्रयत्त या चंचलता हुई ही 
थी कि उसे इसका पता चल जाता है श्रौर वहीं उसे दबा देता है। बाहर में बिल्कुल प्रगट होने नही 
देता, भौर भ्न्तर में भी क्‍यों प्रगट हुआ उसकी चिन्ता करने लगता है। और नवमी स्थिति 
वह है जब कि झन्दर में वह चंचलत। होनो ही बन्द हो जाती है। बस प्रब उस का वहू संस्कार टूटा 
जातो | 


गाली का संस्कार तोड़ने का एक लम्बे समय तक चलने वाला वह पुरुषार्थ, विश्लेषण 
द्वारा नौ कोटियों में विभाजित करके दर्शाया गया । इस का यह अर्थ नहीं कि सवेत्र नौ ही कोटियां बनाने 
की प्रावश्यकता है। तत्व को समभने से मतलब है। यहां ऊपर की नौ स्थितियों में हम स्पष्ट देख रहे 
हैं कि प्रत्येक भ्रागे श्रागे की स्थिति अ्रभीष्ट की सिद्धि में पहली पहली से कुछ ऊंचो है। क्योंकि ग्रागे 
भागे संस्कार की शक्ति में कुछ हानि देखी जाती है। यदि ऐसा न हुआ होता तो पुरुषार्थ का भागे बढ़ कर 
प्रन्तिम फल को प्राप्त कर लेना अ्रसम्भव था। बस जितने अंश में, प्रति स्थिति, संस्कार की शक्ति में 
क्षति प्राई है, उतने प्रंश में उस संस्कार की निर्जरा है। पूर्ण क्षति का नाम यूर्णा निर्जरा या संस्कार से 
मुक्ति हैं । क्रोध के सस्कार को तोड़ने का भी यही नियम है । श्रर्थात किसी भी दूषित संस्कार को तोड़ने 
का यही क्रम हैं । ( १ ) भ्रपराध का स्वीकार ( २ )अ्रपराध का अनुभव ( ३ ) उसे तोड़ने की जिज्ञासा 
व उस कृत्य की निन्‍दा (४) किसी भ्रन्य की सहायता से उसका श्रबुद्धि से बुद्धि की कोटि में प्राना तथा 
तत्सम्बन्धी पछतावा करना ( ५ ) बिना किसी की सहायता के बुद्धि की कोटि में झ्राना तथ। झपने कृत्य 
पर भपने को धिवकारता ( ६) झाधा भपराघ होने पर श्ाघे को रोक खेना और पछताना (७) सम्पूर्ण 


-इ७ नि्रो वो तप... - / ११७ ७ तप में प्रतिकूल वाताबरंण का महँतवे 


को बाहर प्रगट होने से रोक लेना तथा अभ्तर में उठे तत्सम्बंधी विकल्प को घिक्कारना (८) भ्रपराध 
सम्बंधी भ्रन्‍्तर जल्य को भी रोक लेना। 


. ७ तप में प्रतिकूल घस यही क्रम है, उन पुष्ट संस्कारों को तोड़ने का जिनके काररा मे अपनी इच्छा 
वातावरण का के बिना भी अपने अ्रतिरिक्त प्रन्य चेतन व भअचेतन पदार्थों में दृष्टता अझ्निष्टता कर 
महत्व बैठता हैं श्रौर व्यकुलता जनक विकल्प जाल में फंसकर श्रशान्त हो जाता हूं। परन्तु 
उपरोक्त हृष्टान्त पर से यह बात भली भांति सिद्ध हो जाती है कि उपरोक्त क्रम सम्बन्धी पुरुषार्थ प्रति- 
कूल वातावरण में ही हो सकता है, अनुकूल वातावरण में नहीं । क्या घर के एकान्त कमरे में बैठ कर 
गाली के संस्कार को तोड़ने का प्रयत्न किया जा सकता हैं। जहां कोई दूसरा व्यक्ति ही न हो भौर 
बोलने का अ्रवसर ही न मिले तो क॑से चलेगा उस का पुरुषार्थ कंसे पहुंचेगा ऊपर ऊपर की स्थिति में 
वहां गाली का शब्द ही न होगा, किस को लायेगा बुद्धि की कोटि में ? किसके प्रति करेगा पशचाता ? 
श्र्थात क्रम चलना असम्भव हो जायेगा। यह क्रम तभी चल सकता है जब कि उसके सामने कोई भन्य 
व्यक्ति हो, जिस से बात करने का अ्रवसर उसे प्राप्त हो, और गाली का शब्द उसके मु ह से निकलता 
हुआ हो | 


इसी प्रकार उन उन पदार्थों में, इष्टता प्रननिष्टता सम्बन्धी संस्कार भी तभी तोड़े जाने 
सम्भव हैं। जबकि वह पदार्थ इन्द्रियों के विषय बन रहे हों, भश्रौर विकल्प उठ रहे हों। मन्दिर में बैठ 
कर यह संस्कार विच्छेद सम्बन्धी पुरुषार्थ किया नहीं जा सकता। क्योंकि जहां पदार्थ भी नहीं भ्रौर 
विकल्प भी नहीं, वहां किसको बुद्धि की कोटि में लायेगा ? किस के प्रति करेगा पश्चाताप ? झपने किस 
कृत्य को थिक्‍्कारेगा ? भ्र्थात्‌ घर गृहस्थ के प्रतिकूल वातावरण में रह कर ही यह पुरुषार्थ किया जाना 
सम्भव है । श्ोर वह बातावरण सहज ही भ्रापको प्राप्त है । 


८ संबर में निजंरा परन्तु इसका यह ताप्पय नहीं कि मन्दिर में आने से व संवर अधिकार में बताई गईं 
चार विशेष क्रियाओ्रों से उस पुरुषार्थ की बिल्कूल सिद्धि नहीं होती । कुछ प्रंशमें यह देव पूजा, गुरु उपासना 
स्वाध्याय व संयम की संबर के भ्रग रूप क्रियाश्रों से भी इन संस्कारों की क्षति होती है। भौर उसे झ्ाप 
सब प्रनुभव कर रहे हैं । क्योंकि यदि ऐसा न हुझ्ना होता तो श्राप भ्राज उपरोक्त क्रम की चौथी कोटि में 
बठे हुए न होते । प्र्थात इस प्रवचन द्वारा प्र रित हो कर भ्रपने भ्रपने दोषों का स्वीकार अपने जीवन में 
उन का भनुभव उन के प्रति घृणा उन को तोड़ने की जिज्ञासा तथा यहां बताए जाने पर उन दोषों की 
उपयोग में पकड़ व उन के प्रति निदा, जो इस समय भ्रापके हृदय में उथ्न पुथल मचा रही है, कदापि 
प्रगट न हो सकती । 


€ संवर निजरा में भ्रत: यह बात स्वीकार्य है कि जहां संवर होता है वहाँ निर्जया भी अभ्रवश्य होती 

झनन्‍्तर . है। जहां कुछ समय के लिए अनुकूल वातावरण में रह कर विकल्पों के दबाने का 
पुरुषार्थ होता है। वहां संस्कार भी क्‍्वश्य क्षीण होते हैं। परन्तु यहां है प्रकरण निर्जरा की मुख्यता से, 
 प्र्यात्‌ संस्कार के आबल्य के विच्छेद की मुख्यता से, जो संस्कार कि प्रतिक्ल वातावरण में मुझे सब 


> जज ए 


>“इद निजेरा बातप'  . - शरद प्र संवर थ भिर्जशी-में प्रन्तर 


. '/ कुछ भुला देता है, सुने व सीखे सब पर पानी फेर देता है। तो फिर संवर व निजरा में प्रन्तर ही क्या 
... रहा ? दोनों एक ही तो हैं ? नहीं, ऐसा नहीं है । दोनों में होने वाला पुरुषार्थ यद्यपि एक ही जाति का है, 
- श्र्थात विकल्प के रोकने का ही है। तथापि संवर अनुकूल वातावरण में रह कर विकल्पों के दबाने का 
. नाम है भोर निर्जरा प्रतिकुल वातावरणमें रहकर विकल्पों को उत्पन्न ही न होने देने के प्रयत्न का, पर्थात्‌ 

.. उत्पन्न हीते हुए विकल्पों को उपरोक्त क्रम से रोकने का नाम है। यही इन दोनों में भ्रन्तर है। संवर में 

. _ भी पुरुषार्थ लगाता होता है, बुद्धि पु्वंक कुछ करना होता है, झौर निर्जरा में भी । परन्तु संवर में थोड़े 
न ह 'बंल, से भी काम चल जाता है। निजेरा में श्रधिक बल की श्रावश्यकता है । क्योंकि ग्रनुकुल वातावरण की 

, झ्रपेक्षा प्रतिकूल वातावरण में रह कर कोई काम करना अभ्रधिक कठिन है। 


प्रमुकूल वातावरण में रह कर संवर के साथ साथ होने वाली निर्जेरा करने का बल तो हमारे 


. भ्रन्दर है ही | परन्तु प्रतिकूल वातावरण भ्रर्थात गृहस्थी में रह कर निर्जेरा करने के ग्रर्यात संस्कारों की 


शक्ति पग्रधिकाधिक क्षीणा करने के बल से भी श्राज सौभाग्य वश हम छून्‍्य नहीं हैं। उसको ने छिपा कर 


. बतमान में उस का इस दिशा में प्रयोग करना कतंब्य हैं । 


दिनांक ८ अक्तूबर १६५६ 


प्रवचन नं० ४४ 


. &अ संबर व मिजरा शान्ति प्राप्ति के मार्ग में उन संस्कारों को तोड़ने की बात चलती है, जिनसे प्रेरित होकर 


मैं झ्नननर ने खाहते हुए भी में विकल्प सागर में गोते खाने लगता हैं, भ्रोर व्याकुल हो जाता हैँ । 
जिसके कारण मन्दिर से निकलते ही गृहस्थ सम्बन्धी विकल्प समूह मुझे घेर लेता है, शौर भुला देता 
है सब सुना व देखा । अर्थात्‌ वातावररा बदला और में बहा। मन्दिर के अनुकूल वातावरण में जिस 
किस प्रकार उद्यम करके, जिन विकल्पों से कुछ समय के लिए किड्चत्‌ मात्र मुक्ति प्राप्त की थी, 
गृहस्थ के प्रतिकुल वातावरण में वही विकल्प अपने पराक्रम द्वारा मुझे वह बात याद करने तक का भ्रवसर 


. श्राने नहीं देते” इसलिए मेरा कर्तव्य हो जाता है, कुछ पुरुषार्थ शर करने का, भौर अ्रधिक बल लगाने का, 


प्रतिकुंल वातावरण में रहते हुए । 


अ्नुकूलताशं में किये गए पुरुषार्थ की अपेक्षा प्रतिकृलताभों में किये गए पृरुषार्थ में 
स्वाभाविक रीति से ही अधिक बल की आवश्यकता होती है। यह बात सिद्ध करने की आवश्यकता 


' नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिये, पूर्वजों की छोड़ी सम्पत्ति के स्वामित्व में व्यापार करने के 


लिए जितना पुरुषार्थ लगाना होता है उससे सैंकड़ों गुणा पुर॒ुषार्थ खाली हाथ व्यापार करने के लिए 
लगाना पड़ता है, यह बात सब के प्रनुभव में आई है। बस यही है भ्रन्तर संवर व निर्जरा या तप में । 


. सैंवर में भ्रनुकुल वातावरण में रहने के कारण कम बल की ग्रावश्यकता होती है। श्ौर तप में प्रतिकूल 


बतावरगण में ग्रधिक बल की । यद्यपि दोनों दशात्रों में की जाने वालीं क्रियायें लगभग समान ही हैं । 


. जितना बल लगाया जाएगा कार्य भी उतना ही होगा, यह सिद्धान्त है। अतः अधिक बल के प्रयोग के 
. कोरणा तप रूप उन क्रियाप्रों से होते वाली तिर्जरा अर्थात्‌ संस्कारों की झक्ति में क्षति अधिक है । 


रेण विजैरा ग्राशलपा........ श्श्र १० तप की आवंधबकंता क्यों 


. भौर कम बल प्रयोग के कारण संबर रूप उन क्रियाओं से होने बाली निजेरा कम है। यही है दोनों 
में ग्रत्तर।... . द का है 


१० तप की भावश्य- जब सेंवर से ही निर्जरा का प्रयोजन सिद्ध ही जाता है। भले थोड़ा ही सही, तो तप 

कताक्यों के द्वारा निर्जरा करने की क्या भावश्यकता ? ठीक है भाई ! परन्तु तूने इतना न सोचा 
कि संस्कार हैं भ्रनादि काल के पुष्ट किये हुए बड़े प्रबल, श्रौर उनकी क्षति के लिये मेरे पास समय है 
थोड़ा | केवल मलुष्य आयु मात्र | इसलिए जब तक इनकी क्षति बैग के साथ न होगी, तब तक इतने 
कम समय में ही उनसे मुक्ति मिलता श्रसम्भव है। भ्रगले भव में कौन जाते यह ज्ञान और यह उत्साह 
मिले कि मे मिले । परन्तु यदि इसी भव में इनकी शक्ति को तप द्वारा श्रत्यच्त क्षीण कर दिया जायेगा, 
ग्रौर ग्रपनी शक्ति में वृद्धि कर ली जायेगी, तो भ्रगले भव में भी यह मेरे मार्ग में बाधा डालने में समर्थ न 
हो सकेंगे । यही कारण है कि इस मार्ग में तप भ्रत्यन्त प्रावश्यक है | दूसरी बात यह भी तो है,कि बर्तमान 
में ही प्रतिकूल वातावरण में जाकर जिस व्याकुलता का बेदन मुझे करना पड़ता है, उससे भी तो किसी 
ग्रह में बच जाऊगा में । और बते॑मान का ही मेरा सम्पूर्ण जीवन शान्ति मय बन जाएगा। इस 
बात की सिद्धि क्या उस समय तक सम्भव है, जब तक कि उस प्रतिकूल वातावरण में रह कर 
भी में कुछ उद्यम न करू, उस अशान्ति से बचने का ? बस इस उद्यम का नाम ही तो 
तप है। मा 


११ तप द्वारा शक्ति संस्कारों की क्षति का क्रम कलश बताया जा चुका हैं। तप द्वारा उनकी क्रप्मिफ क्षति 

में ददि. होते हुए, जीव किस गति से और केसे भावों से प्रागे बढ़ता है। भ्राज यह बात बतानी 
है। हम यह देखते हैँ कि प्रार*्भिक दशा में किसी भी कार्य को प्रारम्भ करते हुए प्राणी को कुछ सिकक 
सी कुछ भय सा हुआ करता है। लौकिक कार्य में या प्रलौकिक कार्य में, सब में यह बात देखने में झाती 
है। श्राख्नव व बन्ध प्रकरण में चोरी के काये सम्बन्धी हृष्टान्त दिया था। वहां भी प्रारम्भ में चोरी 
करने वाले उस बालक के हुदय का चित्रण किया था और दिखाया था, कि उस समय कितना भय था 
उसमें । ज्यों ज्यों वह इस कार्य में प्रभ्यस्त होता गया, इसमें हानि होती गई, चोरी के प्रति उसका साहस 
बढ़ता गया, श्रौर एक दिन वह पूरा चोर बन गया । 


यहां भी एक व्यापारी का दृष्टान्त ले लीजिये। पहले दिन ही जब किसी व्यापारी पुत्र 

को देशावर जाने को कहा जाता हैं माल लाने के लिए, तो कंसी होती है उसके हृदय की स्थिति, सब 
जानते हैं। कुछ भिकक सी, कुछ भय सा, “कसे करूगा सौदा, कहां भोजन करू गा ? प्रबन्ध बने कि 
“न बने ? और भाव में लुट गया तो ?” खेर जाना तो पड़ेगा ही। व्यापार प्रारम्भ जो करना हैं। पहले 
: सौदे में तुकसान भी रहा तो क्‍या बम कुछ सीख जाऊगा। धन हानि भले हो जाए पर श्रभ्यास 
लाभ तो हो ही जाएगा “इत्यादि विकल्पों के जाल में उलका वह चल देता है माल खरीदने | अ्ंपनी 
ग्रोर से पूरी चतुराई दिखाता है कि किसी सौदे में नया होने के कारण लुट न ज ए। माल ले झाता है। 
. यदि वूसरों की पपेक्षा कुछ ज्यादा दाम दें भी भ्राया हो, तो कोई चिता नहीं। पहला भ्वसर ही तो 
था । दूसरी बार जायेगा तो यह गलती न करेगा और इसलिए दूसरी बार भिभक व भय नहीं होता । 
होता है तो कम । झब की आर होता हैं उसके साथ कुछ उत्साह, कुछ पहली बार के तजुर्बें का, भरत: इस 


अपर. 


“रद निर्जरा यो तप... २३७ ११ तप द्वारा शक्ति में वृद्धि 


आर धोखा नहीं खाता । खाता हैं तो पहले से कम । भौर इसी प्रकार उत्तरोत्तर तीसरी व चौथी बार 
अधिक भ्रधिक उत्साह के साथ जाता है। ग्रौर एक दिन कुशल व्यापारी बन जाता है। _ : 


भ्रलौकिक कार्य सम्बन्धी दृष्टांत में भी यही क्रम है। उपवास करने में डर लगता है 
किसी को, अनन्त चौदस आई, उसके साथियों ने उपवास रखा, उसे भी प्रेरणा की गई कि उपवास रखे । 
. परन्तु डरता है, “कैसे रख, आज तक उपवास करके देखा नहीं कैसा लगता होगा ? भूख तो सतावेगी 
ही ? कंसे सहन करू गा ? नहीं, नहीं ! मुझ से न होगा ।” और श्रगले ही क्षण कुछ उत्साह के साथ 
“गरे ! इतना क्‍यों डरता है । यह छोटे छोटे बच्चे भी तो करते हैं। क्या तू इनसे भी गया |बीता है ? और 
फिर थोड़ी बाधा हुई भी तो क्या हो जाएगा ? एक ही दिन की तो बात है । सहन कर लीजियो, भरेगा तो 
नहीं ?” इत्यादि अनेकों भय पूर्ण विकल्पों में उलफा साहस करके धर ही लेता है-उपवास । कुछ थोड़ी 
घाधा हुई तो म्वश्य, परन्तु इतनी नहीं जितनी कि वह सोचता था। फलत: “परे ! कोई भ्रधिक कठिन 
तो तहीं है। दिन बीत गया शास्त्रादि सुनने में । पूजादि कार्य क्रम में खाना खाने के प्रति का ध्यान ही 
कब झ्राया ? आ्राया भी तो ग्रत्यन्त अल्प । योंही घबराता था | श्रब॒ मत घबराना। प्रति वर्ष उपवास 
करना ।” इन विचारों के साथ एक उत्साह उत्पन्न हो गया उसमें, श्रौर अब प्रतिवर्ष क्रमशः भ्रधिक 
प्रधिक उत्साह के साथ उपवास करता है श्र एक रोज़ बच्चों का खेल बन जाता हैं, यह उपवास 
उसके लिए । 7 


ह किसी क्रिया करने के क्रम का व उससे प्राप्त फल कै क्रम का विश्लेषण करके बना लिया 
जाता है, एक सिद्धान्त, जिसे किसी भी तत्सम्बन्धी दिशा में लागू करने से, (809 करने से), निकाला 
' ज्ञां सकता है एक नवीन श्राविष्कार श्रौर यही है श्राज के वैज्ञानिक मार्ग का मूल । एक फिलास्फर 
किसी भी प्रत्यक्ष व अ्रनुभ्ूत विषय पर से उसके क्रम का विश्लेषण करता है, क्या' और 'क्यों' के द्वारा 
झौर बना डालता है एक सिद्धांत । जिसको वेज्ञानिक लागू करता है अपनी कल्पनाओ्रों की दिशा में झोौर 
बना डालता है एक श्राइचयका री पदार्थ । यह मार्ग भी वैज्ञानिक मार्ग है। ग्रन्तर है केवल इतना कि वह 
. भौतिक विज्ञान है, श्रौर यह अध्यात्मिक । 


बस तो एक फिलास्फर की भांति उपरोक्त हृष्टांतों पर से मुझे किसी एक सिद्धान्त का 
निर्मारा कर लेना चाहिये, जिसको कि अपने श्रभीष्ट संस्कारों के विनांश रूप में, में लागू कर सक्क । 
: इृष्टान्तों पर से यह स्पष्ट है कि (१) किसी भी कार्य के प्रारम्भ में होती है एक क्रिकक, भय, व 
कायरता (२) एक बार अन्य से प्रेरित होकर ज़बरदस्ती कुछ कष्ट सह कर भी यदि प्रवृति कर भी ली 
जाये-उस ओर, तो वह भिभक हो जाती है कुछ कम, भ्ौर उसके स्थान पर आ जाता है कुछ साहस, कुछ 
उत्साह । (३) ज्यों ज्यों पुनः पुनः दोहराता है-उस कार्य को, साहस व उत्साह में उत्तरोत्तर होती 
है वृद्धि, भोर भय होता है उत्तरोत्तर कम । एक दिन हो जाता है पूर्ण भ्रभ्यस्त और निर्भय । 


5 . बस तप में भी इसी प्रकार समभना । (१) प्रतिकूल बातावरण में रहने के कारण शान्ति 
का उद्यम में कर नहीं सकता, इस प्रकार का भय है श्राज । (२) गुरु के उपदेश व जीवन से प्रेरित होकर 
कह कुछ उद्यम, तो भले प्रधिक सफलता न मिले पर क्रिमक हो जायेगी कुछ कम, साहस में हो जायेगो 


२५ निर्जता या तप... २३१ १२ तप में सफलता का क्रम 


कुछ पृद्धि । (३) पुनः पुतः उस नवीन उपाजित साहस को लेकर उत्तरोत्तर श्रधिक श्रधिक उत्साह के 
साथ करू गा इस दिशा में उद्यस, तो साहंस व प्रन्तर बल में होगी उत्तरोत्तर वृद्धि तथा भिमक में 
हानि । और (४) एक दिन होऊंगा मैं भी उस योगी की दशा में जिसका बल अ्रत्यन्त' वृद्धि को प्रोप्त हो 
चुका है, जिसके कारण कि अनेकों शारीरिक क्षुधा, ठ॒षा, गर्मी, सर्दी, मच्छर, मबखी आ्रादि के तियेंड्त्य 
कुत, प्रकृति कृत अथवा मनुष्य कृत उपसर्ग झा पड़ने पर भी, इसकी शांति में बाधा नहीं पड़ती । उसके 
मुख पर विकसित मुस्कराहट भद्भ नहीं होती । उसके भ्रन्तर में पीड़ा वेदन सम्बन्धी प्रनिष्ट भ्रार्तध्यान 
उत्पन्न नहीं होता | वह बराबर रहता है अपनी शांति में मग्न । परन्तु ऐसी प्रवस्था झ्रायेगी क्रम पूर्वक 
चलने से ही । एक दम वैसा बनने का प्रयत्न करू गा तो फल होगा उल्टा पीड़ा होगी, उससे श्रार्तध्यान 
और उससे कुगति । हर एक कार्य ज्ञान के ग्राधार पर करना चाहिये। नकल करके नहीं । 


१३ तप में सफलता 'उस क्रम का प्रारम्भिक पद क्‍या है, जिसे मैं वर्तमान में अपने जीवन में घटित कर 
क। कम सक ?” यह प्रद्न है। सुन भाई ! उसे ही बताते हैं, संयम के प्रकरण में विशेषतः संयम के 
प्रन्तर्गत इन्द्रियों के बिययां के व जीव हिंसा के दो दो भाग किये गये हैं । एक वह भाग जिसको त्यागने से 
मेरे शरीर को, मेरी गृहस्थी को तथा मेरे धनोपाजेन को धक्का लगता है। तथा दूसरा वह भाग, जिस को 
त्याग देने पर उपरोक्त तीनों बालोंमें कुछ बाधा नहीं भ्राती । बाधा है तो केवल अन्तरंग की कुछ श्रासक्तता 
में व प्रमाद में । इसी प्रकार यहां भी तप सम्बन्धी प्रकरण में भी, प्रतिकूल वातावरण के फीजिये-दो भाग 
एक भाग है क्षुधा, तृषा, गर्मी, सर्दी, गरृहत्याग, एकान्त वास, श्रातापन योग भ्रादि सम्बन्धी वातावरण, 
जिसे में वर्तमान में सहन नहीं कर सकता । ऐसे वातावरण में पुरुषार्थ करना 
तो रहा दूर, में जाने का साहस भी नहीं कर सकता | इस प्रकार के वातावरण में 
जा कर पुरुषार्थ कर सकते हैं केवल योगी जन, जिन का बल श्रभ्यास करते करते आज वृद्धि को 
प्राप्त हो चुका है। दूसरा भाग है वहू जो घर में, बाल बच्चों में खेलते, दुकान पर व्यापार करते, 
तथा भोजन करते भ्रादि समयों में हुआ करता है। इस में रह कर में योग्य पुरुषार्थ बराबर कर सकता 
हैं, बिना शरीर को या गृहस्थी को या व्यापार को बाधा पहुँचागे। द 


झ्रब यह प्रदन होता है कि इस वातावरण में रह कर किया जाने वाला वह पुरुषार्थ क्या 
है जो मुझे वर्तमान में करना चाहिये ? सो भी सुन | बहुत सरल है वह । देख यदि दुकान पर बेठे बैठे ही 
कुछ कुछ भ्रन्तरालों के पश्चात, इस प्रातःकाल की मन्दिर में भ्रनुभव हुई कुछ बातों को याद करने का 
प्रयत्न करे, तो क्या याद न श्रायेंगी ? और इन को याद करने मात्र से तुझे क्‍या कुछ बाघा पहुँचेगी ? 
ग्राहक भ्रा जाये तो उससे बात कीजिये। छोड़ दीजिये उस याद करने सम्बन्धी बात को। पर जब 
ग्राहक चला जाये भ्रौर कुछ खाली बैठे हो, उस समय बजाय इधर उध र की बातें करने या विचारने के, 
यह विचार भी तो कर सकते हो कि “अरे फिर भूल गया सुबह वाली बात, क्‍या सुन रहा था सुबह बहां? 
कैसी शान्ति सी प्रतीत हो रही थी वहां ? इत्यादि ।” बस यही वह पुरुषार्थ है जिस की शोर कि संकेत 
किया जा रहा है। 


....._ इस पुरुषार्थ में तेरे किसी भी बहाने को भ्रवकाश न मिलेगा । साहस बटोर, कुछ उद्यम 
कर, पामरता त्याग । यह तेरे कल्यारा की बात है। ऐसी भावना करते समय भवदय तुझे कुछ शान्ति का 


. रहनिजराबातप २३२... १३ संस्कारों के प्रति सावधानी 


.. बैदन होगा,जिसके फल स्वरूप इस भावना के प्रति भ्गले झगले भवसरों में उत्तरोत्तर बढ़ा हुआ बहुमाव ब 
भूकाव उत्पन्न होगा, जिज्ञासा में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी । याद करने का उत्साह भी उत्तरोत्तर बढ़ेगा ? 
और इसी कारण संस्कारों की शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होतो जायेगी। भावना करने का श्रन्तराल 
उत्तरोसर कम होता जायेगा, पहले दो घण्टे के. पश्चात्‌ ऐसा-समय झ्राता था, फिर एक घण्टे, फिर 
. श्रागे जाकर झाध घण्टे के पदरचातु, और इसी प्रकार भागे भी। भावना की विशुद्धि उत्तरोत्तर 
बढ़ती जायेगी । और एक समय आयेगा जबकि तू बाहर में ग्राहक को सौदा तोलता होगा और 
प्रन्तरझु में शान्ति में स्नान करता होगा। इसी दशा का नाम है भोग भोगते भी वेरागी, जैसा कि 
अनेकों ज्ञानियों ने बताया है। 


दिनांक £ अक्तूबर १६५६ 
प्रब्धन सें० ०२ 


३ संस्कारों के तप का प्रकरण चलता है। अर्थात्‌ उन संस्कारों के विनाश की या निर्जरा की बात 

प्रति सावधानी चलती है, जो कि मन्दिर से निकलते हो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते ही, मेरे श्रन्दर 
मेरी बिना इच्छा के भी कुछ ऐसे विकल्प उत्पन्न कर देते हैं, जिनमें ग्रस्त होकर मैं व्याकुल हो उठता 
हैं । इस रागात्मक वातावरण रूपी पवन को प्राप्त हों जो भड़क उठते हैं ग्रौर मेरे भ्रन्दर चिन्ताओ्रों की 
प्रतीव दाह उत्पन्न करके मुझे भस्म करने लगते हैं। धन्य है पभ्राज का अ्रवसर कि मुझे यह तो खबर 
चली, कि ग्रहस्थी में उठने वाले विकल्प भी कोई वस्तु हैं। जिसे में नहीं चाहता और यदि कोई उपाय 
हो तो हर मूल्य पर इनसे बचने को तैयार हैं। इससे पहले तो किसी अन्धकार वश, बुद्धि के किसी 
विकार वश, मुझे इस दाह में भी कुछ मिठास सी ही प्रतीत होती थी, और किसी मूल्य पर भी में इससे 
छूटना नहीं चाहता था। एक महान अन्तर पड़ गया है श्राज मेरे श्रभिप्राय में। चूम ले इस श्रभिप्राय 
को । बहुमान प्रगट कर इसके प्रति, हर प्रकार रक्षा कर इसकी । यहां अनेकों चोर है इस ग्रभिप्राय कें, 
इस जिज्ञासा के, देख कहीं निकल न जाये तेरी तिजोरी से यह-तीन लोक की सम्पत्ति से भी अधिक 
भूल्यवान जिज्ञासा। 


यह सब किसका प्रसाद है ? कहां से भ्राई यह मेरे अन्दर ? यह सब है उन गुरुओों का 
प्रसाद, उस वीतराम वाणी का प्रसाद, जिनकी उपासना कि मैं संवर के अर्थ में पहले कर चुका हैँ! 
कितना महान फल मिला है सुझे उस उपासना का, बिल्कुल प्रत्यक्ष तथा ग्राज ही। कल की प्रतीक्षा 
करने की भी आवश्यकता न पड़ी । यह है उस निर्जरा का प्रताप, जो संबर के साथ साथ धीमे धीमे 
हुई है । गुरुओं का प्रसाद प्राप्त करके श्राज मुमसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा ? अ्रत्यन्त मृल्यवान 
इस्त दॉति की जिज्ञासा को प्राप्त करके मुभसे अधिक धनवान कौन होगा ? 


श् हम बाता- गद्यपि मन्दिर के अनुकूल वातावरण में रहते हुए में उस शान्ति का तनिक वेदन कर 
बरण में भी शआ्राया हैँ, परन्तु गृहस्थी के उस वातावरण में भ्राकर जबकि में घर होता है, बीबी बल्न्नों 
शान्ति के. से बातें करता या भजन करता होता है, दुकान पर ग्राहक से बातें करता, या माल 
पुर्षाथं को बेचता या खरीदता होता है, दफतर में भ्रपने स्वामी से सलाह करता या श्रपने प्राधीन 
भगकरा. को बुद्ध प्राज्ञा देता होता हूँ मोटर या रेल में यात्र करबा होता हूं, मार्य में गमन 


रंधनिर्जरा पॉलिप / .  :... २३३६ १४ गृहस्थ वातावरण में भी शान्ति के पुरुषार्थ 
करता होता है सब वंह शान्ति कहाँ चली जाती है ? मै नहीं जानता | वहां रहते, हुए भी उसको केसे 
स्थायी रखी जा सके, और विशेषतया ऐसी ग्थिति में, जब कि में उस उपरोक्त वातारण को प्ननिष्ट 
जानते हुए भी, तथा उसको छोड़ना चाहते हुए भी, छोड़ने में समर्थ नहीं हैं श्रथवा जब कि में उस प्रकार 
की कठिन तपस्या करने को समर्थ नहीं हूं, जेसा कि योगी जन करते हैं। वह कौन सा तप है जो में ऐसी 
स्थिति में रहते हुए भी कर सकू और किचित्‌ मात्र भ्रपने जीवन में सफल हो सक्ू । 


निराश मत हो प्रभु | भय भी मत कर | तुमे वह सब योगियों वाला, क्षुधादि बाधाओं 
को जीतने वाला, तप करने को नहीं कहा जाएगा । कुछ ऐसा तप बताया जायेगा । जो तू सुविधा पूर्वक 
कर सकेगा । केवल शक्ति को न छिपा कर वैसा प्रयत्न करने की आवश्यकता है जिससे कि तेरी गृहस्थी 
को, तेरी सम्पत्ति या तेरे शरीर को भी कोई बाधा न होगी । 


देख उस गृहस्थी वातावरण का विश्लेषण करके मुके यह बता, कि क्‍या उसमें बौतने 
वाला तेरा सारा का सारा समय किसी पग्रावश्यक कायें करने में ही व्यतीत होता है, या बीच बीच में 
कभी ऐसे प्रन्तराल भी झा जाते हैं, जब कि तू न बीबी बच्चों से बातें करता हो, न ग्राहक से, श्रर्थात्‌ 
कोई भी प्रावश्यक कार्य न करता हो ? बिल्कुल खालो या तो बेठा हो, या अकेला कहीं चलाजा 
रहा हो, या लेटा हुआ हो | भश्रोह ! ऐसे भ्रवसर तो एक दो नहीं भनेकों ग्राते हैं, सारे दिन में । 
कोई जे होता है धोर कोई बड़ा, भ्रर्थात्‌ कभी शभ्रन्तराल ५ मिण्ट का होता है श्ौर कमी घण्टों 
का भी । 


भला यह तो बता कि तू क्‍या काम किया करता है इन अन्तरालों में ? कुछ विशेष काये 
नहीं , केबल कुछ कल्पनाएं, कुछ चितायें इस जाति की जो तुमे व्याकुलता के बेग में बहा कर ले जाती 
हैं। भाव घट गया है माल का (५०००० ) पच्नास हुजार का माल पड़ा है घर में । क्या होगा ? कोई आशंका 
सी ? यदि यह सत्य हो गई, “तो ?” ब्लड प्रेशर का रोग बता दिया है डाक्टर ने | बड़ा भयानक है यह । 
हा फेल करने का कारएा । एक आशंका सी ? यह सत्य हो गई “तो ?” और इसी प्रकार की भ्ननेकों 
निराधार कल्पनायें, जिन का आधार है केवल ग्रनुमान व संशय । और यदि कोई सौभाग्य वश भा 
कर बीच में टोक दे मुझे, अर्थात मेरे उपयोग को इधर से हटा कर खींच ले अपनी शभ्रोर तो मैं बड़ा ही 
कुछ प्रसन्न सा हो जाता हूं | भ्रच्छा ही हुआ यह ग्राहक भा गया। क्‍या अच्छा होता कि हर समय ही 
ग्राहक खड़े रहते मेरे पास, भोर मुझे ऐसी कल्पनायें करने का भ्रवसर ही न मिल पाता । भ्रर्थात्‌ करता 
हैं इस प्राशंका जनित “तो” सम्बन्धी चिन्तायें, जिन के न आने-को ही भ्रपना सौभाग्य मानता है। 


क्‍ तब तो बहुत सरल हो गया तेरे लिये किसी भ्रावश्यक काय को छोड़ने की या उस में 

बाधा डालने की भ्रावश्यकता नहों। केबल उन फोलतू वाले अंतरालों का दुरुपयोग न करके सदुषयोग कर । 

“किस भ्रकार,सो सुन । यह पहले बताया जा चुका है कि प्रभिप्राय या लक्ष्य पूर्णाता का होता है परंतु भ्रभिप्राय 
: के साथ साथ कार्य भी पूरा ही जाय यह नियम नहीं | हां यह नियम अवश्य है, कि काये करने के प्रति 

' पुरुषार्थ भ्रवद्य प्रारम्भ किया जाता है-यदि उपाय संबंधी कुछ जानकारी हो तो । तुक में भी इस वातावरण 


रूम निर्जरा या तप... २१४ १४ एक नवीन संस्कार की आवश्यकता 


मं प्रभिश्राय की 
मैं रहते रहते शान्त रहने का सच्चा व हढ़ भ्रभिष्राय तो बन चुका है। भौर जीचन में उस श्र 

किब्न्चित्‌ मात्र पूर्ति के पुरुषार्थ करने को भी.उद्यत हुआ है। परन्तु उफाय का भान न होने के कारण तेरा 
यह अभिप्राय कुछ बेकार सा ही पड़ा है। ले तो वही उपाय बताते हैं। 


स्कार किसी शत्र का विनाश करने के लिये, नीतिम्न व्यक्ति उसके मुकाबले में उसके भ्रन्म 

है लंड जप शत्र को भडका कर खड़ा कर दिया करते हैं, प्रौर इस प्रकार बिना स्वयं प्राफृत में 
पड़े अपने प्रयोजन की सिद्धि कर लिया करते हैं। बस तू भी यदि बिना उपसर्गादि सहे इन संस्कारों का 
विनाश करना चाहता है तो, इनके सामने ही किसी इनके विरोधी श्रन्य संस्कार को लाकर खड़ा कर दे, 
भ्रर्थात प्रयत्न कर कि तेरे श्रन्दर एक नवीन जाति का कोई विदेष शुभ संस्कार उत्पन्न हो जाये, जिस का 
भुकाव हर समय शान्ति के ग्रभिप्राय को प्रेरित करना हो, जिस प्रकार कि वर्तमान संस्कारों का भुकाव 
भोगों आदि सम्बन्धी अभिप्राय को प्रेरित करना रहा करता है। 


१६ नवीन संस्कार का किसी भी संस्कार को उत्पन्न करने का उपाय आख्रव बन्ध तत्व प्रकरण में स्पष्ट कर 
उत्पत्ति क्रम दिया गया है। बस वही प्रयोग इस ब्रभीष्ट संस्कार को उत्पन्न करने के लिए भी लागू 
करना है। वेज्ञानिक ढंग यही है किसी कार्य को करने का, कि प्ननुभूत कार्य का विश्लेषण करके “वह किस 
प्रकार तथा किस क्रम से करने में श्राया है।” यह जाना जाये, श्नौर उस क्रम को एक प्िद्धाश्तक रूप दे 
दिया जाये, हर कार्य पर लागू करने के लिए पूर्व संस्कार को उत्पन्न करने के क्रम में बताया गया था, 
बुद्धि पृवंक का कोटि से प्रारम्भ करके उसका भर्ुद्धि पूवंक की कोटि में चले जाना । यहां भी यह नवीन 
संस्कार पहले पहले बुद्धि पूर्वक बल लगा कर प्रारम्भ करना होगा, और इस बुद्धि के प्रयोग को तब तक 
चालू रखते रहना होगा जब तक हढ़ व पुष्ट हो कर वह श्रबुद्धि की कोटि में न चला जाये । 


क्या है यह बुद्धि का प्रयोग, यही भ्रब बताता हूँ। में जीवन में कुछ ऐसा प्रयत्न रखू 
कि भले ही काम के अवसरों में न सही, परन्तु उन फालतू अ्रवसरों में तो मुझे वह बात जो प्रातःकाल 
मन्दिर में देखी थी, सुनी थी, विचारी थी, व धारी थी, उपयोग में आ ही जाये । श्र्थात्‌ उन अवसरों 
में यदि कल्पनायें ही करनी हैं तो बजाए उपरोक्त कल्पनाप्रों के, कुछ भब्रन्य जाति की कल्पना क्‍यों न 
करू । उस जाति की कल्पनाएं, जिससे कि वह अवसर उतने अपने काल के लिए स्वयं सुन्दर बन 
जाये, शान्त बन जाये, तथा श्नगले अवसरों को भी वैसा बनने की प्रेरणा दे। और इस प्रकार उन 
फालतू श्रबसरों को उपयोगी बना लू' | यह ठीक है कि पहले पहले उन सर्व ही फालतू्‌ अवसरों को 
उपयोगी बनाने में मैं सम्भवतः सफल न हो पाऊं, परन्तु यदि प्रयत्त करू तो क्या यह भी सम्भव नहीं, 
कि उन सवे झवसरों में से कोई एक या दो अवसर कदाचित्‌ कदाचित्‌ मैं उपयोगी बना सक्क ? ऐसा 
हो जाना अ्रवश्य सम्भव है। उपयोगी .बने हुये उस अवसर में, स्वभावत: ही श्रनुभव में आई 
कोई भ्रलौकिक शान्ति, मेरे पूर्व के प्रभिभ्राय को और पुष्ट कर देगी। कल के प्रवचन में बताये प्रमुसार 
विरोधी संस्कार को किडिनचत्‌ क्षति पहुँचायेगी। सफलता के प्रति मेरे प्रन्दर में पड़े संशय को दूर 
कर देगी कुछ साहस में वृद्धि करेगी । श्रौर मैं श्रौर श्रौर उद्यमी बन कर शोष रहे प्रत्य प्रवसरों में भी 
उन बातों को उण्योग में लाने का प्रयत्न करूगा। तथा एक दिन फल हो जाऊंगा उन सर्व फालतू 
प्रक्सरों को उपयोगी बनाने में । द 


श्ेबनिजरा बात्ष ४ ४ १६५ १७ भड़ुद्धि पूर्वक का नेवीत सैरकार 


7. , “चलने पर ही बस ने होगा ।' इस बात का अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीँ, 
कि उत्पन्न हुई उस शान्ति से प्रेरित होकर बह मेरा पुरुंषार्थ बराबर आगे बढ़ता चला जायेगा-इस 
दिशा में-कि धीरें धीरे उन उपयुक्त भ्रवसरों की गिनती में वृद्धि होने लगे, भौर भ्रब॑कदाचित्‌ कदाचित्‌ 
ग्राहक भादि से बातें करते या भ्रन्य कोई आवश्यक कार्य करते हुए भी थोड़ी देर के लिए, मेरे उपयोग 
में वह बात झा जाये । कैवल बुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ ही नहीं, पूर्व का श्रभ्यास भी प्रडुद्धि पूर्वक इस 
कार्य में मेरी सहायता करता रहेगा। भागे भ्रागे उपयोगी अवसरों की गिनतो में ही वृद्धि न होगी, बल्कि 
उनके काल में भी बराबर वृद्धि होती चली जायेगी। और इस प्रकार बराबर दो दिशाओं भें वृद्धि 
होते होते, एक दिन ऐसा झा जायेगा, जब कि यह सर्व भ्रवसर मिल कर एक धार बन जायेंगे । प्रर्थात्‌ 
उस प्रकार का उपयोग बराबर श्रन्दर में बना रहेगा । चलते, फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते, नहाते, 
सोते, हर समय ही वह उपयोग ग्नन्दर में छिपा हुआ्ला, कुछ हल्की हल्की चुटकियां लिया करेगा। मैं 
बाहर में तो सौदा तोलता हुआ हूँगा ग्राहक को, भ्लौर अन्दर में वेदन करता हैगा उन हल्की हल्की 
चुटकियों का । भ्रब वह बात उस वातावरण में भी में भूल न पाऊंगा, जेसा कि पहले हो जाया करता था, 
भ्रौर यही तो था मेरा प्रयोजन, जिसकी सिद्धि क्रम पर चलने से हो गई । 


१७ भबुद्धि पूजक का जिस प्रकार प्रभ्यस्त हो जाने के पश्चात्‌ कोई बुद्धि पूर्वक का विशेष पुरुषार्थ उस दिशा 

नवीन संस्कार में करना नहीं पड़ता है, वह कार्य थोड़े से इशारे मात्र में ही स्वयं चलता रहता है। 
जिस प्रकार बड़े परिश्रम से बुद्धि पूवंक पद विक्षेप का अ्रभ्यास करने वाला बालक अ्रभ्यस्त हो जाने 
पर मात्र थोड़े से इशारे से दौड़ने तक लगता है। उसे भ्रपनी बुद्धि को विशेषतया उस दिशा में लगाने 
की भ्रावश्यकता नहीं होती । पाँव से चलते हुए भी वह बुद्धि से कुछ भौर और विचारने का ही काम 
लिया करता है । इसी प्रकार उपरोक्त प्रभ्यस्त दशा हो जाने पर उस साधक ग्ृहस्थ की बुद्धि भले ही 
बाहर में किसी भ्नौर दिशा का कार्य करती रहे, पर भ्रन्तरड्भ का वह प्रयोजनीभ्रूत कार्य अबुद्धि पृवंक 
की कोटि में श्राकर एक संस्कार का रूप धारण कर चुका है वह संस्कार जो कि पूर्ब अनेकों 
संस्कारों को परास्त करने में समर्थ है। जिसका विश्वास हो जाता है उस महान श्रन्तर की प्रतीति 
से, जो हमारे पूर्व की प्रशान्ति व वर्तमान की किड्चित्‌ शान्ति के बोच साक्षात्‌ भ्नुभव में भा 
रहा है । 


१८ नवीन संस्कार अबुद्धि पूर्वक का तात्पये यहां यह त समझ बेठना कि बिना किसी भी पुरुषार्थ के वह 
की उत्पत्ति के अवस्था बराबर बनी रहेगी, नहीं कुछ पुरुषार्थ अवश्य लगाना होगा। उस धारा को 
प्रचात भो बराबर प्रवाहित करने के लिये। यह बात अवदय है कि उस पुरुषार्थ में लगाये जाने 
किचिद पुरषार्थ वाला बल प्रारम्भ में लगाये जाने वाले बल से बहुत कम है। जिस प्रकार कि लोटे में 

पानी भर कर उसमें डोरी बाँध कर घुमाएं तो, पहले चक्कर में भटका देते समय कुछ भ्रधिक बल 

लगाता पड़ता है। भौर सावधानी पूर्वक लगाना पड़ेगा, कि कहीं पानी बिखर न जाये, परन्तु एक 
चक्कर स्ता लेने के पश्चात्‌ श्रागे भी उसे घुमाता रखने के लिये भले ही उतना बल व उतनी सावधानी 

न रखे । परन्तु प्रत्येक चक्कर के साथ अंगुली का एक धीमा सा संकेत तो देना ही पड़ेगा । कार्य प्रारम्भ 

हो जाने के पश्चात्‌ उसे चालू रखने के लिए जो यह थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है.। इसे झाग-के 

बेशातिक इब्जीनियर एक्सीलिरेशन (0०02/87800॥) के नाम से कहते हैं। तथा गरित के द्वारा 


. शुकनिर्जरा यातप. ., २३६ १६ कतेव्य रूप छः क्रियाओं का सिर्देश 


भी व लोग इस प्रक्रिया विशेष में प्रयुक्त बल को (80०९८/४(0॥ 709० को) प्रारम्भ में प्रयुक्त बल की 
(5४077 ?0ए८7 की) भ्रपेक्षा कई गुणी हीन सिद्ध कर रहे हैं। मोटर स्टार्ट ($७7/) करते समय सेकिढ़ 
गीयर/5९०070 (0८४7) पर चलाया जाता है। और एक बार चलने के पश्चात्‌ भ्रन्तिम गीयर पर डाल दी 
जाती है। फस्ट या सैकिण्ड गीयर पर उसकी गति भी धीमी होती है और पट्रोल भी अधिक खाती है, 
झौर झन्तिम गीयर पर उसकी गति भी तीज्र हो जाती है भर पट्रोल भी बहुत कम खाती है। अर्थात्‌ 
आरम्भ में म्रधिक बल लगा कर भी कम काम कर पाती है। भौर चालू हो जाने के पश्चात्‌ कम बल 
लगाने से भी अ्रधिक काम कर पाती है। यही वैज्ञानिक सिद्धान्त सर्वत्र लागू हुआ जानना । 


दिनांक १० अक्तूबर १६५६ 
प्रबचन नं० ५६ 


१६ कर्तव्य रूप छः अनादि काल से पुष्ट हुए उन दुष्ट संस्कारों को, जो कि हरे जाहे भी मुभे उस गृहस्थ 
क्रियाओं का के वातावरण में जाने पर, मानों जबरदस्ती खींच कर व्याकुलता के सागर में धकेल 
निर्देश, . देते हैं, उसे नाश करने के उपाय, श्रर्थात्‌ निजेरा के उपाय तप का प्रकरण है। इस 

प्रल्प भ्रूमिका में रहते हुए, किस प्रकांर यथा योग्य तप किया जाना सम्भव है? और किस प्रकार, 

क्यों, भौर किस क्रम से, वह वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, खण्डित रूप से एक धारा रूप बना जाता है । 
तथा किस प्रकार मेरे भ्रन्दर शान्ति श्रंकुर उगता है, व साहस तथा बल में वृद्धि करता है। यह बातें 
कल के प्रकरण में चल चुकी हैं। श्राज वह प्रक्रिया विशेष चलती है जिनको कि जीवन के पूर्व संकेतित 
खाली अवसरों में मुझे अपने जीवन का प्रयोग क्षेत्र बनाना है। वह प्रक्रिया बाह्य में नहीं अन्तर में 
ही करनी होगी, केवल चिन्ताओं में, केवल नवीन जाति की कुछ कल्पनाओं में करनी होगी। क्योंकि 
बाह्य क्रिया करने की शक्ति वर्तमान में मुझ में नहीं है। इस प्रक्रिया को छः: भागों में बांटा 
जा सकता है। (१) विनय, (२) वंयावृत्य, (३) स्वाध्याय, (४) त्याग, (५) सामायिक, (६) प्रायश्चित । 
क्रम पूर्वक उन छः बातों को बताते हैं । ह 


२० विनय प्रात. काल मन्दिर में दर्शत करले समय झौर गुरु की प्रत्यक्ष व परोक्ष भक्ति करते समय, 
जिस द्वान्ति के दर्शन किये थे, उनमें जिस वीतरागता का दर्शन किया था, उनमें से जिस मुस्कराहुट 
का वह मधुर शान्ति बरसाती ग्राकृति का प्रवेश हुआ था-मेरे हृदय में, जिस साम्यता का संचार देखा 
था उनके अन्तस्थल में, निन्दक व वन्दक में समानता का जो विचित्र भाव देखा था उनके जीवन में, 
जिसके कारण दीखती थी उनमें निश्चलता, निश्चितता व निविकल्पता, जिसके कारण बह रही थी 
मानों शान्ति की शीतल गड्भा,, जिसके कारण हो रही थी मानों समस्त विश्व पर शान्ति सुधा की वर्षा 
ऐसी ही उनकी शान्ति के दर्शन करने का में प्रयत्न करू-उन प्रतिकूल वातावरणा में पडे खाली प्रवसरों 
में । और तत्क्षण स्वयं बेदन में भ्राने वाली शान्ति के प्रति उत्पन्न करू एक उत्कण्ठा जिसके कारण कि 
उत्पन्न हो जाये मेरे भ्रन्दर एक क्षरिक इत इत्यता, भौर फल स्वरूप उसके प्रति का व उन देव व गुरु 
का स्वाभाविक तीव्र बहुमात, भक्ति व विनय । इस अक्रिया का नाम है “विनय तप” | यथार्थ विनय तप 
'तो होता है गुरुओं को, उन योगियों का जीवन ही इन सर्व गुणों मयी बन गया है। परन्तु आंशिक 


0४% ४6 सी जज २१ वयादंतिं तप 


रूप से तथा कुछ क्षण्वीं के लिये ऐसे विचारों में निमग्न होने के कारण, उस समय मेरा जीवन भी रज़ा 
जायेगा उसी रह में । इसलिए इसका ताम तप कहने में अ्रतिदायोक्ति न होगी । द 


१३ वैयाइति तप इस प्रकार क्षणिक शाम्ति का वेदन अपने जीवन में कर लेने के पश्चात्‌, जब मैं संस्कारों 
के द्वारा प्रेरित किया गया च्युत हो जाऊंगा-इस अवस्था से, तो क्‍या होगी मेरी दशा, यह बात अनुमान 
में भ्रा जाती है। एक उस पक्षी वत्‌ जो जा रहा हो भ्राकाश में ऊंची ऊंची उड़ाने भरता, झौर किसी 
व्याध के तीर से घायल हुआ, गिर पड़े पृथ्वी पर फड़फड़ाता हुआ । अवकाश पाकर पुनः वही उद्यम, 
पुनः वही शान्ति की उड़ान, शौर फिर संस्कारों के द्वारा घायल। भर इसी प्रकार बार बार गिरा दिया 
जाकर भी, मेरा पुरुषार्थ रहेगा पुनः पुनः उसी भ्रवस्था को प्राप्त करने का, भौर यह क्रिया कृत्रिम न 
होगी बल्कि स्वाभाविक होगी जिसे उस रसास्वादन के द्वारा प्रेरणा मिलती रहेगी। इस प्रकार शान्ति 
झौर अ्रशान्ति के भूले में भूलते मेरा प्रयत्न बराबर यह रहेगा कि वहां से च्युत न होते पाऊ, भ्रधिक 
से ग्रधिक देर वहां ठहर सक़ू । इस पुरुषार्थ का नाम ही अपनी वेयादृत्ति व भ्रपनी सेवा है, जो भ्रशान्ति 
रूपी रोग से अपनी रक्षा करने के लिए, अथवा रोग झा पड़ने पर उसे दूर करने के लिए मझे 
स्वभावत: होगी ही । इस प्रकार की वेयावृति तो होती है वास्तव में योगी जनों को, जिन पर 
संस्कार का ज़ोर चलना ही बन्द हो गया है, जो कि उस शांति से च्युत ही नहीं होते। परन्तु उन्हीं 
का प्रतिबिम्ब होने के कारण मेरा यह पुरुषार्थ भी वेयाबृति नाम का तप है। अपने जीवन में इस 
जाति की वंयाबृति हो, जाने पर, क्या मैं स्वभावतः ही उन दूसरे जीवों को शान्ति से च्युत होते हुए 
व तड़फते हुए देख सक्क गा, जिनको पूर्ण रूपेएा व भ्राँशिक रूपेरणा उसका रसास्वाद हो रहा हो ? क्‍या 
मुझसे यह सहन हो सकेगा ? उनको देखकर यदि मेरे हृदय में स्वाभाविक तड़फन न हो जाये तो उसका 
यह भ्र्थ होगा कि मुझे शान्ति के प्रात श्रान्तरिक बहुमान नहीं है। झ्रतः उनको अ्रर्थात्‌ मनि को, 
उत्कृष्ट, मध्यम व जघन्य श्रावक को, अथवा उस गृहस्थ को जिसे निज स्वरूप की शान्ति रूप श्रवस्था 
का साक्षात्कार हुआ है, ऐसी भ्रवस्था में देख कर स्वभावत: ही मेरे अन्दर एक तड़फ उत्पन्न हो जायेगी- 
जिसके कारण, इस अभिप्राय से, कि जिस किस प्रकार भी इसकी दुर्लभ शान्ति पुनः उसे लौट आये, 
में जुट जाऊ गा उसकी बाह्य व भ्रभ्यन्तर सेवा में, बाह्य से भ्रपने शरीर द्वारा या धन द्वारा उसके शरीर 
की सेवा, रोग का प्रतिकार प्रादि, श्रथवा उसकी श्राथिक स्थिति के सुधार सम्बन्धी और अ्रभ्यन्तर 
से उपदेश आदि देकर पुनः उसमें धेर्य व साहस उत्पन्न कराने सम्बन्धी। श्रौर यह कहलाएगी पर की 
वैयावृति । 


२२ ख्ाध्याय तप प्रातः मन्दिर में बेठ कर स्वाध्याय में जो पढ़ा था, प्रथवा प्रवचन में जो सुना था, 
तत्सम्बन्धी कुछ ऐसी बातें जो विषद रीति से समझ में न झा पाई, श्रापको उन श्रपने खाली अवसरों में 
विचारनी चाहियें कि इनक्रा यथार्थ प्र्थ कया हो सकता है ? उस वाक्य व छाब्द का आपकी शान्ति 
की सिद्धि के साथ क्या सम्बन्ध है ? यदि कुछ नहीं तो वास्तव में श्र्थ ही ठीक नहीं हुमा । शास्त्र में 
लिखा एक एक शब्द शान्ति का द्योतक है । उसको ठीक रीति से समभना चाहिये, नहीं तो वह इस 
मार्ग में प्रनुययोगी ही रहेगा । शास्त्र तो स्वयं बोल कर बता नहों सकता। उसमें लिखे दब्द क्‍्रवश्य 
संकेत कर रहे हैं, किसी ऐसी-दिश्ाा में, जिधर प्रापकी शान्ति का निवास है। उस दिशा का अतुमान 
लगाना तथा उस अनुमात की परीक्षा भ्रनुभव के भाधार पर करना श्रापका काम है। श्रथवा कुछ ऐसी 
भी बातों का जो विशद रूप से समझ में भा गई थी, बहुमान पूर्वक व हृदय के उस दिशा में बहाव पूर्वक 


रद निर्जेरा था तप श्रै८ ९३ स्वाग तप 


विचारना चाहिये | इनके भ्रतिरिक्त किसी जिज्ञासु को उन समझे हुए श्र्यों का ठीक रीति से कल्यारत 
भावना पूर्वक उपदेश देने को भी स्वाध्याय नाम का तप कहते हैं । क्योंकि यह प्रक्रिया प्रतिकूल बातावश्ख 
में रह कर भ्राश्रय रहित की जा रही है। यथार्थ स्वाध्याय तप तो योगियों को ही होता है। जो.जीवन 
के प्रति क्षण निज शान्ति के वेदन रूप स्व-अ्रध्ययन ही किया करते हैं। परन्तु उतने मात अवसर 
के लिए आपको भी उसी भाव का आंशिक वेदन हो जाने के कारण, आपकी अल्प भूमिका में यह 
स्वाध्याय नाम का तप ही कहलायेगा । (स्वाध्याय का विरोष स्वरूप देखो अध्याय नं० २३ मैं) 


शश त्याग तप चौथा तप ब्युत्सगग श्रर्थात्‌ त्याग नाम का तप है। यथार्थ व्युत्सगं तो योगियों को हो 
होता है, जिन्होंने इस ग्ृहस्थ के सर्व जंजालों से मुह मोड़ लिया है। यहां तक कि साथ साथ रहने 
वाले इस शरीर से भी भ्रन्तरज्ु में नाता तोड़ दिया है, इस पर श्रनेकों बाधायें, क्षुषादि की, या मनुष्य 
झत, तिय॑ज््च कृत, देव कृत, प्रकृति करत, उपसर्गों की श्रा पड़ने पर भी, जो कुछ परवाह नहीं करते । 
घीर वीर बने अपने आन्तरिक सुख में बराबर मस्त रहते हैं। परन्तु इस अल्प भूमिका में यह तप 
एक गृहस्थी को भी होता है। इन्द्रिय सयभ के प्रकरण में बताये अनुसार यथा योग्य विषयों के त्याग 
के ग्रतिरिक्त (देखो भध्याय नं० २५) बह त्याग करता है दान के रूप में, जिसकी बात आगे आगे श्रा जाएगी 
दान के प्रकरण में । 


१४ सामाविक तप और पांचवें तप का नाम है सामायिक | सामायिक का स्वरूप ज़रा स्पष्ट रूप से समभना 
प्रत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसके सम्बन्ध में बहुत भ्रम है, भौर यह मेरी इस शान्ति प्रा प्ति की मूल 
बात है | जो कुछ भी किया जा रहा है या बताया जा रहा है या जिसका अब तक अभ्यास कराया 
गया है, सब इसकी सिद्धि के लिये। यही वह पुरुषार्थ है जो तत्क्षण शान्ति प्रदायक है। सामायिक 
भ्र्थात्‌ समता, राग द्वे षादि मिश्रित विकल्पों का अभाव, शान्ति में स्थिति, वीतरागता। इस लक्ष्ण के 
अन्तरंग में प्रगट हुए बिना कोई भी धाभिक बाह्य कार्य सामायिक नहीं कही जा सकती, और इस प्रयोजन 
के भ्रन्तरज्ज में प्रगट होने पर लौकिक कार्य भी सामायिक कही जाती है । 


बड़ी विचित्र बात सुन रहे हैं। श्राज तक तो ऐसा सुनते रहे कि मन्दिर में बैठ कर्‌, 
शरीर को निश्चित करके, हाथ में माला ले, अ्रथवा भ्रंगुलियों पर, १०८ बार क्रमश: गिनते हुए सुख 
से शॉमोकार मन्त्र का उच्चारण धीरे घीरे कर देने से जो जाप किया, या कोई भक्तामर आदि का पाठ 
किया, वही सामायिक है। इसके भ्रतिरिक्त और क्या ? झ्रापको भाश्चये होगा, जबकि बड़ा निर्भीकता से 
इसको सामायिक न कह कर ढोंग कहा जायेगा । परन्तु घबराइये नहीं सामाथिक का यथार्थ स्वरूप सुन 
कर तर्क पूर्वक इस बात की सत्यता का अनुमान भली भांति लगा सकोगे । 


उपरोक्त वक्तव्य का यह अर्थ नहीं कि शमोकार मन्त्र उच्चारण काया भक्तामर आरादि 
के पाठों का निषेध किया जा रहा है। बल्कि यहां तो सामाश्रिक का भ्रकरण है। अदि इन क्रियाप्रों 
से भी सामायिक का प्रयोजन साम्यता व शान्ति सिद्ध हो जाये, तो बेशक: यह क्रियायें भी साम/यिक 
की कोटि में गिनी जायेंगी । और कोई ज्ञानी व अनुभवी जन इन्हीं क्रियाशों के रूप में सच्ची सामायिक 
करते भी हैं। उसका निषेश् नहीं है। मिप्नेध है उस क्रिया का जो कि अन्तरजु प्रयोजन से निरपेक्ष यरत 


एव निर्जेरा या तफ ' २३६ २४ सामायिक में उपयुक्त कुछ विचारणायें 


सही है। कुछ अ्रभ्यस्त बन जाने के कारण यह मन्त्र व पाठोच्चारण वास्तव में झ्राज संस्कार की कोटि 
में जा चुके हूँ । इनको उच्चारण करते समय बुद्धि का प्रयोग करने की आवद्यकता नहीं पड़ती | यह 
किया कुछ मेकेनिकः ()४८०॥॥७॥।०) सी हो गई है, अर्थात्‌ सन कहीं भी घूमता रहे, कंसे भी विकल्पों 
का निर्माण करता रहे, परन्तु ग्रामोफोन के रिकार्ड बतु मुह श्रपना काम करता ही रहेगा, भौर हाथ 
पझ्यना । मुझे स्वयं को इतना भी पता तन चल पायेगा, कि किस प्रयोजन को लेकर में यहाँ बेठा हूँ। 
ग्रन्तरंग घूमता है राग द्वेष के संसार में भौर बाह्य में यह बसले जेंसा रूप। भला ढोंग न कहें तो क्‍या 
कहें इसे ? यह क्रिया जब कभी पहले करनी प्रारम्भ की थी, तब लो बुद्धि की कोटि में रह कर ही 
की थी, परन्तु तब तो इसका यथार्थ प्रयोग किया नहीं, और शअभ्रब जबकि स्वयं वह अबुद्धि 
की कोटि में जा चुकी है। बुद्धि लगा कर भी मेरे ब्रयोजन की सिद्धि कर नहीं सकती यह, श्रत: 
बेकार है । 


तो सामाथ्रिक किस प्रकार की जाये ? यह प्रश्न है। लीजिये, छोड़ दीजिये इस मंकेनिक 
प्रक्रिग को या किसी भी सटे हुए पाठ आदि के आ्राश्रय व उच्चारण को, और स्वतन्त्र रूप से अपनी 
बुद्धि का प्रयोग करके उठाइये कुछ विचार अपने भ्रन्तरंग में, गद्य में या पद्य या मात्र अपने जल्प में । 
देखिये कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको इस क्रिमा में । बुद्धि या उपयोग का कार्य एक दिश्षा में 
चल सकना सम्भव होने के कारण इस प्रक्रिया के करते हुए श्रापके मन को जबरदस्ती उन विचारों में 
ही केन्द्रित रहना पड़ेगा । वह अपनी इच्छा से इधर उधर न भाग सकेगा। फलत: लौकिक रीति के 
मेरे तेरे ग्रादि विकल्‍प रुक जायेंगे । वीतराबता, निविकल्पता, व श्ञान्ति का वेदन होने लगेगा । बस 
हो गई सामायिक के प्रयोजन की सिद्धि। अ्रतः बुद्धि पूर्वक कुछ विश्लेष जाति के विचार या विकल्प 
उत्पन्न करने का नाम ही सामायिक है। 


२५ सामायिक में वे विचार क्या हैं जो इस अवसर पर उत्पन्न किये जायें ? सुन ! बताते हैं ? वास्तव 
उपयुक्त कुक. में तो किसी भी पदार्थ सम्बन्धी यहां तक कि धन सम्पत्ति अ्रथवा शरीर कुटुम्ब सम्बन्धी 
विचारणायें भी विचार, यदि मेरे-तेरे, इष्ट-अ्रनिष्ट, शन्रु-मित्र, श्रच्छा-बुरा आरादि कल्पनाभों से 

रहित हों, तो इस प्रक्रिया में इष्ट हैं। ज्ञान धारा में रंगी सर्व विचारणायें सामायिक रूप हैं और कर्म 

धारा में रंगी रामोकार मन्त्र की जाप तक भी सामायिक नहीं कही जा सकती (शान व कम पाराके लिए 
देखो अ्रधिकार नं० १७ प्रकरण नं० २) क्योंकि पदार्थ का जानना अनिष्ट नहीं, अपराध नहीं, भ्रशान्ति का कारण 
नहीं, यह कल्पनायें ही भश्रपराध हैं, श्रशान्ति की कारण हैं। परन्तु सम्भवत: इस प्रथम भूमिका में 
झभ्यास न होने के कारण उन पदार्थों सम्बन्धी विचार की उत्पत्ति के साथ साथ वे कल्पनायें भी उत्पन्न 
हुए बिना न रह सकेंगी। अत: उनके विचार करते के लिये आपको कहा न जायेगा । इतनी शक्तिं योगी 

व अधिक भ्रभ्यस्त जनों को ही प्राप्त है कि रागोत्पाद पदार्थों सम्बन्धी विचार करते हुए भी वे रागात्मक 

विकल्प उत्पन्न न होने दें । केवल ज्ञाता हष्टा मात्र रूप से उन्हें जाने । ्ः 


कप मण्डूक बन कर यह उपरोक्त विचार नहीं किये जा सकते। इनके लिए कुछ सर्व 
व्यापक हृष्टि, विश्व प्रसारित हृष्टि करनी होगी। जैसे कि धन के सम्बन्ध में विचार करते समय एक 
सुदृस्थी भ्पनी प्राधिक परिस्थिति, (£0970789) जो कि केवल ५ व्यक्तियों तक सीमित है, के प्राधार 


रुप निर्जरा या तप ' द २४०... २५ सामायिक में उपयुक्त कुछ विचारंणायें 


पर ही ग्रपती हानि लाभ का भाव बनाता है। इन ५ व्यक्तियों में यह धन रहे था यह ही इसका भौग 
करे तो सार्थक हुआ, परन्तु इन ५ से बाहर प्रन्य कोई इसका भोग करे तो कुछ नुकसान हुमा । 
शोक का व द्वष का कारण हुआ । जवाहर लाल इसी बात को देश की भ्रर्थ व्यवस्था के प्राधारं पर 
विचारता है। भले प्रापको टोटा पड़े या लाभ हो जाये, झाप रोवें या हंसे, यदि धन देश में ही रहते 
हुये श्रापके पास से मेरे पास भ्रा गया तो कोई नुकसान नहीं हुआ, परन्तु यदि अमेरिका को भेजना पड़े 
तो बड़ा नुकसान हुआ । द्वेष तथा शोक का कारण होगा । और यदि एक विश्व हृष्टि इस बात का 
विचार करे, तो व्यक्ति रोवे या हंसे, किसी देश से प्राये या किसी देश से निकले, परन्तु कोई हानि 
होती न लाभ । विश्व का ही है श्रौर विश्व में ही रहा । स्थान परिबतंन मात्र से विद्व में कोई हानि 
नहीं पड़ी । हू ष व शोक को अ्रवकाश ही न रहा भौर इसी कारण विश्व प्रसारित हृष्टि के द्वारा देखने 
वाला पदार्थों को देखता है एक भ्रजायबधर में रखी वस्तुओं वत्‌, केवल ज्ञाता हष्टा बन कर। परल्तु 
संकुचित दृष्टि वाला देखता है उन्हीं वस्तुओं को दुकानों व भ्रपने घर में सजी वस्तुओं बत्‌, उनके ग्रहवरणा 
व भोग की भावना सहित, रागी द्वेषी होकर । भ्रत: विश्व हृष्टि का उन्हीं पदार्थों सम्बन्धी विचार करना 
सामायिक है, गौर संकुचित हष्टि का वही बिचार रागात्मक | 


१-- इसके अतिरिक्त भन्‍्य भी अनेकों विचार हैं, जिनमें राग की उत्पत्ति को प्रवकाश 
नहीं । परन्तु यह उसी समय सम्भव है जब कि मेरी हृष्टि या तो श्रत्यन्त संकुचित हो जहां कि मुझे 
मेरी शान्ति या स्वभाव के अतिरिक्त भ्रन्य कुछ दिखाई ही न दे। श्रौर या हो अत्यन्त विस्तृत जहां 
युगपत्‌ समस्त विश्व दिखाई दे । मध्यवर्ती सब हृष्टियां रागात्मक हैं। यहां हृष्टि का तात्पर्य श्रुत ज्ञानात्मक 
विचार दृष्टि है, केवल ज्ञानात्मक न समभना । संकुचित दृष्टि में तो “मैं एक श्रकेला, सर्व विकल्पों 
तथा चार कोटि के पर पदार्थों से रहित, ज्ञान ज्योति भगवान भ्रात्मा, यह यहां अनुभव में बैठा साक्षात्‌ 
दीख रहा हूँ इस प्रकार के विचार की सहभावी अलौकिक शान्ति में तन्‍्मयता हो जाती है। यह ही 
एक विचार है दूसरा नहीं । 


२- विस्ठृत हृष्टि में किये जाने वाले अनेकों विचार है, उन्हें बताता हैँ। पहला विचार 
भराज्ञा विषय कहलाता है । श्रर्थात्‌ आज तक जीवादि तत्व सम्बन्धी बातें पुन व समझ कर जो हिताहित 
सम्बन्धी विवेक बुद्धि प्रगट हुई, उसके ग्रवधारण पूर्वक, संवर निज्जरा प्रकरण में बताये ग्रनुसार 
किड्चित्‌ उद्यम करने के कारण प्रगटी जो शान्ति, उसके साथ जोड़ बंठाते हुये गुरुकी जीवादि तत्वों 
सम्बन्धी देशना का विचार । जैसे “में चेतन्य है, भूल कर श्राज तक शरीर को में माना, नवीन नवीन 
विकल्प उत्पन्न करके रागात्मक संस्कार बांधे, और व्याकुल बना रहा। आज सौभाग्य से गुरु देव 
की देशना प्राप्त हुई, कंव्य श्रकर्तव्य जाना, हिताहित पहिचाना । देव पूजादि संवर सम्बन्धी व विनयादि 
निर्ज रा सम्बन्धी कुछ उद्यम जीवन में प्रगट किया । फलत : कुछ शान्ति मिली, जिसे पाकर प्राज में 


ऊन ईंत्य हुआ जाता हैं, यह सब गुरुदेव की देशना का ही तो प्रताप है।” झौर इसी प्रकार के बहुमान 
सम्बन्धी विचार श्राज्ञा विषय कहलाते हैं। 


२--हसरा उपाय विषय नाम का विचार है। इसमें यह विचारा जाता है कि आज 
८क में कितना भ्रभाग। रहा कि शान्ति के दर्शन भी न कर पाया ? मेरा प्रभाव तो कभी हुआ न था. 


5 रुप मिजेरा घा तप! . २४१ २५ सामायिक में उपयुक्त कुछ विचा रणायें 


चला तो अनादि काल से ही भरा रहा हैँ, परन्तु कितने आश्चर्य की बात है कि आज तक इसकी शोर की 
. जिज्ञासा ही भेरे ग्रन्दर हुई नहीं । कितना प्रभागा था में ? और यह सर्वे जगत भी इसी हालत में पड़ा 

'है। कितने दुःखी हैं यह सर्व जगत के प्राशी, बेचारे को यह भी पता नहीं कि वह दुःखी हैं कि सुखी । 
बेहोश पड़े हैं मानों, कितने भ्रभागे हैं बेचारे ? इत्यादि । 


३ तीसरा विपाक विषय नाम का विचार है इसमें यह विचारा जाता है “कि कितने 
दुष्ट तथा प्रबल हैं यह संस्कार, कि जिनके पाले पड़े श्राज तक झुभे हित की बुद्धि ही नहीं उपजी। 
तथा यह सर्व जगत के प्राणी भी तो उसके आणोन हुए नाच रहे हैं ग्राज। पर सावधान रहने की 
ग्रावरयकता है इनके प्रहार से । इनको जड़मूल से उखाड़ना ही मेरा कतंव्य है। आज मुझको प्रकाश 
मिला है गुरुदेव से । श्रव इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा मेरा देश । इनके एक बच्चे को भी आझ्राज्ञा न मिलेगी यहां 
रहने की | श्राज तक इसके परतंत्र रहा, पर अब न रहूँगा। इत्यादि । 


४--चौथा है संस्थान विषय नाम का विचार। इसका बहुत श्रधिक विस्तार है, अहँत 
देव के, व सिद्ध प्रभ के शान्त चैतन्य व अ्मृतिक भ्राकार का विचार करते हुए, तथा ग्रुरु देव की दान्ति में 
स्नान करती झ्राकृति को सामने रखते हुए, पंच परमेष्ठी का स्मरण व चितवन | शब्दों मात्र का नहीं 
बल्कि गुणों का । या गुणों सहित उनके वाचक राब्दों का। गुणों में भी द्ारीर के गुणों का नहीं बल्कि 
चेतन्य के वीतरागता, साम्यता व शान्ति आदि गुणों का। यह भी संस्थान विषय है। अथवा विनय 
तप में बताया गया विचार भी इसी में समावेश पा सकता है। 


विशाल दृष्टि के भ्रन्तगंत भी भअ्रनेकों विचार हैं। सृष्टि का सुन्दर चित्रण जेसा कि 
प्राण संयम के अन्तर्गत चार प्रकार से करने में आया है। (देखो अध्याय नं० २६ प्रकरण नं० २४) समस्त विश्व 
को ईद्वर के श्रर्थात्‌ मेरे निवास स्थान के रूप में विचारता, सर्व विश्व को ईश्वर के श्रर्थात्‌ मेरे द्वारा 
सृजन की हुई ईश्वरीय सृष्टि के रूप में देखना, सर्वे विश्व को एक ब्रह्मा अर्थात्‌ एक चेतन्य या सर्वत्र “में” 
के रूप में देखना, इनके अ्रतिरिक्त समस्त विश्व को एक अजायबघर के रूप में देखना, जहां अनेकों चित्र 
विचित्र जड़ व चैतन्य पदार्थ, अनेकों पृथ्वीएं किस सुन्दरता के साथ सजाई गई हैं। एक प्रदेश पर की 
सुन्दर रचना को देखना, सर्व पदार्थ हैं, हैं और हैं । सदा से स्थित। स्थित रहते हुए भी किस प्रकार से 
ग्रट्खेलियां कर रहे हैं। जंसे सागर में मछली । कभी रूप बदल कर तथा कभी स्थान बदल कर। इस 
प्रकार वस्तु के उत्पाद व्यय तथा श्रौव्य स्वरूप को देखना । 


झ्रौर भी विध्व को देखना एक अपने विराट प में, मेरे द्वारा सूजन को गई यह सृष्टि 
जिसका चित्रण प्राण संयम के अन्तर्गत करने में ग्राया है, मानों मेरे अन्दर से निकल निकल कर मुझ 
में ही समाई जा रही है, क्योंकि जितने भी यह रूप दिखाई दे रहे हैं यहाँ, यह सर्व मेरी ही तो प्रवस्थायें 
हैं। मेरे द्वारा प्रनेकों बार धारण की गई हैं-भूतकाल में, तथा सम्मवत: अनेकों बार धारणा करनी पड़े 
_ भविष्यत्‌ काल में । अपनी रुचि के भ्नुसार मैं इलका निर्माण करता व संहार करता चला आा रहा हैं, 
प्रथेवा उस ही में उनमज्जन व निमज्जन करती जल कहल्‍्लोलों से कललोलित यह कोई महान सागर है, 
जहाँ उत्पत्ति व विनाश होते हुये भी न कुछ उत्पन्न हो रहा है न॒ विनाश। यह था कृष्ण जी के द्वारा 


२८ निजरा या तप २४२ २६ प्रायश्चित्‌ की महत्ता व क्रम 


ग्रजु त को गोता में दर्शाया गया 'मेरा' ग्र्थात्‌ 'मैं' का स्वरूप। लोक गीता में कथित "में! का प्रर्थ 
कृष्ण समझ कर भूल खा बैठते हैं। वह बेचारे यह नहीं जानते कि प्ध्यात्म भाषा में 'में' का प्रयोग 
होता है, उस श्रर्थ में जिसमें कि मैं स्वयं पिछले दो महीने से कर रहा हूं। प्रर्थात्‌ सर्व प्राणियों में 
अपना अपना 'भपहूं प्रत्यय ' । सर्व प्राणियों में से उठने वालो भ्पनी अ्रपनी “में” ऐसी पुकार | भ्ौर 
इस प्रकार गीता का वह विराट रूप तथा ईइवर के निवासादि श्रनेकों चित्रण कृष्ण जी का नहीं, बल्कि 
है सबका, प्रत्येक प्राणी का अपना भ्रपना, चेतर्य सामान्य का रूप, श्रर्थात्‌ मेरा रूप। अपने सम्पूर्ण 
भ्रनादि काल से भ्रव तक के जीवन को, अपने सामने फैला कर एक दम देखू तो सही, इसके अतिरिक्त 
दिखाई भी क्या देगा ? झनेक रूपों का निर्माण व उसी में लीनता। औझौर मै श्रब भी ज्यों का त्यों । 
चैतन्य का चेतन्य । शान्ति का पुञ्ज । 


झ्ौर भी अनेकों विचार इसी जाति के किये जा सकते हैं। मन्दिर या किसी एकान्त स्थान 
में जाकर, एक निश्चित समय के लिए, तथा जीवन के उन फालतू ग्रवसरों में । यह है सामायिक का 
स्वरूप । साम्यता व शान्ति की जननी सामाथिक है-इस मार्ग का प्रमुख द्वार तथा परण कर्तव्य । जिसके 
द्वारा शृहस्थी में कोई बाधा पड़े बिना भी में कहीं से कहीं पहुँच सकता हूँ । 


दिनांक *ै९ अक्तूबर ९६५६ 


प्रवचन नें० ४७ 


अशान्ति की शोर खींचने वाले श्रनादि के पुष्ट दुष्ट संस्कारों को तोड़ने की बात चलनी 
है। बाहर में कुछ नहीं करना है। करना है सब वुद्ध प्न्‍्तरद्ध में, अपने परिणामों में, अपने विच।रो 
में | और इतना मैं इस गृहस्थ दशा में भी कर सकता ढ़ । देव, शुरु व अपनी शान्ति के प्रति विनय, 
स्वयं या दूसरा कोई शान्ति से च्युत हो जावे तो पुनः वहीं स्थित करना या कराना रूप वैयावृति, शान्ति 
के अर्थ या विकल्पों से उपयोग को घुमाने के ग्रर्थ जास्त्र में या प्रवचन में सुने सिद्धांतों का श्र्थ-मनन 
चितवन रूप स्वाध्याय, और अनेकों विचारणाग्रों व कल्पनाश्रों के श्राधार पर की जाने वाली साम्यता की 
जननी सामायिक, इन चार की बात चल चुकी । 


२६ प्रायस्तरित्‌ की अब चलती है तप के पांचवें भ्रज्भ पच्चाताप व प्रायश्चित्‌ की बात। संस्कारों को 

महत्ता ब क्रम तोड़ने का यही मुख्य उपाय है । यद्यपि इसका भी विनयादि सर्व अ्रंगोंवत्‌ सामायिक में 
प्रन्तर्भाव हो जाता है। पर इसकी विशेषता व इसकी इस मार्ग मं महत्ता जानना ग्रावश्यक है । यह 
बह उपाय है जिसके करने से सम्भवत: कुछ महीनों में नहीं तो एक वर्ष के भीतर तो प्रवश्य ही जीवन 
में बराबर निभाए जाने से, स्वयं श्रापको भ्रपने जीवन में एक महान अ्रन्तर पड़ता दिखाई देगा। 
ज़मीन झ्रासमान का भ्रन्तर । मानों कि श्राप कोई भर ही बन गये हों । परन्तु भाई ! इसे रुचि पूर्वक 
निभाने की, श्र उस प्रकार जीवन में लाने का पृरुषार्थ करने की आवद्यकता है ? अरब प्रमाद को 


छोड़-प्रभु ' इधर आ। देख समय बहुत कम है। प्रायु बीत चुकी है। इस समय में भी न करेगा तो कब 


२८ निर्जरा या तप. २४१३ २७ परिणामों के भेद प्रभेदों का पढ़ना 


करेगा ? तेरे हित की बात है, अवश्य कर । कब तक हाय रुपया, हाय रुपया करता रहेगा ? श्रपनी निधि 
को सम्भालने का भ्रवसर आया है । साहस ठान और उठ । 


ह इस पांचवी बात को नाम है पश्चाताप । लौकिक गाली के संस्कार को तोड़ने के क्रम 
में यह सिद्ध किया जा चुका है कि संस्कार को तोड़ने के लिये तीन बातों की आवश्यकता है। भ्रपराध 
का स्वीकार, उसे दूर करने की सच्ची जिज्ञासा, तथा अपने कृत्य पर पश्चाताप। ग्रुरुप्रों के समभाने से 
ग्रपराध का स्वीकार झ्रापको हुमा है, उसे दूर करते की जिज्ञासा भी है । बस भ्रब पश्चाताप की कमी 
है । यहां पश्चाताप का भ्रर्थ है श्रपने किये हुए किसी राग ढ्व षोत्पादक कार्य के प्रति भ्रपने को घिक्‍्कारना। 
“मैंने यह कार्य किया क्‍यों ?” इस प्रकार श्रपनी निन्‍दा करना । “में बड़ा कृतघ्ती हैं ।' इत्यादि प्रकार 
आत्म ग्लानि करना । “कब करू गा इसे दूर, इस प्रकार ग्रहण करता। जान बूक कर श्रपराध करके 
“809” कहने का तात्पयं नहीं है। यह आ्रात्मग्लानि स्वाभाविक होनी चाहिये | वेसी ही जैसी कि माता 
को अपने पुत्र को पीटने पर उत्पन्न होती है । 


अपराधों के प्रति सावधान बने रहने के लिये पद पद पर इस पदचाताप या आात्म- 
ग्लानि को बनाये रखने की ग्रावश्यकता है। इस बात का अभ्यास करना होगा। इस अभ्यास करने 
के लिए तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिये। पहले तो अपने परिणामों को पढ़ने का भअभ्यास, 
दूसरे दिन भर में उत्पन्न हुए विभिन्न परिणामों का हिसाब पेटा, तीसरे ग्रुरु की साक्षों में उनके प्रति 


का निन्दन । 


२७ परिणामों के परिणामों को पढ़ने के सम्बन्ध में यह जानना झ्रावश्यक है, कि मुख्यतः: जीव के परिणाम 
भेद प्रभेदों का ग्यारह जातियों में विभाजित किये जा सकते हैं, क्रोध भाव, झभिमान भाव, मायाचारी 
पढ़ना का भाव, लोभ का भाव, हंसी ठट्ट का भाव, भोगों आदि के प्रति आसक्तता का भाव, 

अरुचिकर पदार्थों में ग्रदेखसका सा भाव, या शोक करने का भाव, या प्रसन्न होने का भाव, भय खाने 

का भाव, किसी भी चेतन या अचेतन पदार्थों के प्रति ग्लानि का भाव, मैथुन का भाव । इन सर्व परिणामों 
में, क्रीध, लोभ, मान व माया के परिणामों का कुछ स्वरूप तो आगे दश लक्षणा धर्म के प्रकरण में 
झाते वाला है। (खो श्रध्याय नं० ३३) । आसक्तता श्रनासक्तता सरल है तथा इन्द्रिय संयम के भ्रन्तर्गत 
पंचेन्द्रिय विषयों को बताते समय इनका कुछ संकेत किया भी जा चुका है ? (खो अध्याय नं० २५) हंसी, 
शोक, भय, मैथुन के भाव सर्व परिचित हैं। ग्लानि भाव विष्टा आदिक पदार्थों में घृणा रूप से तथा 
जीवों में दोष ग्रहण रूप से जानने में श्राता है (इसका कथन पीछे सम्यक्त्व के भक्कों की व्याख्या करते हुए निर्बिचिकित्सा 
गुण के अन्तर्गत किया जायेगा । देखो अध्याय नं० ४६) वह सर्व ही परिणाम राग व इंष में गर्भित हो जाते 
हैं। इन दोनों में भी प्रत्येक के दो दो भेद हो जाते हैं। शुभ राग) अशुभ राग, श्रशुभ द्वेष, शुभ द्वेष। 
ग्रुणी जनों के प्रति का या दुखियों के प्रति का सेवा भाव रूप राग शुभ है, शराब आदि पदार्थों के 
प्रति का या हिंसक पश्चु व मनुष्यों के प्रति का राग श्रशुभ है। इसी प्रकार मांसादि के प्रति का द्वेष शुभ 
है भ्ौर गुणी व ग्नन्‍्य किसी जीव के प्रति का द्वष अशुभ है इत्यादि। जैसे क्रोध, मान, भ्ररुचि, शोक, 
भय व ग्लानि यें बह तो हं ष भाव हैं श्ौर माया, लोभ, हास्य झसक्तता, और मैथुन भाव यह पांच 
राग भाव हैं । सर्व जीवन में सूक्ष्म रूप से था स्थूल रूप से इन दो राग द्वष भावों का ही नृत्य हो रहा. 
है | कुछ परिणाम, तो बुद्धि लगाने पर जाने 5.। सकते हैं, कि ये राग रूप हैं या द्वष रूप, तथा इन 


. रपण्निजेरा या तप... २४४ २८ परिणामों का हिसाब पेटा 


. भेदों में भी क्रोध रूप है या मान रूप इत्यादि, प्रथवा शुभ है कि अ्रशुभ | ऐसे परिणाम स्थूल कहलाते 
हैं। और वे परिणाम जिनका आपकी बुद्धि के द्वारा विश्लेषण किया जाना शक्य न हो, यहां सूक्ष्म कहे 
जा रहे हैं। परिणाम उत्पन्न हो जाने पर उसका उपरोक्त प्रकार विश्लेषण करके उसकी जाति को जानने 
का नाम ही परिणामों का पढ़ना है। 


२८ परिणामोंका जिस प्रकार एक व्यापारी सांभ को बंठ कर दिन में हुए लेन देन के हिसाब का खाता 

हिसाव पेट. मिलाता है। “प्रात: उठा था, असुक स्थान पर गया था, वहां भम्रुक मद॒दे इतना खर्च 
. किया था, फिर वहां गया था, यह खर्च किया था, फिर दुकान खोली, अग्ुक ग्राहक को इतना मात्र 
इस भाव दिया इतनी उधार रही, दोपहर को मंगते को एक पैसा दिया।” इत्यादि प्रकार से एक एक 
पाई को याद कर करके रोकड़ में चढ़ाता है, और भ्रन्त में बाकी निकाल देता है। इस प्रकार भ्राज के 
लाभ व हानि का अनुमान कर लेता है। उसी प्रकार प्रात: से उठ कर प्रमुक अ्रमुक स्थान पर जाते हुए, 
भमुक भ्रम्ुक व्यक्तियों के सम्पक में श्राते हुए, क्रम पूर्वक जो कुछ भी राग रूप व द्वष रूप, शुभ व 
प्रशुभ परिणाम हुए, उनका सांभ को बेंठ कर पेटा भिड़ाना दूसरी आवश्यकता है। यद्यपि सर्व 
परिणामों का पेटा भिड़ाया जाना प्रारम्भ में सम्भव न हो सकेगा । सूक्ष्म परिणाम पकड़ में न श्राने 
के कारण, तथा उस उस परिणाम को उस समय पकड़ में न आने के कारण, और सांझ पड़े 
भूल जाने के कारण। फिर भी जितने कुछ भी याद आ सकें खूब बुद्धि लगा कर याद करना 
चाहिए । 


२६ प्रावश्चित में तीसरी आवश्यकता है ग्रुरु। यद्यपि यह उपरोक्त कार्य भ्राप अपनी दुकान या मकान 
गुरु साक्षी का पर श्रकेले बेठ कर भी कर सकते हो, परन्तु किसी के सामने दोषों को कहने व उनके 
महत्व प्रति आत्म ग्लानि का भाव प्रगटने की महत्ता है। क्योंकि ऐसा करने से शोघ्न ही बह 

दोष दूर हो जाता है। इसका कारण भी यह है कि किसी के सामने दोष स्वीकार करने में भ्रधिक बल 

की श्रावश्यकता पड़ती है। जो सब विचार सकते हैं। जिसकी निन्‍्दा की है, उसी से जाकर स्वयं कहना 
कि मैंने आज तेरी निन्‍्दा की थी, बहुत कठिन है, भ्रपेक्षा इसके कि घर में बैठ कर विचारा जाये कि 
श्राज मैंने अमुक की निन्‍दा करके बहुत बुरा किया। अतः उपरोक्त कार्य किसी बीतरागी गुरु की साक्षी 
पूर्वक करना अधिक उपयोगी है। साधारण व्यक्ति के सामने करना भी योग्य नहीं, क्‍योंकि ऐसा करने 
से उस रागी मनुष्य के द्वारा तेरी निन्‍दा जगत में फैल जाएगी। जिसे तू सहन न कर सकने के कारण 
सम्भवतः ऊपर उठने की बजाय नीचे गिर जाये | 


, _ दुर्भाग्य वश ऐसे बीतरागी गुरुओं का सम्पर्क प्राप्त नहीं है। तब भी मन्दिर में विराज- 
मान भअन्तरग से चेतन्य रूप में दीखने वाले और बाह्य में जड़ ऐसे देव आज भी सौभाग्य वश हमें प्राप्त 
हैं। झ्त: यह उपरोक्त कार्य प्रतिदिन सांक को मन्दिर में जाकर देव की साक्षी पृवंक करना चाहिये । 
भ्रकेले में करने की अपेक्षा देव की साक्षी में करने से भी बड़ा भारी श्रन्तर पडता है। जैसे कि स्वतः ली 
प्रतिज्ञा कदाचित्‌ भज्भ हो जाती है, पर देव की साक्षी में ली प्रतिज्ञा भंग नहीं होने पाती । प्रात: की 
भांति सांझ को भी कम से कम १५ मिनट इस प्रयोजन की सिद्धि के श्रर्थ निकालने चाहिये। पहले के 
प्रकरणों में बताई गई इतनी क्रियाश्रों में यह क्रिया सब से अधिक प्रमुख है । हे 


. रब निर्जराया तप... क्‍ २४५ २६ प्रायश्चित में गुरु साक्षी का महत्व 


यह क्रिया साँक को तो प्रवश्य ही करनी चाहिये, प्रात: को भी करें तो बहुत अच्छा है। 
परन्तु प्रातः मात्र में कर लेना पर्याप्त नहीं, क्योंकि दिन गुज़रे हुए परिणामों का सांकभ को याद भरा 
जाना कदाचित्‌ सम्भव है, पर रात बीत जाने पर प्रातः को उनका याद झआाना प्रारम्भिक को सम्भव 


नहीं । 


भर इस प्रकार विनय, वैयावृति, स्वाध्याय, त्याग, स्लामायिक व पर्चाताप इन छः 
कार्यों को जीवन में यथार्थ रीतिया उन खाली अवसरों में तथा मन्दिर आझादिक एकान्त स्थानों में करने 
का बराबर प्रयास करना व इसके ग्रभ्यास को बराबर बढ़ाते रहना, संस्कारों को तोड़ने का उपाय श्र्थात्‌ 
निर्जरा का उपाय तप है । 


परत 
मे ८ नर 2८ मर (मर 
ते ६ 


रह 
“८४ दान :--- 


दिनांक १२ अक्तूबर १६५६ 


प्रथचन नंण० शए 


१--सब पदार्थों में दान शक्ति, २--दान के भेद प्रभेद, ३--पात्र के भेद प्रभेद, ४- स्व पर हिल को 


मुख्यता, ५--दातार व उनके श्रन्तरंग श्रभिप्राय, $-दान की अ्रेष्टता व श्रश्ने प्टना का विवेक । 


१ सर्व पदार्थों में. शान्ति पथ गामी को बाधक संस्कारों से मुक्ति पाने का क्रमिक सहल उपाय बताया जा 

दान शक्ति रहा है। उसके श्रन्तगंत तप का प्रकरण पूरा हुआ और ग्रब चलता है दान का प्रकरण | 
वास्तव में दान का अन्तर्भाव भी व्युत्सर्ग या त्याग नाम के तप में हो जाता है। श्रौर इसलिए दान भी 
एक तप है, परन्तु सव॑ साधारण व्यक्तियों के लिए इसकी बहुत महत्ता होने के कारण इसका प्रथक निर्देश 
किया गया है । 


दान का तात्पर्य है देना । हमें विचार इस बात का करना है कि हम आज किसो को 
कुछ दे रहे है या नही ? तथा इस दान को हमारा कतंव्य क्‍यों बताया जा रहा है? यह दो प्रइन हैं 
प्रथम प्रश्न पर विचार करते हुये यह बात प्रतीत होती है कि धनादि कोई बाह्य सामग्री देने के अ्रतिरिक्त 
में प्रति क्षण कुछ और भी दे रहा हुँ-इस लोक को | मै ही क्‍या इस लोक के सर्व पदार्थ ही दे रहे हैं- 
कुछ न कुछ । पदार्थों का परस्पर का यह दान प्रदान बराबर चल रहा है। जीव ही क्‍या जड़ भा दे 
रहे हैं कुछ । देखिये इस घड़ी की सुई भ्रभी साढ़े सात पर आई, और हमारे चित्त को कुछ उतावल 
सी देने लगी । 'उपदेश का समय झा गया! यह सूचना देने लगी । देखो भगवान की जड़ प्रतिमा हमको 
शान्ति दे रही है। देखो सुभाष का चित्र हमें साहस दे रहा है। देखो यह विष्टा हमें गुणा दे रही है। 
देखो यह शब्द जो में बोल रहा हूं, कुछ सन्तोष दे रहे हैं। देखो मानसिह डाकू हमें दूर बैठा भी भय दे 
रहा है। बन में विराजे वीतरागी गुरु हमको ही नहीं बल्कि समस्त विश्व को शान्ति व सन्‍्तोष दे रहे हैं । 
उनका प्रभाव हो जाने के कारण ही उनके द्वारा दिया जाने वाला दान बन्द हो गया है, विश्व अरसन्तुष्ट 
हो गया है। श्र एटम बम का जन्म हुम्ना है। संशय और भ्रम के भूले में भूलते जगत को ग्राज 
शान्ति का दान देने वाले बीतरागी गुरुओं की बहुत झ्रावश्यकता हैं। किस किस का नाम लेकर बताएं 
प्रत्येक पदार्थ कुछ न कुछ दे रहा है। शान्ति या अशातन्ति, भय या अभय । 


२६९ दास क्‍ २४७ २ दान के भेद प्रभेद 


में भी इसी प्रकार कुछ दे रहा हैं। किसी एक दो व्यक्ति को नहीं बल्कि सर्व विश्व को ! 
वास्तविक दान तो वीतरागो गुरु ही दे सकते हैं, जो कुछ न देते हुए भी सब कुछ दे रहे हैं। जिसका 
' मूल्य तीन लोक की सम्पदा भी चुका तहीं सकती । एक हाथ से नहीं बल्कि रोम रोम से दे रहे हैं। 
एक व्यक्ति को नहीं बल्कि सर्व विश्व को दे रहे हैं। तिर्यझ्चों व वनस्पति तक को दे रहे हैं। शान्ति 
का दान-अपने जीवन से । में भी तो उन्हीं की सन्‍्तान हैं, उन्हीं के पथ पर चल रहा हैं, मुभे; भी वही 
कुछ देना चाहिए, जो वह दे रहे हैं। भ्र्थात्‌ मेरा जीवन भी ऐसे सांचे में हल जाना चाहिये, कि जिससे 
सर्व विश्व को नहीं तो मेरे सम्पर्क में आने वाले छोटे बड़े प्राणियों को तो, अ्रधिक नहीं तो कम शान्ति 
प्रवश्य मिले । यह है वास्तविक अन्तरज् तथा ग्रादर्श धन जो कि स्वत: ही प्रतिक्षण दिया जाना सम्भव 
है, यदि पूर्व कथित रूप से भ्रपने जीवन का निर्माण करे | 


२दान के भेद प्रभे० अब लीजिये बाह्य दान । लोक विख्यात दान । भ्रर्थात्‌ धनादि वस्तुओं का निज पर कल्या- 
णार्थ व्यूत्सर्ग या त्याग करना । इस लक्ष्णमें धनका त्यांग एक आवश्यक भ्रंग है । पर“निज पर कल्यारार्थ 
इस विशेषणा के बिना वह निरथेंक है । हम सब धन का दान तो नित्य कर रहे हैं। उसमें कोई कमी 
नहीं है। और सम्भवतः इस समाज में होने वाली दान की प्रवृति ग्रन्य सर्वे समाजों से भ्रधिक हो । परन्तु 
क्या निज पर कल्याण वाला विशेषण उसमें घटित किया जा सकता है, यह देखना है। यदि वह घटित 
नहीं होता तो वह दिया दिलाया भी बेकार है। 


इस विशेषण की खोज करने के लिये हमें दान को चार भागों में विभक्त कर लेना 
चाहिये । एक वह भाग जो किसी साधारण व असाधारणा व्यक्ति को भोजन के रूप में दिया जाता है, 
एक बह जो किसी साधारण व असाधा रण व्यक्ति को औषध के रूप में दिया जाता है। एक बह जो 
किसी साथारगा व असाधारण व्यक्ति को तन ढापने के रूप में अथवा अन्य बाधाओं से उसकी रक्षा 
करने के लिए मकान धमंशाला या उपाश्य आदि के रूप में दिया जाता है ? तथा चौथा बह जो किसी 
साधारगा व असाधा रण व्यक्ति को ज्ञान के रूप में या ज्ञानाजन में सहायता के रूप में दिया जाता है। 


यह चारों ही भाग स्व पर के हित के लिए समान सूल्य रखते हैं । 


शपात्र के भेद प्रभेद उपरोक्त चारों दानों के पात्र को भी दो कोटियों में विभाजित किया गया है। एक 
साधारगा व्यक्ति तथा दूसरा असाधारण व्यक्ति । यहां श्रसाधारण व्यक्ति से तात्पय॑ वे व्यक्तित हैं, जिनके 
जीवन में उस पूर्वोक्त चौथी कोटि की शान्ति हीनाधिक रूप में या तो उत्पन्न हो चुकी है, और या 
उनके हृदय में उसका वास है श्रर्थात्‌ उनका जीवन उस दिशा में प्रगति कर रहा है। जिन्हें भोगों के 
प्रति कोई झ्राकर्षण नहीं रहा, और जो उस शान्ति के लिये बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिये तैयार 
हैं। और उनके अ्रतिरिक्त शेष सर्व भोगाकांक्षा से संतप्त लोक साधारण की कोटि में आता है। शान्ति 
का पुजारी स्वाभाविक रीति से इन दोनों पात्रों में से किस पात्र के हित को अधिक महत्व देगा यह 
कहने की बाल नहीं । क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का भुकाव उधर ही हुआ करता है जिस दिशा में कि 
उसकी रुचि हो । प्रतः उसकी दृष्टि में असाधारण पान्र ही भ्रधिक महत्व रखते हैं ? यद्यपि साधारण 


२६ दान २४८ ४ स्व पर हित की मुख्यता 


व्यक्तियों को भी यथा योग्य दान देने का वह निषेध नहीं करता और देता भी है, पर जितना सूल्य 
; असाधारण व्यक्ति को देने का है उतना उसे देने का नहीं । क्‍यों स्व पर हित को वह शान्ति की तुला में 
 तोलता है। 


४ स्व पर हित की उपरोक्त चारों प्रकार का दान धन के रूप में या परिश्रम के रूप में दिया जा सकता है । 

मुख्यता दोनों का समान मूल्य है। उपरोक्त चारों प्रकार का दान प्रभिप्रायों की विभिन्नता के 
कारण अनेक प्रयोजनों से दिया जा रहा है। साधारण पात्रों को केवल साधारण करुणा के भ्रर्थ, ब्र्थात्‌ 
शारीरिक पीड़ा से उनकी रक्षा के निमित दिया जाता है। या ज्ञान दान के द्वारा उनका लौकिक 
. गृहस्थ जीवन कुछ उज्जवल य सुखमय बनाने के निमित्त दिया जाता है। यहां उनके लौकिक दुःख की 
निवृति तो पर हित हुआ्ना श्रौर उसका यह भ्रभिप्राय कि वह स्वयं अश्रपना ग्रृहस्थ जीवन सुखी रखना 
चाहता है स्वहित हुआ । यदि अपने दुःखी जीवन के प्रति वेदवा न होती तो दूसरे का दुःख दूर करने 
का भाव न आझ्राता । तथा असाधारण पात्रों को दिया जाता है। अस्ताधारण करुणा के अर्थ, भ्र्थात्‌ 
उनकी उस पारमार्थिक शांति के श्रर्थ जो बड़े परिश्रम व सोभाग्य से उनको प्राप्त हुई है, और तनिक सी 
ठेस लगने पर खण्डित हो सकती है । यहां उन असाधारण जीवों के प्रति शाँति भावना तो पर हित की 
भावना हुई, और स्वयं शांति प्राप्ति का या प्राप्त शाँति कः रक्षा का वह भ्रभिप्राय जिसके कारण कि 
उनके प्रति उसको स्वाभाविक करुणा उत्पन्न हुई है, स्व हित का ग्रभिप्राय है क्योंकि ऐसे भ्रभिप्राय के 
श्रभाव में उसे उन जीवों की श्ञांति में बाधा पड़ते हुए भी कोई दुःख न होगा |. 


५ दातार व उनके उपरोक्त चारों दानों को देने वाले व्यक्ति अर्थात्‌ दातार भी पात्रों ब॒त्‌ दो प्रकार के है । , 

अन्तरंग श्रभिष्राय एक साधारण झौर एक श्रसाधारण। स्वभावतः साधारण दातार का भुकाव भी 
साधारणा करुणा के प्रति श्रधिक रहेगा श्र अ्रसाधारण दातार का भुकाव भ्रसाधारण करुणा के प्रति । 
इसका कारण उनके अ्रन्तरग अभिप्रायों की विभिन्नता ही है। साधारण दातारों का स्व व पर हि 
साधारण ही है, अ्रसाधारण पात्रों का असाधारण | जैसा कि ऊपर दर्शाया जा चुका है ! 


साधारण दातार देता है शारीरिक सुख के लिये, और अ्रसाधारण देता है ग्रात्मिक 
सुख के लिये । साधारण देता है विषय भोगों की प्राप्ति की इच्छा से, और ग्रसाधारण देता है 
शांति प्राप्ति की इच्छा से, साधारण देता है धन लाभ के लिये, भ्रसाधारण देता है धन त्याग के लिए । 
साधारण देता है रागी बन कर, और ग्रसाधारण देता है उदासीन बन कर | साधारणा देता है भ्रन्य 
का उपकारी बन कर और ग्रसाधारण देता है निज कतंव्य समझ कर। साधारण देता है पर कल्याण 
के लिए, और अ्रसाधा रण देता है स्व कल्याण के लिये। साधारणा देता है लोक प्रशंसा पाने के लिए 
ग्रौर भ्रसाधा रण देता है निज दोष से निवृति पाने के लिये। इस प्रकार दोनों के प्रभिप्रायों में महान 
ग्रन्तर है। और इसी लिये इनके फलों में भी महान ग्रन्तर है। साधारण का फल परम्परा में घन व 
स्वास्थांदि लाभ है शौर अ्रसाधारण का फल केवल शांति । ह 


अरब हमें यह विचारना है कि हमें कोन सा फल चाहिए, ताकि अपने लिए दान के 
अभिप्राय का कोई तिर्णय किया जा सके । हम शांति के उपासक बने हैं। अ्रतः निःसंशय झ्ञांति के 
भ्रतिरिक्त कुछ नहीं चाहिये हमें । तब तो भ्रवश्य ही हमें दान देते हुये साधारण अभिप्रायों का त्याग करके 


_ शह शन आल मा 4२४६ ६ दान की श्रेष्ठता व प्श्नेष्ठता का विवेक 


ब्रभिप्राम बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। तथा ऐसी वस्तु का. दान देना चाहिये, जिसका 
फल शांति हो भोग विलास नहीं । 


अ्भिभाय सुधा रने के सम्बन्ध में यद्यपि कपर॑ बताया जा चुका है, परन्तु एक और बड़ा 
दोष है जो श्राज के दातारों में देखा जा रहा है। उसके प्रति सावधान करा देना आवश्यक है | वह दोष 
है लोकेषशा । भ्राज के मुग में यद्यपि दान काफी दिया जाता है पर उसमें एक ही भाव मुख्यंत: छिपा 
रहता है। और वह यह कि इस दान के द्वारा मेर। नाम, मेरे पिता, पितामह का नाम, मेरी स्त्री व 
साता का नाम चिरस्थायी बना रहे । भ्रौर लोगों के हृदय में यह अंकित हो जाये, कि में बड़ा दानी हूँ 
धनाढूय हैं झौर घर्मात्मा हूं। यह भ्रभिप्राय शाँति के उपासक के लिए विष है। उसमें अत्यन्त सावधानी 
की झावश्यकता है । भो पुरुषार्थी ! विचार तो कर, कि क्या करेगा इस नाम को लेकर ? इसे खायग्रेगा 
या बिछायेगा ? लोकिक व अलौकिक दोनों रीति से इसका लाभ ही कया है? एक कषाय की पोषण 
है अर्थात्‌ दान देने में लाभ की बजाय हानि हो रही है। राग का संस्कार काटने के लिये दान दिया था, 
झर कर बंठा राग का पोषण भ्रर्थात्‌ दिया दिलाया खत्ते में डाल दिया, विचारिये तो सही बाज़ार में 
रुपया दिया और अपनी आ्रावश्यकतानुसार माल ले लिया। मेंने क्या लिया ? कया इसका नाम दान है ? 
नहीं यह तो सौदा है। इसमें किसी की क्या पीरी ? इसी प्रकार दान पैसे का दिया और हाथ की हाथ 
प्रशंसा थैले में डलवा कर घर ले आया । बताइये तो सही कि क्‍या दिया ? क्‍या इसी का नाम दान है ? 
नहीं यह तो सौदा है इसमें किसी की क्‍या पीरो ? प्रभु! सम्भभ । और इन दुष्ट संस्कारों से झपनी 
रक्षा कर । 


६ दान की अ्रं०ठता भ्रव लीजिये दूसरी बात । दान कैसी वस्तु का दिया जाये। इस विषय पर विचारने से 
व अश्रष्ठता का भी बड़ी भारी भूल का पता चलता है। किसी भूखे को गा श्ञांति के उपासक को 
विवेक क्षुषा निवृति या शांति की रक्षा के निमित दिया जाने वाह्मा आहार भी कदाचित्‌ 

लौकिक व अलौकिक दृष्टि से सार्थक है। क्योंकि इसमें स्व पर हित निहित है। इसी प्रकार औषध व 

उपाश्नय या बस्त्रों ग्रादि का दान भी लौकिक व अलौकिक दोनों हदृष्टिपों से सा्थंक है। परन्तु आज के 

युग का सर्वोत्तम समझा जाने वाला यह भाधुनिक ज्ञान का दान कहां तक सार्थक है, यह विचारणीय है। 


लौकिक दृष्टि से देखने पर यह ज्ञान एक दिशा में सार्थक हैं और दूसरी दिशा में हानि- 
कारक दिखाई दे रहा है। साथेक इस श्रर्थ में कि उससे गृहस्थ जीवन में बड़ी प्रगति मिलती है। इसके 
ग्रभाव में एक ग़ृहस्थ का जीवन एक जंगली के जीवन वत्‌ ही रह जाता है। और हानिकारक इस भ्र्थे 
में कि उसकी उपज है स्वार्थ व विलास, आवश्यकताशभों की बाढ़ व चिंताओ्नों का साम्राज्य, दया व 
सहानुभूति का ह्ास भ्ौर करता का विकास, धर्म व शांति का भ्रनादर और एटम बम का उत्पादन । 
ओर भ्लोकिक हृष्टि से देखने पर तो किसी भी प्रकार सार्थक दीखता ही नहीं। सब दोष ही दोष । 
क्योंकि यहां तो किसी भी बात के खरे खोटे पने की कसौटी शांति है। जिसकी कि स्पष्ट शब्दों में उस 
ज्ञान के द्वारा अ्वहेलना की जाती है। भ्पमान किया जाता है। भला बिचारिये तो सही कि ज्ञान का यह 
विकट रूप किस प्रकार सर्वोत्तम दान कहा जा सकता है ? यह सर्वोत्तम दान अवश्य था, लेकिन उस समय 
जब कि इसकी साथ साथ भ्रध्यात्म के प्रवेश को भी श्रवकाश था। उसके अभाव में सर्वोत्तम कहने का 
तो कोई प्रश्न ही नहीं, सम्भवतः इसे दान भी न कहा जा सके, क्योंकि इसमें स्व व पर हित का स्वाभाविक 
विशेषण लागू नहीं होता । यहाँ यह न समभिये कि इस ग्राधुनिक ज्ञान का निषेध किया जा रहा है। 


शक दान. '। २४० ६ दान की श्रेष्ठता व प्श्नेष्ठता का भिवेक 


बल्कि यहूु समभिये कि इसमें सुधार करने की प्रेरणा की जा रही है। तथा प्रध्यात्म की भ्रवहेलला के 
मुकाबले में हसकी भ्रवहेलना करने को कहा जा रहा है । 


सौभाग्य से प्रध्यात्म शिक्षण केन्द्र भी आज हमको उपलब्ध है। जिनके प्रति दिया गया 
. होते सबसे भ्रधिक निकृष्ट समझा जाता है। वह हैं मन्दिर व शास्त्र भण्डार श्रादि। जहां के छात्रों कीं 
संख्या भले कम हो, परन्तु उस शिक्षण में जो वहां से मिलती है, लौकिक व पारमार्थिक दोनों हृष्टियों 
से सत्र पर हिल का विशेषण घटित होता है.। क्योंकि वहां से स्‍्वव॒ पर को एक मात्र शाति की शिक्षा 
मिलती है; जो सर्व लोक को कल्याराकारी है। भ्रतः सर्व निकृष्ट समका जाने वाला यह मन्दिर प्रतिमा 
झात्रि के निर्माण का दान वास्तव में सर्वोत्तम है। भ्रभिप्राय ठीक बनाकर, योग्य स्थान में, योग्य पात्र 
को; योग्य दान देना, वट बीज वत्‌, शांति के महान फल का कारण है। भ्रतः भो शांति के उपासको ! 
कुछ विवेक बुद्धि बना कर न्याय से कमाई इस सम्पत्ति को योग्य दान के द्वारा शांति मार्ग में 
कुछ सार्थक बना डालो, नहीं तो सब यहीं छोड़ जाना होगा । 


थक 
हि 
नै 
कक पक 
3020 2730 220 20 
4 रा पर 
मे नर मे 
मे 


शा संवर निज्जरा 


( बैरागी सम्बन्धी ) 


३० 
कब वेशग्य कल 


दिनांक रै१ अक्तूबर ९६४५६ 


प्रबंसन मं० ४६ 


१--बैराग्य का प्रेरक शान्ति का संस्कार, २०-वैराग्य का प्रेरक शान्ति का वेदत़, ३०-ेराग्य का बल 
अ्रभ्यास । 


१ वैशाग्थ का पेरक गाप्ति का उपासक भृहस्थ उपरोक्त प्रकरणों में बताये विस्तार के क्‍प्नुसार, भपने जीवन 
शान्तिका को इस नवीन दिशा की ओर घुमा कर, नये सं॑चे में ढालते का श्रभ्यास करते हुए, 
संस्कार कुछ ही वर्षों में एक नई उमज़ू, एक नए उल्लास का अनुभव करने लगता है। एक 

जागृति सी तथा एक प्रकाश सा भ्रन्तरंग में प्रगट भासने लगता है। जिसके उजाले में आज वह इस 

योग्य हो जाता है कि अपने वातावरण में छिपी हुई उस भ्रद्मान्ति को स्पष्ट देख पाये। यद्यपि पहले से 
भी किचित्‌ मात्र किसी विश्वास के श्राधार पर उसमें उसे श्रशान्ति का भान हुआ करता था, परन्तु इस 
दिशा में भ्भ्यस्त हो जाने, तथा उसके फल स्वरूप शांति में वृद्धि हो जाने तथा साथ साथ भन्‍्तरंग में 
कुछ हढ़ता व शक्ति के संचार का अनुभव हो जाने पर, झाज जिस जंजाल रूप से इसे देखने लगता है 

उस प्रकार से पहले कभी देख न पाया था, विचार करते समय कुछ कुछ हटाव सा अवश्य वर्ता करता 
था। पर उस भोग विषयक सामग्री का साक्षात्कार हो जाने पर उस हटाव को भूल कर बह जाया 
करता था-उसकी रौ में । इतने वर्षों के भ्रभ्यास के कारण भाज इतनी विशेषता उत्पन्न हो जाती। है. 

कि उनके साक्षात्कार के प्रवसरों में भी उसका वही भाव बना रहता है, जो कि विचारणा के अवसरों 
में उसने बुद्धिपूर्षेक बनाया था । श्रर्थात्‌ संस्कार निर्माण के पूर्व कथित क्रमानुसार इस हटाव का बुद्धि 
पूर्वक प्रारम्भ किया गया संस्कार झ्ााज भ्रबृद्धि की कोटि में प्रवेश कर जाता है। श्र पूरब में पड़े हुए 
शान्ति के घातंक संस्कारों कै साथ रद करने के लिए उन्हें ललकारने लगता है। यह ललकार ही उस बले 
कौ परीक्षा है। जिसके सम्बन्ध में कि कहा जा रहा है। 


३ ैक्तस्य'कां केक इतने शीर्थकर वें अम्म वीतरामी वे योगी जन सैमस्त राज पार्ट वं'देंबों थ्त की विशू्ति 
शांति का बेदन को छोड़ कर बन को चले गये। क्या प्राकर्षण था उस बन में ? छोड़ा उसे 


.. ३७ वैराग्य... २५२ २ वैराग्य का प्रेरक शांति का बेदन 


झाकर्षक तथा मधुर सामग्री को, जिसको छोड़ने की बात तो रही दूर, जिसके त्याग सम्बन्धी बात भी भ्राज 
म्रुभकों सुहाती नहीं । भ्रन्तरंग में तो उसके प्रतिःकी मि्ठीस पड़ी है। भले ही पुर जनों के कहने पर मैं 
यह कहने लग गया हैं कि इस सम्पत्ति “में सुख नहीं दुःख है। पर' क्ष्या प्रन्तरंग में इसके प्रति का इस 
 भ्रकार का भाव उठता प्रतीत होता है ? नहीं भ्रन्तरंग में तो उसके प्रति की मिठास पड़ी है। भ्रन्तरंग 
में तो यह बात सुन रहा है कि इनके भोगने में भ्रानन्‍्द है। बड़ी आकर्षक है यह | बड़ी मधुर तथा 
सुन्दर । यह देखिये मेरा ड्राइज़ रूम कितना सुन्दर सजा हुआ है | दिवारों पर ईरानी कालीन टंगे हैं। 
यत्र तत्न काशमीर की कारीगरी व कार्ट का प्रार्ट टंगा हुआ है। मानों प्रकृति को समेट लाया है इस 
कमरे में । फर्श पर बिछे इस मोटे गुदगुदे भारतीय कॉलीन ने मानों कोमल कोमल घास ही बिछा दी 
है इस कमरे में | और यह सुन्दर सोफा सेट मानों राज्य सिंहासन की भी खिल्ली उड़ा रहा है। 
इधर रखा है चाइना झार्ट । भर न जाने क्या क्या ? कितना आकर्षक है यह ? मुभे गये होता है अपने 
किसी मित्र को इसमें बिठा कर | कैसे कह सकते हैं कि इसमें दुःख है ? नहीं नहीं, यह तो योगियों 
की बातें हैं। मेरे लिये तो यही सुखदायक है, कृत्रिम रूप से इसमें दुःख व अ्रशान्ति देखने का 
प्रयत्त करते हुये भी स्वाभाविक रूप से तो इसमें सुख व शान्ति सी ही भासती है। केसे 
त्यागू इसे ? 


“इनके क्‍या कहने । यह तो महान म्रात्माएं हैं। तीर्थंकर देव हैं। छोड़ कर चल दिये । 
कृष्ट सह सह करं हीं तो कर्मों को खिपाएंगे । तपरचरण के बिना मुक्ति किसे मिली है ? उस मुक्ति की 
साधना के लिये इतनी झ्राकर्षक व सुख प्रद सामग्री को भी छोड़ कर चल दिये। धन्य है वह ।” कुछ 
ऐसी प्रावाजें उठा करती हैं-भावुकता वश । बस यह आवाजें ही इस बात की परीक्षा है .कि मैं भले, 
शब्दों में योगी जनों को महान कहूँ या सुखी, पर उन्हें श्रन्तरंग से दुःखी ही समभता हैं। कोई भी सुख 
का साधन नहीं उनके पास । कैसे हो सकते हैं वह सुखी ? हां, भविष्य में मोक्ष जाकर हो जायें तो हो 
जायें, परन्तु श्रब तो दु:खी ही हैं बेचारे ' 


नहीं प्रभु / भूलता है वास्तव में यह जो उपरोक्त आवाजें अपने अन्दर से उठती सुनाई 
दे रही हैं, उनका कारण केवल यही है कि उस भ्रलौकिक चौथी कोटि की शान्ति का साक्षात्कार अभी 
कर नहीं पाया । इसी से नाम मात्र की उस शांति के प्रति भ्रन्तरंग से बहुमान व उल्लास जागृत नहीं 
हुआ है जिसके भ्रभाव में वह पहला विषय सुख ही सुख भासा करता है। उस ही की महिमा गाया 
करता है। उन योगियों की दशा तुझ से कुछ भिन्न प्रकार की है। उन्होंने केवल भावुकता वज्ञ, किसी 
मोक्ष की या किसी भावी काल्पनिक सुख की अभिलाषा वश यह महान त्याग किया ही, ऐसा नहीं है । 
किसी बाहर के दबाव यो भय वश, या किसी लोकेषणा वश त्याग किया हो ऐसा भी नहीं है। 
शक्ति है जो अन्तरंग से उन्हें प्रेरणा दे रही है। उनके श्रन्दर एक उल्लास सा, एक उत्साह सा के 
कर रही है-यह बात करते के लिए। भर वह शक्ति है शान्ति का उत्तरोत्तर प्रधिकाधिक वेदन जमे 
तृप्ति व उसके प्रति का बहुमान | भला एक भिखारी को जिसके पलले एक सूखी ज्वार की रोटी बंधी 
हैं। यदि आप पेट भर खीर परोस दें तो क्या वह ज्वार की रोटी खायेगा ? क्या उसे फेंक न देगा ? क्‍ 
बस तो भलौकिक शांति ली मधुर व सुगन्धित व्यम्ज़न के अनुभव में क्या उसके के में कस । 
कक ०3 सर गण भेगा) सया जाके ला में मु 


३० बरशस्य 7: छत रश३ 7 ३ वैराग्य का बले भ्रभ्था्से 

.._: किसी भावी सुख के, या मोक्ष नाम के किंसीं पदार्थ के, या सर्वश्ता के, लालच से छोड़ 
देता हो उसे, यह भी भ्रसम्भव है । क्योंकि भविष्य के सुख की प्राशा के प्रांधोर, पर वर्तमान का सुख ' 
छोड़ना मूलंता है। मूंता क्या, छोड़ा ही नहीं जा सकता । “कल को दिवाली है। बड़े बड़े स्वादिष्ट 
व्यञ्जन खाने को मिलेंगे ।” इस इच्छा के कारण क्या कोई भी ऐसा है जो झ्राज का भोजन छोड़ दे ? 
“तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआभा । यह महल मेरी मृत्यु के पश्चात्‌ तुम्हीं ले लेना । लो वसीयंत 
किये देता है।” किसी सेठ के ऐसा कहने पर, क्या कोई भिखारी भी अपनी कुटिया में तुरत श्राग लगा 
देने को तैयार है ? चलो तुम्हें बी० ए० की डिग्री दिला देता हैं, परन्तु श्राज सोना न होगा।” ऐसा 
सुन कर क्या कोई भी सोना त्याग देगा ? वे कोई दूसरे देश के वासी या कोई झलौकिक जने हों, भर 
त्याग करना उनके गले मढ़ दिया गया हो, क्योंकि मुक्त बनने का सर्टीफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, इस 
लिये त्यागना पड़ता है उन्हें, ऐसा भी नहीं है । क्योंकि बाह्य में तो ऐसी शक्ति कोई दिखाई नहीं देती, 
और प्न्तरंग से इस प्रकार छूटना सम्भव नहीं है, जिस प्रकार किसी राजा की भ्राज्ञा मात्र से कोई 
झपना घर छोड़ने को तैयार नहीं । हाथ का एक छोड़ कर वृक्ष पर के दो की इच्छा करना बुद्धि-मानों 
का काम नहीं । भौर फिर तीर्थंकर प्रभु ? वह तो कभी ऐसी मूर्खता कर ही नहीं सकते ? ग्रृहस्थ में 
रहते रहते हुये ही उन्हें किसी प्रनोखी शान्ति का वेदन होते लगता है-पूर्व भ्रभ्यास वश । जिस शान्ति 
के श्रलौकिक झ्राकर्षण के सामने इस बाह्य राज्य आ्रादि सम्पदा का तेज मन्द ही नहीं पड़ जाता, बल्कि 
कटु लगने लगता है, वह सब वातावरण भ्रन्दर से कोई जंजाल सा दीखने लगता है। वह साक्षात्‌ 
कुछ ऐसा भासने लगता है कि मानों काटने को दौड़ रहा हो। बस इसी शक्ति की प्रेरणा पर भ्राधारित 
है उनका त्याग । 0 ० 2 


ह कैराग्य का बल तीर्थंकर व महात्मा होने के कारण वह किसी दूसरे देश के वासी हों, दूसरी जाति 

प्रभास के हों, ऐसा भी नहीं है। मेरे ही चेतन्य देश के वासी तथा मेरी ही जाति के हैं। जो 
काम वह कर सकते हैं वह मैं भी कर सकता हूँ। परन्तु उनके त्याग को देख कर मुझे जो घबराहट 
होती है, उसका कारण यही है कि में यह समभ बेठता है, कि उन्होंने प्रकस्मात्‌ ही इतना बड़ा साहस 
कर लिया है, क्योंकि इन्द्रिय ज्ञान के द्वारा उनका केवल वर्तमान भव ही देख पाता हैं। इस वर्तमान के 
साहस के साथ, भूतकाल में श्र्थात्‌ पूर्व भवों में किया गया कितना श्रभ्यास है वह नहीं देख पाता । यह 
बिल्कुल मुझ जैसे गरहस्थ थे कभी, भोौर सम्भवतः मुक्त से भी हीन प्रवस्था में थे-अपने पूर्व भवों में । वहां 
से ही इन्होंने धीरे घीरे अ्रन्तरज्ध .में विरक्तता उत्पन्न करके, प्रभ्यास प्रारम्भ किया था। आज वह जो 
प्रकस्मात्‌ त्याग करता दिखाई दे रहा है वही सिद्धहस्त जीव है। भ्रतः भाई ! तू भी मत डर । साहस 
करके यदि ऊपर के प्रकरणों अनुसार धैर्य पूर्वक अभ्यास करना प्रारम्भ करे, तो श्रपने भविष्यत्‌ में, 
प्रपने झाने वाले भवों में अवश्य ही तू भी प्रकस्मात्‌ त्याग करने की शक्ति को उत्पन्न कर लेगा। कटडी 
को उठाते उठाते भेंस उठाई जा सकती है, इसी से भ्रभ्यास की इस मार्ग में बड़ी महत्ता है। पर इसका 
यह भर्थ नहीं कि “भविष्य में कर लूगा। भ्राज के निक्ृष्ट काल तथा हीन संहनन में तो करना ही 
सभ्भव नहीं ', ऐसे विचारों द्वारा शक्ति को छिपाया जाये। यदि पश्राज कुछ न करेगा तो भविष्य 
में भी कुछ न कर सकेगा, भले संहनन बढ़ जाबे पर उसका प्रयोग तो प्रधोगति में जाने के प्रति 


ही होगा । 
इस प्रकार प्रम्तरंग से विषय भोगों सम्बन्धी सामग्री के प्रति यदि विरक्‍तता करता 


:.. ३७ औैदयस्य रए४ हे बराग्य का बलःभप्या , | 


हुआ साहस पूर्वक घीरे धीरे उनका त्वाग करने का श्रभ्यास करता रहे, तथा आरा संयम में कथित 
हिसा के विकल्पों (ध्रध्याय नं० २६) का भी त्याग करने का भ्रभ्यास करता रहे, तो एक दित ऐसा आबेगा, 
कि तैरे मन की वह घुण्डी खुल जाये, जो हढ़ता पुरबंक त्याग करने का साहस तुक में उत्पन्न होते बहीं 
देती । भर्थाव्‌ उन्हीं क्रियाश्रों को ब्रत रूप से तुके अंगीकार करने नहीं देती, ब्रत प्र्थात्‌ उन उन जासों 
से भ्रम्तरंग में विरक्‍्तता, उदासीनता व हटाव तथा बाह्य में उनके प्रति प्रवृति करने में श्रेक लगने का 
अयत्त । जब तक गन्तरंग से वह घुण्डी या ग्रन्थी नहीं खुलती तब तक भले ही प्रभ्यास रूप से सब कुछ 
भी त्याय कर दे, ब्रती नहीं कहला सकता । भौर व्रत के बिना झागे बढ़ा नहीं जा सकता । सो ही आासे 
दर्षोता है 





श्प 
। छा 8 ० ए #// ४ ४+ 


३१. 
“ + नेत वे शक्य :- 


दिनांक २४ अक्सूबर' १६४६ 


हवन नें 9 हि 


१--शल्य का स्वरूप, २--अखुज़ती, ३--योगियों का पराक्रम, ४--परीषद जय, ४५-“महामती, 
६---शृहस्थी को अर्तों क सुनियों की बात बताने का प्रयोजन | 


१ शल्य का खरूप ब्रत धाररा करने में बाधक शल्य की बात चलती थी, वह घुण्डी या शल्य क्‍या हैं ? 
इसकों स्पष्ट करता हैँ, देखिये श्राज तक आपने मांस खाकर नहीं देखा। प्रागे भी खाने की सम्भावना 
नहीं । परन्तु उसको त्यागने के लिये कहा जाये तो अनेकों विकल्प सामने भ्राकर खड़े हो जाते हैं। यदि 
कल को बीमार हो जाऊं झौर डाक्टर बतादे मांस खाना तो ? ब्रत झ्राज तक धारणा किया नहीं, श्रत: 
यदि भज् हो गया तो ? भ्रौर इसी प्रकार ग्रन्य सबे विषम सम्बन्धी त्याग की बात झा पड़ने पर यह 
'तो' का भाव बिना किसी के बताये ग्रन्तरंग में उत्पन्न हो जाता है। भौर मेरा कार्य रोक लेता है। 
मुझे प्रतिज्ञा लेने या ब्रत धारण करने को भ्राज्ञा नहीं देता। यह 'तो' ही वह ग्रन्थी है, जिसका नाम 
ग्रागम भाषा में शल्य है । 


यद्यपि छोटी सी बात दीखती है, परन्तु देखिये कितनी घातक है कि ब्रत लेकर प्ागे 
बढ़ने ही नहीं देती । त्याग रहते हुए भी त्याग करने नहीं देती, यही तो श्रन्तर है एक ब्रती यग्ृहस्थ व 
प्रव्ती गृहस्थ में । परन्तु भ्रभ्यास करते करते जब यह विश्वास हो जाता है कि इतने दिन तक इस 
वियय का प्रयोग जीवन में नहीं किया । कोई विशेष बाधा तो भ्राई नहीं, भ्रौर यदि थोड़ी बहुत भाई भी 
तो उसको जीतने में सफल रहा । फिर यदि इस त्याग को ब्वत रूप से ग्रहण करले तो कोई कठिनाई न 
झायेगी। तब एक साहस उत्पन्न होगा, भौर ग्रस्तरंध की 'तो' को उल्लद्भ कर उसी प्रम्यास रूप त्याग 
को प्रत की कोटि में ले प्रायेगा । व्रती को भी श्रव्रती बनाये रखने वाली इस प्रग्थी को तोडने में बड़े बल 
की प्रावश्यकता है। वह बल जिसके प्रमट हो जाते पर कि उसमें इतनी हढ़ता श्रा जाती है कि प्राण 
जाये तो जाये, लोक की सारी बाघधायें ब पीड़ायें एकत्रित होकर भ्रा जायें, तो भले श्रा जायें, इस दिशा 
विक्ञेष मैं कदापि प्रवृति न कछूग।। देखिये कितना महान प्रल्तर पड़ स्रया है इस एक छोटी सी घुण्डी 
के खुलने से । इसी लिए थोड़ा भी त्याग करने वाला निश्वल्य ब्रती है। भौर बहुत भ्रधिक त्याग रखने 
वाला भी शल्यवान प्रत्रती है । 


३ लयुजजी .. भ््नती सें इस प्रकार प्रम्यास वश ब्रती की को में भराकर यूहस्थ भहिसा, सत्य, भचौयें, 


३१ ब्रत व शल्य २५६ ३ योगियों का पराक्रम 
: . अह्यचर्य व धन संचय त्याग इन पांच व्रतों को झरांशिक रूप से ग्रहण कर लेता है ग्र्थात्‌ अहिंसा के सर्वे 
. ' जैेंदों में से चलने फिरने वाले जीवों की पीड़ा सम्बन्धी यथा योग्य हिसा, मूठ,चोरी व्यभिचार व धन संचय 
. . का क्रम से त्याग करने लगता है। श्रर्थात्‌ पहले संकल्प ' पवेंक हिंसा के विकल्पों के त्याग का ब्रत लेता 
है, फिर विरोधी सम्बन्धी का भी ब्रत ले लेता है, भौर फिर क्रम से उद्योगी सम्बन्धी व ग्रारम्भी सम्बन्धी 
हिंसा के त्याग का भी ब्रत ले लेता है। रुपये पैसे का, धर, दुकान व ज्ञमीन का, सोना चांदी का, कपड़े 
_ जैबर का, बर्तन व फर्नीचर का, भ्ोर भी सर्व परिग्रह का परिमाण बांध लेता है। श्र्थात्‌ 'अमुक 
झम्ुक वस्तु इससे भ्रधिक न रखू गा । प्रति दिन इतने समय से भ्रधिक व्यापार न करूगा। इतने क्षेत्र 
से बाहर व्यापार करूगा न कराऊंगा । चिट्टी पत्री भी न लिखू गा । प्रतिदिन इतने से ग्रधिक न कमाऊंगा 
प्रति रुपया इतने से श्रधिक नफा न कमाऊंगा ।” इत्यादि। ग्रौर इस प्रकार विषय भोगों की लालसा व 
दैनिक प्रावश्यकतायें कम हो जाने के कारण, बड़ा सनन्‍्तोषी जीवन बिताने लगता है। यहां इस ग्ृहस्थ 
का नाम भरणुबक्नती या श्रावक रख दिया जाता है । 
यहां भी वह रुकता नहीं । बराबर बढ़े चले जाता है-पूणंता पर लक्ष्य रख कर | अधिक 
अ्रधिक उपवास करने का भ्रभ्यास करके क्षुधादि बाधाओं को किड्चित्‌ जीत लेता है। श्रधिक अधिक 
समय सामायिक या प्ात्म चिन्तन में लगाता हुआ, भ्रन्य प्राकंतिक बाधाओं को भी किचित्‌ जीत लेता 
है। भोगों सम्बन्धी नित्य प्रयोग में आने वाली खाद्य व अ्रन्य सामग्री के ग्रहण की सीमा को संकोचता 
हुआ, इन्द्रियों को भी किचित्‌ जीत लेता है ! पर-स्त्री का त्याग तो पहले ही कर दिया था, प्रब स्व- 
स्‍त्री का भी त्याग करके मेथुन को भी जीत लेता है। उद्योग को पूर्णतया छोड़ देता है। परिग्रह तथा 
घर बार छोड़ कर मन्दिर में रहने लगता है। भ्रन्य लोगों से बात करनी भी बहुत कम कर देता है। 
तथा रात्रि भोजन का पूर्ण त्याग, सचित पदार्थों के ग्रहण का त्याग श्रादि अनेकों ब्रत और भी धारण 
कर लेता है। यहां तक कि श्रभ्यास बढ़ता बड़ता ऐसी श्रवस्था में पहुँच जाता है, जबकि पहनने 
के लिये एक लंगोटी और झोढ़ने के लिए एक चादर से अधिक कुछ भी पास नहीं रखता । पंसे को 
छूना भी पाप समभता है। माता पिता भ्रादि से कोई नाता नहीं रखता, श्र्थात्‌ मुनि वत्‌ हो जाता है। 
इस दशा में वह श्रावक की उत्कृष्ट भ्रवस्था को प्राप्त हो जाता है । 


यहां भी नहीं रुकता । और भागे बढ़ता है । क्योंकि लक्ष्य पूर्णाता पर है। उससे कम 
पर सन्तोष ग्राने वाला नहीं है। बल बहुत बढ़ चुका है। शरीर को भी हट जाने के लिए ललका रता 
है। परन्तु जब यह देखता है कि यह पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, तो भ्रन्तरंग से स्वयं इसे त्याग देता 
है, भ्र्थात्‌ इसे कह देता हैं कि देख मैं शान्ति पथ पर बहुत श्रागे बढ़ा जा रहा हूँ। गर्मी, सर्दी, 
मच्छर व भूख प्यास आ्रादि की भनेकों बाधायें प्रायेंगी । ऐसे गवसरों पर भ्रब पहले के समान में तेरी 
सेवा न करू गा। श्रब मैं तेरा सेवक नहीं । तुझे मेरा सेवक बन कर रहना होगा। 


३ योगियों का. देखिये तो योगियों की वीरता। इसी से तो यह मार्ग वीरों व क्षत्रियों का है, भोगों 
. पराक्रम. में झासक्त, तथा उन योगियों को कायर बताने वाले कायर जनों का नहीं। किस का 
साहस है इस प्रकार शरीर को दास बनाने का। इस वीरता को प्राप्त वह श्लावक लंगोटी व चादर 
भी छोड़ देता है भौर निर्भीक सिंह बुत को धार कर ग्राम आराम विचरण करने लगता है। बिल्कुल 


३१ ब्रतव शल्य... २५७ ४ परीषह जय 


प्रपरिचित वातावरण में जाकर रहता है, शरीर पर क्षुधादि की बाधायें भ्राये तो उनको गिनता नहीं । 
धन्य है वह योगी | ऐ टू 

यदि कदाचित्‌ क्षुत की तीव्र वेदना इतनी बढ़ जाये कि पूर्ण वीरता की कुछ कमी के 
कारण, अपनी शान्ति को स्थिर रखने में अपने को समर्थ न पाये, तो इस शान्ति की रक्षार्थ इस शरीर 
को रिश्वत देने प्रर्थात्‌ श्राहार देने के लिये कदाचित्‌ तेयार भी हो जाता है। तो भी विवेक को हाथ 
से जाने नहीं देता । याचना का भाव चित्त में नहीं लाता । केवल चुपचाप चला जाता है गली मोहल्लों 
में या घर की किसी ड्योढ़ी में भी । मुख से कुछ नहीं कहता । यदि स्वतः ही किसी ग्ृहस्थ को उनका 
शान्त स्वरूप देख कर उनके प्रति कुछ भक्ति उमड़ श्रावे और “उनको आहार देने से में कृतार्थ हो 
जाऊंगा । श्राज मेरा जीवन सफल हो जायेगा। मैं श्राज धन्य हैँ कि इस शान्‍्त मृति से मुझ भअ्रधम 
का स्थान पवित्र किया ।” कुछ इस प्रकार के भाव अ्न्तरंग में उत्पन्न हो जावें। और झ्ाकर उनसे 
प्रार्थना करे कि प्रभु ! आहार ग्रहण करके मुझे कृतार्थ कीजिये। तब ही उस गृहस्थ के यहां श्राहार 
ग्रहण करते हैं श्रन्यथा नहीं। उसके हाव भाव से तथा उसके वचनालाप से यदि इस बात का भांस हो 
जाये कि यह गृहस्थ किसी लोभ वश, या किसी श्राप आदि के भय वश्च, या समाज में मान हानि वश, 
मुझे श्राहार देना चाहता है। तो कदापि ग्रहण नहीं करता । 


कहां तक वर्णन करू उन योगियों की महिमा । देखिये उनकी करुणा बुद्धि । एक महीने 
का भूखा हो तो भी, यदि उस गृहस्थ के द्वार पर कोई कुत्ता आदि जन्तु या कोई फकीर भ्रादि भोजन 
की भ्राद्ा लेकर खड़ा हुआ दिखाई दे जाये, तो तुरत लौट श्राते हैं उसके द्वार से। यह विचार कर कि 
मेरे कारण सम्भवतः यह गृहस्थ इन जेचारों को भोजन न दे। इनको पीड़ा पहुँचा कर में भोजन करू 
यह कदापि नहीं हो सकता । इसके श्रतिरिक्त भी यदि यह ग्रनुमान में श्रा जाये कि उसके कारण ग्रृहस्थ 
को कोई भी ऐसी वस्तु विशेष जुटानी पड़ी है जो स्वयं वह झाज प्रयोग में लाने वाला न था, या यह्‌ 
भोजन उसके लिए ही विशेषतया बनाया गया प्रतीत होता है, तो भी बिना खाये लौट आते हैं उसके 
द्वार से | इतना ही नहीं बल्कि भोजन देख कर यह अनुमान में भ्रा जाये कि कोई भी पदार्थ इसकी 
रसोई में ऐसा बना हुआ है जिसमें त्रस जीव का घात ग्रवर्य हुत्ना होगा तो भी बिना खाये लौट भ्राते 
हैं तथा और भी यदि खाते खाते बीच में कोई मरा हुआ छोटा जीव जसन्‍्तु झ्रादि या बाल आ्रादि कोई 
दरीर का श्रंग पड़ा दिखाई दे जाये तो भी बीच में ही भोजन छोड़ कर चले प्राते हैं। क्योंकि वह 
जानते हैं कि इस प्रकार का भ्रयोग्य भोजन लेने से उनकी शान्ति की रक्षा न हो सकेगी, बल्कि परिणामों 
में कुछ विकार झा जाएगा। शान्ति का उपासक किसी मूल्य पर भी शान्ति में बाधा डालने को 
तैयार नहों । 


४ परीषह जय. कोटि जिह्ना भी उन महृषियों की महिसा व सामथ्य का बखान करने में समर्थ नहीं 
है। बालों को अपने ही हाथों से नोंच कर फंक देते हैं। इसलिए कि कहीं इस शरीर के प्रति फिर मुझे 
ममत्व उत्पन्न न हो जाये । कभी कभी सर्दी की कड़कड़ाती रातों में खुले श्राकाश के नीचे नदी किनारे 
जा ध्यान धरते हैं। कभी कभी भ्रग्नि बरसाते सूर्य की किरणों के नीचे ज्येष्ठ की गर्मी में पर्वत की चोटी 
पर जा योग धरते हैं। कभी कभी बरसात की मूसलाघार वर्षा में वृक्ष के नीचे जा भ्रात्म मगस होकर निज 
शांति का भ्रस्वादन करने लगते हैं। कितने भी मच्छर काटे उन्हें परवाह नहीं। केवल इसलिए कि कहीं 
यह शरीर उच्छु खल न हो जाये। कितना पराक्रम है ऐसे महाबीरों का। ... 


.. 'ह१ व्रत थ शल्य २श्८ ५ महाव्रती 


शारीरिक ही नहीं मानसिक बाधाझ्रों को भी जो तुच्छ मात्र समभते हैं। किसी को भी 
. कभी श्राप नहीं देते, भले ही उनको गाली देता हो, या उनका तिरस्कार करता हो, या उन्हें मारने को 
उद्यत हुआ हो | भ्रनेकों ऋद्धियां व देवी शक्तियां होते हुए भी अपने ऊपर श्राये हुए बड़े बड़े उपसर्गों व 
पीड़ाश्नों को दूर करने का कभी प्रयत्न नहीं करते | ज्ञान ्रादि अपने गुणों की वृद्धि न हो पाई हो, तो 
भी केबल एक शांति मात्र के उगसक वे योगी कभी इस बात की चिन्ता नहीं करते, कि “देखो अम्ुक 
व्यक्ति तो बिना तपश्चरण किये या अ्रल्प मात्र तपश्चरण करके भी कितना अ्रधिक विद्वान है । कितने 
चमत्कार दिखाता है। भ्रौर इतना तपस्वी व धैर्यंबान होते हुए भी मुझे कोई भी शक्ति चमत्कार दिखाने की 
उत्पन्न न हुई | उसे तो भविष्य सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त हो गया है। पर मुझे प्रब तक भी नहीं हुआ है । इसकी 
तो ख्याति फैल रही है, पर मेरा कोई नाम भी नहीं लेता ।” सब के प्रति सर्वदा कल्यारा की भावना ही 
उत्पन्न हुआ करती है-ऐसे योगियों के भीतर । तथा श्रन्य भी बहुत कुछ | में तो कहने में श्रसमर्थ हूं। ऐसे 
परम पवित्र पूर्णो त्यागी, यहां तक कि शरीर के भी त्यागी,भ्रत्यन्त पराक्रमी वे नग्न दिगम्बर साधु महाक्रती 
कहलाते हैं। क्योंकि उनको ब्रतों की पूर्णाता उपलब्ध है। 


६ महाजती वे चलने फिरने वाले जीवों के प्रति ही नहीं बल्कि प्रथ्वी श्रादि वनस्पति पर्य॑न्त 
एकेन्द्रिय जीवों के प्रति भी दया रखते हैं । उन्हें भी श्रपने किसी कार्य से बाधा होने नहीं देते | कदापि 
भी प्रमिष्ट व अहितकारी शब्द उनके मुख से निकलता ही नहीं। मिट्टी मात्र का ग्रहण भी बिना दिये 
करते नहीं । स्त्री के साये से भी दूर रहते हैं। वस्त्र का ताना मात्र भी जिनके पास नहीं है। भोजन भी 
खड़े होकर केवल दिन में एक बार अपने हाथ में रखवा कर खा लेते हैं। फिर पानी भी पीने का विकल्प 
प्राने नहीं देते । इत्यादि अनेकों गुण प्रगट हो गये हैं उनमें । तभी तो उनके प्रभाव से उनके ग्रास पास 
के क्षेत्र में पड़ा दुरभिक्ष भी टल जाता है। थे मौसम भी धान्य पक जाते हैं। सर्प नेबला श्रादि विरोधी 
जोब भी उनकी श्वान्त मुद्रा देख कर अपना बेर भूल कर शान्त हो जाते हैं। श्लौर कहाँ तक कहूँ । मु 
कीट में इतनी शक्ति ही कहां है कि उनके गुणों का वर्णन कर सक्ू । शत इन्द्र भी भ्राकर एक एक हज़ार 
जिह्लाओों से वर्णन करने लगें तो कर न सकें । 


उपरोक्त महिमा सुनकर कुछ घबराया सा क्यों प्रतीत होता है? सम्भवत: विचारता हो 
कि इतने कष्ट का जीवन कंसे विताते होंगे। श्रौर जैसा कि श्रागे कहा जाने वाला है यदि मुझे भी बसा 
करना पड़ा तो कंसे कर सकू गा। इतना कठिन व कष्टप्रद मार्ग मुझ से न बनेगा । परन्तु घबरा नहीं। 
( पत्र महदजतों का स्वरूप देखो उत्तम संयम अध्याय लं०१८) तू भी उसी पिह की सन्‍्तान है, जिसकी 
महिमा उपर वर्णन की गई है। जब तक क्रम पूर्वक बढ़ता हुआ्ना स्वयं वहां नहीं पहुँच जाता, तब तक 
ही घबराहट है। वहां पहुँचने के पश्चात झ्ानन्द ही झ्रानन्‍्द, शान्ति ही शान्ति है। भला विचार तो सही 
वह भी तो तेरे जसा ही मनुष्य है। उसका शरीर भी चाम हाड़ का बना हुआ है लोहे का नहीं | कष्ट 
हुआ होता तो कंसे टिकता ऐसी ग्वस्था में ? रणक्षेत्र में भ्रपने शत्रु को पीछे धकेलते क्षत्री योद्धा के 
शरीर में अनेकों बान लगे हों, लहू बह रहा हो, परन्तु उस समय उसको पीडा होती है क्या ? सर कट 
जाने पर भी सात व्यक्तियों का घात कर देने की सामर्थ्य है उस योद्धा में । तो यह योगी तो भ्रलौकिक 
वीर है, उपरोक्त सर्व उपसर्ग व परीषह सहने में उसे कष्ट नहीं होता। क्योंकि उसका उपयोग एक 
ध्ान्ति को प्रनुभव करने में केन्द्रित रहता है। ह 


२१ ब्रतीव शल्य २५६ ६ गृहस्थी को ब्तों व मुनियों की बात 
बताने का प्रयोजन 


६ गृहस्थरी को बअतों इस प्रकार उपयोग को केन्द्रित करने तथा ,किड्िन्चित बाधाओ्रों कौ ,जीतने का भ्रभ्यास 
' व मुनियों की श्रावक अ्रवस्था में यह अच्छी तरह कर चुका है। अ्रतः तू भी यदि धीरे २ भ्रभ्यास 
बात बताने का करता चले ओर शक्ति को न छिपाये, तो क्रम से पहले भ्रत्रणुती श्रावक बनकर उसकी 
प्रयोजज.. जघन्य स्थिति से उत्कृष्ट महिमा पूर्ण श्रंणी में पदापंण करेगा। ऐसा निश्चय है। 
भय छोड़ । ह्ञान्ति का उपासक बना है तो शरीर से ममत्व हटा। इस पर्याय में झ्राने वाली बाधाश्रों 
से न घबरा | ब्रतों में श्रनेकों दोष लग जाने सम्भव हैं। सम्भवतः इतने बड़े कि जो एक पापी को भी न 
लग सकें । उन पर से साहस न हार जाना। अभिप्राय की रक्षा करते हुए, बराबर दोष टालने का 
प्रयत्न करते रहना । भ्रवश्य सफल होंगे । ब्रतों में लगने वाले दोष अभिप्राय की सत्यता के कारण दोष 
गिनने में नहीं झ्राते । भौर अभिप्राय की विपरीतता के कारण छोटे से छोटा दोष भी महान बन जाता 
है। इसका स्पष्टीकरण भागे अतिचार' के प्रकरणा में किया जायेगा । 


उपरोक्त ब्रतों व परीषह्‌ जय की बात तुझे श्रभी व्रत श्रादि धारण करने की प्रेरणा के 
लिए नहीं कही जा रही है | बल्कि यह बताने के लिये कही जा रही है कि शान्ति का मार्ग उतने मात्र 
पर समाप्त नहीं हो जाता जितना कि तुभे गृहस्थ में रहते रहते करने के लिये कहा गया है। यदि उतने 
ही मात्र में सन्‍्तोष धार लेगा तो शान्ति की पूर्णाता न हो सकेगी । भ्रौर पूर्णाता की प्राप्ति के अभ्रभाव 
में सम्भवतः तुझे मार्ग पर ही अविश्वास हो जाये | श्रतः पूर्ण मार्ग जानना श्रावश्यक है। भले ही शक्ति 
हीनता वश उसका भ्रंश मात्र ही जीवन में उतारा जाये, इसलिये यह जानना, श्रावश्यक है कि तेरे वाली 
उस प्रथम श्र णी के भ्रतिरिक्त, जिसका अभ्रब तक संवर निज रा के प्रकरणों में कथन चला झ्रा रहा है। 
संवर भर निजरा की दो श्रौर श्रेणियां भी हैं। जो तेरे वाली से उत्तरोत्तर ऊंची हैं। बल की वृद्धि 
गीं जाने के पश्चात्‌, ही धारी जानो सम्भव हैं । उनमें से प्रथम की नं० २ श्रेणी तो श्रावक की है। जिसे 


वानप्रस्थ भी कहते हैं। और से नं० ३ वाली श्रेणी साधु की है जिसे तपस्वी, योगी, मुनि, ऋषि 
साधु, सन्‍यासी आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। 


श्रावक व साधु का किडिचत्‌ स्वरूप इसी प्रकरण में श्राज बताया गया है। साधु का 
श्ौर कुछ विस्तार आगे के प्रकरणों में कहा जाने वाला है। या यों कह लीजिये कि साधु की संवर 
निर्जरा रूप उत्कृष्ट क्रियाओं का रूप बताया जाने वाला है। ऐसे जीवन से परिणत यह साधु जन ही 
वास्तव में गुरु कहलाये जाते हैं। जिनकी भक्ति व उपासना सम्बन्धी बात ग्रहस्थ सम्बन्धी संवर के 
प्रारम्भिक क्रम में बताई गई थ्री । इसका यह अर्थ भी न समभ लेना कि साधुओं की क्रियायें सर्वधा 
ग्रापके करने की नहीं हैं। और ग्रृहस्थ की क्रियायें सर्वेधा साधु को करने की नहीं है। बल्कि यह 
समभना कि यह क्रियायें मुख्यतया साधुओं को श्रौर श्रॉशिक रूप में ग्ृहस्थ को भी होती हैं | श्रागे सुन कर 
ग्राप स्वयं जान जाभोगे कि श्रब तक जो क्रियायें आपको करने के लिये कहा गया है, वे इन्हीं क्रियाश्रों 
का प्रत्प रूप हैं। श्ौर इन क्रियाश्रों के ग्रतिरिक्त भी यहु सब बताई जाने वाली क्रियाय॑ गृहस्थ के द्वारा 
प्राशिक रूप में पाली जानी शक्य हैं। भौर उसके जीवन के प्रयोजन सम्बन्धी अनेकों ग्रन्थियां सुलभाने 
वाली हैं। भत: ध्यान से सुन । 


३६९ 
--:: साधु सम्बन्धित संवर :.... 


दिनांक १५ भकक्‍तूबर १६५६ 


प्रवचन सं० ६१ 


१--शृहस्थ व साधु को क्रियाओं में अन्तर, २--साधु धर्म के सात मुख्य अंग गुप्ति आदि, ३--समितति, 
४--शुप्ति । 


१ गृहस्थ व साध शान्ति पथ पर धीरे धीरे प्रगति करते हुए जब में इस तीसरी श्रेणी में पदार्पण कर 
की क्रियाभों में जाऊंगा। श्रर्थात्‌ साधु बन जाऊंगा तब मेरा जीवन कैसा होगा यह बात चलती है । 
अन्तर प्र्थात्‌ साधु व गुरु का जीवन किस ढड़ का होता है, वह बात है। यद्यपि शत्यन्त 

उत्कृष्ट दशा को प्राप्त उस योगी की महिमा कल वाले प्रकरणों में कुछ भ्रा चुकी है। परन्तु उतनी 

उत्इष्ट व कष्ट श्रद सी दीखने वाली प्रवस्था में वह स्थिति कैसे पाता है, वह कसी विचार श्रेणियां हैं। 

जिनके आधार पर कि वह इस दशा में भी शान्ति का ही वेदन करता है, तथा वह किस जाति का पुरुषार्थ 

है जो कि वह करता है, यह भ्नेकों प्रघन उपस्थित हैं । ग्रतः उसकी जीवन प्रवृति की एक हल्की सी रूप 
रेखा खेंचने का प्रयत्न करता हैं । 


साधु को मुख्यतः अन्तरज्भ का पुरुषार्थ भ्रधिक वर्तता है। भ्रापको भी इस गृहस्थ दशा 
में मुख्यतः अन्तरंग का पुरुषार्थ करने को ही कहा गया है, परन्तु दोनों के प्रयोजनों में कुछ श्रन्तर है। 
झ्ापको तो मुख्यत. अन्तरंग का करने को इसलिए कहा जा रहा है कि श्राप बाह्य के अधिक त्यागादि 
करने को श्रसमर्थ हैं, भौर साधु को अंतरंग के पुरुषार्थ की मुख्यतः इसलिए है कि उसे बाह्य का सर्व 
त्यग हो चुका है। और कुछ करने को रहा नहीं, हां, बीच की श्रावक वाली भ्रूमिका में अन्तर व बाह्य 
दोनों पुरुषार्थों की मुख्यतः रहती है। यद्यपि संवर और निजेरा तत्व की बात चल चुकी। परन्तु 
उसमें गृहस्थ के योग्य ही संवर व निर्जरा आई । श्रब से आगे के सर्व प्रकरणों में साधु सम्बन्धी संवर 
निर्जरा की बात भश्रानी है। 


द साधु के संवर निर्जरा व गृहस्थ के संवर निर्जरा में वास्तव में कोई अलौकिक भेद नहीं 
है। केवल जघन्यता व उत्डृष्टता का मेद है। जो क्रियायें आपको जघन्य रूप में बताई गई वही क्रिया 
. या बिचार साधु उत्कृष्ट रूप में करता है। इसलिए साथु का धर्म जुदी जाति का हो और ग्ृहस्थ का 
दूसरी जाति का, ऐसा नहीं होता । प्राण संयम के प्रकरण में श्रपको संकल्पी हिंसा क॑ श्रतिरिक्त प्रन्य 
हिसाओं की श्रोर यत्नाचार वर्तने को कहा गया था । यहां यद्यपि उद्योगी ब्रादि हिंसाप्रों का पूर्ण त्याग 


. ऐश साथ सम्बन्धी संवर २६९. २ साधु धर्म के सात मुख्य अंग गुप्ति प्रादि 


श्रावक दशा में ही बह साधु पूर्णा कर चुका है। इसलिए उन हिसाओ्ों का तो प्रदन ही नहीं है । परन्तु 
इस शरीर के साथ रहने के कारण उसे जो कुछ भी किस्सचित्‌ मात्र क्रियायें 'बाहर में करनी पड़ती 
हैं? उनमें भी उसे प्रत्यन्त उत्कृष्ट यत्ताचार बर्तंता है। यत्नाचार का नाम समिति है? तथा इस 
शरीर पर पूर्ण नियन्त्रण का प्रयत्त करता हुआ, वचन व काय की क्रियाप्रों को भी अ्रपने काबू में 
करता है। 


२ साधु धर्म के सात इसके अतिरिक्त ग्न्तरड्ध में भी शान्ति में पूर्ण स्थिरता श्रभी प्राप्त नहीं हो पाई है, 
मुख्यतः धत्र॒ श्रतः कुछ शुभ रागात्मक विकल्प कभी कभी भ्रा हो जाते हैं। पर नियन्त्रण पाने के 
गुप्ति आदि लिए भी अ्रत्यन्त उत्कृष्ट यत्नाचार बरलेते हुए मन को काबू में करता है। इन मन वचन 

काय की क्रिया को काबू में करने को ही गुप्ति कहते हैं। यद्यपि अभ्यास करते करते क्रोध, मान माया 

व लोभ कषायों को इतना क्षीणा कर दिया है कि कोई दूसरा यह नहीं जान सकता कि इस साधु में 

उनकी रेखा मात्र भी शेष रही हो | कदाचित्‌ व किड्िचित्‌ भी वे कषायें उसके बचनों के द्वारा अथवा 

मुखादि शारीरिक विकारों के द्वारा बाहर में प्रगट नहीं होने पाती। परन्तु फिर भी वह स्वयं उन्हें 
अवश्य श्रपने मन में कभी कभी उत्पन्न होते हुए श्रनुभव करता है। पूर्व कथित संस्कार विच्छेद के क्रम 
में उसकी इस समय की स्थिति भ्राठवें नम्बर की है। जहां कि श्रन्तर में दोष उत्पन्न होते ही, वह उसे 
वहां ही दबा देने का प्रयत्न करता है। और बाहर मे बह प्रगट होने नहीं पाता । इनके ग्रतिरिक्त इन्द्रिय 

व प्राण संयम सम्बन्धी भी कुछ सूक्ष्म दोषों से बचने के लिए उसे कुछ विशेष विचारणायें भप्रन्तरज में 

ही उत्पन्न करनी पड़ती हैं। इन विचारों को मुख्यतः: दश श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 

इन १० प्रकार की विचार की श्रेणियों को दह्ा लक्षण धर्म कहते हैं । 


बिल्कुल नग्न खुले श्राकाश के नीचे भ्रकेले व किसी की भी सहायता से निरपेक्ष, जीवन 
बिताने के लिए उसे कितनी शारीरिक व मानसिक बाधायें सहनी पड़ती होंगी । यह यद्यपि गिनाई नहीं जा 
सकतीं पर फिर भी अनुमान में आ जाने के कारण उनको बाईस कोटियों में विभक्त करके बताया जाता 
है । इन बाईस प्रकार की बाधाओं को परीषह कहते हैं। इन श्रत्यन्त असह्य पीड़ाओ्ों को शान्ति पूर्वक 
भेलने की सामर्थ्य उनको कौन प्रदात करता है ? वह है उस ही की श्रपनी श्रन्तरंग विचारणायें, जो 
वारह कोटियों में विभाजित की जा सकती हैं। इनको बारह शनुप्रेक्षा व बारह भावनायें कहते हैं। 
तथा उनका शान्ति व साम्यता में रज्भा हुआ जीवन चारित्र कहलाता है। उस चारित्र में बाधक संस्कारों 
को तोड़ने के लिए वह जो शत्यन्त उत्तृष्ट पुरुषार्थ करते हैं उसका नाम तप है । 


इस प्रकार १ समिति, २ ग्रुप्ति, ३ दस धर्म, ४ परीषह विजय, ५ अनुप्रेक्षा, ६ चारित्र, 
ब ७ तप यह सात उसके जीवन के मुख्य अंग है। इन श्रंगों के पहले के छः में संवर की, तथा अन्तिम 
में निजेरा की मुख्यतः है। यहां संवर का प्रकरण है श्रत: क्रम से उपरोक्त छः अ्द्धों का वर्णन किया 
जाएगा :-- 


१ समिति इनमें पहला अंग है समिति (अर्थात्‌ सम-+-इति) जिस का अर्थ है,भन्स रख में निज शान्ति 
की प्राप्ति के प्रति, और बाहर में श्रन्य जीवों की शान्ति की रक्षा के प्रति, प्रयत्न करते हुए सम्यक्‌ प्रकार 
. प्रमत करना. । अतः वास्तविक समिति तो उसे उतनी ही देर रह सकती सम्भव है, जितनी देर कि बह 


' और साधु सम्बन्धी संवर रष्र ३ समिति 
निज शाँति में समान करता ध्यानस्थ ग्रवस्था में स्थित रहता है । क्योंकि पूर्णतया शांति की प्राप्ति व प्रन्य 
जीवों की रक्षा तभी सम्भव है, अ्रन्य शारीरिक क्रियायें करते हुए नहीं । परन्तु ग्रधिक समय उस ग्रवस्था में 
स्थिति पाने की सामर्थ्य न होने के कारण वह उस दशा से च्युत हो जाता है श्रौर कुछ शारीरिक व 
बाचसिक क्रियाप्रों में प्रवृति करने लगता है! यद्यपि श्रन्य लौकिक प्रयोजनों से तो यह क्रियायें आज 
होनी झसम्भव है, क्योंकि उस वातावरण से, श्रन्तर व बाहर से पूर्णतया नाता हूट चुका है। परन्तु 
धारीर के साथ लगे रहने के कारण इसे भोजन देने के लिये, या शौचादि क्रियाश्रों के लिए कदाचित्‌ 
 शैमनागमस करना पड़ता है। कभी कभी जिज्नासु जीवों पर करुणा करके उपदेश देने का भाव भी 
जागृत हो जाता है। यद्यपि श्रन्य सर्व परीग्रह का त्याग कर चुका है, अब भी शौचादि निवृति के लिए, 
एक कमण्डल, उचयुत दशा में मन स्थिर रखने के लिए दो चार शास्त्र, छोटे छोटे जीव जन्तुश्रों की रक्षा 
के लिए केवल एक पिछी वह रखता है। इन वस्तुओं को तथा शरीर को उठाने, धरने, सुलाने, बंहाने 
शादि की क्रियायें भी इसलिए उसे करनी पड़ती हैं। इन सर्वे शारोरिक व वाचसिक क्रियाओं में उसे 
भ्रत्यन्त यत्नाचार वतंता है। च्यूत दशा में यत्नाचार की यह प्रवृति ही श्रन्य जीवों की रक्षा के निमित्त 
होने के कारण समिति कहलाती है ? 


पृथ्वी पर गमन करते हुए वह बराबर चार हाथ आगे हृष्टि करके चलता है कि कही 
कोई चींटी झ्रादि छोटा जन्तु उसके पांवों के नीचे आकार या शरीर के किसी भी अंग से श्राधात पाकर 
मर न जाये, पीडित न हो जाये। यहाँ तक कि उसके मार्ग में कुछ प्राणी ऐसे बेठे हों कि जो उसके 
प्रस्कमात्‌ निकट पहुंचने पर उससे डर कर भागने लगे, तो उस मार्ग को ही छोड़ देता है। ऊपर बताई 
गई अपने से सम्बन्धित किसी भी वस्तु को उठाते, धरते, सुलाते या बैठते भी उस वस्तु तथा स्थान को 
कोमल पिछी से अच्छी तरह शोध या भाड़ कर हो रखता उठाता है कि कहीं ऐसा न हो कि उस वस्तु 
के नीचे श्राकर या उसका श्राघात पाकर कोई छोटा जन्तु, जिसका उस स्थान पर या उस वस्तु पर उस 
समय बेठा हुआ होना सम्भव है मर न जाये या पीड़ित न हो जाये। मल मूत्र क्षेपण करते समय भी 
यह यत्न बराबर बना रहता है। श्रौर इसलिए किसी साफ मेदान में ही अच्छी तरह देख कर या शोध 
भाड़कर मल क्षेपण करता है । नाली आदि मे नहीं | क्योंकि ऐसे गन्दे स्थानों में बडी जीव राशि पडो 
हुई होती है । जो कि उस मल से मर जानी या बाधित हो जानी सम्भव है। अपने बै>ने उठने के स्थान 
से भ्रथा योग्य दूरी पर ही क्षेपणा करता है। क्योंकि निकट करने से मल की दुर्गन्धि के कारण स्वयं उसे 
अथवा उसके शिष्यादि को वहां बंठना भी दृभर हो जाये। तथा सुसंस्कृत व्यक्तियों के लिए ऐसा करना 
भ्रच्छा भी प्रतीत नहीं होता । कितनी दूर पर क्षेपणा करे इसका निश्चय मल की जाति पर से होता है । 
विष्ठा का क्षेपण बहुत भ्रधिक दूर मूत्र का क्षेपणा अपने से कुछ दूर तथा कफ प्रादि के क्षेपण अपने 
से थोड़ा दूर पर कर देना ही पर्याप्त है। परन्तु तीनों ही शअवस्थाश्रों में गुप्त स्थान 
होना चाहिये । इन गमना-गमन व उठाने-धरने, या मल क्षेपणा की क्रियाओं के श्रतिरिक्त, उपदेश देते 
समय या अपने किसी शिष्य या अन्य साधु से बात करते हुए भी उसे यह यत्नाचार बराबर बना रहता 
है, कि उसके मुख से कोई भी शब्द ऐसा न निकलने पाए कि श्रोता के लिए श्रहितकारी हो, भ्रथवा उसे 
कुछ बुरा लगे। भोजन ग्रहण करते समय भी बराबर यह यत्नाचार वर्तता है कि भोजन किसो ऐसी 
बस्तु से श्रथवा किसी ऐसी रीति से न बनाया गया हो कि उसके कारण किसी छोटे या बड़े जीवों को 
पीड़ा पहुँची हो, श्रथवा पहुँचने की सम्भावना हो । या भोजन ले लेने से किसी प्रन्य की उदर प्रणा 
में तो बाधा आने की सम्भावना नहीं है। इस दातार पर तो भोजन बनाते समय कोई विधेष भार नहीं 


३२ साधु सम्बन्धी संवर २६३ ४ गुप्ति 


१डा है, या पड़ना सम्भव नहीं है इत्यादि | इस प्रकार उत्कृष्ट यत्नाचार में प्रवृत होता हुआ उसका जीवन 
पूर्ण ब्रती जीवन है। पूर्णो संयमी जीवन है । 


४ गुप्ति मन वचन काय को पूर्ण नियन्त्रित रखने का नाम गरुप्ति है। वास्तव में तो इसकी पूर्णता 
भी ध्यानस्थ भ्रवस्था में ही सम्भव है, जहां शरीर निश्चल, वचन मोन, मन से भी अन्तर्जल्प रूप बचनों 
का अभाव और मन की शान्ति में एकाग्रता पाई जाती है। पर वहां से हट जाने पर वह योगी बराबर 
यह प्रयत्न रखता है कि, “भ्रव्वल तो शरीर को हिलाने जुलाने का काम न करूगा। करू गा तो थोड़ा 
करू गा। और वह भी समिति में बताये भ्रनुसार यत्नाचार पूर्वक करू गा। प्रव्वल तो मौन रहेगा भौर 
यदि बोलना भी पड़ा तो थोड़ा बोलू गा और उसमें भी शान्ति व स्व-पर हित सम्बन्धी बात ही बोलू गा, 
वह भी निष्प्रयोजन न बोलू गा, प्रयोजन वश भी अत्यन्त मिष्ट भाषा में बोलू गा। क्रोधादि से रंगे शब्दों 
को तो गृहस्थ दशा में ही त्याग कर चुका था। मन द्वारा केवल निज शान्ति के अतिरिक्त कुछ सोचू गा 
नहीं । यदि सोचना भी पड़े तो ग्रधिक देर तक नहीं सोचू गा । बीच बीच में लौट कर पुनः पुनः शान्ति 
को स्पर्श करता रहेगा | कुछ देर भी सोचने में लौकिक विकल्प न भ्राने दृ गा। शान्ति की प्रेरणा सम्बन्धी 
ही आने दू गा इत्यादि | इस प्रकार हमारी भांति स्वयं मन बचन व काय के आधीन न रह कर उनको 
अपने झ्राधीन बना लेता है । जो काम वह चाहेगा बही उन तीनों को करता पड़ेगा । जो वह न चाहेगा, उसे 
वह न कर सकेंगे । जो वह कहेंगे उसे वह साधु न करेगा हमारी भांति वह योगी उनका दास न होगा । 
बल्कि वह तीनों होंगे उसके दास | भ्रौर इसलिए यह योगी त्रिग्रुप्ति गुप्त कहलाता है। कितना महान है 
उनका पराक्रम व बल । 


रेई 
-- उत्तम क्षमा !-- 


दिनांक १५ अक्तूबर १९५६ 


प्रवचन सं ० ११ 


१--दश धर्मों में एकत्व, २--छ्षमा, य क्रोध का भ्रथ. १--आदशे गृहस्थ की क्षम।, ४--साधु के भम्तर'ग 
शत्रु, “थार विकट परिस्थितियों में उठने वाले परिणाम, १--ग्रृहस्थ को भी ऐसा करने की प्रेरणा 


१ दश पर्मों में एकत्व वीतरागी साधु की बात चलती है। भ्रन्तरड्ध में किसी भी जाति की कषाय उत्पन्न हो 
जाने का भ्रवसर हो जाने पर स्वभावत: ही उसमें किस जाति के विचार उत्पन्न होते हैं, यह प्रकरण है । 
उन परिणामों को मुख्यता से दश जातियों में विभक्त किया जाता है। उत्तम क्षमा, मार्दव, आजंव, सत्य, 
शौच, संयम, तप, त्याग, आकिझचन्य और ब्रद्माचय । यह दश्शों परिणाम क्रमश: क्रोध, मान, माया. 
लोभ, हास्य, शोक, भय, जगुप्सा, रति, श्ररति , चोरी और भेथुन रूप कषायों के विरोधी है । यह दक्षों 
कोई प्रथक प्रथक धर्म हों ऐसा नहीं है । एक ही जीवन में यथा योग्य अवसरों पर स्वभावत: जो परिणाम 
उत्पन्न हुआ करते हैं, उन परिणामों का विश्लेषण करके ही यह दश भेद किये गये है । वास्तव में एक 
ही धर्मी जीव के यह सर्व चिन्ह हैं, लक्षण हैं । इसी कारण इतको दह्श लक्षण धर्म कहा है। अन्तर मुख 
सांधु जनों को ही मुख्यतः इतने उत्कृष्ट परिणाम वतंते हैं। पर किसी धर्मी ग्रहस्थ के जीवन में इस 
जाति के परिणाम उठते ही न हों ऐसा नहीं है। कुछ जघन्य अंश में वहां भी इस जाति के परिणाम 
उन उन अवसरों पर हुआ्ना करते हैं। पहले बताये गए ग्ृहस्थ सम्बन्धी संवर निर्जरा तत्वों में, इनका 
कथन पुनरुक्ति के भय से नहीं किया गया है। वास्तव में वहां भी इनको यथा सम्भव रूप में लागू कर 
लेना । श्रर्थात्‌ यथा शक्ति उन पूर्व क्रियाश्रों के अतिरिक्त इनको भी अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न 
करना । भ्रशान्ति से श्रापकी रक्षा करने के लिए यह विशेष रूप में सहायी होंगे। इन दक्शों भावों के साथ 
उत्तम विशेषण लगा कर निर्देश किया है। इसका भ्रर्थ यह है कि परिणामों का आधार कोई भी लौकिक 
तत्व नहीं है । बल्कि जीव भ्रजीव तत्व में कथित वस्तु स्वभाव व स्व पर भेद विज्ञान है। शांति का आ्राश्नय 
है, लौकिक भोग सामग्री का प्राश्नय नहीं है । 


२ मा व क्रोष का प्रथम उत्तम क्षमा की बात चलेगी। क्रोध अग्नि को बुझाने के लिये क्षमा के प्रतिरिक्त 
' भ्रथ प्रौर कोई शीतल धारा नहीं है। क्षमा का भ्रर्थ ही शान्ति है। परिणामों में क्रोध न 
भाना ही क्षमा है। वास्तविक क्रोध है वह भ्रूल, जिसके कारण अपनी महिमा, भ्रन्तरंग में जाग्रत होती 


३३ उत्तन क्षमा... २६५ ३ श्रादर्श ग्रृहस्थ की क्षमा 


नहीं । भोगादि सामग्री में श्रपने सुख का झ्राभास करके, अविनाश शान्ति की श्रवहेलता करना अनन्‍्ता 
क्रीध है । “पर पदार्थों का में कुछ कर सकता है, भौर पर की सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता”, 
ऐसी घारणा के द्वारा श्रपनी शक्ति का तिरस्कार करना, उसके प्रति अनन्त क्रोध है। प्रभों ! अपनी 
शक्ति को पहिचान , दूसरे को ओर देखना छोड़ | अ्रपते लिए प्रयास कर | अपनी शक्ति से प्रयास कर । 
दूसरे से सहायता मांग कर भिखारी मत बन । 


गृहस्थ व साधु के जीवन में महान श्रन्तर है। इसलिए उनकी क्षमा में भी महान भ्रन्तर 
है । गृहस्थ अवस्था में रहते हुए व्यक्ति को प्ननेकों अवसर क्रोध के आा जाते हैं, साधु को इतने नहीं श्राते । 
अल्प दशा के कारण गृहस्थ को तीज क्रोध भी ग्रा जाता है। परन्तु साधु को अ्रव्वल तो ऐसा कोई 
संयोग ही प्राप्त होता नहीं जो तीन क्रोध में निमित्त पड़े। श्लौर यदि कदाचित्‌ आरा भी. पड़े तो वह उसे 
बाहर प्रगट होने नहीं देता । ग्रन्दर ही भ्रन्दर उसे शान्त कर देने का प्रयत्न करता है ? क्रोध बाहर में 
प्रगट हुआ तो साधु काहे का ? 


ग्रब पहले सुनिये गृहस्थ की उत्तम क्षमा | क्षमा कई प्रकार की हो सकती है। एक वह 
क्षमा जो किसी प्रतिद्वन्दी के द्वारा किसी भी प्रकार अपनी क्षति हो जाने पर, उससे बदला लेने की 
शक्ति का भ्रभाव होने के कारण, चुप साध कर करली जातो है। परल्तु श्रन्तरंग में भ्रभिप्राय यह पड़ा 
रहता है। “कि यदि शक्ति होतो तो मज़ा चखा देता, बच्चू को | भ्रच्छा, श्रब न सही, फिर देख लू गा ।” 
इस प्रकार अन्तरंग में कटु द्वेष की ज्वाला में भुनते हुए भी, बाहर से कह देना कि जा तुझे क्षमा किया । 
इसो के श्रन्तर्गत वह क्रोध भी आ जाता है, जो अन्तरंग में न जाने कब से चले आ्राये द्वष के रूप में 
पड़ा रहता है, और बाहर में उस व्यक्ति से खूब मित्रता सरीखी दिखाता है, सहानुभ्ति दर्शाता है, 
इत्यादि । इसको कीन्हा कहते हैं । इस प्रकार के दिखावटी भाव को तो लोक में भी क्षमा नहीं कहते, 
यहां तो केसे कहें । वह तो प्रगट क्रोध से भी श्रधिक घातक है। क्‍योंकि बहुत लम्बे समय तक बराबर 
ग्रन्तर में द्वेष बना रहता है । 


दूसरी प्रकार की भी क्षमा है। जो. प्रतिद्वन्दी को खूब मार पीट कर अपने प्ररमान निकाल 
लेने के पश्चात्‌ उसे छोड़ कर तथा “जा माफ किया, फिर ऐसा न करना” ऐस्म करने में भ्राती है। वह 
भी सच्ची क्षमा नहीं है। कहने मात्र की है। क्योंकि शक्ति भ्रनुसार जो कुछ करता था वह कर लिया:। 
क्रोध निकाल लिया । फिर क्षमा क्या किया ? यह भी द्वेष की कोटि में श्रा जोती है। परन्तु पहले के 
द्ेष श्रौर इस द्वेष में महान अन्तर है ? पहले हूं ५ की भ्रपेक्षा इस हूष की शक्ति कम है। क्योंकि यह 
उतने मात्र समय के लिये रहू कर समाप्त हो जाता है। पोछे मिलने पर उस व्यक्ति से कोई विशज्ञेष घृणा 
नहीं भ्राती । 


१ झादर्श गृहस्थ प्सली क्षमा वह है जिसमें ह_ैष का नाम न हो। गृहस्थ को वह कैसे सम्भव है? 

की कमा. देखिये कतेव्म परायरा गृहस्थी के लिए भ्रपना कर्तव्य निभाते हुए भी द्वेष करने की 
भ्र।वदयकता नहीं । प्राश संयम के भ्रन्तगेत विरोधी हिंसा की बात झाई है । (देखो अध्याय नं० २६ प्रकरण मं० २१) 
जो कि संयी गृहरुथ भ्रवसर झाने पर कर गुज़रता है। परन्तु गौर करके देखने पर बहां भापको द्वष 
दिखाई न देगा | विरोधी हिंसा में जैसा कि बताया जा चुका है, शत्रु से युद्ध हे ष वश नहीं किया जाता 


३३ उत्तम क्षमा ह २६६ ३ प्रादर्श गृहस्थ की क्षमा 


बल्कि प्रात्म रक्षा या निज सम्मान की रक्षा वश किया जाता है। और इसलिए यदि कदाचित्‌ श्रु 
जीत लिया जाये, तो उसे तंग नहीं किया जाता । बल्कि शान्ति पूर्वक समझा बुझा कर तथा कुछ उपयोगी 
. शिक्षायें देकर तुरत छोड़ दिया जाता है। उसकी दृष्टि केवल आत्म रक्षा थी; वह हो गई। इसके 
प्रतिरिक्त झौर कुछ नहीं चाहिये था, इसलिए वह अवसर बीत लेने के पश्चात्‌ वह व्यक्ति पहले कौ 
भाँति ही दीखने लगता है । यदि पहले मित्र था तो भ्रब भी मित्र दीखता है। यदि पहले सामान्य मनुष्य 


दीखता था, अर्थात्‌ न उसमें शत्रु का भाव था न मित्र का तो अश्रब भो वसा ही दीखता है। यह ग्ृहस्थ की 
सच्ची क्षमा है। 


भारत के वीरों का यही आदर्श रहा है। भगवान राम ने रावण पर चढ़ाई की। परन्तु 
प्रन्तिम समय तक यही प्रयत्न करते रहे कि किसी प्रकार युद्ध न करना पड़े तो ठीक । शक्ति की कमी 
हो इसलिए नहीं, बल्कि इसलिये कि ग्रन्तरंग में रावण के प्रति कोई द्वष नथा। उन्हें भ्रपते सम्मान 
की रक्षा के लिए सीता दरकार थी। और कुछ नहीं । उन्हें रावण की स्वरणंमयी लंका की बिल्कुल 
इच्छा न थी । भौर इसलिए ग्रन्तिम समय तक यही सन्देश भे »ते रहे-रावण के पास, कि सीता लौटा 
दो तो हम युद्ध न करेंगे, हमें तुमसे कोई शन्नुता नहीं है। पर रावण न माना तो क्‍या करे। सम्मान की 
रक्षा तो उस समय कर्तव्य थी ही । यदि तब उस समय उस कतंव्य को पूरा न करते तो कायर थे । 
मुनि का यह कतंव्य नहीं है। क्योंकि उस दह्या में सीता व रावण समान हैं? उनका आत्म सम्मान 
शान्ति मात्र है । शान्ति में बाधक उनके अपने परिणाम ही उनके दान्रु हैं। इसलिये यदि युद्ध करते हैं 
तो ग्रन्तर परिणामों से, बाहर के किसी व्यक्ति से नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई शन्रु है ही नहीं । 
बहू यदि बाहर में किसी व्यक्ति से युद्ध करें तो कायर हैं। दशा भेद हो जाने से कार्य में भेद पड जाता 
है। भ्रपना कर्तव्य पूर्ण करने को वह (राम) यद्यपि रावण से लड़ा, परन्तु जीत लेने के पश्चात्‌ उससे 
प्रनुचित्‌ व्यवहार न किया । उसका सम्मान  या। लक्ष्मण को उसे शुरु स्वीकार करने की आराज्ञा दी । 
सीता मात्र को लेकर वापिस आ गये । लंका की एक वस्तु भी न छूई । उन्हें प्रावरयकता ही न थी किसी 
पदार्थ की । बताइये क्या राम को द्वष था रावण से ? यह थी एक गृहस्थ की क्षमा । 


सिकन्दर ने पोरसं को जीता । पर उससे द्वेष न रखा। उससे मित्रता कर ली। उसका 
देश भी उसे लौटा दिया। मित्र स्वीकार किया । श्रौर सम्मान किया। क्‍या सिकन्दर को द्वेष था ? यह 
थी एक गृहस्थ को क्षमा । 


पृथ्वीराज ने सात बार मुहम्मद गौरी को युद्ध में बन्दी बनाया। परन्तु हर बार उसे 
समझा कर छोड़ दिया | उसका कुछ भी न छीना | भ्रात्म रक्षा करनी भ्रभीष्ट थी-हो गई। श्रागे कुछ 
नहीं । मुहम्मद ग़ोरी से कोई द्व५ न था । पृथ्वीराज वीर था। क्षमा उसका: भूषण था। उसे श्रपने बल 
पर विश्वास था। अपनी क्षमा के कर्तव्य को भूल कर वह कायर बनना नहीं चाहता था। यह था भारत 
के वीरों का भ्रादर्श । क्षमा कायरों को शोभा नहीं देती । यह बीरों का भूषण है। भले ही भाज का 
युग उसे भ्रम वश पृथ्वीराज की भूल बताता हो । भ्लौर उसके इस महान कृत्य को भारत की परा "नता 
का कारण बताता हो। परन्तु जगत की यह बात स्वार्थ में से निकल रही है, कर्तेग्य में से नहीं। पामरता 
में से निकल रही है वोरता में से नहीं । जिस क्षमा को कायरता कहा जाता है वह सच्ची वीरता थी। 


३३ उत्तम क्षमा २६७ ४ साधु के भ्न्तरंग शरश्रु 


भारत का ह्वास पृथ्वीराज की इस क्षमा के कारण नहीं हुआ, बल्कि हुआ जयचन्द की स्वार्थता के कारण 
से, कतेव्य बून्‍न्यता के कारण से । दोषी की दृष्टि में दोष नहीं दीखता। वह गुण में से दोष निकालने 
का प्रयत्न करता है। आ्राज के स्वार्थी कायर जगत की हृष्टि भी दोष खोजने के लिये पृथ्वीराज की शोर 
जाती है, पर जयचन्द की ओर नहीं, जो कि वास्तव में दोषी था । 


४ साधु के भन्तरंग यह हुई ग्ृहस्थ की उत्तम क्षमा । श्रब सुनिये साधु की क्षमा। उपरोक्त प्रकार किसी से 

शत्रु युद्ध ठानने की स्थिति से वह निकल ही चुका है, और न उसके पास कोई पदार्थ ऐसा 
है, जिसका भ्रपरहण करने के लिये कोई उसे तंग करे । इसलिए क्रोध के बहुत ही कम श्रवसर उसे प्राप्त 
होते हैं ? यहां उन साधु नाम धारी व्यक्तियों का कथन नहीं, जो अपने धिष्यों पर या श्रपने सम्पर्क में 
ग्राने वाले व्यक्तियों पर बात बात में रुष्ट हो जाते हैं। उसे .तो हम साधु कहते ही नहीं हैं, चाहे नग्न 
क्यों न हो । संज्वलन कषायोदय के आधार पर अपने इस क्रोध की पुष्टि करना भी शोभा नहीं देता । 
क्योंकि संज्वलन कषाय बहुत मन्द होती है? वह कभी बाहर में प्रगट होने ही नहीं पाती, क्योंकि 
गृहस्थ दशा में ही कषायों के संस्कारों का बहुत ग्रंशों में विनाश कर चुका है? एक साधक 
गृहस्थ को भी, बात बात पर क्रोध या अन्य कषाय उत्पन्न नहीं होती, तो साधु के तो कहने 
ही क्‍या ? 


परन्तु फिर भी आहार ग्रादि के अर्थ चर्या करते हुए कदांचित्‌ नगर में जाना पड़े, 
श्रौर कोई श्रज्ञानी जन कृत या पशु कृत उपसर्ग या बाधा ग्रा पड़े, तो हो सकता है कि क्रोध भ्रा जाये । 
झ्ौर उस महान योगेश्वर में तो शक्षित भी श्रतुल है। भले ही शरीर से निबंल दीखता हो। पर बड़ी 
बड़ी ऋद्धियों का स्वामी है। चाहे तो एक दृष्टि डाल कर भस्म करदे उसे । या शाप देकर उसे कष्ट 
सागर में डुबा दे | परन्तु सच्चे योगियों का यह करतंव्य नहीं । यदि श्रपती ऋद्धियों का प्रयोग बाहर में 
किसी प्राणी पर करता है, तो वह योगी नहीं कायर है। योगी किसी को शाप नहीं दिया करते । 
ऋद्धियां होते हुए भी प्रयोग नहीं किया करते। स्व व पर कल्याण के लिए यदि करना भी पड़े तो 
कंदाचित्‌ कर भी ले। परन्तु किसी प्राणी को, दोषी को व निर्दोषी को, किसी भी उचित व भ्रनुचित 
कारण बश, वह पीड़ा नहीं पहुँचाते, भले प्राण चले जायें । वह सिंह बन कर निकले हैं। शरीर को लल- 
कार कर निकले हैं | इन प्राणों का उसको दृष्टि में कोई मूल्य नहीं । वह लौकिक नहीं श्रलौकिक युद्ध लड़ते 
हैं, जो बड़े से बड़ा योद्धा भी लड़ने में समर्थ नहीं | वह श्रलौकिक छाज्रुम्रों को जीतते हैं, जिन्हें कोई जीतने 
में समर्थ नहीं । उन कायरों पर क्‍या वार करे, जिसे कतंव्य, अ्करतंव्य व हित व भ्रहित का भी विवेक 
नहीं । उसके शत्रु बाहर दीखने वाले मनुष्य व पशु नहीं हैं। चाहे साक्षात्‌ शरीर को भक्षण क्‍यों न 
करते हों, इसको अग्नि में क्यों न डालते हों, उबलते हुए तेल के कढ़ाये में क्‍यों न फँकते हों, कुत्तों से 
क्यों न नुचवाते हों, शरीर को कितनी भी बड़ी से बड़ी पीड़ा क्यों न पहुँचाते हों, वे उन्हें शत्रु भी भासते 
नहीं । और भासे भी कैसे ? जिसे वह क्षति पहुँचा रहे हैं, वह शरीर उस योगी का है ही कब ? और जो 
उसका है वह उसे क्षति पहुँचा ही कब सकते हैं ? क्‍ 


उसके शचन्ु तो श्रन्तरंग के उसके वे परिणाम हैं, जो उसे वास्तव में क्षति पहुँचा सकते 
हैं, भर्याव्‌ उसकी शान्ति को भंग कर सकते हैं। श्रर्थात्‌ स्वयं उसके कषायानुरंजित परिणाम ही उसके 


. ह३ उत्तमे क्षमी..... २६८ ५ चार विकट परिस्थितियों में उठने वाले 
परिणाम 


वास्तविक शक्रु हैं? उस योगी का बल कायर व्यक्तियों पर नहीं चलता, इन अत्यन्त सुभट शन्नुओ्ों पर 
चलता है । क्या किसी क्षत्रिय की खड्ग किसी स्त्री पर या नपुसक प्र उठती है ? भले उसके प्राण 
.. चले जायें, पर क्‍या वह इनके प्रति युद्ध ठानता है, इनको अपना पराक्रम दिखलाता है ? धन्य हैं बह । 
.. उनकी हृष्टि विलक्षणा है। वे व्यक्तियों को या प्राणियों या वस्तुश्रों को, उस दृष्टि से नहीं देखते, जिससे 
कि हम देखते हैं, भौर इसीलिये झाइ्चर्य होता है उनके साहस पर। बह सर्व को वस्तुपने की हृष्टि से 
देखते हैं । उनकी दृष्टि में वह चेतन्य है श्रौर शरीर जड़ जिससे उनका कोई नाता नहीं । उनकी दृष्टि में 
ज्लोक की कोई शक्ति उन्हें बाधा पहुँचाने में समर्थ नहीं | क्योंकि वह श्रच्छेद्य हें, भ्रविनश्वर हैं, भ्रदाष्म हैं, 
धर्थात्‌ वह जल नहीं सकते । जब वे छिद भिद सकते ही नहीं, जल सकते ही नहीं, तो कोई कंसे उल्हें 
: छैदे भेदे या जलाये ? छेदना भेदना तो रहा दूर, उसे कषायादि उत्पन्न कराने की हॉक्ति भी किसी अन्य 
में नहीं है । वह स्वयं क्रोधादि करें तो करें, कोई श्रन्य न करायेगा । यहो तो है वस्तु की स्वतंत्रता, जो 
स्व पर भेद के प्रकरण में दर्शायी जा चुकी है । (देखो श्रध्याय नं० १२) विचारिये तो सही कि यदि आप मुझे 
गाली दें या मारे, और में क्रोध न करू, तो क्या आप जबरदस्ती मुझे कह सकते हैं, कि मुझे क्रोध करना 
ही पड़ेगा ? भ्राप मुख चीर सकते हैं पर क्रोध नहीं करा सकते । 


देश भक्तों को अंग्र जों ने जेल में ठोका, अनेकों कष्ट दिये, परन्तु क्या उनमें इतनी सामर्थ्य 
थी, कि उनसे जबरदस्ती उनकी श्रन्तरंग देश भक्ति के भाव को छुड़ा देते ? मानतु ग झ्राचार्य को 
अड़तालीस तालों के अन्दर बन्द किया । परन्तु क्या उसके अन्दर जागृत हुई प्रभु भक्ति पर प्रतिबन्ध लगा 
सका कोई ? श्राज यदि में प्रापको कहूँ कि श्रापको क्रोध करना पड़ेगा, तो क्या आप करेंगे? महात्मा 
बुद्ध को एक व्यक्ति ने खूब गालियां सुनाई । सुनते रहे वह मुस्कराते २, शान्‍्त भाव से । व्यक्ति चुप हो 
गया तो बोले कि “भाई ! यदि कोई वस्तु में तुम्हें दू्‌ और तुम न लो, तो वह वस्तु किसकी १” “जिसने 
दी उसकी । तो बस आपने मुझे जो शब्द दिये, मैंने तो उन्हें लिया नहीं। क्योंकि मुझे क्रोध श्राया 
नहीं । क्रोध भा जाता तो सम्मवतः कह दिया जाता कि, मैंने उन्हें स्वीकार किया है। तो बताओ्रो यह 
शब्द किसके ! आपके या मेरे ?” व्यक्ति शर्भिन्दा हो गया । शब्दों में यदि शक्ति होती तो उन्हें क्रोध 
भरा जाता। परन्तु वह शक्ति उनमें थी ही कब ? ऐसी दृष्टि में कोई अन्य उन्हें बाधा पहुंचा सके, यह 
शक्ति किसी में कहां ? भ्रपनी ही किसी कमजोरी के कारण कदाचित्‌ क्रोधादि श्ाते हैं। श्रत: वह 
कमजोरी ही उनका शत्रु है। उसके प्रति ही उनका युद्ध है। उनको ही अपना पराक्रम दिखाता है। 


दिनांक १६ अक्तूबर १६५६ 


प्रवचन नं० ६8 


५ चार विकट परि- (१) उत्तम क्षमा की बात चलती है। वह महा भाग्य दिव्य चक्षु योगी जन प्रपने 
स्थितियों में उठने भ्रन्दर के शहुओ्रों को कंसे जीतते हैं। देखिये अलौकिक णीबों के प्रलौकिक विचार | 
. बले परियाम यदि कदाचित्‌ उनका नग्न वेश देख कर कोई -अज्ञानी कहु बचनों के बान-चलाने 'लगे, 


परे उतम क्षमा... .. ३६६. ५ चार विकट परिस्थितियों-में: जक़ले/वाले 
है क्‍ परिणाम 


'डेख्लो बैल सरीखा' विलेज्ज पशु केसे खला जा हहा-है | असम्य-कह़ीं का । स्म्म-मरात्रक्ो अमुष्प् है॥सुढ़ 
बुद्धि । ढोंग रसे फिरता है | देखो तो कितना भोला दीखता' है. ऊपर से, लुच्चा कहीं का *, इत्यादि अनेकों 
बचतों हारा तीखे बाण ही फेंक रहा हो मानों । कलेजे को छल्लननी करते, निकले चले जा -रहे हों । तो वे 
परम योगेद्वर किस प्रकार विचार करते हैं ? “भरे चेतन ! क्यों कल कलाहट सी हो गई है तेरे अन्दर ? 
क्या इन हांब्दों को सुनने मात्र से ? बस इसी बिरते पर तिकला है संस्कारों से युद्ध करने ? ग्रभी तो 
तुझे कुछ पीड़ा भी होने नहीं पाई। शरीर पर भी कोई श्राधात हुप्ना नहीं। यह व्याकुलता सी ज्यों ? 
बता तो सही कहां लगे हैं यह वचन तुमको ? दांये, बांये, ऊपर चीचे किधर भी तो -चिपके दिखाई नहीं 
देते | केसे मानता है भ्रपने को घायल ! तू चैतन्य, ब्रह्म, भ्रछेश व पअ्रभेय् । उसका घायल .होना.तो 
प्रसम्भव ही है, परन्तु यहां तो यह शरीर भी घायल हुआझा नहीं । तुमे पीड़ा क्‍यों होने लगी ? क्‍या शब्दों 
में इतनी शक्ति है कि बिना श्राघात पहुँचाये तुके पीड़ित कर दें। परन्तु ऐसा होना तो भ्रसम्भव है । 
ऐसा माने तो तेरे में श्रौर लोक के अन्य जीवों में भ्रन्तर ही क्या रहा ? तू किस अकार अपने को शान्ति 
पथ का पथिक कह सकता है ? 


केवल इन दो चार छषब्दों मात्र से तृ क्यों भपनी शान्ति को अपने हाथ से लुटा रहा है ? 
इतनी दुलंभता से प्राप्त करके, इसे मुफ्त में ही दिये जा रहा है। कहां गई तेरी बुद्धि ? कहां ,मया तेरा 
विवेक ? अपने हित को क्‍यों नहों देखता ? इस समय विश्व में सर्बत्र ही,तो फिसी न किसी के द्वारा 
कोई न कोई शब्द बोला जा रहा है। उनके द्वारा क्यों विह्लल नहीं हो रहा है ? यह भी . तो “विद में 
रह कर ही बोल रहा है। उन भ्रसंख्यात शब्दों में एक यह भी सही । जब उसके हारा तुमेबाघा नहीं 
हो रही, तो इसी के द्वारा क्‍यों हो ? जहां यह कटु शब्द बोले जा रहे हैं, ,बहां इस' विश्व में कहीं न कहीं 
मिष्ट व प्रशंसा के शब्द भी तो बोले जा रहे है। यदि सुनना ही है तो उनको क्यों नहीं सुनता !” 


झौर फिर वह भूठ भी तो नहीं कह रहा है। दोष तुभमें होंगे तभी तो ,कहता है | वह 
तो बड़ा उपकार कर रहा है | तुमे तेरे दोष दिखा कर सावधान कर रहा है। कितना दयालु है यह ? 
निष्कारण तेरा रोग दूर करने की भावना करता है? और यदि अनहोने .दोष कह रहा है.तो भी ,तो 
भ्रच्छा ही है। भविष्य में वह दोष उत्पन्न न हो जायें; ऐसी भावना द्वारां, पानी आने से पहले ही.प्ुल 
बाँधने को कह रहा है । इससे श्रच्छी बात और क्या हो सकती है ?” ऐसा और भी अनेकों इसी जाति 
के शीतल विचारों द्वारा, उस प्रवसर में भ्रपने को शान्त रखता है। क्रोधाग्नि को उठने से पहले ही.शमन 
कर देता है। यह है योगी की उत्तम क्षमा । 


(२) यदि कक्षचित्‌ ऐसा अवसर प्रा .भी : पड़े ,कि कोई . उसके श्वरीर को पीटने लगे, 
थप्पड़ मुक्‍्के मारने लगे, तो भी वह वीर शान्ति को हाथ से नहीं द्वेता। विचारता है कि “परे चेतन ! 
क्या हुआ ? क्‍यों पीड़ा होती है ? क्‍या कोई बाधा पहुँची है -तुके ? तू तो अब भी अपनी सर्व शक्तियों 
को समेटे पूर्ण गुप्त अपने ज्ञान दुर्ग में बेठा है। क्या तुभे भी कहीं थप्पड़ लगा है ? लगा है तो.बता, 
कहां पीड़ा हो. रही. है तुझे ? क्या ज्ञान में ? पर ज्ञान में पीड़ा होने का क्या काम, 'वहू तो जावता सात्र 
'है ।.कहां चोट लगी: है तुझे ? क्या शरीर की चोद को.,अपनी. ज्ोट समर बेठा है ? प्ररे ! कहाँ ज्ञजा 
गया तेरा विवेक ? यदि शरीर की चोट को चोट माने तो, इस खम्बे पर पड़ी चो८ को श्री, प्पती वोट 


३३ उत्तम क्षमा... २७० ४ चार विकट परिस्थितियों में उठने वाले 
परिणाम 


मानती चाहिये । क्‍या अन्तर है शरीर में तथा इस खम्जे में ? वह भी जड़ भर यह भी जड़ | यदि ऋोंध 
झा जाता,तो अ्रव्य माना जा सकता था, कि तुझे चोट लगी है। पर क्रोध उत्पन्न करने वाला तो तू 
स्वयं ही है। ये बेचारे प्राणी तुभको क्रोध कैसे उत्पन्न कराये ? कौन सा ऐसा हथियार है उनके पास ? 
झभौर फिर यदि शरीर को कुछ बाधा पहुँची भी तो क्या हुआ, इसका विनाश तो न हुआझा ? तेरे संयम में 
तो बाधा न पड़ी ? तेरा मार्ग तो न रुक पाया ? जितने दिन भी यह है उतने दिन तक तो तू पुरुषार्थ 
कर ही सकता है ? क्‍यों इतने मात्र से निराश सा हुआ जाता है ? इत्यादि अनेक प्रकार के विचारों 
द्वारा क्रोध पर प्रतिबन्ध लगा देता है। उठने से पहले ही उसे दबा देता है। यह है योगी की 
उत्तम क्षमा । 


(३) और यदि कदाचित्‌ ऐसा भ्रवसर भी भ्रा जाये कि कोई प्राण ही लेने को उद्यत 
हुआ हो । करोंत से चीरने को तैयार हो, बन्दूक ताने सामने खड़ा हो, श्रन्ध कप में धकेलने को तेयार 
हो, भ्राधा ज़मीन पर गाड़ कर दही छिंड़क दी गई हो शरीर पर-उसे कुत्तों से नुचवाने के लिए, पकते 
हुए तेल के कढ़ाये में धकेलने को तैयार हो, कोल्हू में डाल दिया हो इस शरीर को, तो भी वह निर्भीक 
सिंह विचारता है कि “अरे चेतन ! कया हुझ्ना है ? क्‍यों सोच रहा है ? क्‍यों भयभीत सा दिखाई देता है ? 
कया इसलिये कि मृत्यु आने वाली है ? भरे तो भ्राने दे, कौन बड़ी बात है ? मृत्यु श्राना तो स्वभाव ही 
है । और फिर इस जजरित शरीर को छीन कर एक नये शरीर को प्रदान करने वाली मृत्यु से भय काहे 
का ? इसमें अ्रनिष्टता काहे की ? यह तो तैरा सबसे बड़ा मित्र है, जो नवीन शरीर प्रदान करके तुझे 
तेरी साधना में सहायता देने को उद्यत हुआ है। कितना बड़ा उपकार कर रह है यह तेरा ? यदि मृत्यु 
से ही डर लगता है तो अपनी वास्तविक मृत्यु से क्‍यों भय नहीं खाता ! जो क्षण क्षण प्रति तुमे हो 
रही है । एक कपाय हट कर दूसरी, दूसरी हट कर तीसरी और तीसरी हट कर थौथी | क्षण)! प्रति क्षण 
जो तेरी शान्ति का घात कर रही है । तेरा शरीर तो शान्ति है, यह चमड़ा तो नहीं । इसकी मृत्यु तेरी 
मृत्यु कंसे हो सकती है ? शान्ति की मृत्यु तो यह करने को समर्थ नहीं है। वह तो तू स्वयं ही है। यदि 
तू क्रोध करे तो तेरी भृत्यु श्रवश्य हो जायेगी । पर बे बेचारे रंक तो इतना करने को समर्थ नहीं हैं। वह 
तो स्वयं तू ही है। यह तेरे घातक कसे हो सकते हैं ? जो तुझे जानते ही नहीं वे बेचारे तेरा घात क्‍या 
करेंगे ? श्ौर तुझे जो श्रविनश्वर ज्ञान पुञ्ज जानते हैं वह तेरा घात क्‍या करेंगे ? वे ४चारे पज्ञानी 
सस्‍्वयें नहीं जानते कि वह क्‍या करने जा रहे हैं। इन पर द्व ष कैसा ? क्‍या बालकों की शभ्रज्ञान क्रिया पर 
से बालकों पर भी कभी ढ ष हुआ करता है ? ये भी तो बालक ही हैं, जिन्होंने भ्रभी आरांख खोल कर देखा 
ही नहीं, जो यह भी जान सकते कि वह स्वयं कौन हैं । 


“और फिर यदि इन्हें यह कार्य करने से प्रसन्नता ही मिलती हो तो, इसमें तेरा क्या हर्ज है ? 
लोक तो बड़ा २ दान देकर, बड़ी २ सेवाएं करके, बड़े २ कष्ट फेल कर, किसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न 
किया करते हैं। झौर यह बिना कुछ किये सहज ही इस शरीर के साथ खेल खेलकर प्रसन्न हो रहे हैं । 
तो इससे भ्रच्छी बात क्‍या है ? लोक तो किसी को प्रसन्न करने के लिए श्रपना सर्वस्व श्रपण करने तक 
को तैयार हो जाते हैं। भ्ौर यह बेचारा तो फोकट में ही प्रसन्न हुआ जा रहा है। तेरा सर्व॑स्व तो शान्ति 
है। उसे हरण करने को तो यह समर्थ ही नहीं। भौर फिर भी प्रसन्न हुआ जा रहा है। तो इससे भ्च्छी 
बात झौर क्या है ? 


३३ उत्तम क्षमा द २७१ ६ गृहस्थ को भी ऐसा करने की प्रेरणा 


“कया विचारता है कि यह तेरा शत्रु है ? परन्तु भो चेतन ! कहां गई तेरी बुद्धि ? 
क्या हो गया है आज तुझे ? क्‍या नींद श्रा रही है ? भरे तुके कोई बड़ा रोग हो जाये, तू सड़क थे के किनारे 
पर पड़ा हो, भौर कोई भ्रपरिचित पथिक तुझे देख कर अ्रषनी मोटर में बेठा कर हस्पताल में ले जाये । 
डाक्टर से कहे कि “डाक्टर साहब मेरा स्वस्व ले लीजिये, पर इसे भ्रच्छा कर दीजिये।” तो बता उस 
व्यक्ति से तुके दे ष होगा कि प्रेम ? बस कषायों से पीड़ित तू एक रोगी, ये दयालु जीव निःस्वार्थ सेवी, 
झ्रपना सर्व पुण्य लुटाकर भी तुझे इस रोग से मुक्ति दिलाने श्राया है। तेरा सर्व भार अपने सर पर लेने 
भ्राया है। भला द ष का पात्र है या करुणा का ? 


(४) और भी ! यदि घर में तेरे पुत्र को बौरान हो जाये, श्रौर पागल पने में तेरे कान 
काटने लगे, तो उस पर तुमे दया झ्रायेगी या 6. ष ? बस ये बेचारे बौरान से ग्रसित जीव स्वयं इस रोग 
से पीड़ित हैं । स्वयं भ्रपने दवष व क्रोध में जले जा रहे हैं। यदि रोग की तीब्ता से पागल होकर वे इस 
शरीर को काटते हैं, तो करुणा के पात्र हैं या द्ष के ? ज़रा तो विवेक कर। अपने उपकारी के प्रति 
द्वष करते क्या तुझे लाज नहीं शभ्राती ? कृतघ्नी बनना चाहता है? आर फिर यह बेचारे तुझे कुछ कह 
भी तो नहीं रहे हैं । इस खिलोने से खेलते हैं। बालक जो ठहरे। खिलौने ले लेकर तोड़ना तो बालकों का 
स्वभाव ही है । यदि यह इस छरीर रूपी खिलौने को तीड़ने भ्रादि का खेल खेल रहे हैं तो इनका दोष भी 
क्‍या है ) खेलने दें इन्हें, तुके क्या ? तेरी शान्ति तो तेरे पास है ? उसे तो छीनते नहीं बेचारे ।” और 
इस प्रकार के भ्रनेकों विचारों द्वारा क्रोध को जीतता है। प्रगट होने से पहले ही छिपा देते हैं। यह है 
योगी की उत्तम क्षमा । 


श्रोर यदि कदाचित्‌ ऐसा अभ्रवसर आा जाये कि शिष्य मण्डली में से या ग्रन्य सम्पर्क में 
श्राने वाले व्यक्तियों में से कोई एक शिष्य या व्यक्ति प्रनुकुल न चले, या प्राज्ञा का उलंघन करे, या अभि- 
प्राय से विपरीत कार्य करने लगे । अ्रथवा कोई जड़ पदार्थ अपने श्रनुकूल न बन सके तो कुछ कुछ हृदय 
में सन्‍्ताप सा उत्पन्न होने लगता है। “ग्रे यह मेरी ग्राज्ञा से बाहर जा रहा है। भरे ! जिस प्रकर मैं 
कहता हूँ उस प्रकार क्‍यों नहीं करता । भ्रपनी मर्जी से क्‍यों करता है ? इत्यादि ।” तो ऐसे अ्रवसरों पर 
वह योगो इस प्रकार विचारने लगता है, कि “भो चेतन ! कहां खो झ्राया ञ्राज बुद्धि ? किसको अपने 
श्रनुकूल चलाना चाहता है ? भ्रपने को या इसको ? इसको अपने भ्राधीन करना तो तेरी सामर्थ्य से बाहर 
है। क्या पहले निर्णय नहीं कर चुका है ? (खो अध्याय नं० १२) स्व पर भेद ज्ञानी कहलाता है, और फिर 
भी दूसरे को श्पने अनुकूल करना चाहता है ? लोक में सब पदार्थ स्वतन्त्र हैं। तू उनको परतन्त्र बनाना 
क्यों चाहता है ! श्रपने भ्राधीन क्यों करना चाहता है ? तू भी स्वतंत्र है, यह भी स्वतंत्र हैं जिस प्रकार 
चाहे करे। तू इन्हें रोकने वाला कौन है ? इन पर तेरा कया भ्रधिकार है ? यदि अनुकूल ही परिणमाना 
है तो अपने को क्यों नद्ीं परिणमाता ? अपने ऊपर तो तेरा पूरा अधिकार है। क्‍यों अपनी शान्ति के 
प्रतिकूल इस क्रोध के भ्ावेश में बहा जा रहा है ! रोक ! रोक ! बस भ्रब इन परिणामों को रोक । इसके 
प्रति तो इतना ही कर्तव्य था कि इसके कल्यारार्थ कोई हित की बात इसे बता दी। सो तेरा कर्तव्य पूरा 


हुआ । अब यह चाहे जैसा करे इसकी मर्जी । लोक में प्रनन्तानन्‍्त जीवराशि भरी पड़ी है, किस किस को 
भ्रपनी भ्राज्ञा में चलायेगा ? 


६ गृदस्थ को भी परम धेये के धारी भ्रत्यन्त पराक्रमी उन योगियों को तो यह विचार कठिन कठिन 
ऐसा करने को भ्रवसरों पर श्राते ही हैं, श्रतः उन्हें तो उत्कृष्ट क्षमा है ही। परन्तु यह क्षमा धारना 
मैरथा. उनका हो काम हो प्रौर प्रापका न हो ऐसा नहीं है। यथा योग्य भ्रवसरों पर भले कुछ 


इंठ उत्तम क्षता (- । २७२. ६ यूहस्थ को भी ऐसा करने की' प्रेरणा 


हीनी रूप में सही; आ्रापको भी इस भ्रन्य गृहस्थ श्रवस्था में, इसी प्रकार के विचारों द्वारा प्रपने क्रोध को 
दबाने का' प्रथत्त करना चाहिये | किसी से भी दव ष करना शान्ति के उपासक का काम नहीं। और यदि: 
. आज भी पग्रापका किसी बड़े या छोटे से 6 ष है, तो इस उत्तम क्षमा की बात को सुनकर उसके उगलने 
का प्रवस्त करना चाहिये । आपको अपना कर्तव्य देखना है, दूसरों का नहीं। श्रतः “वह तो बराबर मेरे 
साथ'“बुराई किये जा रहा है, मैं कैसे उसके प्रति माध्यस्थ हो जाऊ ? केसे द्व ष त्याग दू' ?” इस प्रकार 
के विचारों को त्याग कर, अपने हित के लिये उपरोक्त क्षमा वर्धक परिणामों के श्राश्नय पर, अपने शत्र्‌ 
को भी आज प्रापको क्षमा कर देना योग्य है। मत विचारिये, कि वह श्रापको क्षति पहुँचावेगा । बल्कि 
यहू.विव्वारिये कि यह आपका द्वेथ या श्रापकी कीन्हा ही श्रापको क्षति पहुंचा रही है। प्रतिवर्ष क्षमावणी 
का दिन मनाते हैं। “क्षमा क्षमा सब गहो रे भाई” का राय अलाएते हैं। मानों दूसरों को सुनाते हों । 
प्रभो ! स्वयं सुनने का प्रयत्न कीजिये, दूसरे को सुनाने का नहीं । दूसरा कुछ भी करे, उधर मत देखिये । 
देखिये कि शाप क्या करते हो । शान्ति का मार्ग लोकिक हृष्टि से विपरीत है। उस दृष्टि में इसका रहस्य 
झा ही. नहीं सकता । साधारण जन क्या जाने इसकी महिमा 


दिनांक १७ अम्तूबर १६५३ 


ब्रवयन ने० हेड 


१--पर को मश्मि का निषेध और प्रपनी महिमा की प्रेणा, २--आाट मर्दों के भाधार पर पृथक पृथक मादव 
परिणाम, १--लोकेषणा दमन सम्बन्धी विचारणायें । 


शान्ति सरोवर भगवान श्रात्मा ! श्राज प्रत्यन्त सौभाग्य वश शान्ति सागर वीतरागी 
गुरुओं की शरण को प्राप्त होकर भी यदि कषायोद्वे क में ही जलता रहा, तो क्‍या लाभ उठाया इस 
महान व दुर्लभ अवसर से ? श्रव जिस किस प्रकार भी भश्रन्तर दाहोत्थादक इन कषायों से युद्ध कर । 
उत्तम मार्दव से भ्राक्रमण कर । घबरा नहीं । इस हथियार का सामना करने की शक्ति इन कथायों में 
नहीं है। इनकी एक भलक मात्र से यह गीदड टोली दुम दबा कर भागती दिखाई देगी। एक बार तो 
देख इसका पराक्रम । और यह हथियार तेरे पास न हो, ऐसा भी नहीं है। तेरी भ्रायुध शाला में ऐसे 
हथियारों की कमी नहीं । किसी से मांग कर लाने की श्रावश्यकता न पड़ेगी । इनका प्रयोग करने मात्र 
की ही देर है। विश्वास कर भ्रौर साहस पूर्वक एक बार प्रहार कर। तेरे पराक्रम की परीक्षा का भ्रवसर 
भ्राया है। वीरता को कलंकित न करना । 


१ पर की महिमा मार्देव भ्र्थात्‌ मृदु परिणाम, कोमल परिणाम, अ्रभिमान का विरोधी परिशाम। झाज 
का निषेष भौर तक तो पर पदार्थों को भ्रपना मानता हुआ कुल, जाति, रूप, धन, बल, ऐश्वर्य, तप, 
भपनी महिमा ज्ञान इत्यादिक की महिमा को ग्रिनता हु, इनमें से रस लेता हुआ, इनके कारण ही 
की प्ररेणा अपनी महानता मान मान कर गवे॑ करता हुआ चला भ्रा रहा है। भूठा गव॑ जिसका 

कोई मूल्य नहीं, कोई झाधार नहीं। इन पर पदार्थों से प्रपनी महिमा व बड़प्पन की भिक्षा मांगने में 

ही गर्व करता झा रह है। “इनका में स्वामी हैं, इनको में करता है, मेरे द्वारा ही इनका काम चल रहा 
है। यह सब मेरे लिए ही काम कर रहे हैं, यह सब मुक्त में से ही श्रपना बल लेते हैं, यदि में न हैं तो. 
पह किसी काम के नहीं, मेरे भ्राधार पर ही यह टिके हुए हैं, इनको में भोगता है, यह मेरा बड़ा बड़ा काम 
साधते हैं। इनके द्वारा ही मेरी महिमा हो रही है। इनके लिये ही में इतना परिश्रम कर रहा है, इसमें. 
से ही मुझे भानन्द मिलता है, इनके श्राधार पर ही मेरी सर्व महत्ता है। लोग मेरी इस विध्ूति को 
देख कर नत सस्तक हो जाते हैं, मेरी महिमा का बख्ान करते हैं।” इस प्रकार भूठी कल्पनाओं के. 
पन्भकार में भ्राज तू प्रपती वास्तविक महिमा को श्रुल बैठा है। भ्रपनी विभ्रति को न गितक्र भिखारी, 


झ्ड उत्तम मार्दब ््ि २७४. २ प्राठ मदों के प्राधार पर पृथक २ मारदव 
परिणाम 


बन बैठा है। भपने कुल को, भ्रपनी जाति को, श्रपने रूप को, अपने धन को, अपने बल को, भ्रपने 
ऐडबर्य को, अपने तप को, अपने ज्ञान को तथा ग्रन्य भ्नेकों बातों को बिल्कुल भुला बठा है। श्रपनी इस 
महिमा की भ्रवहेलना करके दूसरों की महिमा में भ्रपनी महिमा मानना अनन्त ग्रभिमान है। ग्रपनी 

महिमा के प्रति भ्रत्यन्त कठोरता है । एक दृष्टि भी अन्तर की ओर जाये तो अपनी विशूति के दर्शन हो 
जायें । प्रपनी महिमा का भान हो जाये । उसके प्रति बहुमान प्रगट हो जाये। पर द्रध्यों का क्‍ग्रभिमान 
हट जाये। निज का अभिमान हो जाये । अपनी पूर्ण महिमा का साम्राज्य प्राप्त हो जा ये। यह भिखारी 
पता जाता रहे । 


लोक में भी दो प्रकार के अभिमान कहने में झ्ाते हैं। एक स्वाभिमान और दूसरा 
सामान्‍य गअ्भिमान श्रर्थात्‌ पराभिमान। “में उत्तम कुल का हूँ क्‍योंकि मेरा पिता बड़ा आ॥रादमी है। 
इत्यादि” तो पराभिमान है । क्योंकि पिता श्रादि पर की महिमा में भ्रूंठा भ्रपनत्व किया जा रहा है। 
परन्तु “मेरा यह कतंव्य नहीं, क्योंकि मेरा कुल ऊंचा है।” यह स्वाभिमान है। क्योंकि अपने कतेव्य की 
महिमा का मूल्याडूुन करने में भा रह है। पर-अभिमान तिन्दनीय और स्व-अभिमान प्रश्नंसनीय गिनने 
में ग्राता है। इसलिए वास्तविक अभिमान करना है तो स्वाभिमान उत्पन्न कर। श्रर्थात्‌ निज चेतन्य 
विलास के प्रति महिमा उत्पन्न कर | जितनी चाहे उतनी कर । 


२ झाठ मर्दों के में उच्च कुलीन हैं। में सूर्य वंशी हैं। वह महान वंश जिसमें भगवान ग्रादि ब्रह्मा 
आधार पर पृथक ऋषभदेव ने भ्रवतार लिया । जिसमें षट्‌ खण्ड स्थामि भरत चक्रवर्ती उत्पन्न हुए। जिसमें 
पृथक मादंव यम विजैता महान तपस्वी बाहुंवलि उत्पन्न हुए। इसलिए सबको मेरा सम्मान करना 

परिणम उचित है। में भगवान की सन्‍्तान हूँ । भ्राप सबसे ऊंचा हूँ।” भरे रे ! क्‍यों श्रपने कुल 
के प्रति इतना कठोर हो गया है तू ? तनिक तो दया कर । बिल्कुल रंक बन गया है। भगवान की सन्‍्तान 
होने का गर्व करता है, पर भगवान होने का नहीं ? तू चिदानन्द ब्रह्म पूर्णा परमेश्वर स्वयं भगवान है । 
उसकी महिमा उसकी उच्चता स्वीकार न करके, दूसरों से भ्रपनी उच्चता स्वोकार कराने चला है। 
साक्षात्‌ भिखारी बन कर भगवान के कुल को लान्छन लगाने वाले भो चेतन ! तू उच्च कुलीन है कि 
नीच कुलीन ? स्वयं तू ऋषभ है। पट्‌ खण्ड का ही नहीं त्रिलोक का अ्रधिपति है। सर्व विभावों का 
बदिनाश करने की शक्ति रखते वाला तू रवयं यम है। इन अल्प मात्र मनुष्यों से ही नहीं तू त्रिलोक बन्द 


है। तू स्वयं भगवान है । अपनी महिमा के प्रति गर्व कर। कठोरता छोड़ । उसका और प्रधिक भ्रपमान 


मत कर। स्वयं श्रपना सम्मान करना सीख । तव बनेगा वास्तव में उच्च कुलीन । 


“मेरी जाति बहुत ऊंची है। मेरे मामा की भ्राज्ञा भ्रनेकों हैं 
नाना इतने दानी थे । मेरी माता बड़ी विदृषी है ।' अरे ! तो क्‍या के बह बात बे हे दा 
नाना बड़े थे तो तुके क्या ! यह देख कि तू कौन है ? उन्होंने बड़े कार्य किये तो वह बड़े कहलाये । 
बड़ा कार्य करेगा तो धड़ा कहलायेगा । नीचे काम करने से कौन ऊंचा बन सकता है? अपने प्रभत्व ५ 
ठुकरा कर नाना मामा से अपने प्रभुत्व की भिक्षा माँगने वाले भो चेतन! तनिक विचार तो कर कि न्‍ 
भहान है कि भिखारी ? भगवती सरस्वती जिस की माता हो, व रे 


ह तुच्छ बुद्धि मानुषियों को भ्रपनी मात् 
बनाये, भराश्चर्य है। सहज श्रानन्द जिसका मामा हो, वह चिस्ता की चिताओों में जलते जगहों को 


. हैंड उच्च सार्दग 5... ..... २७५ २ प्ाठ मर्दों के भ्राधार पर पृष्रक पुथ्रक मार्दव 
परिणाम 


सामा समझे, खेद है। सगवन ! आंख खोल । अ्रपनी ज्ञान चेतना जाति को पहिचातस । उसके प्रति बहुमान 
उत्पन्न कर । कठोरता छोड़ | चेतन जाति पर गये कर । जितत्ा चाहे कर। ' 


...._“में बड़ा रूपवान हूँ। गली में मुझे जाता देख कर स्त्रियां अपना सर्व. काम छोड़ कर 
बदामदों में प्लाकर खड़ी हो जाती हैं, राह चलने वाले पथिक रुक जाते हैं।” भरे रे ! कौन से रूप की 
बात कहता है ? इस जमड़े के रूप की बात ? तब तो भ्रवश्य ही तू बड़ा रूपवान है। ले एक बार इस 
दर्पण में मु ह देख ले । इसमें १० साल भागे का रूप दिखाई दे जायेगा। देख कितना सुन्दर है ? क्यों, 
डर क्‍यों गया ? तेरा ही तो रूप है न ? इसी पर गे करता था ? ज़रा मकखी के पंख समान की पतली 
सी इस भिलल्‍ली को उत्तार कर देख इसका रूप । क्‍यों कसा लगता है? ज़रा शौच गृह में जाकर देख 
इसका रूप । कंसा मन भाता है ? भोले प्राणी ! अपने सच्चिदानन्द रूप को भूल कर इस चमड़े पर 
लुभाते क्‍या लज्जा नहीं आती ? झा यदि अपना सौन्दर्य देखता है, तो देख यहाँ | जहां विश्व मोहिनी यह 
'. शाल्ति सुन्दरी तेरे गले में वर माला डालने को तेयार खड़ी हैं। इसका अश्रपमान करके तू कंसे अपने को 
रूपंवान कह सकेगा ? प्रभु ! ग्रन्य श्रोर से दृष्टि हुटा। कठोरता तज। इस सुन्दरी को मृदुता से स्पर्श 
कर । यह है तेरा ग्रसली रूप । इस पर अ्रभिमान कर । जितना चाहे कर । 


“में बड़ा धनवान हूँ। बड़े बड़े व्यापारी मेरे द्वार पर मस्तक रगणड़ते हैं। सारी मण्डी का 
भाव मरे हाथ में है। मेरे पास ५०० गांव हैं। यह देखो करोड़ों के हीरे जबाहरात । खज़ाना भरा पड़ा 
है। कुबेर भी मुभ से शर्माता है ।” अरे रे ! किस पर ग्रे करता है ? इस घूल पर ? जो कल ही न 
जाने कहां को विलय हो जाने वाली है। अपने वास्तविक चेतन्य घन को भूल कर इस घूल से क्या अपने 
बड़प्पन की भिक्षा माँगते लाज नहीं झाती तुके ? जाग चेतन जाग! इधर देख इस चेतन्य कोष को, 
जिसके एक कोने में सम्पूर्ण लोक समाया हुग्ना है। लक्ष्मी के सेवक में सब भिखारी, तेरे ऋणी हैं। 
तीन लोक की सम्पूर्ण विभूति को एक समय में ग्रस जाने की श्षक्ति रखने वाले भो ज्ञान पुञ्ज ! इस 
अपने ज्ञान की महिमा को स्वीकार कर। छूल की महिमा की पकड़ छोड़। इसी का नाम है मृदुता 
या मार्दव गरिणाम । उस श्रान्तरिक स्वानुभव ज्ञान के प्रति बहुमान उत्पन्न कर । चाहे जितना कर । 


“मैं बड़ा बलवान हूँ। बड़े बड़े पराक्रमी बीर मेरा लोहा मानते हैं। मेरे एक इशारे पर 
ग्राज विश्व कांप उठता है। किसकी शक्ति है कि मुझको जीत सके ? ग्रे ! हंसी झ्ाती है तेरी बात पर । 
' पामर कहीं का। 'मेरी माता वन्ध्या थी।' ऐसा सुनकर कौन न हंस पड़ेगा । . साक्षात्‌ एक इस तनिक 

से प्रभिमान के द्वारा जीता हुआ तू, आश्चये है कि विश्व विजयी होने का दावा करता है ? भ्रपने झन्दर 
तो भांक कर देख | काल की विकराल दाढ़ में बेठा हुआ तू भले हंस रहा हो, पर कितनी देर के लिये ? 
अभी जबाड़ा बन्द हो जायेगा भौर तेरा यह श्रभिमान सर्वे जगत पर स्वतः प्रगट होकर यह घोषणा 
करेगा कि किंतना बली है तू ? शर्म कर | काल की पहुँच से दूर अपने यथार्थ बल को भूल कर इस शरीर 
से माँगे हुए बल पर फूला फिरता है? कहां गई तेरी बुद्धि ? उधर देख भ्रपने भ्रनन्‍्त बल की शोर, जिस 
धोर झ्रान्तरिक शान्ति में तन्मयता पड़ी है। निज आनन्द का अ्रधिपत्य पड़ा है। जहां लोक की सर्व 
विपदायें और चिन्तायें खड़ी रो रही हैं। एक बार प्रगट हो जाने पर जिसमें कभी कमी नहीं भात्ती । 
उसकी महिमा जागुत कर। जिससे कि यथार्थ बली बन जाये। उस पर अभिमान कर जितना चाहे 
“उतना | द 


' पइएउशभमावेव "5... ९७६ २ प्राठ मदों के प्राध।₹ पर पृथक पृथक मादेव 
उप कक । परिणाम 


४, आओ, . “मेरा बड़ा ऐश्वर्य है। २००० हाथी, ४००० घोड़े, १००० रथ, इतनी तोपें, बन्दूकें, | हवाई 
जहाज, टेंक, लाखों सेवक, मोटरें, कारखाने, और न जाने क्या क्या अ्रला बला। मेरी झाजा सारे देश 

पर चलती है । मेरी झ्राज्ञा के विरुद्ध कार्य करने का किसी में साहस नहीं है। चारों ओर सेवक भौर 
| सेविकाओों से वेष्टित इस राज्य वैभव को भोगते हुए आज में इन्द्र को भी शर्मा रहा हूँ ।” किस ऐश्वर्य को 
. कहा जा रहा है प्रभो ! उसका, जो एक बम पड़ जाने पर न जाने कहां को चला जायेगा ? उसको, 
' जिसके लिए कि सम्भवतः रात को तुझे नींद भी न आती हो ? किसने भ्रमा दिया है तुके ? इतना भोला 
तो न बन, कि चाहे जो ठग कर ले जाये। आंखों में डाले एक मुट्ठी मिचे, और सर्वस्व हर कर ले जाये । 
. . अपने चित्प्रकाश को भूलने के कारण प्राज तेरी ग्रांखें चु धियां गई हैं इसकी भूठी भ्ाभा में । इधर देख 
ग्रानन्द नगर के अपने श्रधिपत्य को, जहां शान्ति तेरी दासी है, ज्ञान तेरा मन्त्री है, अनन्त बल तेरी सेना 
है । और सुख तेरा पुरोहित है। प्रभिमान ही करना है तो इसके प्रति कर, उस छल में क्‍या पड़ा है! 
इसमें तो मिलिगा सकल साम्राज्य और उससे मिल रहा है दासत्व। अतुल ऐह्वर्ये के भ्रधिपति ब्रह्म ! 
भिखारी मत बन । 


“में बड़ा तपस्वी हैं। ज्येष्ठ की दोपहर में ध्रूप के अन्दर पत्थर की तपती शिला पर 

घण्टों बैठा रहता है। पोष मास की कड़कड़ाती रातों में शमशान भूमि में योग साधना करता हूँ । महीनों 

_ महीनों का उपवास, नीरस भोजन तथा ग्ननेकों कठिन से कठिन त१ करता हैं। ग्रनेकों रिषह सहता 

हुँ।” कैसा तप ? शरीर को तपाने का ? भ्ररे रे! प्रतीत होता है कि लोक के संताप से संतप्त तेरा 

प्रन्तष्करणा ही मानों भाप बनकर उड़ गया है। श्रपने को न तपा कर दूसरे को तपाने में कौन महिमा 

हैं? भट्टी के सामने बंठा लुहार सारे दिन लोहा तपाया करता है। क्या ग्रन्तर है उस लोहे में तथा इस 

शरीर में । क्या भूल गया स्व पर के मेद में बताई गई सब बातें ? निज स्वरूप में प्रतपन करने का नाम 

तप है। उसमें ताप उत्पन्न कर | उसमें स्थिरता धार। शान्ति के सम्भोग में दृष्टि लगा। उसके प्रति 

महिमा जगा । उसके गुण गान गा । तब हो सकेगा तेरा महात्म, भ्रव काहे का महात्म्य ? श्रब तो रंक है। 
शरीर के दर का भिखारी । इसमें से अपनी महिमा की खोज करने वाला । 


“में बड़ा ऋद्धि धारी हूं, मुझ में बड़ी शक्तियां हैं। चाहूँ तो एक हृष्टि से जगत को भस्म 

कर दू । एक शाप का वचन कह कर राव से रंक कर दू । एक श्राशोर्वाद के द्वारा तुझे कृतकृत्य कर 
: 9ूं। भ्राकाश में उड़ जाऊं। मकड़ी के जाले पर से पांव रख कर गुजर जाऊं। बेंठे बेठे सुमेरू को स्पर्श 
कर दू । मक्खी जैसा शरीर बना लू । इत्यादि कहां तक बखान करू अपनी महिमा का, श्रपने चमत्कार 
का !? अपने मु ह से प्रपनी प्रशंसा करते क्‍या लाज नहीं भ्रा रही है तुके। तथा महिमा गान करने से 
पहले इतना तो समझ लेता कि किसकी महिमा का बखान है, तेरी या इस चमड़े की ? चमड़े की महिमा 
से तू महिमा वन्त कैसे कहला सकेगा ? इससे तो कुछ शिक्षा ले। यह तो झ्राज लज्जित करने आया है 
तुके अपने चमत्कार दिखा कर कि देख योगी! तेरे योग को में फीका किये दे रहा हैं। देख मेरी 
महिमा ! क्‍या है तेरे पास जो इसके सामने रखे ? बता तो सही क्‍या उत्तर देगा ? क्‍या है तेरे पास ? 
बस पड़ गया सोच में । प्ररे ! विश्व के भ्रधिप।ति भ्रपती महिमा को भूलकर इसकी महिमा के ही 
चुमत्कार दिखाने लगा । फिर कंसे जाने कि तेरे पास क्या है ? इधर देख तेरे पास वह कुछ है जिसके 


ह है र । 
॥ ि ॥ (५ ब 4 कर । 
हे । ४ /' 
आल हे 
श ग 
$ भादेव । 
रे हू ४ )0 ] क्या 
६.३ | हि । वि |! ् पक 
१.५२ ५० ॥ | ३! ! बड़ /' + 35 ! हे सम्बन्धी विचारणायें 
है 


सामभते इन बेचारी तुच्छ दाक्तियों त्र ऋद्धियों की तो बात नहीं, तीर्थकर पद भी सुच्छ है। देख उस शांति 
की भोर जिसमें पड़ी है भ्तीव ह॒प्ति, सन्‍्तोष व साम्यता । जिसके बेदन में सब कुछ तुच्छ है। इस शान्ति 
का अ्धिषति होकर प्रब इन तुख्छ शक्तियों की महिमा 'का बखान छोड़। इस 'शान्ति पर गये कर | 
जितना ताहे उतना ।.. क्‍ द 


“में बहुत ज्ञानी हैं। बड़े बड़े ताकिकों को शास्त्रार्थ में परास्त कर दू । मेरे तक का 
कोई उत्तर देने में समर्थ नहीं । बड़े बड़े शास्त्र मेरे हृदय में रखे हैं। जो बात कहो निकाल दूं । भग्ुक 
शाचाय ने अमुक शास्त्र में श्रमुक बात प्रमुक पृष्ठ पर लिखी है। देख लो खोल कर। बड़े बड़े पण्डित 
मेरा लोहा मानते हैं। दो दो घण्टे धारा प्रवाही बोल सकता हैँ। तक॑ अ्रलद्भार, व्याकरण, ज्योतिष, 
सिद्धान्त, ग्रध्यात्म श्रौर सर्वोपरि करणानुयोग की सूक्ष्म कथनी मेरे लिए बच्चों का खेल है ?” किस 
ज्ञान पर भ्रभिमान करता है चेतन ! अपने ग्रतुल ज्ञान प्रकाश को देख। जिसमें तीन लोक युगपत्‌ प्रत्यक्ष 
भासते हैं। यह तुच्छ मात्र दो चार शब्दों का ज्ञान | क्या मूल्य है इसका इस तेरे अतुल प्रकाश के सामने ? 
झौर शान्ति के प्रति बहुमान जागृत न हुआ, तो यह शास्त्र शञान काम भी क्‍या श्राया ? केवल गधे का 
भार । यह तो देख कि इन दाब्दों को याद करने के लिये तुझे कितना परिश्रम करना पड़ रहा है | हर 
समय की चिता । कहीं भूल गया तो सर्व विद्गवत्ता मिट्टी में मिल जायेगी, उस शास्व॒त्‌ चँतन्य बिलास 
को क्‍यों नहीं देखता, जिसमें सहज ही सर्व विश्व समाया हुझा है। जिसे यांद रखने को कोई प्रयत्न 
नहीं करना पड़ता । शान्ति में रमणता के अतिरिक्त जहां कुछ नहीं है। उस अपने स्वाभाविक ज्ञान की 
महिमा करे तो त्रिलोकाधिपति बन जाये। इसलिये प्रभो ! भ्रव विवेक धार कर इस शाब्दिक ज्ञान की 
महिमा को छोड़ । 


१ लोकेषणा दमन मेरे मुख से निकले हुए इन दो चार शब्दों को सुन कर, मेरे गुरुदेव का साक्षात्कार न 
सम्बन्धी होने के कारण, कुछ भ्रम वश, यह जो “वाह वाह, कितना सुन्दर उपदेश दिया है। 
विचारणायें आज तक ऐसा नहीं सुना था। इस प्रकार के वाक्य झ्ाप अपने किन्ही उद्गारों व भक्ति 

प्रादि के भ्रावेश में कह रहे हैं, उनको सुन कर श्राज मेरे हृदय में क्‍या तूफान भ्रा रहा हैं ? मानों मुझे 
उड़ा ले जाने का प्रयत्त कर रहा हो-कहीं मेरी शान्ति से दूर। नहीं नहीं भगवन्‌ ! में एक क्षण को भी 
इसका विरह सहन नहीं कर सकता । रक्षा कीजिये प्रभो ! रक्षा कीजिये । इस महा भयानक लोकेषणा 
राक्षसनी से मेरी रक्षा कीजिये । इस ख्याति की बाह से मुझे बचाइये । मुझ पामर तुच्छ बुद्धि में क्या 
शक्ति है, कि एक शब्द भी कह सकू । तुतला तुतला कर बोलना भी जिसने भ्रभी सीखा नहीं है, वह 
प्रभिमान करे प्रवचन करने का ? धिककार है मुझे। झ्रापके प्रवचन को, श्रापकी मिष्ट वाणी को, में 
भ्रपनी बताऊ ? यह चोरी मुझ से न हो सकेगी भगवन । में श्रोता है, वक्ता नहीं । 


इन दो चार पच्चीस पचास व्यक्तियों के मुख से निकले इन दो चार शब्दों मात्र से ही तू गदगद 
हुए जा रहा है । क्या विचारा है कभी तूने, कि क्या रस प्राया इन में से ? इन शब्दों में है क्या ? और 
यदि सत्य होते । तब भी भले कुछ मान लेता, पर इनमें तो सत्यता भी भासती नहीं। फिर भी भूठा 
भरहद्धार क्यों ? कभी विचारा है तूने, कि इस लोक का तू कितनेवां भाग है। जहां भ्रनन्तानन्‍्त जीव 
बसते हों, वहां तेरी कौन गिनती ? जगत का एक छोटा सा कीट । और इसके श्रतिरिक्त मृल्य ही क्या 
है तेरा ? बीस पच्चीस व्यक्ति जान गये, श्नौर मान बंठा है कि मानों सर्व लोक में ही ख्याति फल गई है। 


पड डसम सादे 7... १७८ , ३ लोकेषणा दमन सम्बन्धी विचारणागरं 


 हुच्छ बुद्धि जो 5हुरा | कप मण्डक जो ठहरा । ज़रा विश्व में हष्टि पसार कर तो देख कि कोन जाबता 
हैं तुके ? दूर की तो बात नहीं, यह तेरे प्रदेशों में स्थित जो प्रनेकों कीटासु पड़े हैं, इन्हीं से जाकर पूछ 
कि क्या तह जानते हैं, कि त्‌ कौन है ? उन बेचारों को भी छोड़ । स्वयं प्रपने से तो पूछ कर देख कि 
. क्या तू भी जानता है स्वयं को ? जानता होता तो यह भ्रभिमान न होता । इन शब्दों की महिमा को न 
ग्रिनता । श्रपने अन्तर चैतन्य विलास पर ही गये करता । श्रौर यदि बाह्य की ही कुछ बातों के कारण 
अपने को ऊ चा और दूसरों को नीचा समझता है तो एक बार पअ्रपने श्रौर दूसरे के जीवत को जिस 
भ्रकार में कहता हैं उस प्रकार देख | जीवन में बीत गई भ्रृ्‌त कालीन प्रनेक भवों की अवस्थायें, वर्तमान 
की एक प्रवस्था, तथा भविष्यत्‌ में श्राने वाली प्नेक भवों की भ्रवस्थायें। आपका पूर्ण जीवन भी इन 
प्रबस्थाशों से भरा पड़ा है भौर उस दूसरे का जोवन भी। दोनों के जीवनों की पूरां अ्रवस्थाभों को 
डौरे में पिरो कर पृथक पृथक दो माला तैयार कर। इन दोनों मालाप्नों को अपने सामने खू टी पर 
टांग कर देख | कौन सी बड़ी हैं प्रौर कौन सी छोटी । कौन सी अच्छी है भ्रौर कौन सी बुरी ? बड़ी 
तों नहीं क्योंकि दोनों की भ्रवस्थायें बराबर हैं। भ्रच्छी बरी भी नहीं, क्योंकि दोनों ही हारों में सुन्दर व 
हक / प्च्छी व बुरी, पापात्मक व पुण्यात्मक ग्रवस्थायें पड़ी हुई हैं। भले आगे पीछे पड़ी हों। परन्तु 
श्रागे पीछे हो जाने मात्र से हार अच्छे और दुरे नहीं हो सकते । फिर किस प्रकार श्रपने की ऊचा और 
दूसरे को नीचा मानता है ? 


श्रौर इस प्रकार वह योगी भ्नेकों विचारों के प्रवाह में बहा देता है दुष्ट श्रभिमान को । 
उतने उत्कृष्ट रूप में न सही, परन्तु क्‍या थोड़े बहुत रूप में भी तू अपने जीवन में यह बात नहीं 
उतार सकता ? उस राक्षस से श्रपनी रक्षा करने के लिये-मेरे लिए नहीं | 


३५ 
--: उत्तम आयेत्व :--- 


दिनांक रैंप अक्तूबर १६५६ 


प्रवचन नं० ६५ 


१--आ।यत्व का लक्षण, २--आय॑े व म्लेज्ष, १--गृहस्थ की क्रियाओं में माया, ४--साधु की क्रियाओं मैं 
माया, ४--माया जीतने के लिए कुछ विचार । 


१ शारयत्व का. हैं सरल स्वभावी भगवान आत्मा ! धन शरीर व भोगादि में इष्टानिष्ट बुद्धि के कारण 

लक्षण ग्रनेकों खोटे श्रभिप्राय धर धर के मैं सदा तेरा घात करता चला प्राया हूँ। मुझे क्षमा 
कर दीजिये भगवन ! श्रब तक में भज्ञानी था, हिताहित से बिल्कुल श्रनभिज्ञ | आज भाय॑ श्रेष्ठ बीतरागी 
गुरुओं से झार्यत्व का उपदेश सुन कर मेरी श्रांखें खुल गई हैं। आयेत्व धर्म का प्रफरण है। प्रार्यत्व अर्थात 
सरलता। प्रनाय॑त्व अर्थात्‌ वक्रता । जैसा भ्रन्तरंग भ्रर्थात्‌ मन में करने का अ्रभिप्राय हो वैसा ही बाहर 
में भी भ्र्थात्‌ वचन व काय से भी कहना या करना । प्रन्तरंग व बाह्य क्रिया में ग्रन्तर न होने का नाम 
सरलता है। तथा गअ्न्तरंग प्रभिप्राय में कुछ भ्रौर रखते हुए, बाहर में कुछ श्रौर ढ़ड़् से बोलना या करना 
वक्रता है। कपट है, माया है । 


२ भ्ाय॑ व म्लेक्. सरल प्रकृति वाले को श्रार्यं कहते हैं। और वक्र प्रकृति वाले को भअनाये या म्लेक्ष । 
भ्रपनी वक्रता या अनायेता के कारण, स्लेक्ष में उत्कृष्ट वीतराग पद में स्थिति पाने की सामथ्यं नहीं होतो, 
क्योंकि वक्रता व वीतरागता का विरोध है। भ्पनी सरलता व श्रार्यता के कारण, ब्रार्य जन ही उस 
पद के योग्य«होते हैं । किन्ही देश विदेश में रहने के कारण म्लेक्षता व भार्यता नहीं होती, बल्कि तीज्र 
कपट व माया के सद्भाव व अ्रसद्भाव के कारण ही होती है। श्राज जो झ्रार्य है वह कल कपट या माया 
के प्रगट हो जाने पर म्लेक्ष बन सकता है। भौर जो म्लेक्ष है वह माया का श्रभाव हो जाने पर झाये बन 
सकता है। झााये, म्लेक्ष बन कर अपनी वीतराग पद की योग्यता को खो देता है। और स्लेक्ष, श्रार्य बन 
कर वही योग्यता प्राप्त कर लेता हैं। श्रतः यदि उस बीतराग शान्ल पद की प्रभिलाषा है, तो पद पद 
पर इस कुटिलता से अपनी रक्षा करना कतंव्य है। और इसलिए संबर का प्रकरण चलाते समय यह 
बात पुनः पुनः जोर दे देकर बताई गई थी, कि भ्रन्तरंग प्रभिप्राय की बराबर टटोल करते हुए चलना । 


२ गृहस्य की हर किया की परीक्षा प्रभिष्राय पर से होती है। क्रिया व अ्रभिप्राय में अन्तर है तो वह 
क्रियाओं में माया क्रिया संवर रूप नहीं हो सकती, कैबल झास्रव रूप होगी। क्योंकि विकेल्व दसम का 
प्रयोजन उस पर से सिद्ध न होगा। भपने यूहस्थ जीवन में तो में रात दिन इस प्रकार की भाषा पूर्ण 


.. ३४ उत्तम भाय॑ज २८० ३ गृहस्थ की कियापों में माया 
-.. क्रियाओ्रों का झनुभव करता ही हूं। परन्तु धामिक क्षेत्र में भी में बहुत कुछ क्रियायें ऐसी करता हूं, जो 
माया के रज् में रड्ी होती हैं निम्न हशस्तों पर से इन. सर्व क्रियाश्रों में पड़ी उस कुटिलता या वक्रता 
.. का परिचय मिल जाता है। 


क्‍ ..._१--किसी भ्रपने साथो को कदाचित्‌ मैं बड़े प्रेम पूर्वक सिनेमा दिखाने का निमन्त्रण देता 
हैं। इस अ्रभिष्राय से कि यदि भ्रधिक पढ़ता रहा तो कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा में मु से भ्रधिक नम्बर 
थे जाये। 


२-अपनी माता के साथ मेरे घर पर श्राये हुये किसी बालक को मैं सुन्दर सुन्दर 
खिलौने व मिठाई ला ला कर देता है। इस भ्रभिप्राय से कि, इसकी माता यह विश्वास करके कि मुझे 
उससे व उसके बालक से बड़ी सहानुभ्ृति व प्रेम है । 


३- अपने मालिक की दुकान पर में बड़े परिश्रम से दिन रात एक करके काम करता हूं 
इसलिये कि धीरे-धीरे इसकी दुकान से नित्य प्रति जो चोरी करता हैं, वह प्रगट न हो जाये । 


४-किसी व्यक्ति को बड़ी सहानुभूति पूर्वक “यह वस्तु तुम्हारे योग्य है। इसलिये ले ग्राया हूँ 
ऐसा कहता हुआ सुना जाता हूं। केवल इस प्रभिप्राय से कि जिस किस प्रकार भी यह इसे खरीद ले। 
पीछे इसके काम आये या न भझाये। 


इत्यादि ग्रनेक प्रकार की छल्ल मिश्रित क्रियायें सुबह से शाम तक नित्य ही करता रहता 
हैं। सब ही उनसे परिचित हैं। भ्रव धामिक क्षेत्र की माया मिश्रित कुछ क्रियाश्रों को देखिए । 


१- ग्रन्तरंग में शरीर को ही पोषण करने का या भोगों में से ही रस लेने का ग्रभिप्राय . 
रखते हुए, बराबर बाहर पें यह्‌ कहता रहता हूं कि “शरीर मेरा नहीं है। मभसे पृथक भन्य द्रव्य है। 
भोगों में सुख नहीं है। म॒भे तो शान्ति चाहिए ।' 


२--लूब सुरताल से तन्मयता के साथ भगवान की पूजा करता हैँं। इस ग्रभिप्राय से कि 
लोक मुझे धर्मात्मा समझें। मेरे पुत्र का नाता किसी बड़े घर में हो जाये। 


रे-- भगवान की प्रतिमा स्थापन कराता हूं, मन्दिर बनवाता हूं, इस प्रभिप्राय से कि 
प्रधिक घन लाभ हो । 


४- खूब दान देता हूँ, इस प्रभिप्राय से कि लोक में प्रतिष्ठा हो, लोक मुझे धनिक समझें । 
कोई भ्राक्षी्वाद दे दे । या में भोग भूमि में चला जाऊं । 


इत्यादि अनेक प्रकार से ब्रभिप्राय की कुटलता के कारण अमृत में विष घोल कर, 
अपने हाथों अपने पात्रों में कुल्हाड़ी मारा करता हैं। अपने हाथों अपने घर में आग लगाया करता हैं। 
अपने हाथों व्याकुलता के साधन जुटाता हैं। और मजे की बात यह कि शान्त होता चाहता हूं। धर्म 
करना चाहता हू. | की | न 


३५ उत्तम औरयत्ते. . २८१ ४ साधु की क्रियाशों में माय 
४ साध की क्रियाभों गृहस्थं दशा तक ही इसे कुटिल' भाव का' बेल चलता हो, सो नहीं । यथा योग्य रूप में 
| मेंआाया.. सूर्मिकानुतार उत्कृष्ट साथु की वीतरान दशी में भी यह कुटिलता अपना जोर चला कर 
उसे डिगाने का प्रयत्न किया करती है। परन्तु वास्तव में पद पद पर सावधानी वर्तने वाले, कुशल 
सारथी के रथ में बेठे, कुशल बेच्य के निरीक्षण में रहते काले, उन पर भले बह कुछ प्रभाव डालने में 
समर्थ हो जाती हो, पर उन्हें उनके पद से नहीं डिगा सकतो । इसी क्ुटिलता से अपनी रक्षा करने के 
लिए ही किसी योग्य प्राचार्य की श्रध्यक्षता में रह कर साधु जन सन्तुष्ट होते हैं । 


जैसे शारीरिक रोगों का निदान करने में बेच समर्थ है, उसी प्रकार अ्रध्यात्मिक रोभों 
का निदान करने में आचार्य प्रभु कुशल वेद्य हैं। जिस प्रकार शारीरिक रोग के अनुसार उसके प्रशमनार्थ 
वें सोच समझ कर औषधि देता है, उसी प्रकार आचार्य प्रभु श्रात्मिक रोग के अ्रनुसार उसके प्रशमनार्थ 
प्रायश्चित देते हैं । 


जैसे शारीरिक रोगों का निदान करने में वेद्य समर्थ है, उसी प्रकार आत्मिक रोगों 
प्र्थात्‌ जीवन में लगे अनेक दोषों की, सूक्ष्म हँष्टि से खोज करने में ग्राचाय॑ प्रभु समर्थ हैं। जिस प्रकार 
खूब सोच समझ कर उस रोग के अनुसार वेद्य औषधि देता है, उसी प्रकार खूब विचार कर उस उस 
दोष के झनुसार झ्राचार्य प्रभु शिष्यों को प्रायश्चित देते हैं। जिस प्रकार एक ही रोग होते हुए भी रोगी 
की गक्ति की हीनाधिकता के कारण वैद्य हीनाधिक मात्रा में श्रौषधि देता है, अर्थात्‌ बालक को कंम 
बड़े को अधिक, दुर्बल को कम व हूष्ट पृष्ट को अधिक मात्रा में देता हैं, उसी प्रकार एक ही दोष होते 
हुए भी दोषी शिष्य की शक्ति की हीनाधिकता के कारण आचार्य हीनाधिक प्रायंश्चित देते हैं। जिस 
प्रकार हीताधिक झ्ौषधि देने में वेद्य को किसी से प्रेम श्रौर किसी से द्वंष कारण नहीं है, उसी प्रकार 
हीनाधिक प्रायश्चित देने में प्राचार्य को किसी से राग और किसी से हदंष कारण नहीं है। जिस प्रकार 
कड़वी भी श्रौषधि रोगी के [हतार्थ होने के कारण अमृत है, उसी प्रकार कड़ा भी प्रायश्चित शिष्य के 
ग्रन्तर शौधन का कारण होने से श्रमृत है। जिस प्रकार कड़वी भी श्रौषधि को रोगी स्वयं वैद्य के पास 
जाकर जिद करके लाता है, उसी प्रकार कड़े से कड़ा प्रायश्चित भी साधु जन स्वयं श्राचाय के पास 
जाकर ज़िद करके लाते हैं । जिस प्रकार रोगी शौषधि में श्रपता हित समझता है, उसी प्रकार साधु भी 
प्रायदिचित में प्रपना कल्याण देखते हैं, उसे दण्ड नहीं समभते। भ्रौर इसलिए बड़े उत्साह से झ्पना 
सौभाग्य सम॑भते हुए ग्रहण करते हैं, तथा अपने जीवन को उस प्रायश्चित के द्वारा स्वयँ दण्डित करते हैं । 


(१) ऐसे कल्याणकारी प्रायरिचित से डर कर कदाचित्‌ प्राचाये से भ्रपनी दुर्बलता बताते हुए 
अर्थात्‌ “कमज़ोर हुँ, लाना नहीं पत्रता है, पीछे कई दिन तक ज्वर रह चुक। है। इत्यादि” श्नेक प्रकार 
की बातें बना कर अपना दोष गुरु के सामने प्रगट करता है। इस प्रभिप्राय से कि किसी प्रकार प्रायश्चित 
न मिले और यदि भिले तो कम मिले । 


(२) "मेरे दोष कोई आनते न पावे', इस अभिप्राय से गुरु से प्रश्न करता है कि यदि 
ऐसा दोष किसी से बन जावे तो उसका क्या प्रायश्थित है। 
(३) जो दोष दूसरों पर प्रगट हो घुके हैं, उन्हें ही ट् रु से कह देता है। प्रन्य भ्रन्तरज्ध 
के दोषों को नहीं कहता । इस भ्रभिश्राय सै कि यह दोष तो संब जान ह्वी ग्रये हैँ। कह कर अपनी बड़ाई 
करहीले। । ः 


३५ उत्तम भार्यत्व.. | ह रपर ५ माया जीतने के लिए कुछ विचार 


(४) सकल दोषों को ज्यों का त्यों कह देता है। उनके द्वारा दिया गया प्रायश्चित भी हर्ष 
से स्वीकार कर लेता है। उसका पालन भी ठीक रीति से करता है। इस भ्रभिप्राय से कि अन्य संघ पर 
मेरी सरलता की छाप पड़ जाये । 


(५) नमक का त्याग कर देता है, इस प्रभिप्राय से कि खूब खीर, मिठाई व हलवे का 
भोजन मिलेगा। 


ह (६) शभ्रन्न का त्याग कर देता है, इस प्रभिप्राय से कि खूब मेवा व फल खाने को 
मिलेंगे । 

५ माया जीतने के इत्यादि अनेक कुटिल भ्रभिप्रायों को रख कर ऊची भ्रूमिका में भी कदाचित्‌ कुछ 

लिए कुछ विचार क्रियायें हो जाती हैं। उस समय वे परम योगेश्वर विचार करते हैं कि “भो चेतन ! 
तेरा स्वरूप तो शान्ति है। दूसरे के लिए इसका विनाश क्यों करता है ? शरीर की रक्षा के लिये शान्ति 
को क्यों कुयें में धकेलता है ? ग्रुरुदेव तो करुणा बुद्धि से तेरा दोष निवारण करने के लिये 4 प्रायश्चित दे 
रहे है। द ष वश तो नहीं । इसमें तो तुक्के इष्टता होनी चाहिये न कि अ्रनिष्टता। इसके ग्रहण में तो 
उल्लास होना चाहिये न कि भय | प्रायश्चित दाता गुरुवर के प्रति तो तुके बहमान होना चाहिये, कि 
निष्का रण केवल करुणा बुद्धि से प्रायश्चित रूप श्रोषधि प्रदान करके, वह तेरे ऊपर महान शअनुग्रह कर 
रहे हैं। क्‍यों दोषों प्रादि को छिपाने का प्रयत्न करता है ? इससे तो तेरी ही हानि है। यह दोष एक 


दिन संस्कार बन बेठेंगे, जिन सस्कारों का कि विच्छेद तू बराबर बड़े पुरुषार्थ से करता चला झ्रा रहा है। 
सब करा कराया चौपट हो जायेगा । 


“अरे फिर यदि कोई तेरे दोष जान ही गया तो कौन बुरा हुमा ? वह तुझे क्‍या बाधा 
पहुँचा सकेगा ? थोड़ी निन्‍्दा ही तो करेगा । तब तो श्रच्छा ही होगा। संस्कारों की शक्ति और क्षीगा 
ही जायेगी | और तुझे चाहिये ही क्या ? तेरा मन माँगा तुझे देता है। उससे भय खाने की क्या बात ? 
वह तो तेरा हितेषी ही है। किर अ्नहुए दोष तो नहीं कहता। भूठ तो नहीं बोलता। तूने जो दोष 
बताये हैं, वही तो कहता है । तो कौन बुराई हुई ? वह तो उन दोषों को पुन: पुन: दोहरा कर तुभे 
सावधान करने का प्रयत्न कर रहा है, कि तु से ऐसा दोष बना था, श्रब न बनने पावे। बता क्‍या 
बुराई हुई ? महान उपकार किया । उपकार से भय खाने का क्‍या काम ? जो कहना है स्पष्ट कह डाल । 
निर्भय होकर कह डाल । छिपाता क्‍यों है ? 


“अरे ! भ्रात्मख्याति स्वरूप भगवन ! इस बाहर की ख्याति पर क्‍या जाता है? दो दिन 
में विनश जायेगी । छोड़ जायेगा यह शरीर तो कौन सुनेगा इसे ? दो दिन के लिये क्‍यों रीकता है? और 
फिर तेरी ख्याति तो शान्ति में रस लेने से है। न कि इन शब्दों में ? श्रपनी ख्याति की महिमा भ्रूल गया 
है, तभी इन तुच्छ शब्दों की महिमा आई है। भव भव में ख्याति देने वाली, तीन लोक में रुयाति फैलाने 
वालो, अपनी सहज ख्याति की श्रवहेलना मत कर। इस बाह्य ख्याति के कारण एक दोष पर दूसरा 
कह पक 58 हक हा दोषों कक #५ बना भा रहा है। प्रब बस कर | भ्रब इनमें भ्ौर वृद्धि मत कर। 

ज॑ शान्ति की ओर देख । उसकी महिमा का गान कर | तनिक भावना 
प्रायश्चित को धोये क्‍यों डालता है ?” 8. अमल की 2 मा आय डा 


* है उत्तमं प्रारयत्व " रुपए ५ माया जीतने के लिये कुछ विचार 

“ग्रे भ्रलौकिक स्वाद पूर्ण भगवन ! भगवन होकर भी इन रखझू जीवों से मिठाई, फल, 
मेवा, खीर भ्रादि की भिक्षा मांगते क्या तुझे लाज नहीं भाती ? जिह्ला इन्द्रिय को काबू में करने के प्रयोजन 
से त्याग किया जाता है, न कि उसे पुष्ट करने के लिये ? डर। प्रपने इस कुटिल भअ्भिप्राय से डर | चार 
ग्राने का भ्रश्न छोड़ कर दस रुपये का भोजन करे, झौर साधु बनना चाहे ? शान्ति का उपासक बनना 
चाहे ? यह कंसे सम्भव है ? यदि भ्रन्तरज्भ स्वाद का बहुमान है, तो क्‍यों इस धूल में स्वाद खोजता हुआ्ा 
झपने को ठग रहा है ? किसी का कुछ न जायेगा, तेरा ही तो सर्वेस्व लुट जायेगा। श्ररे ! अपने ऊपर 
स्वयं प्रहार करते हुए क्‍यों तुमे भय नहीं भश्राता ? यह देख उस ओर, पड़दे की श्रोट में, कौन खड़ी मुस्करा 
रही है ? मानों तेरी खिलली उड़ा रही है। “चला है साधु बनने। मुझे जीतने । पता नहीं मेरा नाम 
माया है। जिसने सब जग खाया है। भरे ! तुझ बेचारे में कहां सामर्थ्यं, कि मेरी ओर आ्रांख उठा कर 
भी देख सके । रद्धू कहीं का ।” प्रशंसा के शब्द सुनाई देते हैं, पर इन शब्दों को नहीं सुनता ? भूल गया 
अपने पराक्रम को । उठ । जाग | गजना कर। मुझे शान्ति चाहिये और कुछ नहीं । में निंदा की प्रवाह 
करतो नहीं । मुझे स्वाद की प्रवाह है नहीं। मेरी शान्ति को घातने वाली कोई भी शक्ति भेरे सामने भ्राज 
ब्राये मुझे परवाह नहीं । भ्रौर फिर देख कहां जाती है यह कुटिला माया,भौर कहां जाती है इसकी हंसी ? 


और इस प्रकार के श्रनेकों विचारों द्वारा अन्तरज्भु के उस सक्ष्म ग्रभिप्राय को काट 
फेंकता है वह योगी, तथा परम धाम, शान्ति धाम को प्राप्त कर बन जाता है वह, जिसका लक्ष्य लेकर 
कि चला था । उत्डृष्ट रूप से न सही, पर कया ग्रॉंशिक रूप से भी में अपने लौकिक व धाभिक जोवन में 
झ्राने वाली इस माया को, इन विचारों के द्वारा क्षति नहीं पहुँचा सकता ? इसमें मेरा ही तो हित है, 
गुरुदेव का तो नहीं । | 


ओह 
३ 
कँः न अं र 
नेक 


नै 
33 
न 
मै 


५ 

न 
0839 
002५ 0 


क्‍ अप 


३६ 
“«5 उत्तम शोच :--- 


दिलांक ९१६ अक्तूबर १६४५६ 


प्रवचन सं० ६6 


१--सच्चा शौच अम्तर मल शोधन, २--गह्ना तीर्थ की सा्थंकता, ३--गृहस्थ दशा में लोभ की प्रधानता 
व क्रम, ४--भार्मिक छ्ेत्र में लोभ की प्रधानता व लोकेषणा, ४--यथा योग्य नमस्कारादिं क्रियाओं के 
नियम की साथकता । 


१ सच्चा शौच अम्तर साम्य रस पूर्ण पावन गझ्भा में स्नान करके परम पावनता को प्राप्त हे परम पावन 
मल शोषन गुरुदेव ! मुझे भी पावनता प्रदान कीजिये। ग्राज तक पावन अपावन के विवेक हीस 
बना, अ्रज्ञान वश भोग सामग्री रूप विष्टा में हाथ डाल डालकर बालक वत्‌ निलंज्ज सा मैं, इस विष्टा 
को चाटता रहा, इसमें से स्वाद लेता रहा इस ही में श्रपना हित व कल्याण खोजता रहा, आज श्रापकी 
शरण में भ्रा जाने पर, ग्रपने वास्तविक स्वाद का भान हो जाने पर भी, श्रपने श्रशुचि हाथ व मुह 
धोकर, यदि शुचिता उत्पन्न न करू, श्रापके जीवन में प्रवाहित इस साम्य रस गद्भा में स्तान करके 
पवित्र न बनू , तो कब बनू गा ? सदा हो विष्टा का कीड़ा बना रहूँगा। उत्तम शौच धरम का प्रकरण है । 


“शरीर व इन्द्रिय भोग सम्बन्धी धनादि जड़ पदार्थ व पृत्र मित्रादि चेतन पदार्थ इन तथा 
प्रन्य सर्व पदार्थों, यहां तक कि परमाणु मात्र को भी, में श्रपने काम में ले आऊं, उसमें से स्वाद ले लू', 
उसे बुलालू , उसे भेज दू , उसे मिलालू या बिछोड़ हू, उसे बनादू या बिगाड़ दू ।” इस प्रकार की 
प्रहड्धु।र बुद्धि अशुचि है, प्रपवित्रता है। “यह सर्व पदार्थ मेरे इष्ट हैं या अनिष्ट है, मेरे लिए उपयोगी है 
कि भ्रनुपयोगी हैं। मेरे लिए हित रूप हैं कि भ्रहित रूप हैं।” इस प्रकार की रागद्व षात्मक कल्पनायें 
ही वह प्रशुचि है, जिसको धोने की सुध ही भ्राज तक भ्राप्त नहीं हुई। निज महिमा की अवहेलना 
करता हुआ, सदा उनकी महिमा गाता आया हूं। महा श्रशुचि बना हुआ चलते-चलते, भटकते-भटकते न 
जाने किस सौभाग्य से प्राज इस साम्य रस गड्भा का पवित्र तीर मिला है। भगवन ! एक डुबकी लगा 
लेने की श्राज्ञा दीजिये | है 


ऐसी डुबकी कि फिर बाहर निकलने की ब्रावश्यकता ही न पड़े। उस नमक की भांति 
कि जिसे सागर की थाह लाने के लिये डोरे से बांध कर लटकाया गया हो । कुछ देर पश्चात डोरा 


देह उत्तने कौच 0 श्ष्५्‌ द २ गंगा तीर्थ की सार्थकता 


खींच कर यदि उसले पूछें कि फिलमा गहरा है यह शायर, तो अरहां कौन होगा जो इस बाल का उत्तर 
देगा डोरा तो खाली ही पड़ा है । ममक की डाली घुल चुकी उसी समुद्र की थाह में। लेने. गई शी 
उस सागर की थाह और घुल गई उसके साथ । उसी प्रकार निज महिला के प्रति अहुमान पूर्णक, अग्त रंग 
में उछलते उस शान्त महासागर में एक बार डुबकी लगा कर लेने जाग्रे उसकी थाह, तो कौन रह 
जायेगा जो बाहर आझाकर तुमे बताये कि यह शान्ति इतनी महिमावान है। स्वयं ही लय हो जायेगा 
उसमें । साम्यता, सरलता, वीतशागता, स्वतन्त्रता, शान्ति, सौन्दर्य व ग्रान्तरिक मॉहिया, सब उसी गंगा 
के , उसी महा सागर के, भिन्न भिन्न नाम हैं। इसमें स्मास करने से वास्तविक पवित्रता श्राती है। वह 
पविश्वता जो अक्षय है ध्र्‌व है। 


आान्तरिक मेल को धोना वास्तविक पवित्रता है। तैरी निज की पवित्नता है। शरीर 
की पवित्रता तेरी पवित्रता नहीं | वह भूठी हैं। इसको धोने से, मल मल कर स्नान कराने से, तेरा शौच 
नहीं । स्वयं उसका भी झौच नहीं, तेरा तो कहां से हो । क्योंकि अ्रथाहु सागर के जल से धोकर भी क्या 
हसे पवित्र किया जाता सम्भव है ? हरिद्वार में बहने वाली पवित्र गुड) की धार में इसे महीनों तक 
डुबाये रखने से भी क्या इसकी पवित्रता सम्भव है ? हो भी कैसे ? विष्टा का भरा घड़ा क्‍या ऊपर से 
घोने से पवित्र हो सकता है ? बढ़िया से बढ़िया साबुन मलिये, पर इसमें शुचिता श्रानी अ्रसम्भव है। 
यदि गद्भा जल में स्नान करने अथवा साबुन रगड़ने मात्र से इसकी पवित्रता स्वीकार करते हो तो, 
ज़रा इतना तो बताश्रो कि जब स्नान करने के पश्चात्‌ यह पवित्र हो चुके, तब यदि में एक लौटा गड्ा 
जल का डाल दूं इस पर श्र उस जल को एक थाल में रोक लू, तो क्‍या उस जल को श्राप पीने 
के लिये तैयार हो जायेंगे ? भ्ौर उसी प्रकार उस पवित्र शरीर पर दुबारा लगाये गये साबुन के फाग 
क्या अपने शरीर पर पोतने को तेयार हो जाभोगे ? नहीं ! तो कंसे कह सकते हो कि गड्धा में स्नान 
करने से मैं पवित्र ही गया । मेरा शरीर पवित्र हो गया । 


२ गंगा तीथ की. परन्तु एक ऐसा भी उपाय है कि हरिद्वार की गड्ढा में स्नान करने से यथार्थ पवित्रता 

साथंकताा प्राप्त हो जाये। वह पवित्रता जो भ्रन्तरड् मल को, राग द्वेष कषायों को, लोभ को 
धो डाले | श्रौर जिसके कारण बाहर का यह शरीर भी पवित्र हो जाये। इतना पवित्र कि तब इस पर 
डाला हुआ पानी आप पीना अपना सौभाग्य समभने लगें। उसे मस्तक पर चढ़ाने को श्राप धन्य 
मानने लगें। वह मार्ग निहित है उस लक्ष्य में, जो कदाचित्‌ सुझे श्रर्थात्‌ मेरे उपयोग को ले जाये बढ, 
जहां से यह गड्भा निकल रही है, और जिसके कारण इसे पवित्र माना जा रहा है, तीर्थ माना जा रहा 
हैं। इसका जल सड़ता नहीं, इसलिये पवित्र नहीं है। बल्कि इसलिये पवित्र है कि उस स्थान से चली 
ग्रा रही है, जहां कि इस युग के प्रादि ब्रह्मा श्री ऋषभ देव ने स्वयं यथार्थ शौच या प्रान्तरिक स्नान 
किया था। भ्र्थात्‌ जहां बेठ कर तपर्चरण द्वारा उस महा योगी ने भ्रन्तर के रागद्व ष प्रवर्धक लोभ का 
झंहार किया था | हिमालय की ऊँची २ चोटियों से गिरती, पत्थरों से टकरातो, कल कल नाद करती, 
अकेकों छोटे बड़े नालों में से प्रयाहित होती हुई, हरिद्वार में यहू एक धार बन जाती है। यह मुझे उस 
परम प्राकत योगेश्वर के शुति जीवन की गश्राद दिलाती है, जिससे केलाश पर सारा आन्तरिक मल 
धोकर इसी ग़द्भा में बहा दिया था। और इस प्रकार अपते जीवन में पूर्ण शान्ति उत्पन्न करके जिस 
प्ादि बढ्मा प्रा शिव ने भ्रादश शार्सन्‍्त गज का जीवन में प्वतरणशा किया था । य्रदि उस प6्ित्र जीवन 


 इह उत्तम शौच. - २०८६ ३ गृहस्थ दशा मैं भी लोभ की प्रधानता वे पंरेक्रेम 


.... की याद करके, मे भी अन्तर मल शोधन के प्रति प्रवृत्ति कर", भौर भन्तरज्भ श्रशुत्ति को उस महान 


योगी बत्‌ धो डालू, तब ही गड्भा का स्नान, वास्तविक स्नान कहलाया जा सकता है। इस शरीर मात्र 
को धोने से पापों का शमन होना भ्रसम्भव है। अन्तर उपयोग को शान्ति स्रोत में डुबा देने से, सर्वे 
पापों के बाप लोभ-का शमन होता है| 


भ्रौर इस प्रकार का उत्तम स्नान करते हैं वह परम दिगम्बर वीतराग योगेदबर, जिनकी 
कि यह बात चलती है । इस उत्तम शौच से उनका श्रन्तर मल धुल जाने के कारण, उनका शरीर भी 
पवित्र हो जाता है। इतना पवित्र कि इसके स्नान का जल मेरे लिये चरणामृत है। जिसका पीता था 
मेस्तक पर चढ़ाना मैं अपना सौभाग्य समभता हूँ। बाहर से भश्रत्यन्त मलीन, वर्षों से स्नान रहित व 
दन्‍्त मन्‍्जन रहित हुये, इस शरीर में भी इतनी छुचिता श्रा जाती है-उस उत्तम स्नान से-प्रर्थात लो 
शोधन से । । 


३ गृहस्थ दशा में यहां सर्व कषायों में लोभ ही प्रधान बताया जा रहा है। लोक में भो लोभ को पाप का 
भी लोभ की बाप बताया जाता है। भौर यह कहना सत्य भी है। क्योंकि देखिये तो इस लोभ का 
प्रधानता ब॒प्राबल्य, जिसके कारण कि ब्राह्मण पुत्र ने सब विवेक को तिलाञ्जली दे दी, कुल 
पराक्रम मर्यादा छोड़ दी, और वेश्या के हाथ से रोटी का हुकड़ा मुह में लेकर खा गया, भौर 

साथ में कुछ तमाचे भी । और इस प्रकार समभ गया वह उपरोक्त लोकोक्ति की सत्यता। तुझ को वैसा 

भी करने की झ्रावश्यकता नहीं । अपने जीवन को पढ़ना मात्र ही पर्याप्त है। बता तो सही चेतन ! कि 
यह सुबह से शाम तक को भाग दौड़, कल कलाहट, बेचेनी व चिताश्रों का मूल क्‍या है ? यदि धन के 
प्रति लोभ न होता, यदि ग्रावश्यकतायें अधिक न होतीं, यदि समन्‍्तोष को पाना होता, धन संचय का 
परिमाण कर लिया होता, तो क्या आवश्यकता थी इतनी कल कलाहट की व भाग दौड़ की, और क्या 
प्रावश्यकता थी चिन्तित होने की ? यह लोभ के श्राश्चित रहने वाली कोई लालसा विशेष ही तो है, 
जो कि इस निस्सार धन की ओर तुभको इस बुरी तरह खींचे लिये जा रही है, कि तुझे स्वयं को भी 
पता नहीं कि कितना कमा चुका है, कितना कमाना है, कब तक कमाना है, और कितना साथ ले 
जाना है ? इस लालसा के आधीन होकर जितना कुछ श्राज तक सञ्चय किया है, क्या कभी उस सर्व 
पर एक हृष्टि डाल कर देखते तक का भी अ्रवकाश मिला है तुझे? अरे ! इतनी कल कल अपने 


परिश्रम का फल, वह जो कि तुभ को श्रत्यन्त प्रिय है देखने तक की सुध नहीं, भोगने की तो 
बात कया ! 


मुहम्मद गज़्नवी की बात तो याद होगी। सात बार सोमनाथ पर भ्राक्रमण किया | 
सारा जीवन लूटमार में खोया । हाय सम्पदा ! हाय सम्पदा ! के अतिरिक्त जिसे कुछ न सूभा । खूब 
धन इब्द्ठा किया | परन्तु क्या उस दिन को टाल सका जो हम सबको ढंढोरा पीट पीट कर सावधान 
किया करता है, कि भाई ! में भ्रा रहा हूँ । कुछ तैयारी कर लेना चलने की । कुछ बांध लेना मार्ग के 
लिये। सम्भवतः झागे चल कर भूख लग जाये। परन्तु इस लालसा की हाथ हाथ में कौन सुने उसकी 
पुकार। भौर उसके भ्राने पर रोना झौर भींकना, प्रनुतय विनय करना। भाई ! दो दिन की मोहलत 
दे दो किसी प्रकार, कुछ थोड़ा बहुत बना लू गा, भ्रब तक तो बिल्कुल खाली हाथ बैठा है। भूखा मरना 
पड़ेगा भ्रागे जाकर, दया करो । उस समय पाती है बुद्धि कि क्या किया है भ्राज तक और क्या करना 


. ३६ उत्तम शौच .. . .. २८७ ३ गृहस्थ दछ्षा में भी लोभ की प्रधानता व पराक्रम 


चाहिये था। पर अब पछताये होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत । बहु विन मोहलत देना जानता ही 
नहीं । प्रन्तिम समय गज़नवी बिस्तर पर अन्तिम श्वास ले रहा है। सारा जोवन मानों बड़ी तेज़ी से 
घूम रहा है, उसके हृदय पट पर । बेहाल व बेचेन । कौन है इस सारे विश्व में जिसको सहायता के लिए 
पुकाल 


धन के भ्रतिरिक्त, और है ही क्‍या यहां ? लाझो सारा धन, मेरी श्रांखों के सामने हेर 
लगा दो। भ्राज में रोना चाहता हूँ जी भर कर । श्रपने लिये नहीं दूसरों के लिये, कि भरी भूली दुनिया ! 
देख ले मेरी हालत, भौर कुछ पाठ ग्रहण कर इससे । मुट्ठी बांध कर भाया था खाली हाथ जा रहा हैं । 
इस दिन पर विश्वास न श्राता था । सुना करता था, पर हंस देता था। मैंने तो भूल की। पर झ्ाप भ्रूल 
सुधार लो । इस दुष्ट लोभ से भ्रपना पीछा छुड़ायें श्रौर जीवन में ही कुछ पवित्र व्यञज्जन बना कर तैयार 
कर लें । ताकि इस दिन रोना न पड़े तुम्हें । 


देखिये इस लोभ की सामथ्यं, कि जिसके श्राधीन ही में न्याय अन्याय से नहीं डरता । 
बड़े से बड़ा अ्रनर्थ करता भी नहीं हिचकिचाता । इतना ही नहीं प्रन्याय करके उसे न्याय सिद्ध करने का 
प्रयत्न करता हूँ । “श्रजी में तो ग्रहस्थी हूँ, भूठ बोले बिना या सरकारी टेक्स मारे बिना, या ब्लेक किये 
बिना, या अ्रधिकार से श्रधिक काम किये बिना कंसे चल सकता है मेरा ? मैं कोई साधु थोड़े ही हूं। 
ग्राप तो बहुत ऊ ची बातें कहते हैं। भला इस काल में ऐसी बातें कैसे पल सकती हैं? न्याय पर बेठ 
रहें तो भूले मरें ।” इत्यादि अनेकों बातें । परन्तु प्रभो ! करता रह भ्रन्याय। कोई रोकता नहीं तुमे । 
तेरी मर्जी जो चाहे कर। ग्रुरवर तो केवल तुके उस दिन की याद दिला रहे हैं। इस जोबन के लिए 
इतना किये बिना नहीं सरता । उस जीवन की शोर भ तो देख। वह भी तो तेरा ही जीवन है किसी 
भ्रौर का नहीं। वहां के लिए बिना किये कैसे चलेगा ? न्याय पर बंठे रहने से भ्रूखा मरना पड़ेगा”, यह 
तो केवल उस लालसा का पोषण करने का बहाना है। क्‍या सनन्‍्तोषी जीवित नहीं रहते ? इतनी बात 
अवश्य है कि सन्‍्तोष श्राने पर लालसा के प्राण समाप्त हो जाते हैं, और तू लालसा को जीवित देखना 
चाहता है। तेरे भूखा मरने का प्रश्न नहीं है। हाँ लाज्लसा के भूखा मरने का प्रइन अ्रवश्य है। परम 
बीतर।गी थुचिता की तो बात नहीं, इतनी शुचिता तो धारण कर ही सकता है। कुछ तो इस लोभ को 
या लालसा को दबाने का प्रयत्न कर सकता है| ब्लेक मार्केट से हाथ खेंच । 


देखिये इस लोभ का पराक्रम कि जिसकी पूर्ति के लिये भ्रनेकों प्रकार के छल कपट भ्रादि 
की प्रवृति रूप मामा को पोषण मिलता है । जिसकी किचित्‌ पूति हो जाने पर मान को पोषण मिलता 
है । तथा जिसकी पूर्ति में किचित्‌ बाधा श्रा जाने पर क्रोध को पोषण मिलता है। भ्रर्थात्‌ शेष तीनों 
कंषायों को बल देने वाला यही तो है। यदि यह दुष्ट न हो, तो न है आवश्यकता मायाचारी की, न 
रहता है भ्रवकाश मान व क्रोध को | क्रोध कषाय तो स्थूल है। बाहर में प्रत्यक्ष हो जाती है। परन्तु 
यह छिपा २ भन्‍्तरजु में कुछ काम करता रहता है। भौर शेष तीनों की डोर हिलाता रहता है। इसके 
जीवन पर ही सर्व कषायों का जीवन है। भौर इसकी मृत्यु पर सर्व कषायों की पृत्यु । भ्रौर इसलिए 
गरद्मपि सर्व कषाय व भच्तर दोषों का शोधन करना शौच है। परन्तु सबका स्वामी होने के कारण एक 
इसके शोधन को ही शौच कहा जा रहा है। द्वाथी के पांव में सबका पांब। क्‍ 


रह उसमें शक... रषंघधः. ४ धॉमिक क्षेत्र में लोभ की प्रधानता 4 लोकेंघजा 


४ धार्मिक क्षेत्र में, यहें तो हुई गृहस्थ दशा में धन सम्बन्धी स्थुल लोभ शोधन की प्रेरणा | भ्रब चलती है 
लोभ को म्धानता धामिक क्षेत्र में प्रगट होने वाली, पहले भी शनेकों बार हृष्टि में लाई गई लोकेषशा शर्थात्‌ 
वे लॉकेक्शा. ख्याति संम्बन्धी सूक्ष्म लोभ शोधन की बात । जो सम्भंवतः धन सम्बन्धी लोभ से भी 

भ्रधिक भयानक है| जघन्य से उत्त्ृष्ट पर्यन्त सर्व भ्रूमिकाओ्रों में स्थित शान्ति के उपासक धर्मी जोबों को 
पद पद पर इसके प्रति सावधानी वर्तने की ग्रधिकाधिक ग्रावश्यकता है। क्योंकि जब तक इसका किचित्‌ 
भी संस्कार बीज रूप से भ्रन्तरज् में पड़ा है । यह दुष्ट श्रंकुरित हुए बिना नहीं रहता। सन्‍्यासी की 
ऊंची से ऊची दशा तक भी इसमें ब्रंकुर फूट ही पड़ता है। तनिक सी सावधानी वतेने पर, दीबार 
पर लगे हुए पीपल के भ्रंकुर वतू, यह कुछ ही समय में एक मोटा बृक्ष बन जाता है। जो सारें मकात 
को खिला देंता हैं। फिर बिना सम्पूर्ण मकान गिराये उसका निमु लन अ्रसम्भव हो जाता है। प्रर्थात्‌ 
संवर प्रकरण में बताये गयें तथा जीवन में उतारे गये, सारे किये कराये को खण्ड खण्ड कर देता है। 


४ यथा योग्य शान्ति के इस सरल मार्ग पर बराबर कुछ पथिक चले ग्रा रहे हैं। कुछ तेज़ी से भौर 
नमस्कार आदि कुछ धीमे। कुछ श्ागे और कुछ पीछे। बहुत कुछ भ्रागे निकल चुके हैं। मानों क्षितिज 
क्रियाओं की (077507॥) को भी पार कर गये हैं। जिन पर झ्राज मेरी हृष्टि भी नहीं पड़ती । और 
साथंकका. कुछ मेरे निकट्ट में ही थोड़ा भ्रागे बढ़े चले जा रहे हैं। भ्रपरिचित मार्ग में चलने 

वाले इन पथिकों को स्वाभाविक रूप में ही अपने से श्रागे वाले के प्रति कुछ बहुमान सा जागृत हो जाता 
है। जो अकृत्रिम होता है। किसी की प्रेरणा से नहीं बल्कि स्वयं झ्रागे बढ़ने की जिज्ञासा में से अंकुरित 
हुए इस बहुमान वश, वह अपने से श्रागे वाले उस पथिक को डरते डरते पुकार ही उठता है। कि प्रभो ! 
तनिक ठहर जाओ्ों | मेरा भी हाथ पकड़ कर तनिक सहारा दे दो। पर उस बेचारे को यह क्या पता, 
कि उस भागे वाले की भी ठीक यही दशा है। वह अपने भ्रागे वाले को श्रपना हाथ पकड़ने के लिए 
प्राथंना कर रहा है। और वह तीसरा झगले चौथे को प्रत्येक की पुकार में उसका अपना स्वार्थ छिपा 
है। जिसके कारण कि उसको यह भी विचारने का भ्रवकाश नहीं, कि यदि उसकी प्रार्थना को सुनकर 
यह ग्रागे वाला रुक जाये, या उसका हाथ पकड़ने के लिये पीछे छुड़कर देखने लगे, तो कितना बड़ा 
अ्रनिष्ट हो जायेगा । इससे आगे वाला सम्भवतः इतनी ही देर में इतना श्रागे निकल जाये, कि फिर वह 
हैष्टि में भी न झ्राये | भ्रथवा पीछे को देखते हुए श्ौर श्रागे चलते हुए उसको कोई ऐसी ठोकर लग जाये, 
कि नीचे गिर कर उसका सर ही फट जाये । 


क्‍ पीछे व श्रागे वाले दोनों पथिकों को अपनी अपनी क्रिया का फल मिलता है। पीछे वाले 
की क्रिया या पुकार का फल भागे वाले को नहीं मिल सकता। प्रतः यद्यपि इसकी पुकार स्वयं उसके 
लिये तो भ्रत्यन्त हितकर है, पर आगे वाले के लिये वह अ्रहित रूप बननी सम्भव है। वह झागे वाला 
अपनी भ्रल्प शक्ति को देखते हुए यदि ग्रपनी रक्षा के लिए स्वयं पीछे मुड़कर न देखे तो उसे कोई बाधा 
नहीं पड़ सकती, परन्तु यदि कदाचित्‌ किसी भी अ्रावेश में पीछे मुड़कर देख ले तो ? प्रश्न ही ज्ञाने कि 
क्‍या हो ? उसका सब किया कराया मिट्टी में मिल जाये | ठीक है कि भागे जाकर शक्ति बढ़ जाने पर 
उसमें इतनी हढ़ता ग्रा जाती है, कि बड़े से बड़े प्रशोभभ की भर भी वह हृष्िट उठाकर नहीं देखता । 
परन्तु झल्प अवस्था में उसे भ्रवश्य सावधानी रख कर चलना होता है। पीछे वाले का कतंव्य है कि अपने 
लिये न सही, पर श्रागे वाले के हित के लिये बहू उसकी आवश्यकता से भ्रधिक पुकार पुकार कर उसे 


त्ँ 


पीछे मुड़ने पर बाध्य करने का प्रयेत्न॑ न करें | 


.. शै६उश्म शौच. २८६ यथा योग्य नमस्कारादि क्रियाओं की सार्थकता 
ही _ यह तो केवल हृष्टान्त हुआ, इसका तात्पर्य इस उत्तम शौच के मार्ग में आने वाली ख्याति 
की भावनाप्रों का प्रशंमन करना है। उत्कृष्ट बल को. प्राप्त साक्षात्‌ गुरुओं के अभाव के कारण भ्राज 
स्वभावतः ही शान्ति के जिज्ञासु भव्य जनों का बहुमान, 'हंष्टि में प्राने वाले उन तुच्छ जीवों की ओर 
बह निकलता है, जिसके जीवन में शुरु प्रसाद से किचित्‌ भी. चिन्ह उस शान्ति, या पवित्रता, या शुचिता 
के उत्पन्न हो गये हैं। उस बहुमान वश उस पुच्छ जीव के प्रति उसके द्वारा नमस्कार-प्रादि कुछ ऐसी 
क्रियायें प्रगट हो जाती हैं, जो श्रधिक शक्तिशॉलियों व ऊंची भ्रूमिकाओं में स्थित जीवों के ही योग्य 
थीं। यद्यपि उनका यह बहुमान कृत्रिम नहीं, भौर न ही किसी की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ है। स्वयं उसके 
लिये वह हितकारी भी है । परन्तु उसे क्या पता, कि इन क्रियाग्रों से उस छोटे से जीव का कितना बड़ा 
श्रहित हो रहा है। लोकेषणा के प्रंकुर का सींचन हो रहा है। यद्यपि किसी के ऊपर यह नियम लादा 
नहीं जा सकता, कि देखो जी भ्रमुक व्यक्ति के प्रति बहुमान उत्पन्न न करना, या नमस्कारादि न करना। 
परन्तु स्व पर के उपकारार्थ उनसे यथा योग्य करने की प्रार्थना भ्रवश्य की जा सकती है। और यह बात 
उसे समभझाई भी जा सकती है। कि भले ही तेरा बहुमान व विनय सच्चा है, तेरे लिए हितकारी है, 
पर इस भागे वाले के लिए किचित्‌ भ्रहितकारी है। इसकी शक्ति अ्रभी तक इतनी नहीं है, कि इन 
क्रियाश्रों को देख कर उसमें लोकेषणा उत्पन्न न हो। भ्रत: अपने लिये न सही पर इसे श्रागे वाले के लिए 
तू इन क्रियाओ्रों में कुछ कमी कर दे । इतनी कि तेरा काम भी चल जाये भ्रौर इसके काम में भी बाधा 
ने पड़े। श्रौर इसलिये गुरु देवों ने नमस्कारादि क्रियाओ्रों संम्बन्धी कुछ निर्मम बैना दिये, कि साध को 
साष्टांग नमस्कार के द्वारा, उत्कृष्ट श्रावक के चरण स्पर्श के द्वारा, तथा जर्घन्य व मध्यम श्रावक को 
यथा योग्य अ्रंजुलि करण के द्वारा ही अपने अपने बेहुमान का अ्रदर्शन करनों योग्य है। ऊथे के योग्य 
नमस्कार नीचे के प्रति करना योग्य नहीं । 


इस श्रकार आन्तरिक ख्याति की महिमा जागृत करके धन सम्बन्धी व ख्याति सम्बन्धी 
लोभ का दमन करने बाला बह महा पराक्रमी योगी ही उत्तम शौच करता है, उत्तम स्नान करता है । 
शान्ति गज़ा में स्तान करता हुआ उसके साथ तन्‍्मय ही जाता है, ऐसा कि फिर यह शान्ति श्ज््न 
होने पावे । पविन्न हो जाता है इतना कि फिर उसमें भ्रपवित्रता प्राने न पावे। उनके जीवन को आादर्श 
बना कर चलने वाले भो पथिक ! तू भी यथा शक्ति स्नान करके किचित्‌ शुचिता या निर्लॉभता उत्पन्न कर । 





३५१ 
>> उत्तम सत्य 


दिनाक २० अक्तूबर १६५६ 


प्रवचन नं० ३७ 


१-सत्य में भ्रमिप्राय को मुख्यता, पारमार्थिक सत्य पर पदार्थों में कर्तव्य का भ्रभाव,. १--द्वित मित वचन 
ही सत्य है, ४--दश प्रकार सत्य, ५-शारीरिक क्रियाओं में सत्यासत्य विवेक । 


१ सत्य में भ्रिप्राय १र पदार्थों के प्रति प्रहक्कार बुद्धि रूप असत्य संस्कारों के विजेता हे सत्य स्वरूप प्रभु 
की गुख्यता मुभको भी सत्य जीवन प्रदान करे । आ्राज उत्तम सत्य धर्म की बात चलती है। सत्य 
किसे कहते हैं व प्रसत्य किसे, इस बात का निरांय किये बिना, “जैसा देखा सुना गया हो, वैसा का वैसा 
कह देना' लोक में सरय कहा जाता है। परन्तु यहां उत्तम सत्य की बात है साधारण सत्य की नहीं । 
उत्तम सत्य, जिसकी परीक्षा करने की कसौटी शान्ति है, सव॑ जीव हित है। जैसा कि पूर्व प्ररूपित सर्वे 
संयम सम्बन्धी श्रथवा अन्य कोई भी क्रियाश्रों सम्बन्धी प्रकरणों में सर्वत्र एक अभिप्राय की मुख्यता 
दर्शाई गई है, उसी प्रकार यहां भी प्रभिप्राय की मुख्यता है। सत्य ग्रसत्य का निरंय अभिप्राय पर से 
किया जा सकता है । स्व पर हित का अभिप्राय रख कर की जाने वाली क्रिया सत्य है, श्रौर स्व पर 
अहितकारी प्रभिप्राय रखते हुए या हिताहित का विवेक किये बिना ही की जाने वाली क्रिया भ्रसत्य है । 


वचन में ही सत्य या असत्य लागू होता हो, ऐसा भी नहीं है। मानसिक विकल्पों में, 
बच्नों में, व शारीरिक क्रियाश्रों में, इन तीनों में ही सत्य व असत्य का विवेक ज्ञानी जन रखते हैं? 
लोक में तो केवल वचन सम्बन्धी सत्य की ही बात चलती है, श्रोर यहां तो तीनों सम्बन्धी सत्य की 
बात है। मानसिक विकल्प में किसी के प्रति हित की भावना प्रगट होना, सत्य मानसिक क्रिया है । 
भौर भ्रहित को भावना भ्रथवा हिताहित के विवेक शून्य भावना प्रगट होना भ्रसत्य मानसिक क्रिया है । 
अपने या अन्य के हित का प्रभिप्राय शऔर मानसिक विकल्प पूर्वक बोला जाने वाला वचन लौकिक रूप 
से भ्रसत्य होते हुए भी सत्य है। और अपने या श्रन्य के श्रहित का अभिप्राय और मानसिक विकल्प 
पूवेक बोला जाने वाला वचन लौकिंक रूप से सत्य होते हुए भी असत्य है। इसके अतिरिक्त स्व पर 
हितकारी भी वचन यदि कट्ठु है, तो दुखदायक होने के कारण असत्य है। प्रतः हित रूप तथा मिष्ट बचन 
बोलन। ही सत्य व्राचसिक क्रिया है। स्व व पर के हित का ग्रभिप्राय श्रौर मनो विकल्प सहित की जाने 
बाली शारीरिक क्रिया सत्य शारीरिक क्रिया है। और स्व पर के भ्रहित का अभिप्राय और मनो विकल्प 
सहित की जाते वाली शारीरिक क्रिया श्रसत्य शारीरिक क्रिया है। 


इ७ उसम सरथे.' क्‍ २९१ २ पारमाधिक सत्य पर पदार्थों में कत॑व्य का प्रभाव 


श्रव इन तीनों क्रियाओों सम्बन्धी कुछ उदाहरण सुनिये, जिन पर से कि उपरोक्त सर्वे 
कथन का तात्पर्य समझ में भा जाये । 


पहले श्रभिष्राय की सत्यता पर विचारिये, तीनों का स्वामी यह प्रभिप्राय ही है। 
भ्रभिप्राय में पारमाथिक सत्य श्रा जाने पर तीनों क्रियायें स्वत: एवं सत्य हो जायेंगी। अभिप्राय की 
झसत्यता के कारण ही मेरे जीवत में क्रोधादि कषायों का, राग द्वेंष का व चिस्ताश्रों का प्रवेश हो जाता 
है । प्रत: स्व पर भेद विज्ञान हुए बिना वास्तव में अ्रभिष्राय में पारमाथिक सत्य आना अ्रसम्भव है । 
'शरीर धनादि व कुटुम्बादि का उपकार या अ्रपकार मैं कर सकता हैँ, या इनके द्वारा मेरा उपकार या 
ग्रपकार हो सकता हैं।! ऐसा निश्चय बने रहना पारमाथिक शअ्रसत्य है। क्‍योंकि वस्तु का स्वरूप ऐसा हैं 
ही नहीं । वस्तु तो स्वतन्त्र है स्वयं श्रपना कार्य करने में समर्थ । वस्तु की स्वतन्त्रता का निर्णय न होंनें 
के कारण ही मेरे मन में यह विकल्प उठा करते हैं कि, कुटुम्ब का पोषण मैं न करू' तो कंसे हो भ्र्थात्‌ 
इस द्वेषी व शत्रु का विरोध न करू तो कंसे हो ? इस विकल्प में से अंकुरित हो उठता है एक दूसरा 
विकल्प, यह कि धन न कमाऊं तो कुटुम्बादि का पोषण कैसे हो? और इसके आधार 7र हो रही है 
ग्राज की सव॑ वाचसिक व शारीरिक क्रियायें, जिनके कारण मेरा जीवन चिन्ताप्नों में जला जा 


रहा है | 


२ पारमार्थिक सत्य पर पदार्थ मेरे प्राधीन व्तने चाहिये, ऐसा अभिप्राय रखते हुए भी, मजे क्री बात.यह.है 
पर पदार्थों में कि जब अपने सम्बन्ध में सोचने बेठता हूं तो-“कुटुम्बादि के बिना मेरा केसे गुज़ारा हो 
कतव्य का श्रभाव इनके बिना कौन मेरी सेवा करे, यह न श्राता तो मुझे! क्रोध न होता।” इस प्रकार के 

विचारों द्वारा अपने को दूसरों के श्राधीान॒ बना डालता हूं। में दूसरों का काम करू, श्र दूसरे मेरा . 
काम करें। दूसरे मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते शौर में दूसरों के बिना कुछ नहीं कर सकता। भ्रर्थात्‌ 
दूसरे मेरे भ्राधीन हैं भर में दूसरों के श्राधीन हूँ। इस प्रकार भ्रपने व दूसरों को परतन्त्र बना कर 
स्वतन्त्रता का व्यापार कैसे किया जा सकता है ? शान्ति कंसे प्राप्त की जा सकती है? विकल्प कंसे रोके 
जा सकते हैं ? क्योंकि जो तू करने की इच्छा करता है, वह करना तो तेरे आधीन नहीं है। स्वतन्त्र रूप 
से कभी स्वतः ही तेरी इच्छा के अनुकूल हो जाता है और कभी प्रतिकुल। श्रनुकूल हो जाने पर “यह 
मैंने किया” इस प्रकार का मान, श्र प्रतिकूल हो जाने पर “यह ऐसा क्यों न हुआ ?? इस प्रकार का 
क्रोध । इस प्रकार बीत रहा है मेरा जीवन बिल्कुल गाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते वत्‌, जो स्वतः चलती 
गाड़ी को समझ रहा है कि मेरे बल पर चल रही है। श्रौर स्वतः गाड़ी के ठहरने पर क्रोध के मारे 
भौंकने लगता है। इसके विपरीत भ्रपना कार्य करने में में भ्रसमर्थ हूँ भ्र्थात्‌ निज का कार्य उपरोक्त 
विकल्पों से हुट कर निविकल्प व शान्त हो जाने का कार्य, बह में करता नहीं हूं। दूसरा कोई निमित्त 
झ्ाये तो मेरा काये करे । ऐसा श्रभिप्राय रखता हुआ पुरुषार्थ हीन बना हुआ हूं। शान्ति कंसे मिले ? 


. जो कुछ में कर नहीं सकता, श्रर्थात्‌ दूसरे का काये वह करने को तो में पुरुषार्थे मानता 
हैं। भझौर जो कर सकता हूँ,ग्र्थात्‌ शान्ति में स्थिति, उसको मैं प्रकर्मण्यता कहता है । वास्तव में पुरुषार्थ 
का यह स्वरूप है ही नहीं | इस भ्रसत्य अ्भिष्राय के कारण पर में कुछ करने का पुृरुषार्थ करते हुए, 
पर में तो कुछ कर नहीं पाता हाँ झपने में ही कुछ विकल्प या चिन्तायें प्रवश्य कर लेता है। इस पुरुषार्थ 


हा हीज़ता को छोड़ क्र सत्य भप्रभ्निप्राम्र प्रयट करे, तो पुरुषार्थ का इलाझो “पर” से हुह कर स्व पर प्रा 


(5 
जाये 


*. जाये। सब विकल्प मिट जायें। शान्ति मिल जाये। जीवन सत्य बुद जाये। उत्तम सत्य का फालम 


होने लगे। 


... उपरोक्त सत्य के अनेकों दृष्टान्त देखते हुए भी भो भव्य ! क्‍यों तेरे भ्रभिप्राय नहीं 
हा रता ? पैदा होते ही एक भाड़ी में फेंक दी गई कन्या पीछे भारत सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां 
राई । किसने किया उसका पोषण ? विमान से गिरे हनुमान की किसने की रक्षा? ' यह संस्था. मेरे 
बिना ने चलेगी”, यह करते करते श्रनेकों चले गये। पर वह संस्था ज्यों की त्यों चल रही है। कोत 
. करता है उसकी रक्षा ? पिता के अनेकों उपाय करने पर भी सौभाग्यवती मेता सुन्दरी का भाग्य किसने 
बुताया ? भरे भाई ! “मेरे द्वारा कुंहम्ब का पोषण होता है ।” इस मिथ्या अ्रभ्िमान को छोड़। और 
“सब स्वतन्त्र रूप से श्रपना पोषण श्राप कर रहे हैं। अपना भाग्य स्वयं साथ लेकर आते व जाते 
हैं। मैं उनमें कुछ नहीं कर सकता ।” ऐसा सत्य भ्रभिप्राय बना। यह ही है वास्तविक सत्य, पारमाथिक 
उत्तम सत्य धमम । 


मन सम्बन्धी सत्यासत्य क्रियाप्रों के उदाहरण श्रश्निप्राथ में ही अन्तरभूत हो चुके हैं। 
प्र्थात्‌ उपरोक्त प्रभिप्राय के कारण मन में उठने वाले, “पर” में करने धरने झ्ादि के विकल्प 
प्रसत्य सनो विकल्प हैं। भर स्वतन्त्रता का भ्रभ्निप्राय बन जाने पर निज में शान्ति बेदन का कार्य सत्य 


मो विकल्प है । 


३ द्वितमित वचन श्रव वचन सम्बन्धी सत्यासत्य क्रिया के उद्चहरण सुनिये। जैसा देखा सुना या अनुभव 

होसत्य दि हो वसा का वैसा ही कह देना ऐसा वास्तवमें सत्य की पहिचान नही । स्व पर हितकारी व 
म्रिष्ट वचन ही सत्य हैं प्रौर इसके विपरीत असत्य । जैसे कोई व्यक्ति मुभसे कदा चित्‌ आपकी चुगली 
करता हो और श्राप पीछे मुझसे पूछें, कि यह क्या कह रहा था ? तो उस समय जो कुछ चुगली के शब्द: 
उसने मुभसे कहे थे, वे ज्यों के त्यों आपसे कह देना यहां शान्ति के मार्ग में सत्य नहीं है, भ्रसत्य है। 


क्षोभ भ्रा जाने की सम्भावना है। भर श्रापके तथा उस व्यक्ति के बीच ेष बढ़ जाने की सम्भावना है| 
अतः पहला वचन अहितकारो होने से अ्रसत्य है। दूसरे वचन के द्वारा आपको सन्तोष श्रायेगा भौर झ्रापके 
तथा उप व्यक्ति के बीच पड़ा वैमनस्य भी कुछ कम हो जायेगा। प्रतः हितकारी होने के कारण यह्‌ 
सा बचन सत्य है पक है के की सत्यता व असत्यता की परीक्षा । साथ साथ इतना श्रावश्यक है 
* वह वचन मधुर होना चाहिये । लठ मारा त हीं। तीसरा व्यक्ति करने लंगे, कि 
पह परस्पर बात कर रहे हैं या लड़ रहे. है । के $433% हर ४७७७७ 


.... भाशो झौर इससे प्रागे बढ़कर भी सत्यासत्य की परीक्षा करें। एक कीई अच्छे घर का 
लड़का कुसंगति में पड़ गया, भर कदाचित्‌ कोई बड़ा भ्रपराध कर बैठा, सम्भवत: आपके सामने किसी, 
को जाल से मार बैठा, पकड़ा गया । मुकदमा चला | शपकी गवाही हुई.। क्या कहेंगे. श्राप ? पशीक्षा 
पंप भ्रवेस्तर है। सत्यबोलवा भ्रभीष्ट है। लोक कहता. है जेसा देखा, वसा कह दीजिये, यही सत्याहै।. 


परन्तु झान्ति जाये कहता है, कि प्रस्कल तो मौत रहिये, वहीं तो! कशकी रक्ाः कीजिये, भले ही प्रसत्य 
बोलना पड़े । “मेरे सामने इसने कुछ वहीं किया”, ऐसा कह देखा यहां सत्य है। क्योंकि इस कचन के 
पीछे छिपी हैं एक विशेष भावना । “ऊंचे कुल का पुत्र है। भले कृसंग्रति के कारण अपराध कर बैठा 
है। पहले पहल ही तो किया है। सम्भवत: पीछे से समझाने बुझाने पर सुधर जावे। श्रपने किये पर 
पकुतावे भौर इसी भव में श्रपता कल्याण कर सके | जसा कि वाल्मीकि डाक पीछे महान ऋषि बन गया। 
प्रौर नव विवाहता पत्नि भी तो रोयेगी इसके पीछे । विधवा हो ज्ञाग्रेयी बेचारी | ' 'इत्यादि केवल उसके 
ट्वित सम्बन्धी भावना । क्‍ 


परन्तु वही लड़का यदि बन चुका हो बहुत बड़ा अपराधी । भ्रभ्यस्त प्रपराधी । पहले भरी 
कई बार डाके आदि में या हत्या श्रादि के अपराधों में पकड़ा जा चुका हो, तो उस परिस्थिति में उपरोक्त 
प्रकार उसकी रक्षा करता हित न कहलायेगा बल्कि सच्ची पवाही देनी ही हित कहलायेगी। उस 
परिस्थिति में, “हां इसने मेरी आंखों के सामने इसकी हत्या की हैं”, ऐसा स्पट कह देना ही सत्य 
कहलायेगा । इतनी बात भ्रवश्य है कि इस वाक्य में भ्रपनी भोर से दे ष वह कुछ प्रत्य नमक मिर्च लगाकर 
न बोला गया हो । सरल भाव से बोला गया हो । उसको किसी प्रकार फांसी मिले ही मिले या भ्रन्य सज़ा 
मिले ही मिले, यह प्रभिप्राय रख कर न बोला गया हो । बल्कि जैसा इसके भाग्य में हो सो हो । मुझे तो 
श्रपने कर्तव्य से मतलब है । बस इतना अ्रभरिप्राय रख कर बोला ग्रया हो। क्योंकि यहां परिस्थिति 
बिल्कुल बदल चुकी है । स्वयं बह तो श्रहित मार्ग पर चल ही रहा है, भ्रतः उसका हित होने का. तो 
प्रश्न ही नहीं । क्योंकि भ्रभ्यस्त हो चुका है, इसलिए उतर कर अपना हित करने की सम्भावना नहीं । 
उसके द्वारा दूसरों का जो अ्रहित हो रहा है, उसकी. ही रक्षा करना श्रब कर्तव्य रह जाता है। उसके पकड़ा 
जाने या फांसी दिया जाने में ही दूसरों का हित है । 


इस श्रकार एक ही जीव के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बोला गया एक: ही: 
वाक्य कभी सत्य है श्रौर कभी असत्य। अ्रतः बोलते समय बहुत सोच विचार कर बोलने की 
आवश्यकता है । 


४ दरा प्रकार सत्य लौकिक व्यवहार चलने के भ्र्थ भी प्रनेकों अभिप्रायों के प्राधार पर वचन बोले जाते हैं। 
जो कि अभिप्राय की सत्यता से सत्य औरः प्रभ्रिप्राय की असत्यता के कारण असत्य समझे जाने चाहिये । 
जैसे भ्रनेक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर लक्ष्य दिलाने के अ्रभिप्राय 
से बोला जाने वाला नाम सत्य है। भले हीं उस नाम द्वारा प्रदर्शित होने वाले गुणा उस में हों या न 
हों । जैसे इम्द्रियों को-न जीतने वाला भी में झापके द्वारा, जिनेर्द्र नाम से पुकारा जाता हैं परन्तु यदि 
यही नाम इन्द्रियों को जीतने वाले ऐसे जिनेन्द्र भगवान के अभिष्राय से; मेरे सम्बन्ध में' कोई प्रत्युक्त'करमने 
लगे, तो वही वचन असत्य होगा । 


चित्र या प्रतिमा में किसी की भाकृति या रूपांदि को देख कर ' यह चित्र उस व्यक्ति 
का है।” ऐसा न कह कर, “यह भ्रमुक व्यक्ति है”, ऐसा कह देना भी सत्य है। परन्तु इस' प्रतिमा या 
चित्र. को कोई वस्त्र में व्यक्ति ही समझ कर; यह. बचत. कहे ते वह्दी बचन. घसत्य, होगा । 


३७ उत्तव सत्य ह २६४ ४ दश' प्रकार से 
किसी पदार्थ में भी किसी प्रन्य पदार्थ की कल्पना करके, उसे वह पदार्थ बत। देना «त्य 


..._है। जैसे कि शतरंज के पासों में प्राकारादि भी न दीखने पर, “यह हाथी है” इत्यादि कह देना सत्य 
 है। परन्तु कोई इस पासे को वास्तविक हाथी समझ कर इसे हाथी कहे, तो वही वचन भ्रसत्य होगा । 


किसी प्रमारिक व्यक्ति की धात पर विश्वास करके यह कहना कि “०ह ऐसा ही है 
सो भी सत्य है । भले वह बात पूर्णा रूप में सत्य न हो । जैसे कि छिन्न भिन्न करने मात्र से किसी वनस्पति 
को भ्रचित कह देना सत्य है, क्योंकि भ्रागम की ऐसी ही आज्ञा है। यद्यपि सम्भव है कि छिँ्न भिन्न कर 
लेने पर भी इसमें भ्रनेकों जीव विद्यमान हों । परन्तु इसको वास्तव में वसा ही समझ लेना या समभ कर 
उसे श्रचित कहना भ्रसत्य है । 


भ्रनेक कारणों से उत्पन्न हुए कार्य को किसी एक कारण से उत्पन्न हुआ कह देना सत्य 
है। जैसे कि किसान के द्वारा खेती बोई गईं | यह कहना सत्य है। परल्तु भ्रन्य सब कारणों को भूल कर, 
“केबल किसान ने ही खेती बोई'', ऐसा कहना ग्रसत्य है । 


प्रतेक पदार्थों से मिल कर बने किसी पदार्थ को एक नाम से कह देना सत्य है। ज॑से कि 
चन्दन, कु कुमादि से बने पदार्थ को धूप कहना सत्य है। परन्तु धूप नाम का कोई पृथक सत्ताधारी पदार्थ 
समभ कर धृप कहना असत्य हैं। 


अनेक देशों में अपनी अ्रपनी भाषा के श्राधार पर, एक ही पदार्थ को अनेक नामों से कहा 
जाना सत्य है। जेसे भारत में कहा जाने वाला “ईश्वर” नाम का पदार्थ इज्भलैण्ड पें “गौड़” शब्द से 
कहा जाना सत्य है । परन्तु ईश्वर प्रथक वस्तु है, और गौड़ पृथक वस्तु है। ऐसा अ्रभिप्राय रख कर कहे 
जाने वाले वही शब्द असत्य हैं । 


प्रमाणिक व्यक्तियों या आगम के विश्वास के भ्राधार पर, भ्रनेक सूक्ष्म, दरस्थ व आ्रांतरिक 
पदार्थों के सम्बन्ध में यह कहना “कि यह ऐसे ही हैं”, सत्य है। जैसे कि धर्मास्तिकाय श्रादि का 
साक्षात्कार न होने पर भी “द्रव्य छः ही हैं।' यह कहना सत्य है। परन्तु युक्ति ग्रादि द्वारा किड्चित्‌ भो 
निर्णय किये बिना, केवल पक्षपात वश अन्धे की भांति ऐसा कह देना भ्रसत्य है । 


किसी बात की सम्भावना को देखते हुए, “ऐसा हो सकता है”, ऐसा कह देना सत्य है। 
जैसे कि “भ्राज विद्व में युद्ध हो जाना सम्भव है”, यह कह देना सत्य है। पर ' 'युद्ध प्रवश्य होगा ही” 
ऐसा अभिप्राय रख कर वही बचन कहना असत्य है । 


किसी की उपमा देकर, “यह पदार्थ तो बिल्कुल वही है”, ऐसा कह देना सत्य है। जैसे 
कि जवाहर लाल नेहरू जसी कुछ श्राकृति व कुछ संस्कार देख कर, “यह बालक तो जवाहर लाल है” 
ऐसा कह देना सत्य है। परन्तु बिल्कुल जवाहर लाल मान कर ऐसा कहना ग्रस॒त्य है। | 


किसी कारये को करने का संकल्प मात्र कर लेने पर, “मैं यह काम कर रहा हूं।” ऐसा 


३७ उत्तम सत्य शा २६५ ४ शारीरिक क्रियाओं में सत्यासत्य विवेक 


. कहना सत्य है। जैसे कि देहली जाने की तैयारी करते हुए, “में देहली जा रहा है” यह कहना सत्य है। 
परन्तु वास्तव में इस समय रेल में बैठे हुए, “में देहली जा रहा है”, ऐसा प्रभिप्राय रख कर बोला हुमा 
वही वचन पसत्य है । 


झौर इस प्रकार झनेक जाति के वचन अ्भिप्राय के हेर फेर से श्रपने लौकिक व्यवहार में 
सत्य व प्रसत्य होते हुये देखे जाते हैं। 


५ शारीरिक क्रियाों वचन की भांति शरीर के कोई भी, स्व पर ग्रहितकारी, संकेतादि या इन्द्रिय ब प्राण 
में सत्यासत्य संयम में कथित कोई भी भझासक्तता या हिसादि सम्बन्धी क्रियायें, श्रसत्य शारीरिक 
विवेक क्रियायें हैं। भौर स्व पर हितकारी व संयमित क्रियायें सत्य शारीरिक क्रियायें हैं । 





8० 


--: उत्तम संयम :-.- 


दिनांक २१ अक्तूबर १६५६ 


प्रेबचन न॑० ६८ 


रै--यम व नियम, २--पंचेन्द्रिय जय, १--प्ंत महाअत, ५--५च समिति, ५--सप्त शारीरिक क्रियायें, 
६--श्ट भावश्यक । 


१ यम व नियम भव भव के दुष्ट्र संस्कारों का यमन करने वाले है श्रन्वर्थ संशक यमराज वीतराग प्रभु ! 
मुझे यम प्रदान कीजिये । प्रति क्षण होने वाली विकल्पात्मक अन्तंमृत्यु को जीत कर, मृत्यु की सव्वंदा के 
लिए मृत्यु कर देने वाले मृत्युझजय पद को प्राप्त है यमराज ! मुभको भी अपनी शरण में लीजिये | 
ओह ! कसी अनौखी बात है ? जिस यमराज से जगत कांपता है, भ्राज उसकी शरण में जाने को प्रार्थना 
की जा रही है। विस्मय मत कर प्रभु ! यमराज से डरने वाला मोह से ग्रसित जगत वास्तव में जानता 
ही नहीं कि यमराज कौन है ? लोक में तो यमराज का अत्यन्त भयानक काल्पनिक चित्रण खेंचा गया 
है। पर ऐसा वास्तव में नहीं है। यमराज का तो स्वरूप श्रत्यन्त सुन्दर है। अत्यन्त जञान्त है। लोक में 
प्रमृत वर्षाने वाला है। दुष्ट संस्कारों का यमन करके जिन्होंने मृत्यु की भी मृत्यु कर दी है, ऐसे बह 
मृत्युड्जय सिद्ध प्रभु ! वास्तविक यमराज हैं। उनकी शरण में जाने की बात है । भ्रर्थात्‌ स्वयं यमराज 
बनने की बात है। भय को अवकाश नहीं । उत्साह उत्पन्न कर। आज संयम का प्रकरण चलना है । 


संयम प्र्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार यमन कर देना, मार देना-संस्कारों को। वंसे तो संयम के 
सम्बन्ध में श्रब तक बहुत कुछ कहा जा चुका है। परन्तु भ्रभी भी पर्याप्त नहीं है। यम भी दो प्रकार 


था वह सब नियम था, क्योंकि या तो मन्दिर के जल वातावरणा में आ्राध पौन घण्टे मात्र तक की 
सीमा के लिये करने में प्राता था, या दिना ब्रत लिये श्रर्थात्‌ पहले ब्रत के प्रकरण में बताए 'तो' रूप 
शल्म को बिना निकाले, केवल भ्रभ्यास रूप में किया जा रहा था। उसी अभ्यास के कारण दाक्ति की 


३८ उत्तम सैंयें ३९७ र इस्िय जय 
वृद्धि ही जाने पर बहू नियसी यमी बन जाता है। ग्र्थात्‌ योंगी व संज्यासी. बन जाता है । तब उसके बल वे 
पराक्रम के कया कहने ? 


इस दक्षा को प्राप्त होकर वह यभी सस्पूर्ण बाह्य में प्रगट होने वाले स्थूल संस्कारों की 
शक्ति,का विच्छेद कर देता है। श्रौर पुनः वह प्रंकुरित न होने पार्बे इस प्रयोजन वश, शनेकों कड़ी 
प्रतिज्ञायें धारणा करता है। जोवन जाये तो जाये पर यह प्रतिज्ञा भ्रब भड़ ने होने पायेगी, ऐसी हढ़ता 
है ग्राज उसकी प्रन्तर गर्जना में । वह यमराज बनने को तिकला है। वीरों का .वीर यद्यपि पहले हो से 
इन्द्रियों को वश में कर चुका था, और प्राणियों को भी पीड़ा देने का उसे श्रवसर प्राप्तन होता था। 
पर श्राज उसका वह इन्द्रिय व प्राणा संयम पूर्राता की कोटि को स्पर्श कर चुंका है। ' 


२ उन्द्रिय जय. पर बार राज्य पाट आ्रादि को लात मार पूर्ण संन्यासी बनकर, बन में भ्रकेले वास करने 
वाले वे योगी बाहर में तौ सम्पूर्ण इन्द्रिय विषय का त्याग कर ही चुके हैं। पर श्रन्तरंग में भी उनको 
सम्पूर्णतया जीत चुके हैं । स्पर्शन इन्द्रिय को ललकारते हुए उसने नग्न वेष धारण किया है कि देखू 

तो किस प्रकार गर्मी, सर्दी, मक्खी मच्छुर आदि की बाधा आ जाने पर मुभको मेरे कार्य से विच्वलित 
करने में समर्थ हो सकेगी | नासिका इन्द्रिय के सामने श्राज वह सीना ताने खड़ा है। बविष्टा के ढेर के 
सामने से गुजर जाए, पर क्‍या मजाल कि नाक या तेबड़ी में विकृति श्रा जाये। यह भ्राज पृष्पों का ढेर 
है-उसके लिये। नेत्र इन्द्रिय को तो मानों मार ही डाला है। रम्भा व उवंशी सी सुन्दर देव कन्यायें ब्राज 
प्राकर उनके सामने नग्न नृत्य करने लगें, तो नेत्र खुले रखते हुए भी, उनके नग्न शरीर में स्पष्ट दीखने 
वाले भ्रद्धोपांगों में किज्चित्‌ भी विकृति न आये । भ्राज वह सुमेर सम अचल है । कर्णा इन्द्रिय भ्राज खड़ी 
रो रही है। कंसे भी प्रशंसा के शब्द कहे या कोई गाली दे, या मधुर राग की ध्वनि झाने लगे, पर भ्राज 
इस बेचारी की बात कौन पूछे ? उनको तो आ्राज उनमें से मानों कोई भी शब्द सुनाई ही नहीं दे रहा है । 
वह सुन सकते हैं केवल शान्ति की पुकार भौर कुछ नहीं । 


यद्यपि उपरोक्त प्रकार नेत्र व करो न्द्रिय को पूर्णतया वश में कर लेने के पश्चात्‌ श्राज 
इन्द्रियों में सबसे प्रबल उपस्थ इन्द्रिय को भी वह पूर्णातया जीत चुके हैं। परन्तु श्रव भी एक इन्द्रिय 
ऐसी शेष है, जो कभी कभी कुछ घूर्तेता करती देखो जाती है। भौर वह है जिह्ठा इन्द्रिय । इतनी उत्कृष्ट 
भ्रवस्था को प्राप्त कर लेने पर भी, यह अपनी घृत॑ता नहीं छोड़ती । कितनी प्रबल है यह ? उपस्थ इन्द्रिय 
से भी प्रबल | और इसी कारण शान्ति के पथिक को पहले से ही खान पान सम्बन्धी वस्तुओं में रोक 
लगाने का ग्रभ्यास करने को कहा जाता है। परन्तु इस यमो के सामने कहां तक चलेगी इसकी घूतंता। 
यदि उसका बश चले तो भ्रन्य इन्द्रियों के विषयों की भांति इस इन्द्रिय के विषय भूत भोजन का भी बह 
सर्वंथा त्याग कर दे । और उसका यह ग्रभिप्राय हर समय बना भी रहता है, कि वह समय कब आये 
कि इस इन्द्रिय को पूरातया धुतकार दे । परन्तु क्या करे शक्ति की हीनता वहा, श्रपने साथ में पाली 
हुई इस बला की, इतनी सुननी ही पड़ती है । तो भी क्‍या हुआ, वह जिद्ठा इन्द्रिय की एक भी चलने 
नहीं देता । जिसको इसे रुचि है, वह पदार्थ वह ग्रहण ही नहीं करता। कुछ भ्ौर ही जो इसे नहीं 
इचता, ग्रहण कर लेता है । स्वादिष्ट पदार्थ भ्रव्वल तो लेता ही नहीं, प्रोर कदाचित्‌ मिल भी जावे तो 
प्रपने उपयोग में मग्न, वह उस ओर लक्ष्य हो नहीं करता । उसे यह भी पता नहीं लगता कि बय। खाया 


वृष उत्तम संयम... र६८ ३ पंच महाव्त 


है। उसकी झोर लक्ष्य ही नहीं करता । जेसे कि श्रपता शास्त्र लिखने की धुन में टोडर मल जी बराबर 
छु: महीने तक अलोना भोजन करते रहे, पर यह भी पता न चला कि अलोना खाया कि. सलोना । माता 
उसका हृढ़ उपयोग देख कर चकित रह गई । और उसे उस समय तक उस प्रलोने पने का भान न हुमा, 
जब तक कि छः महीते पश्चात्‌ उसका शास्त्र पूर्णा न हो गया। वह योगी इस जिह्ला को काबू में रखने 
के: लिये इंसे रुखा ही भोजन देता है। पौष्टिक नहीं देता | झौर इस प्रकार जिह्ला इबद्रव के स्थाद को भी 
जिंसनें कूर्शतया जीस लिया है । ऐसा वह महान भाग्य यमी प्राज पूर्ण इन्द्रिय विजयी बना हुआ, सिंह की 
भति अपना पराक्रम दिखा रहा है। धन्य है उसका बल । 


. ३ पंच महाजत इन्द्रिय संयम के अतिरिक्त पर्व में धारे गये प्राण संयम के श्रन्तरगत १२६६० विकल्पों 
का पूर्णातया त्याग करके, भ्रर्थात्‌ जो कुछ भी उनमें कमी रह गई थी, उसको भी दूर करके, वह झाज 
पूर्ण रूपेण प्राण संयमी है। मनुष्य से लेकर चींटो पर्यन्त चलने फिरने वाले जीवों की तो बात ही क्‍या, 
बहू झाज पंखा भलना भी पाप समझता है । क्योंकि इससे वायुक्राय के जीवों क्रो बाधा होती है। सर 
देना स्वीकार पर घास का एक छोटा सा तिनका तोड़ना स्वीकार नहीं । क्योंकि इससे वनस्पति काय का 
जीव पीड़ित हो रहा है। क्‍या बतायें उसकी दयालुता, श्राज पृथ्वी व जल तक की बाधा को वह सहन 
नहीं कर सकता, श्रौर इसी लिये कदापि जल में गमन नहीं करता व आ्रावश्यकता पड़ने पर भी प्रथ्वी को 
जरा भी खोदता नहीं | धन्य है उसकी भ्रादर्श करुणा, ग्रादर्श अ्रहिसा । 


प्राज बचत पर पूर्ण काबू पा चुका है वह । भूल कर भी किसी छोटे या बड़े जीव के 
प्रति उसके मुख से कभी अहितकारी या क॒ठु वचन नहीं निकलता। अव्वल तो उसको किसी बस्तु की 
भ्रावश्यकता ही नहीं । एक तिनका मात्र भी ग्रहण करने का अवसर उसके जीबन में श्राता नहीं। हाँ 
इस क्षरीर रूपी बला को साथ साथ रहने के कारण कदाचित्‌ भोजन की झ्रावश्यकता पड़ती है। सो भी 
बिना किसी के द्वारा भक्ति व बहुमान पूर्वक दिये ग्रहणा नहीं करता । भले ही तीन महीने का उपवास 
हो । वृक्षों पर से फल फूल स्वयं तोड़ कर खाने का तो प्रइन ही नहीं, सामने थाली पुरसी रखी हो और 
कोई देने बाला न॑ हो तो उसे भी कभी छूएं नहीं । स्त्री का तो पहले ही पर्रातया त्याग कर दिया था| 
नेत्र हत्क्रिय, करोंरिद्रिय भ उपस्थेन्द्रिय के विजेता उस महा सुभट में, अब उसका विचार भी आने को 
श्रवकाझ नहीं । इस प्रकार पूर्ण ब्रह्मचारी है। घर बार, राज पाट, स्त्री पुत्र, धन धान्यादि की तो 
. आल नहीं, निर्भीक वृत्ति धारण की है जिसने, ऐसा योगी वस्त्र के ताने मात्र का भी त्याग करके यथा- 
जात नम्न रूप में विचरण करता है। झशौर इस प्रकार परिग्रह संयम के अंकुर को भी समूल उखाड़ फका 
है-उसने । पूर्ण प्रहिसा, पूर्णा सत्य, पूर्ण अ्रचोर्य, पूरा ब्रह्मचयं, व पूर्णा परिग्रह त्याग ब्रतों को जीवन पर्यन्त 
के लिये धारण करने वाला बह महा यमी पञ्च महात्नती है । 


४ पंच समिति श्रतों की यहां ही पूर्णाता हो गई हो ऐसा नहीं, प्रत्यन्त सृक्ष्मता में उतर 

नहीं हे ! हु तर कर देखने 
काले बह योगी हतना नहीं भूले कि उनके साथ एक बला लगी हुई है-शरीर। जिसके कारण उनको 
झाहार करता पड़ता है। तथा इस अपराध के फल स्वरूप शौचादि का दण्ड भी भोगना पड़ता है। इन 
दोनों कार्यो के निमिल्ल इस भार को साथ उठाये फिरना पड़ता है। कुछ बोलना पड़ता है । इसके इस 


 फेप तसाल खंत्रस / .._५ सप्त शहरीरिक कियारें 
अफ्सधों से धरती रक्षा करने के लिए जो यह पीछी व कमब्डल था झास्ज लीन अस्तुर्गे रह गई हैं-उसके 
प्रास,(इन्‍्हें उठाना रखना भी पड़ता है। इन सब कार्यों में किसी व किसी हृप में आशियों को बाषा 
औओ जाते की सम्भावना है। अत: प्राण संयम्र के भ्न्तयंत जप्रोक्त पंत्र महाव्रतों की रक्षा करने के लिग्रे 
वे सर्वे क्रियाओं में प्रत्यन्त सावधानी से बतेंते हैं। भर उसी की हंढ़ता के श्रर्थ जन्म पर्ग्रन्त के लिए 
पांच समितियों के पालन की प्रतिशा लेते हैं। “चार हाथ भागे देख कर छोटे छोटे जीव जन्तुझों को 
बचाता हुआ ही गमन करू गा । कभी भी सुख से श्रनिष्ट हु कट वचन न निकल जाये, इसलिए वचन 
सोल कर ही बोलू'गा | भोजन को खूब परीक्षा करके ही भ्रहरा करू गग । क्योंकि हो सकता है कि उसमें 
कौई छोटा जीव गिर कर श्रपने प्राण! लो बैठा हो । या उसके बनाने में किन्‍्हीं जीवों को आधा हुई हो ॥ 
पोछी, कण्डल व पुस्तकों को तथा इस शरीर को स्थान शोध कर ही उठाऊ धरूगा। कहीं ऐसा जे 
हो कि वहाँ पर पहले से बेठा कोई प्राणी इलसे दृव जाने के कारण पीड़ित हो जाये। मज़ भूत को 
भी स्थान शोध कर ही क्षेपता करू गा | और ग्रन्य भी झतेकों प्रकार से ब्रतों की रक्षा के लिसे हर सम्रम 
कटि बढ़ रहूंगा ।* क्‍ 


५ सप्त शारीरिक इतना ही नहीं इस शरीर की बला को पूर्शातया जीतने के लिय्रे बह इस पर ब्रराबर 

किया हृष्टि रखते हैं कि कहीं उच्छु लल न होने पते । और इसलिये इसके प्रति राग का ज्ाश 
करते हुए कभी स्नान नहीं करते, कभी दांतों को नहीं घोते । भ्रोह ! यह तीतों बातें जो लोक में अत्यन्त 
निन्दनीय समभी जाती हैं, उनके लिए महान प्रशंसनीय हैं । जो हमारे लिये दोष है बह उनके लिये गुण 
है। वह पूर्ण वीतरागी हैं ग्नौर हम रागी । इसी से उनकी भावना को पहुँच नहीं पाते, भौर इन बातों 
के कारण उस योगी की निन्‍्दा करने लगते हैं। “यह महा .मलीन व्यक्ति कहीं मुझ से छू न जाये”, 
ऐसा श्रभिप्राय रखते हैं। परन्तु परम थवित्र उनकी भ्रान्तरिक भावना को पहिचान। वह अपने कर्तव्य 
को शान्ति की तुला में तोलते हैं, शरीर की सौन्दर्य की तुला में नहीं। शरीर का काम करने जाते हैं तो 
अ्रपना काम छोड़ना पड़ता है। श्रर्थात्‌ राग करना पड़ता है। जिसके लिये वह किसी कौमत पर भी तेगयार 
नहीं । यही दो मल थे जिनके प्रति का राग रोका जा सकता था, सो .पूर्णातया रोक दिया। कफ पसेव 
आदि मल तो उनके भ्राधीन नहीं । मल मृत्र के प्रति का राग भी यदि छोड़ा जा सकता तो वह महान 
योगी प्रवश्य छोड़ दैता, थरन्तु ऐसा होना भी भ्रसम्भव है ! 


भौजन के प्रति का राग तोड़ते हुए इसे एक दिन में एक ही बार भोजन देते हैं। भौर 
वह भी खड़े खड़े तथा बतेनों में नहीं हाथ में ही रखवा कर । क्योंकि ब्षतंतों में परोसे गए भोजन को 
खाने में रुचि प्रमुसार किसी पदार्थ को पहले, किसी अन्य योग्य पदार्थ के साथ मिला कर, तथा दूसरे 
'पदार्भ को पीछे, इस प्रकार कम की सम्भावना है । जिससे. जिह्ला सम्भवत: पुष्टि प्रा जाये। परच्तु अपनी 
“शैचि से निरपेक्ष, दातार द्वारा अपनी मर्जी से मिला जुला कर हाथ में डाले गये भोजन को, एकम्रेक़ 
करके गले के नीचे उतार लेते में वेसे कम की सम्भावना तहीं है। बंठ कर खाते में भी प्राराम के साथ 
लाया जाने के कारण स्थाद के अति दृष्टि जानी सम्भव सी, तथा स्वाद ले लेकर भ्रधिक देर तक खाते 
. -हहना सम्भव था, पर खड़े रह कर खाने में तो दण्ड सरीक्षा पूरा करना है। जल्दी जल्दी शह्ा भर कर 
भागने की पड़ी रहती है। इसलिये स्वाद से निरबैक्षता बनी रहती है। प्रथवा खड़े रह कर खाने से 


हैण्ससम संयम. ६०० ६ घट आरावेधयक 


जंधा शक्ति की परीक्षा भी साथ साथ हो जाती है। और यह भी पता चल जाता है कि पअ्रब यह दारीर 
जवाब देने वाला है। भ्रतः इससे पहले कि यह जवाब दे, थोगों स्वयं सावधान होकर इसे जबाब दे 
देते हैं। प्र्थात्‌ जंधा बल को घटी हुई देख कर वह समाधिमरण धर लेता है। जिसका कथन 


.. झ्ागे प्रायेगा । 


इसको सुलाने का भी दण्ड भोगना ही पड़ता है। उसके प्रति भी भ्रत्यन्त सावधान रहते 
हैं। बराबर करवट बदलते रहने में रात के समय चल कर श्राये व उस स्थान पर बठे अनेकों जीव कर्वट 
के नीचे आकर मर सकते हैं। जिससे कि प्राण संयम में दोष लगेगा। उसकी रक्षार्थ तथा यह शरीर 
झाराम से सोने में कहीं स्वयं उन्हें म्रचेत न कर दे, इसलिये उसे एक कर्वट ही सुलाते हैं। लेटने के 
पश्चात्‌ कर्वट नहीं बदलते, तथा निरन्तर श्रधिक समय तक न सोकर, बीच बीच में जाग जाग कर 
झ्रपना काम बराबर करते रहते हैं । कभी श्राध या पौन घण्टे से श्रधिक एक बार नहीं सोते । इतना ही 
नहीं, इस शरीर की सहन शीलता के लिये प्रति दूसरे, तीसरे तथा चौथे मास जो कुछ घास फूस इस पर 
उग आती है उसे अपने हाथों से उखाड़ कर फेंक देते हैं। श्र्थात्‌ केश लु चन करते हैं। शरीर से उदासीन 
व निरपेक्ष बने रहने के लिये, जीवन पर्यन्त इन सात क्रियाश्रों को इस रूप में करने की प्रतिज्ञा लेते हैं । 
धन्य है उनकी निरपेक्षता व साहस । 


६ पट आवश्यक यह तो सब शरीर व इन्द्रिय को वश में करने की बात हुई। परन्तु इतना ही नहीं .। 
मन के प्रति भी वह असावधान नहीं हैं। उसे जीतने के लिये श्र्थात्‌ उसे जहाँ तक हो सके भ्रधिकाधिक 
समय के लिये शान्ति में तल्‍्लीन रखने का प्रयास करते रहते हैं। और इसलिये निश्चित रूप से दिन में 
तीन बार सामायिक करते हैं। रात को बीच बीच में जाग जाग कर सामायिक करते हैं। दिन में तीन 
प्रवसरों के प्मतिरिक्त अनिश्चित्‌ रूप से श्रनेकों बार सामायिक करते रहते हैं। यहां तक कि चलते, तथा 
भोजन करते हुए भी प्ननेकों बार शान्ति में तन्मय हो जाते हैं। जीवन की अन्य प्रवृतियों में भी वन्दक 
निन्‍्दक झ्रादि इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग हेष न करके साम्यता व समानता ही धारण किये रहते हैं । 
शान्ति को भद्भ नहीं होने देते । 


इस शान्ति में लगने वाले दोषों के लिये, श्रर्थात्‌ कदाचित्‌ रागादि आ जाये तो उनके 
लिये, सदा आत्म ग्लानि पूर्वक भ्रपनी निन्‍दा करते रहते हैं। शान्ति के प्राद्श प्रभु की, दिन में तीन बार 
नियम से तथा भ्रन्य भी अनेकों बार अनियम से, उनके शान्त रस में तल्‍्लीनता रूप यथार्थ स्तुति व 
वन्दना करते रहते हैं । बाहर में दीखने वाले स्थूल दोष तो उन्हें प्रायः लगते ही नहीं, हां कदाचित्‌ 
प्रस्तरंग में रागादि सम्बन्धी कोई सूक्ष्म दोष लग जावे, तो उनका पुनः पुनः चिन्तवन करते हुए आगे 
उनके प्रति और और सावधानी रखने की हढ़ता धारते हैं। भ्र्थात्‌ प्रतिक्रमण करते हैं। तथा शेष समय 
जो बच जाये, उस में शान्ति का उपदेश देकर या सुन कर, या पढ़ कर स्वाध्याय करते हैं। भौर इन 


३० उलंभ संपम क्‍ ३०१ कल 


छः प्रावश्यक क्रियाओं में सदा तत्पर रहते हैं। जो क्रियायें कि उन्हें पर वश होने से बचाती हैं। प्र्थाव्‌ 
उसमें राग झाने के लिये प्रवकाश ही भाने नहीं देतीं | 


इस प्रकार पंत्र महाव्रत, पांच समिति, पंचेन्द्रिय जय, षटू झावश्यक भझान्तरिक क्रियायें 
झौर सप्त शारीरिक क्रियायें करते हुए, वह इन भ्रठाईस महान ग्रुणों के धारी, महा भाग्य यमी, बराबर 
झपने मार्ग पर निर्भक वृत्ति से, सिंह वृत्ति से बढ़ते जाते हैं। भौर एक दिन वास्तव में यमराज बन जाते 
हैं। गरृहस्थ के योग्य इसी जाति की यथा योग्य क्रियाप्रों का वर्शांन तत्सम्बन्धी संयम के प्रकरणा में भरा 
चुका है। मुझे भी यमराज बनने के लिए यम रूप से न सही, नियम रूप से उस संयम की शरणा प्रवश्य 
लेनी चाहिये । 


दिनांक २१ झवहूबर १६५६ 


प्रवचन नं ० ६९६ 


१--तप मैं दुख नहीं होता, २०-तप का प्रयोजन पीड़ा बेदन के संस्कार का विच्छेद,  १--तप से शरौर 
की सार्थकता, ४--किसी दिशा मैं भी तप को लागू किया जाना सम्भव है, (--अनशन, ६--भवमौदये, 
७--बृति परिसंख्यान, ८--रस परित्याम, ६--विविक्त शय्यासन तप, ९०-काय क्‍्लेश, ११--अः 
इन्तरंग तप । 


१ हप में दुख नहीं भ्राज तप धर्म का प्रकरण चलता है। यद्यपि तप शब्द सुन कर ही कुछ भय सा लगता 

होता है। “मुझे तप करना पड़ेगा”, यह बात सुनना में सहन नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ 
ऐसा विश्वास है, कि तप से बड़ी भारी पीड़ा होती होगी, बड़ी वेदना होती है। ध्वूप में खड़े होकर 
प्रातांपन योग करने वाले योगियों की प्रथवा महीनों महीनों के उपवासों द्वारा शरीर को क्ृश करने वाले 
योगियों की दशा को देख कर मानों मेरा हृदय कांप उठता है। और पुकार उठता है कि बड़ा कठिन है 
यह मार्ग, भसिधारा के समान है, मुझसे न चलेगा । और इस प्रकार घबरा कर इस दिशा की ओर 
लखाने का भी साहस नहीं होता । भ्रथवा ऐसा विचार भ्राने लगता है कि क्‍या लाभ है, इस प्रकार के 
कठिन तपश्चरण से ? शरीर को जलाने व सोखने में कौन सा धर्म है ? पीड़ाप्रों का सहना क्‍या कोई 
प्रच्छी बात है ? भर एक प्रकार की घृणा होने लगती है-तप से । 


परन्तु भूलता है प्रभु ! वास्तव में ऐसी बात है ही नहीं। तप में पीड़ा होती ही नहीं । 
इसमें है शान्ति, श्राल्हाद, श्रौर उल्लास | पहले कहे अनुसार तप में भी दो क्रियायें बराबर चलती हैं । 
एक भ्रन्तरंग क्रिया दूसरी बाह्य क्रिया। अन्तरंग क्रिया है श्रपने उपयोग का शान्ति के प्रति भुकाव, 
शान्ति में प्रतपन, इच्छाश्रों व विकल्पों का दमन, चिन्ताश्रों से मुक्ति। और बाह्य क्रिया है शारीरिक 
पीड़ा का सहना। तेरे उपरोक्त भय का कारण केवल यही है कि तूने केवल बाह्य क्रिया देखी है भ्रन्तरंग 
नहीं ? वास्तव में उपयोगात्मक भ्रन्तरंग क्रिया के बिना बाह्य क्रिया निरर्थक हुआ करती है। यदि तूने 
भ्रन्तरंग क्रिया को झोर लक्ष्य किया होता, तो यह शद्भ ही न उठती कि तप में पोड़ा होती है। कारण 
कि पीड़ा को प्रनुभव करने वाला उपयोग ही तो है। भर उपयोग एक समय में दो दिल्ाश्रों में काम नहीं 
कर सकता । इसलिये यदि उपयोग भ्रन्तरंग में शान्ति में केन्द्रित कर दिया जाये, तो बताभो वीडा का 
झनुभव कौन करेगा ? भौर पीड़ा किसे होगी ? ढ 


हे उ्ांबसप, . . है०३ “' २१तप का प्रयोजन पीड़। वेदत'के शंक्काह 

| ' सुख पूर्वक उपयोग को किसी दिज्ञा विशेष में केन्द्रित कर देने पर तो भापको भी दूरी 
दिल्ला का ज्ञान होने नहीं पाता । जैसे यहां प्रवचन सुनते हुए, यहां पर ठटंगा यह कलाक कब टस टम कर 
जाता है। प्रापको पता भी लगने नहीं पाता । परन्तु शरीर में पीड़ा होने' पर भी यदि इसे किसों तक 
दिशा में केन्द्रित कर दिया जाये तो पीडा का वेदन नहीं होता । जैसे इुखार हो जाने पर ताश खेलने में 
उपयोग लगा दें, तो बुखार का पता नहीं चलता । जैसे कि भ्रपने शत्रु दल को थीछे शकेलने में तत्पर 
बराबर उसकी क्षति करने वाला थोड़ा, रराक्षेत्र में कदाबित्‌ भ्पने शरीर में लगे पांवों की पीड़ा वेदन 
नहीं कर पाता, उसी प्रकार शान्ति के ग्रल्हाद में केन्द्रित कर दिया है उपमोग जिसने, तथा बराबर 
संस्कारों की क्षति करने वाले योगी को बाहर की शारीरिक बाधाओं का पता भी नहीं चलबा । मानों 
कुछ हो ही नहीं रहा हो । 


२ तप का प्रयोजन तप का प्रयोजन, जेसा कि पहले गृहस्थ सम्बन्धी तप के प्रकरण में बताया जा चुका है। 
पीश बेदन के संस्कारों का विच्छेद करना है। संस्कार दो प्रकार के हैं। एक वह जो भ्रन्तरंग में 
संस्कार का. इच्छायें व भ्रभिलाषायें उत्पन्न करके मेरी शान्ति धाता करते हैं। दूसरे वह जो शरोर 
विच्छेद में पीड़ा हो जाने पर मुझे शान्ति में स्थिति पाने नहीं देते । गृहस्थ की निर्बल दक्शा में 

दूसरी जाति के संरू,रों के विरुद्ध युद्ध ठाना जाना अ्रसम्भव था। अतः पहला जाति के संस्कारों से 

उुद्ध ठान कर, अभिलाषापों व अन्तरंग विकल्पों को उत्पश्च करने बाले संस्कारों का विज्छेद करने रूप 
तप की सुख्यता से ही पहले के निर्ज रा प्रकरण में कथन आया है। अब यहां दूसरी जाति के संस्कारों के 
विच्छेद करने रूप तप की मुख्यता से झायेगा । जो प्रथानतया योगी जन ही करते हैं। क्योंकि निचेसी 


दशा से शक्ति बढ़ाते बढ़ाते श्रब यह इतने बलवान हो गये हैं, कि बड़ी से बड़ी झारीरिक पीड़ा के प्रति भी 
युद्ध ठान कर उसे जीत ल॑। 


इस संस्कार को जीतने के लिए वह जान बूक कर पीड़ाओं को निमन्तरण देते हैं। भ्रर्थात्‌ 
जान बूक कर ऐसा वातावरण बना डालते हैं, या ऐसे वातावरण में चले जाते हैं, जहां कि शरीर को 
भतश्य ही पीड़ाओं में पड़ना पड़े । मानों कि शब्रुओं को ललकार कर भाज वह उनके साथ बुद्ध करमे 
को उद्यत हुए हैं। प्रपने श्रन्दर जिस जाति की कमी या निर्बलता देखते हैं उसी जाति की पीड़ाओं में 
पड़ कर “शान्ति का विच्छेद न हो, विकल्प न उठे, विद्वजता म आए”, ऐसा प्रयास करते हैं। उससे 
उत्पन्न होता है एक उल्लास व उत्साह और उससे मिलती हैं शक्ति । वह कंसे ? सो बताता हे । 


हृष्टान्त लीजिए । आपको उपयास करते डर लगता है। मेरे कहने से आज ऐकाशका 
कर लिया । कोई विशेष बाधा न हुई। साहस बढ़ा । “भरे कुछ विशेष बाघा शो हुईं नहीं। अब बने 
चतुर्देशी को उपवास करू गा ।” ऐसी घारणा बना कर उपयास कर लिया। कुछ थोड़ी सी पीड़ा अ्रवश्य 
हुई । पर जिस किस प्रकार निकल ही गई। भ्रगली चतुर्दशी भ्राई । “अरे पहली बार भी तो कर लियो 
था, कोई विद्येष पीड़ा नहीं हुई थी । निकल ही गई । श्रव की धार भी करले।” श्रौर पुन; धार लिया- 
. उपवास । पीड़ा हुई पर पहले से कम । श्र॒ब की बार उसे गिना ही नहीं. प्राहस भौर बढ़ गया। भ्रगली 
बार भौर उत्साह से प्रौर उससे प्रगली बार भौर उत्साह से करतः ४६ ; भोर एक दिन बाधा विलीन 
हों भई। टूट गया पीड़ा वेदन का संस्कार । इस प्रक्रिया कारति करने पर हमने देखा कि प्रत्येक 


जज कह पल ३ तप से हरीर की सार्थकता है 


आगे प्रांगे के भ्रवसरों में संशय कम होता गया भौर बल बढ़ता गया । बस बल की इस वृद्धि का नाम 
ही तप है। इसके पुरा बढ़ जानें पर तीन लोक॑ की बड़े से बड़ी बाधा भी पीड़ा का वेदन कराने में समर्थ 
ने हो सकेगी । और उस समय कह सकेंगे, कि संस्कारों का पूर्णातया विनाश हो गया है। भ्र्थात्‌ निज॑रा 
हो गई है | संस्कारों का मूल नाश हो जाने पर विकल्पों को उत्पन्न होने के लिये प्रेरणा कौन दे ? और 
प्रेरणा के प्रभाव में शांन्ति द्वी शान्ति | लक्ष्य बिन्दु की पूर्णा प्राप्ति। बस यही तो चाहिये। यह है तप 
का प्रयोजन व उसका लाभ । | 


१ तप से शरीर की शरीर भले तपरचरण के द्वारा जलता व क्षीण होता जाये, पर योगी जनों को इसकी 
: साथवता है. क्या परवाह । भ्राप कारखाना लगाते हैं। उसमें मशीनें फिट करते हैं, तो किस लिये । 
“यदि मशीन को चलाया तो घिस जायेगी”, क्‍या ऐसा अ्रभिप्राय रख कर माल बनाना बन्द कर देते 
हो.? घिसे तो घिसे, टूटे तो टूटे, माल तो बनाना ही है। नहीं तो मशीनें हैं किस लिये ? टूट जायेंगी तो 
मुरम्मत कर लेंगे । भ्रधिक घिस जाने पर सुरम्मत योग्य नहीं रहेंगी, तो फेंक देंगे । और नई लगा लेंगे । 
यही तो प्रभिप्राय रहता है या कुछ और ? बस तो शरीर के प्रति योगी का भी यही श्रश्निप्राय है। भाप 
तो इसे मशीन न समझ कर इसे “में” रूप में ही मानते हैं। इसीलिये इसके घिसने या टूटने श्रर्थात्‌ रोग 
वे मृत्यु से डरते हैं। पर योगी इसे मशीन समभते हैं। जिसे उन्होंने शान्ति रूपी माल तैयार करने के 
लिए लगाया है। वह इसके घिसने ब टूटने श्र्थात्‌ रोग व मृत्यु से नहीं डरते । यह घिसे श्रर्थाव क्षीण हो 
तो हो । टूट जाये तो टूट जाम्रो । और यह है हो किस लिये ”? जब तक मुरम्मत के योग्य है, ग्रर्थात्‌ 
शान्ति के काम में कुछ सहायता के योग्य है, तब तक इसकी मुरम्मत करके इसे भोजनादि आवश्यक 
पदार्थ दे देकर इससे अधिक से श्रधिक काम लेना । जिस दिन मुरम्मत योग्य न रहेगा श्र्थात्‌ बुढ़ापे से 
आ्रत्यन्त जर्जरित हो जायेगा, उस दिन इसे छोड़ देना, श्रर्थात्‌ समाधि मरणा घर लेना । और नया दारीर 
मिल जायेगा । फिर उससे पुनः बही शान्ति का माल तैयार करने का धन्ध्रा करता । कारखाना बन्द न 
होने देना | यह है योगी का तप से प्रयोजन । शरीर होने का यथार्थ फल । 


. ४ किसी दिशा में बस इस प्रकार का श्रभिप्राय धार कर वह योगी गअ्रब स्थिरता का चार जामा कस, तप 
भी तप को लागू के हथियार सजा, निकल गाता है युद्ध स्थल में । श्रौर ललकारता है एक एक शारीरिक 
किया जाना पीड़ा को-जान बुक कर उत्पन्न करता है उन्हें, जान बूक कर प्रवेश करता है उनमें । 
सम्भव है, और तो सर्नब आवश्यकतायें व इच्छायें पड़ले ही त्याग चुका है। केवल एक ही 

प्रावश्यकता शेष रह गई है। श्रोर वह है भोजन सम्बन्धी । इसलिये उनके सर्व ही संस्कार आज एकत्रित 

होकर इस ही दिशा में तो भ्रपना बल दिखा सकते हैं । और वह योगी मी इसी ही के आधार पर ही तो 
सर्व प्रभिलाषाशों के संस्कार विच्छेद सम्बन्धी पुरुषार्थ कर सकता है। इसीलिये भोजन की मुख्यता से 
इन तपों का वर्णोन किया जायेगा । इसका यह श्रर्थ नहीं कि यह भोजन सम्बन्धी प्रश्लिषाग्रों पर ही 
लागू होने बाले हैं ? नहीं । प्रत्येक भ्रभिलाषा पर यथा योग्य रूप लागू किये जा सकते हैं । हमारी तो 
प्राववयकताओं की शाखायें बहुत हैं। किसी शाखा पर भी लागू करके हम उस जाति के संस्कार का 


बिच्छेंद कर सकते हैं। जैसे कि योगी का भ्राहदर छोड़ कर उपवास करना, और इसी प्रकार श्राप यदि 
कर सके तो एक दो दिन भ्रादि था कुछ महीतों के लिये अपना धनोपार्जन छोड़ कर उपयास क्रना। 


३९ उत्तम तप ३०४ भ गनदधान 


एक ही तो बात है | पहले से छुटती है भोजन की अ्भिलाषा, भौर दूसरी से छूटती है धन की प्रभिलाषा । 
और इस प्रकार किसी भी दिशा में लागू किए जा सकते हैं तप के भेद । 


५ अनशन भोजन ग्रहण की भ्रभिलाषा सम्बन्धी संस्कार को वे योगी जन, एक दिन, दो दिन, दस 
दिन, महीना, छ: महीने, यहाँ तक कि वर्ष-बर्ष के उपवास धारण कर करके तोड़ डालते हैं। प्रर्थात्‌ 
वर्ष भर तक जल की एक बू द भी ग्रहण नहीं करते, भ्रौर बराबर शान्ति में स्थिर बने रहते हैं। उपवास 
नाम भोजन मात्र के त्याग का नहीं है। बल्कि 'उप' श्रर्थात्‌ निकट में वास, श्रर्थात्‌ वास करने का नाम 
है, अर्थात्‌ शान्ति के निकट वास करने का नाम उपवास है। भोजन छोड़ कर व्याकुलता हो जाये, 
और दिन बीतने की प्रतोक्षा करने लगे कि कब दूसरा दिन आाये और मुझे भोजन मिले, तो उसे उपवास 
नहीं कहते । ग्रत: योगी जन वर्ष वर्ष तक भोजन पानादि न मिलने पर भी शान्ति से च्युत नहों होते। 
श्रौर इस प्रकार तोड़ डालते हैं क्षुधा से पीड़ित हो जाने के संस्कार को । क्षुधा हो तो हो, वह अपने बल 
के भ्राधार पर उसे गिनते ही नहीं । भ्रर्थात्‌ उपयोग के शान्ति में स्थिर रहने के कारण उस ओर देखते 
ही नहीं । यह है तप का पहला भेद । 


६ अवमोर्दय दूसरा संस्कार है, पूरी वस्तु मिलने पर भी, पूरी का ग्रहण न करके, थोड़ी का ग्रहण 
करके ही, शेष को छोड़ देने पर पीड़ित कर देने वाला संस्कार । जैसे कि दुकान बिल्कुल न खोलना तो 
आप कदाचित्‌ स्वीकार कर लें, परन्तु किसी ग्राहक को आ्राधा सौदा देकर, दुकान में होते हुए भी शेष 
श्राधा सोदा, जिसमें साक्षात्‌ लाभ होने वाला है, बेचने से इन्कार कर दें, ऐसा नहीं हो सकता । बिल्कुल 
न बेचने से आधा बेचना कठिन है। इसी प्रकार बिल्कुल न खाने से अल्प मात्र ही खाकर छोड़ देना 
कठिन है। योगी जन इस संस्कार का मूलोच्छेद करते हैं। पहले भ्राधे पेट भोजन ग्रहण करके, फिर क्रम 
से एक एक ग्रास कम करते हुए, केवल एक ग्रास मात्र में सन्‍्तोष धारण करके। और फिर प्ञागे भी 
उस ग्रास को कम करते करते केवल एक चावल मात्र का ग्रहण करके। श्रत्यन्त श्रल्प भोजन या एक 
चावल, वह इसलिए नहीं लेते कि क्षुधा में कोई अ्रन्तर डाल देगा, बल्कि इसलिए लेते हैं कि क्षुधा के 
साथ साथ वह भ्रल्प ग्रहण में पीड़ा सम्बन्धी संस्कार टूट जाये । इस तप के द्वारा युगपत दो संस्कार जीते 
जा रहे हैं। एक क्षुधा श्रौर दूसरा उपरोक्त संस्कार । 


७ शृति परिसंख्यान एक और भी संस्कार है। किसी वस्तु की प्राप्ति वा अ्रप्राप्ति के सम्बन्ध में भले उस 
समय तक साम्यता बनी रहे, जब तक कि उसकी प्राप्ति की आशा नहीं हो जाती। परन्तु प्रोप्ति की 
झ्राशा हो जाने पर भी साम्यता बनी रहे, यह बहुत कठिन है। इस संस्कार को वह योगी तोड़ता है- 
कुछ प्रटपटी प्राखड़ियां लेकर। निज स्थान से भोजन के लिये चलते समय अपने मन में हो, कुछ 
उठपटाज़ सी बात विचार लेते हैं, जिसका मिलना बहुत कठिन हो, भर उसे अपने मन में ही रख लेते 
हैं। स्पष्ट रूप से, या गोल माल रूप से, या किसी अन्य बहाने से, वचन के द्वारा, या किसी शारीरिक 
संकेतादि के द्वारा, या किसी भी प्रन्य ऐसी क्रिया के हारा अपने उस श्रभिप्राय को किसी पर भी, यहां 
तक कि अपने छ्षिष्य पर भी प्रगट नहीं करते । वह प्रभिप्राय भ्रकस्मात ही काक ताली न्याय वत्‌ पूरा 
हो जाये तो भाहार प्रहरा करेंगे नहीं तो नहीं | ज॑से कि “प्राज सर्प मिलेगा तो प्ाहार ग्रहरा करेंगे 
नहीं तो नहीं ।” भ्रब किसी को क्या पता कि इनके मत में क्या है ? श्रावक लोगों को श्रपने अपने द्वार 


३६ उत्तम तप | ३०६ ८ रस परित्याग 


पर प्रतिग्रह के लिये खड़ा देखते हैं। पर मौन पूर्वक श्रपनी प्रतिज्ञा पूरे होते न देख कर-लौद भ्राते हैं- 
बिना आहार लिये, जब कि सब की भावना यह थी कि किसी प्रकार यह मेरे घर आश्राह्यार कर ले तो मेरा 
जीवन सफल हो जाये । वह बेचारे कुछ नहीं जान पाते कि योगी क्‍यों लौट गये हैं ? भौर इस प्रकार 
बराबर महीनों तक नगर में भ्रह्रार्थ श्राते हैं मौर लौट जाते हैं । न प्रतिज्ञा पूरो होती है न वह झाहार 
लेते हैं ? किसी को क्या पता कि क्या प्रतिज्ञा की है-इस योगी ने ? पता हो तो एक सपेरे को ही ला 
बिठायें श्रपने घर के सामने | योगी बराबर अपनी साम्यता की परीक्षा करता रहता है, कि प्रतिज्ञा 
पूरी न होने पर उसे कुछ विकल्प तो नहीं श्रा रहा है। यदि भ्राते हैं तो कड़ी आलोचना द्वारा उसे घातते 
हैं। “मिले तो अच्छा न मिले तो अ्रच्छा । दोनों ही बराबर हैं।” ऐसे भ्रभिप्राय पर बराबर हढ़ बने रहते 
हैं। प्रौर इस प्रकार क्षुषा के साथ साथ इस दूसरी बाधा को भी जीत कर क्षुधा व इस तीसरे संस्कार 
को भी तोड़ डालते हैं। यह है तप का तीसरा भेद । 


८ रस परित्याग भोजन के विकल्प सम्बन्धी एक चौथा संस्कार भी है-और वह है स्व॒द की ओर भुकाव । 
भोजन करते समय क्षुधा निवृति का प्रयोजन तो प्रायः याद भी नहीं रहता, केवल स्वाद लेने मात्र की 
ग्रोर ही लक्ष्य चला जाता है। और खाने लगता है-उस पदार्थ को-खूब चटखारे ले लेकर । स्वाद लगे तो 
हषे और न स्वाद लगे तो विषाद । इस दुष्ट संस्कार के प्रति वह ज्ञानी बड़े सावधान रहते हैं | श्राज 
से ही नहीं, ग्रहस्थ दक्षा में पहले पग से ही, वह इस प्रबल संस्कार के साथ लड़ते चले आ रहे हैं । गनेकों 
बार पहले भी इसके सम्बन्ध में संकेत किया जा चुका है। परन्तु इस योगी ने इसे निम्‌ लन करने का 
हृढ़ संकल्प किया है । स्वाद की मुख्यता मनुष्य के भोजन में छः पदार्थों से बन जाती है-नमक, मीठा 
या शक्कर, घी, तेल, दूध, दही । यह छः: पदार्थ ही भोजन को स्वादिष्ट बनाया करते हैं। इनमें से कोई 
एक न हो तो स्वाद ठीक नहीं बैठता । और दो तीन आ्रादि यहां तक की छुहों से रहित भोजन तो घास 
के समान लगते लगता है। बस योगी महीनों व वर्षों के लिये इस में से किसी एक या दो या छहों का 
त्याग करके; जब तक कभी ग्राहार लेने की आवश्यकता पड़े तब घास बत्‌ ही भोजन करके इस खट्ट को 
आंठ लेते हैं। और इस प्रकार रस सम्बन्धी इस संस्कार को भी जीत लेते हैं । 


इस रस परित्याग का ऐसा विक्ृत रूप नहीं है! जैसा कि ग्राज देखने में श्राता है। एक 
रस को छोड कर भपन्य रस में श्रधिकता कर देने से वह रस जीता नहीं जा सकता । जैसे नमक के त्याग 
में तो मीठे पदार्थों का भोजन कर लेना, श्रौर मीठे के त्याग में नमकोन पदार्थों का। अ्रथवा शक्कर के 
मीठे के त्याग में मुनकका का मीठा बना कर प्रयोजन सिद्ध कर लेना, और दूध के त्याग में बदामों का 
दूध बना कर । इस प्रकार एक पदार्थ को बजाये, दूसरे पदार्थ का ग्रहण रस त्याग नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि नीरस में जो भ्ररुचि है उसका परित्याग नहीं किया जा सका है। भोजन को जिस किस प्रकार 
भी रसीला बनाने का प्रयोजन ही रहा । भ्रतः रस परित्याग उसे कहते हैं कि नमक के त्याग में प्रलोना 
हो खाये, और मीठे के त्याग में मुतक्का श्रादि का प्रयोग न. करें। दूध भी फीका ही पीलें। इत्यादि । 
सहख्वे योगी कृत्रिमता नहीं किया करते । उनका त्याग या तप दूसरों को दिखाने के लिये नहीं, अपने 
हित के श्रथ, प्रपने संस्कारों को. तोड़ने के भ्रथ॑ है । यह है भोजन सम्बन्धी चौथा तप । | 


यद्यपि उपरोक्त तपों का वरांन योगियों की भ्रपेक्षा उत्कृष्ट रूप से दर्शाया गधा है। परन्तु 


३६ उत्तम तैंपे क्‍ ३०७ ह विविक्त शय्यासन तप॑ 


' इससे यह अर्थ न लना, कि योगी लोग इतने उत्कृष्ट प्रकार के ही तप धारण करते हैं। ज॑ंसे गृहस्थ दशा 
'में शक्ति की भ्रपेक्षा रखंते हुए घीरे घीरे बढ़ना ' होता है, परन्तु 'भ्रभिप्राय में उत्कृष्टता रहती है। वैसे ही 
यहां भी शक्ति की अपैक्षा रखते हुए ही धीरे धीरे बढ़ना होता है। परन्तु प्रभिप्राय में उत्कृष्टता रहती है । 
योगी भी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में इन तंपीं की जघ॑न्थ'रूप से ही पालता है। और शुहस्थ भी यदि 
चाहें तो अपनी शक्ति अनुसार किज्चित्‌ मात्र इनको पालने का अ्रभ्यास करता है। 


ददर्नांके २३ अक्तूबर २६५६ 
प्रवचन नं० ७० 


स्व बाह्य व अन्तरजू संग से विमुक्त हे एकास्त वासी ' गुरु देव ! मुझको भी विकल्पों से 
विमुक्त करके निज एकान्त शान्ति का आवास प्रदान कीजिये । तप के प्रकरण में भोजन सम्बन्धी चार 
संस्कारों को तोड़ने के लिए चार तपों की बात चल चुकी । इतने पर ही “संस्कारों का श्रन्त नहीं हो 
जाता । उनकी बड़ी सेना अनेक भागों में विभाजित' है । एक रण कुशल .सैनिक वत्‌ यह योगी राज किसी 
से भी गाफिल नहीं है। इन्होंने एक सच्चे क्षत्रिय की भांति सारी बाधात्रीं को ललकररा है। श्रामने 
सामने युद्ध करने को वह सीना ताने खड़े हैं । भ्रहा हा ! कितन्ना सुन्दर 'भास रहा है ग्राज-उनका रूप । 
ग्नेकों जाति के तप रूपी हथियार सजाये, ध्यान का कवच पहने, शान्ति के घोड़े पर सवार, आ्राज मानों 
साक्षात्‌ यमराज ही बन कर निकले हैं । 


€ विविक्त शय्यामन जन सम्पक में श्राकर, श्रनेकों इधर उधर की व्यर्थ बातों में, देश के युद्ध श्रादि व नवीन 

तप नवीन वैज्ञानिक खोजों के समाचार सुनने में,या चोरों व श्रपराधियों की कथायें सुनने में, या 
स्त्रियों की सुन्दरता आदि के सम्बन्ध में चर्चा सुनने में, किसी की निंदा सुनने में, इन इन अनेक। प्रकार की 
श्रोर क्‍यों मेरा चित्त आकषित होता है। भ्रकेला अधिक देर तक बेठा रहने में क्यों श्रटपटा सा लगने 
लगता है ! यह कुछ ऐसा संस्कार है जिसको तोड़ें बिना अबाधित शान्ति को बनाये रखना ग्रसम्भव है ? 
योगी जन इस संस्कार को तोड़ने के लिए जन सम्पर्क से बचते हैं | भ्ौर एकान्त में वास करते हैं। किन्हीं 
गहन बनों में, पहांड॒ की कन्दराश्रों में, वृक्ष की कोटरों में, किसी सूने घर में या खण्डहरों में वास करते 

ताकि कोई उनके पास आने न पाये । उन्हें यह पता है कि शान्ति मागे से श्रपरिचित बेचारे लौकिक 
जनों के पास, यह उपरोक्त बातें करने के सिवांय भौर है ही क्‍या ? व्यर्थ समय गंवाना हैं उनके साथ 
बातें करके । तथ। अनेकों विकल्प खड़े हो 'जाते हैं उनकी बातें सुन-कर। विकल्पों से बचने के लिए तो 
घर छोड़ा और फिर वही विकल्प यहां इस :दूसरे मार्ग से प्रवेश करने लगे। योगी जन कैसे सहन कर 
सकते हैं, इस अपनी महान हानि को ? 


१० काय क्लेश तप इनके भ्रतिरिक्त श्रौर भी एक संस्कार है। वह यह कि क्षुधा, तृषा, सम्बन्धी शरीर के 
झन्दर की बाधा के भ्रतिरिक्त शरीर पर बाहर से श्राधात करने वाली भी भअतेकों बाधायें हैं। जैसे गर्मी 
को बांधा, सर्दी की बाधा, बरसात की बाधा, डांस, मच्छर, मक्खी, भिडं, ततैये की बाधा, तथा सिंहादि 
क्र पशुभों अथवा दुष्ट मनुष्यों कृत अनेकों प्रकार की-अ्सह्य बाधा । इनके अतिरिक्त भयानक शब्दों तथा 
भ्रयानक हश्यों से भय खाने की बाधा, व एक आसन पर अधिक देर तक बंठे रहने की बाधा, इत्यादि 


३६ उत्तम तय॑ ०८ ११ छह भरन्‍्तरंग तप 
झौर भी प्नेकों बाधायें हैं। कहां तक गिनायें । इन बाधाओों को कदाचित्‌ दुर्भाग्य वश आ पड़ने पर, 
इतनी शक्ति मुझ में कहां कि शान्ति को स्थिर रख सकू । यद्यपि यह जानता हूँ कि इन बाधाशों से 
शरीर को हानि पहुँचे तो पहुँचे, मुके कोई हानि नहीं पहुँच सकती। में तो चेतन्य व शान्ति मूर्ति, 
अझविनाशी व अ्रविकार, भ्रभ्ूर्तीक पदार्थ हूं। इनमें से किसी बाधा में भी मुझे स्पर्श करने की साम्थ्य 
. नहीं । पर इस विश्वास को जीवन में उतारने के लिये भ्रपने को श्रसमर्थ पा रहा हैँ। कोई एक संस्कार 
ऐसे भ्रवसरों पर जबरदस्ती मेरे उपयोग को शान्ति से हटा कर इन बाधा्रों में उलभा देता है। मे 
बजाये शान्ति के पीड़ा का वेदन करने लगता हूँ । करतंव्य अकर्तव्य को भी भ्वूल बेठता हैं। 


योगी जन इस दुष्ट संस्कार का निमू लत करने के लिए श्राज श्रपना पराक्रम दिखाने 
निकले हैं। स्वतः ही वह बाधायें ग्रायें, इसकी प्रतीक्षा किये बिना स्वयं जान बृूझ कर इन बाधाओं में 
प्रवेश कर जाते हैं । या नवीन बाधायें उत्पन्न कर लेते हैं, और वहां उस ग्रत्यन्त प्रतिकूल वातावरण में 
रह कर भप्रभ्यास करते हैं-शान्ति में स्थिरता रखने का | अ्रनुकूल वातावरण में तो स्थिर रह सकते थे 
पर प्रतिकूल में स्थिर रहें तब मज़ा है। और इसलिए कभी जाकर खड़े होते हैं ज्येष्ठ की भ्रग्नि बरसाती 
धूप में, जहाँ नीचे रेत मानों भ्रद्भारे ही बने पड़े हों, और खड़े रहते हैं या बैठ जाते हैं-घण्टों के लिये उस 
ग्रग्नि में-शान्ति में अ्रडिग रहते हुए । इस प्रकार के श्रातापन योग द्वारा खण्ड खण्ड कर देते हैं-गर्मी में 
बाघा पहुंचाने वाले उस संस्कार को । 


इसी प्रकार पोष की तुषार बरसाती रातों में सारी सारी रात नदी के तीर खड़े हुए 
ध्यान मुद्रा धारण करके सर्दी में बाधा पहुँचाने सम्बन्धी संस्कार को तोड़ डालते हैं, तथा मूसलाधार 
बरसात में वृक्ष के नीचे, पतों पर गिरने के कारण और भी अधिक बिखरी हुई बौछाड़ों में, घण्टों शान्ति 
में स्थिर बेठे रह कर, बरसात में बाधा पहुँचाने सम्बन्धी संस्कार को तोड़ डालते हैं। बरसात की रातों 
में वृक्ष के नीचे योग धारण करके मच्छरो आ्रादि की बाधा सम्बन्धी संस्कार को उखाड़ फेंकते हैं । एक 
ही भ्रासन पर कई घण्टों या पहरों खड़े रह कर या वेठ कर शान्ति में स्थिर उस योगी को देख कर 
आसन में बाधा सम्बन्धी संस्कार भी कांप उठता है-और अपना रास्ता मापता है । 


जहां सिंह की गर्जनाओ्रों, हाथी की चीत्कारों, गीदड़ों की चोख पुकारों अ्रज़गरों की 
फु कारों, प्रलय काल की पआरांधी वत्‌, तीत्र पवन के भोंकों से टूट कर गिरने वाले वृक्षों की गड़ गड़ाहटों, 
पत्तों की सरसराहटों, दिशाओं से श्राने वाली सायें सायें की दिल दहला देने वाली आवाज़ों, श्रांधी से 
ताड़ित नदियों में ऋुद्ध नागों वत्‌ उछलते हुए जल की गजेंनाओ्रों से वातावरण ने मानों अत्यन्त भयानक 
रौद्र रूप धारण किया है। ऐसे महा भयानक व विकट बनों में दिन रात ध्यान मुद्रा में निद्चल रहने 
वाले उन पराक्रमी योगियों के सामने, इस भय के संस्कार का क्या बस चले ? तथा इसी प्रकार अन्य 
भी भनेकों प्रकार लोक की बड़े से बड़ी बाधा को जान बूक कर निमन्त्रित करके भिड़ जाते हैं उनसे । 


११ छह भन्तरंग तप यह तो हुई बाह्य की कुछ शारीरिक बाधाओं सम्बन्धी संस्कारों के जीतने वाले तपों की 
बात । इतने पर ही सीमा नहीं प्रा जाती, वह भ्रन्तरंग में नित नये नये रूप धारण कर करके उठने वाले 
विकल्पों के प्रति भी गाफिल नहीं है। उनका मूलोच्छेद करने के लिये जाग्रृत गृह स्वामी बतू सदा 


३९ उत्तम तैप॑ ३०६ ११ छह भन्‍्तरज्ध तप॑ 


सावधान रहते हैं । तनिक सी राग या द्वण सूचक कोई भी प्राहट झन्दर में मिली नहीं, कि उन्होंने 
ललकारा नहीं । भौर उसके ऊपर भी निन्दन व ग्रहण की मार । बेचारे इन चोरों के प्राण वेसे ही सूखते 
हैं-इनके घर में प्रवेश करते हुए । भौर यदि कोई भूला भटका घुस भी जाये, तो फिर क्‍या था ? पकड़ 
लिया उसे, भौर मारे प्रायश्चित व दण्डों की मारों से, निकाल दिये उस बेचारे के प्राण, ताकि न जीवित 
रहेगा और न फिर श्राने का प्रयत्न करेगा। अर्थात्‌ भ्रस्तरंग में कोई दोष उत्पन्न हो जाये, तो स्वयं तो 
श्रात्म ग्लानि पूर्वक श्रपने को धिक्‍कारते ही हैं। इसका श्रभ्यास तो ग्रहस्थ अ्रबस्था से ही करते आा रहे 
है। परन्तु गुरु से जाकर भी इन दोषों का भण्डा फोड़ देते हैं। और एक कुद्ल वंद्य वत्‌ शुरु के द्वारा 
दिये गये प्रार्यश्चित या दण्ड को बड़े उत्साह से सह्ष भ्रपना सौभाग्य समभते हुए ग्रहण करते हैं। जिक्षके 
कारण कभी कई कई महीनों के उपवास, सारी सारी रात के लिये ध्यान में निश्वल योग, कभी ग्रपनी 
दीक्षा का छेद प्रर्थात्‌ कक्षा में से नीचे उतारे गये क्षात्र वत्‌, भ्रपने से पोछे के दीक्षित साधु से भी पीछे 
दीक्षित होने बत्‌ स्वीकृति, भर इस प्रकार अन्य भी भनेकों बड़े बड़े शारीरिक व मानसिक कष्टों का 
झलिंगन करते हैं। कभी कभी तो संघ को छोड़ कर वर्षों तक के लिये किसी दूसरे साधु संघ में जाकर 
रहना स्वीकार कर लेते हैं । जहां कोई उनसे परिचित नहीं । वहां कौन जाने कि यह इतने बड़े विद्वान 
हैं, कि भ्रपने संघ में इनका बड़ा सम्मान था ? वहां कौन पूछे उनकी बात ? फिर भी अ्रभिमान कषाय के 
दण्ड स्वरूप सहर्ष वहां शान्ति पूर्वक रहते हैं। इस प्रकार यथा योग्य दोषों के भ्रनुसार प्रायश्चित स्वीकार 
कर करके भ्रन्तरंग के दोषों का भी निम्न लग कर देते हैं । 


अन्तरंग में प्रगटी श्रपनी शान्ति व भ्रन्य गुणों के प्रति, तथा बाह्य में गुरु झ्रादि के प्रति, 
बहुमान व विनय उत्पन्न करके इन गुणों में बराबर उन्नति करते जाते हैं। कदाचित्‌ शान्ति से च्युति 
रूपी रोग व पीड़ा हो जाने पर, पुनः पुन: उपयोग वहां ही स्थिर करते हुए भ्रपनी वेयावृरति करते 
हैं तथा संघ में भ्रन्य साधुओं को शारीरिक या पझ्ान्तरिक रोग या पीड़ा हो जाने पर, यथा योग्य 
अपनी शक्ति प्रमाण सेवा में तत्पर रह कर भ्रन्य की वेयाबृति करते हैं। जिससे कि श्रन्य में तथा श्रपने 
में उन महान गुणों की रक्षा हो । शान्ति में स्थिरता न होवे तो, उपयोग को रोके रखने के लिये, गुरु 
वाक्यों प्रर्थात्‌ शास्त्रों को पढ़ कर या पढ़ा कर, सुन कर या सुना कर, पूछ कर या विचार कर, स्वाध्याय 
करने में समय बिताते हैं। समय को खाली नहीं जाने देते। श्रन्तरंग में वराबर शरीर की शनिष्ता 
सम्बन्धी विचार करते हुए, शरीर व तत्सम्बन्धी परीग्रह श्रर्थात्‌ विकल्पों को त्यागते हैं । श्रधिक से प्रधिक 
समय यथा शक्ति ध्यान में भ्र्थात्‌ साम्यता व शान्ति में स्थिर बने रहते हैं । 


गृहस्थों सम्बन्धी तप के प्रकरण में सामायिक के अन्तर्गत जो श्रनेकों प्रकार की कल्पनाओं 
व धारणाओं का कथन किया है। यहां ध्यान के प्रकरण में भी समझना सामायिक और ध्यान वस्तुतः 
एक ही बात है। अन्तर केवल इतना ही है कि सामायिक में स्थिरता कम होती है। वहां ज्ञान व कर्म 
धारा मिश्चित रूप में पड़ी रहती है जब कि यहां ज्ञान शुद्ध ज्ञान धारा में ही स्थिति होती है 
(देखों अभिकार नं० १७ प्रकरण नं० ५) विकल्प प्राते हुए बुद्धि में पकड़े जाते हैं। और ध्यान में स्थिरता 
प्रधिक होती है, और विकल्प यदि कदाचित्‌ भ्रावें भी तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि स्वयं उस योगी की 
बुद्धि भी उसे पकड़ नहीं पाती । भ्र्थात्‌ यहां एकाग्रता भ्रधिक है। यहां तक कि यदि बराबर उन विचारों 
में एकाग्र होने का भ्रधिकाधिक श्रभ्यास करता रहे तो एक दिन बड़े बेग के साथ ऊपर चढ़ने लगता है। 


. इशउशम"तप ' ३१० ११ छह झन्तरंग सप॑ 


'धंयान मी दी के अत्यन्त उज्ज्वल व शुक्ल स्थान को प्राप्त होकर विषुद्धि में अनन्त गुणी वृद्धि करता हुआ ऐसी 
अलिएति/को 'प्राप्तकर लेतां है कि भ्रब अन्तर में अचेत पड़े निद्रा व सूक्ष्मक्रोष, मान, माया, लोभ, 
 ह्िस्य, राति,'अभ्रति, शोक, भय, जुग॒प्सा, मेथुन आदि के संस्कारों का भी क्रम से मूलोच्छेद कर देता है । 
. जबाहा के स्थुल संस्कारों का पहले से हो नाश कर चुका था, ग्रब श्रन्तरंग के मी सूक्ष्म संस्कारों का नाश 
'करके:संस्का र. रहित हो निश्चल शास्ति भ्र्थात्‌ षुव॑ में स्थिर किये गए लक्ष्य चिन्दु को प्राप्त कर लेता 
है । हस परम-धाम में प्रवेश करके अ्रबःवह सदा शान्त रहेगा। कभी भी अ्रब वह वहां से ऋअ्युत न. हो 
“सकेगा । क्योंकि च्यूत करने वाले का रण जो संस्कार था बंध तत्व ब्रह्ां श्रव है ही नहीं! नए नए विकल्पों 
#+*< "न कौन प्रेरणा दे । और भ्राल्नव के द्विना भ्रशान्ति या संसार कंसे हो ? अरब वह खुक्त हो 
। 


ँः 
रैक 


६ 
अपने कह, 
0 308 2023 
2 04024 
33024 


५9७ 
-> उचम त्याग - ३-०७७« 


दिनांक २८ अक्तूबर १६५६ 


प्रवचन नें० ७ॉ* 


१--अदण व त्याग के जीवनों में अन्तर, २--प्रदण में दुःख, १--त्याग का प्रयोजन शान्ति, ४--त्याग 
का प्रयोजन भूखों को दान, ५--क्लिासता की रो में पड़ा भारत, ६--शुरुदेव का त्याग शान्ति का 
सन्देश । 


१ ग्रदण व त्याग के अहो त्याग के प्रतीक वीतरागी ग्रुर देव ! सर्व बाह्य: वस्तुओं तथा अभ्यन्तर विकल्पों 

जीवनों में अन्तर व अभिलाषाशों के पूर्ण त्णग के आदर्श ! मेरे जीवन में भी शान्ति प्रदायक यह त्याग 
प्रदान करो । अ्रचिन्तय है महिमा इस त्याग की । शान्ति की खान है यह + धन. धान्यादि के ग्रहण में 
ग्राज हम कुछ सुख की महिमा देखते हैं, पर एक बह जीवन भी है. जो इसमें साक्षात्‌ दुःख देखता है । 
श्रभिप्राय के फेर से विष भी श्रमृत भासने लगता है। जिस प्रकार. क्रोध, कषाय जागृत होने पर मृत्यु 
भी इष्ट हो जाती है। कितना बड़ा श्रन्तर है दो जीवनों में । एक वह जीवन जिसमें से यह पुकार निकल 
रही हो कि “और ग्रहण कर, “श्रौर ग्रह कर”, और एक वह जीवन जो मूक भाषा में कह रहा है 
कि “श्र त्याग कर, “औ्रौर त्याग. कर ।” एक बह जीवन जो कह रहां है कि “धनादि सम्पदा में सुख 
है, इसमें ही सुख है ।” शर एक वह जीवन जो कह रहा है कि “इसमें ही दु:ख है,इसमें ही दुःख है ।” एक 
वह जीवन जो कह रहा है कि “इसके बिना मेरा काम न चलेगा, इसके बिसा मेरा काम न चलेगा, और 
एक वह जीवन जो कह रहा है कि “इसके रहते हुए मेरा काम न चलेगा, इसके रहते हुए मेरा काम न 

चलेगा ।” एक वह जीवन जो कह रहा है कि “धन चाहिग्रे, धन चाहिग्रे,, और एक वह जीवन जो कह 
रहा है कि “शान्ति चाहिये, शान्ति चाहिये ।/ अहो ! अभिप्रय का माहातम्म । एक नुकते के.हेर फेर 
ख़ दा से 'जुदा' हुआ । ऊपर का नुकता नीचे कर देने-मात्र से उदृ. में लिखा 'खदा दब्द जुदा' पढ़ा 
जाता है। इसी प्रकार शान्ति पर से अभिप्राय को हा कर सम्पदा पर लगा देने. से सच्चिदानन्द से 
व्याकुलता की विकराल दाढ़ का ग्रास बन जाता है। 


२ ग्रहण में दुःख १रस्तु दु:ख कंसे प्रतीत हो ? जब तक,:एक क्षत को,. भी किचित्‌ मात्र निराकुलता का 
स्वाद न चले, तब तक कैसे पता चले कि इसमें दुःख है।। भले शुरु देव के कहने पर कह दूं कि हां हां यह 
दुःखों का मूल है, पर भ्रत्तरंग में. तो ऐसा नहीं भासता। कंसे/भाले ? निराकुलता से व्याकुल्ता में जाये. 
तो पता चले. कि व्याकुलता में भ्राया हूं। पर व्याकुलता'को-छोड़/कर व्याकुलता में जाऊ, तो कैसे पता 
चले कि व्याकुलता है.। उपाजेन की व्याकुलता; को: छोड़, रक्षा: की व्याकुलता में घुस गया।। बात तो. 


. ४० उत्तम त्थोग । ३१२ ३ त्याग का प्रयोजन शान्ति 


ज्यों की त्यों हो रही । उल्लू भ्रन्धकार से हृठ कर भ्रन्धकार में ही जाता है। क्या पता बेचारे को कि यह 
अन्धकार है। उसके लिये तो वही प्रकाश है। यही तो हालत है मेरी-पआज । कैसे पता चले कि ग्रहण में 
दुःख है। कुछ थोडा सा त्याग करके देखू तो पता चले कि इतने से त्याग से जब कुछ शान्ति भ्राई है, 
तो धूर्णा त्याग करके इस योगी को कितनी शान्ति आई होगी ? श्राज मुझे त्याग में कष्ट प्रतीत होता है। 
झौर इसीलिए तो योगी के जीवन को कष्ट का जीवन मानता हैं । किचित्‌ त्याग करके देखू' तो पता चले 
कि त्याग मूर्ति उन योगीश्वरों का जीवन कितना सुखी है । 


एक साधु था। बड़ा सन्‍्तोषी । घर घर जाता, एक एक रोटी मांगता भ्रौर ६-१० धरों 
से भ्रपना पेट भर लेता । कभी थोड़ा पानी चुल्लू में लेकर पी लेता। श्रौर दिन भर, भजन करता, प्रभु 
के गुण गान गाता । बड़ी शान्ति में बीत रही थी। एक भक्त कहने लगा कि महाराज ! यदि खाते खाते 
प्यास लग जाये तो क्‍या करो ? श्रत: एक सस्ता सा कटोरा ला देता हूं। विचारा साधु ने, कि चलो एक 
कटोरे से क्या बिगड़ेगा मेरा । ला देने दो | इस का भी चित्त प्रसन्न हो जायेगा। कटोरा श्रा गया। एक 
दिन शिवालय से निकल कर, जंगल की श्रोर संध्या ध्यान के लिए जाते समय, कटोरा रह गया शिवालय 
के बाहर । याद ग्राया तब जब कि ध्यान में बैठ गया। बस फिर तया था ध्यान नदारद, कटोरा ही 
कटोरा रह गया । “यदि कोई ले जायेगा तो ।” मु भलाहट सी उठी साधु को, “अच्छा लिया कटोरा”', 
सब कुछ ही खो बैठा इसके पीछे। चलो पहले “इस कटोरे का हो इलाज कर आऊ, फिर करू गा ध्यान ।”! 
प्राया द्वार पर | कटोरा पड़ा था। पत्थर लेकर तोड़ा मरोडा और फेंक दिया। उधर से भक्त भी झा 
निकला । पूछा कि “क्या बियाडा है इस बेचारे ने आपका ? जो इस प्रकार पीछे पड़े हो इसके ।” 
“बिगाडा ही नहीं, सबंस्व लूट लिया है-इसने-मेरा । प्‌ क्या जाने बेटा ! कि क्या किया है इसने ?” साधु 
ने उत्तर दिया, और एक सन्‍्तोष की सांस लेकर चला गया पुनः: जंगल की ओर । 


त्याग से ग्रहणा में श्राकर ही पता चला साधु को कि कितना दु:ख है ग्रहरा में । इस 
प्रकार अहरा से त्याग में श्राकर ही पता चल सकता है कि कितना सुख है त्याग में। योगी का जीवन 
कष्ट में नहीं शान्ति के भूले में ऋूलता है। श्रभिप्राय बदल चुका है। शान्ति के स्वाद के सामने कौन 
पड़े इस जंजाल में ? चुपडी खाने वाले को कैसे रुचे कच्चे चने चबाना ? कोई ढेर भी लगा दे उनके 
सामने स्वर्ण या हीरों का तो आकर्षण की तो बात नहीं, उसे उपसर्ग समभें। उन पर दया क रके, 
“हाय, बिचारे ठिठुर रहे हैं सर्दी के मारे । एक कम्बल उढ़ा दो इन्हें , ऐसा विचार कर अपने शरीर पर 
से कम्बल उतार कर उनके शरीर पर डाल दो, और समभ बठो अपने हृदय में-कि चैन पड गई होगी 


इन्हें । यह उनसे पूछो कि क्या बीत रही है उनके-हृदय पर । उैक बड़ा भारी उपसर्ग झा पड़ा है मानों । 
उनकी श्ञान्ति घाती गई है। विकल्प उठ गये हैं। 


३ त्याग का प्रयोजन राज पुत्र भतृ हरि व शुभ चन्द्र दोनों भाई वेरागी हो गये । पर अभिप्राय में महान भश्रन्तर 

शान्ति था। दोनों ही ने स्वयं राज्य छोड़ी, पम्पदा छोडी, पर प्रन्दर में भर हरि यही समभता 
रहा कि उसमें सुख है, भौर शुभ चन्द्र समझ गया कि उसमें दुःख है। फलितार्थ शुभ चन्द्र करने लगे 
शान्ति रस की सिद्धि । भर करने लगे स्वर्ण रस की सिद्धि । दोनों ही सफल हो गये, भ्रपने-अपने प्रयोजन 
में । शुभ चन्द्र को शान्ति रस के साथ साथ मिल गई उसकी दासी भी, श्र्थात्‌ स्वर्ण बनाने की ऋद्धि भी, 
और भव हरि को मिला केवल दास स्वर्ण रस । शुभ चन्द्र को मिलने पर भी उसने उसको भोर भ्रांख 


गर्ल, _ 


४० परशम-स्थाग श्श३ ४ त्याग का प्रयोजन भूखों को दान 
न उठाई, और भर्ट हरि के हर्ष का पारावार न रहा । भाई की खोज कराई भौर यह जान कर कि नस्त 
बने बड़ी दरिद्रता की दशा में जीवन ब्रिता रहे हैं, दया पूर्वक आ्ाधी तुम्बी स्वर्ण रस की भेज दी उनके 
पास । बीतरागी को प्रावश्यकता ही कहां थी उसकी ? ठोकर मार दी श्रौर तुम्बी मुन्ध गई। यह 
समाचार सुन कर भव हरि भौर भी दुःखी हुआ । चल पड़ा स्वयं शेष श्राधी तुम्बी लेकर । भर रख दी. 
भाई के चरणों में । पुनः ठुकरा दी । रो पड़ा भठ्‌ हरि, “१२ वर्ष की तपस्या थोंही बह गई। भाई ! यह 
क्या किया ? दरिद्रता ने तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल ही हरली है-में नहीं जानता था ।” बस श्रब बरसने लगा 
अमृत शुभ चन्द्र के मुख में “भव हरि जाग ।” स्वर्ण चाहिये तो राज क्यों छोड़ा था। शान्ति लेंने निकला 
था कि स्वर्ण ? स्वर्ण ही चाहिये तो ले भर ले जितना चाहे । और एक चुटकी रज की ग्रपने तलवे के 
नीचे से निकाल कर फेंक दी पहाड़ पर । पर्वत स्वर्ण बन गगा। “ग्रहरा में से शान्ति निकालता चाहता 
है। भव हरि ? शान्ति ग्रहण में नहीं त्याग में है। शान्ति चाहिये तो मुझ जैसा बनना होगा । जिसके 
पास अटटूट स्वर्ण होते हुए भी उसका ग्रहण नहीं करता, और रच गया यह ग्रन्थ, जो आपके सामने है- 
ज्ञानाणंव' । भतृ हरि की श्रांखें खुल गई | ग्रहण का श्रभिप्राय. जाता रहा | त्याग का अ्रभिप्राय जागृत 
हुआ । और भ्राज उसकी वेराग्य शतक श्रादि भ्रनेकों वैराग्य रस पूर्ण कृतियें भारत में बहुत ऊंची दृष्टि 
से देखी जाती हैं। 


४ त्थाग का प्रयोजन दूसरी दृष्टि से भी रस त्याग की महिमा देखिये। गुरु देव ते कर दिया सर्वस्व त्याग- 

भूखों को दान इसलिये कि दूसरे इससे लाभ उठायें। उन्हें स्वयं उसकी श्रावश्यकता नहीं । तो वे बेचारे 
भी क्‍यों वंचित रहे इससे, जिनको कि इसकी आवश्यकता है ? श्रर्थात्‌ कर दिया सर्वेस्व का दान-उनको, 
जो भोली फंलाये खड़े पुकार रहे थे उनके सामने, “हाय पैसा, हाय धन ।” एक सेठ साहब ने सड़क पर 
जाते एक साधु को दया करके एक पैसा दे दिया | साधु सोचने लगा कि क्या करू इसका ? किसी सवाली 
के हाथ में जाता तो कुछ काम श्राता उस बेचारे के। मेरे किस काम का था ? श्रच्छा देखो कोई भिखारी 
ग्रायेगा तो दे दू गा उसे । इतने में दिखाई दिया सिकन्दर का लश्कर । बड़े वेकक्ी चला जाता था घोड़े 
दौड़ाये । बस पैसा फेंक दिया साधु ने उसी ओर । सिकन्दर के मस्तक में जा लगा | वह चौंका । “किसने 
फेंका है यह तुच्छ पंसा ?” पकड़ लाभो इस साधु को, वह गर्जा। साधु आया, “क्यों जी तुमने फेंका है 
यह पैसा ?” “हां, “क्या समझ कर ?” और अब साधु बोला, “विचारा था कि कोई भिखारी है 
बेचारा । भूखा है। भ्रपना देश छोड़ कर यहां आया है। अपनी भूख भरने। चलो यह पेसा भी इसे ही 
दे दो, काम भ्रायेगा इसके | मुझे क्या करना है इसका ?”' सिकन्दर की भ्रांखें खुल गई, पर हमारी अ्रांखें 
भ्राज तक न खुली । 


झ्रपने को सखी और दानी मानने वाले भो चेतन ! क्‍या सोचा है कभी कि तू दानी है 
कि भिखारो ? इतना मिलते हुए भी जिसकी भूख, जिसकी तृष्णा, जिसकी अभिलाषा ज्षानन्त न हो रही 
हो, वह क्‍या देगा किसी को ! जिसको तू भिखारी समभता है, उसका पेट तो तुझसे बहुत छोटा है, फिर 
तू दानी कैसे बना ? तू तो उससे बड़ा भिखारी है। श्रौर ला, और ला, की ध्वनि से मानों तेरा सर 
चकराया जा रहा है। घुमेर भरा रही है । उल्टा दीख रहा है ? भिखारी को दानी और दानी को भिखारी 
मानता है। दानी देखना है तो देख उस योगी को जिसने सर्वस्व डाल दिया है तेरी झोली में। सर्वेस्व 
त्याग दिया है तेरे लिये । दानी बनना बहाता है तो त्याग कर, ग्रहरा नहीं । त्याग भी तनिःस्वार्थ त्याग्र। 
प्रपनी शान्ति के लिए सर्व सम्पदा का त्याग, या किचित मात्र का त्याग ।. 


४ ४०उत्तमत्थाग,.. . ३१४ ५ विलासता की रो में पड़ा भारत 


... ४ बिलासता की रौ गुरुओं का झादशे त्याग भारत घरा के कण करा में समाया हुग्ला है। और इसीलिये 
. मैं पड़ा भारत झ्ाज यह देश विश्व को त्याग का पाठ पढ़ाने चला है। “सेना में कमी करो, हथियारों 
:.. में कमी करो, दूसरों की प्रावरयकताओं को प्रपनी श्रावश्यकता समझो, किसी की स्वतन्त्रता पर ढुरी 

 हष्टि न डालो”, इसी प्रकार के प्रनेकों उपदेशों हारा प्राज भारत सरकार विश्व को त्याग का आदर्श 
दिखाने चली है। पर खेद है, कि स्वयं उसकी उल्टी दिशा में जा रही है। दूसरों को त्याग का उपदेश 
देते बाली यह सरकार, स्वयं दूसरों से ग्रहणा का उपदेश ले रही है। और बही चली जा रही है बिला- 
सता की ओर-भूल कर भ्रपने योगियों का उपदेश-प्रादर्श त्याग । 


कक एक ही ध्वनि है चारों ओर। “जीवन स्तर को ऊ चा उठाओ्रो, स्टेण्डडे श्राफ लिविज्ध 
(8040 ० ,एं॥४) में वृद्धि करो ।” परन्तु गुरुभ्रों के आदर्श को भुला बेंठने वाले बेचारे, क्या 
जाने कि जीवन का स्तर किसे कहते हैं ? जिस श्रोर वह जा रहे हैं वह जीवन का स्तर है कि मृत्यु का, 
शान्ति का स्तर है कि व्याकुलता का, सन्‍्तोष का स्तर है कि अभिलाषाझों क।, निर्श्चितता का स्तर 
है कि चिताश्रों का। खेद है कि मृत्यु के स्‍तर को जीवन स्तर समझ बेठने वाला झ्राज का 
भारत उन्नति की झोर नहीं भ्रवश्नति की ओर जा रहा है। और मजे की बात यह कि दूसरों को उपदेश 
' देने चला है जीवन का, शान्ति का। शान्ति, विलासता या ग्रहण में नहीं है भाई ! त्याग में है ।' जितना 
ग्रहण उतनी भ्रशान्ति और जितना त्याग उतनी शान्ति | यह है यहां की महान भ्रात्माग्रों का उपदेश । 
उसे सुनो और भ्रपनाओ्रो । और देखोगे कि जीवन शान्त हो जायेगा । 


अपने जीवन में उतारे बिना दूसरों को उपदेश देना भ्रनधिकृत चेष्टा है। एक स्त्री किसी 
साधु के थास जाकर बोली कि, “मेरा लड़का मीठा बहुत खाता है । तंग श्रा गई हैँ । कोई उपाय बताइये" 
साधु बोला कि तीन दिन पीछे झ्राना । तीन दिन पीछे भ्राई । फिर बोला सात दिन पीछे आना । सात दिन 
पीछे भ्राई, [फिर बोला दस दिन पीछे भ्राना । और इस प्रकार दो महीने बीत गये, स्त्री निराश होती गई। 
पर दो महीने पश्चात साधु बोले कि अ्रपने लड़के को मीठा देना बन्द कर दो। उसका सुधार हो जायेगा । 
स्‍त्री को यह सुन कर बड़ा झ्राइचर्य हुआ । “कौन नई बात बताई है महाराज ने ? दो महीने पहले ही 
क्यों न कह दिया था आपने ? इतने दिन व्यर्थ ही पीछे २ घुमाया ।” “ऐसा नहीं है देवी ! इतने दिनों तक 
में खाली नहीं बेठा, तेरे लिये उपाय ही सोचा है, भ्रपने जीवन में उतार कर । और जब यह देख लिया 
है कि बिना मीठे के काम चल सकता है तभी कहा है तुझे कि मीठा न देना।” अतः भो प्राणी ! अपने 
जीवन में त्याग का श्रादर्श उतारे बिना, दूसरे को त्याग का उपदेश देना तो तुझे शोभा नहीं दे रहा है । 


भले थोड़ा ही जीवन में उतार, पर जितना कुछ जीवन में उतर जाये उतना ही दूसरो को उपदेश देना 
कार्यकारी है। 


भ्रादर्श त्याग की शरण में जाकर, ग्रहएा की रौ में मेरा बहते हुए जाना क्‍या शोभनीक 
है ? क्या इसे त्यागी गुरु का झ्राश्रय कहा जा सकता है ? कुछ तो ले ले गुरु देव से । भले धन न छोड । 
पर घर के अ्रडंगे को तो कम कर सकता है। उसमें लौकिक रीति से भी तेरा लाभ ही है। भले उसे भी 
किसी को सुफ्त में मत दे । मोल बेच दे । उसका रुपया बना कर अपने पास ही रख। पर उसे कम करके 
देख तो सही । बीस कृसियों में से केवल दो रख बाकी को बेच डाल, प्रौर फिर देख, प्रदि कुछ शान्ति 
मिलती है तो भ्रागे और त्याग देना, नहीं तो भ्राठ की बजाये बारह भौर खरीद लेता। 


४० उत्तम ह्यांग... ३१५ ..६ गुरुदैव का त्याग शान्ति का सन्देश 
६ गुरुदेव का त्याग गुरुदेव का त्याग इतने पर ही बस नहीं हो जाता। उसकी महिमा अ्रचिन्त्य है। यह 

शान्ति का सन्देश धनादि या वस्त्रादि का त्याग व दान तो तुच्छ सी बात है। वह तो उस वस्तु का त्याग 
कर रहे हैं प्र्थात्‌ दान दे रहे हैं, जो कोई नहीं दे सकता । किसी एक को नहीं, समस्त बिश्व को दे रहे 
हैं। शब्दों में नहीं जीवन से दे रहे हैं । रोम रोम से दे रहे हैं। शान्ति का संदेश, शान्ति का उपदेश, शान्ति 
का भादर्श । जिसके सामने तीन लोक की सम्पत्ति श्ूल है, विष्टा है, वमन है। 


खेद है कि भ्रपनी दशा पर, कि विष्ठा तथा वमन जानते हुए भी मैं उसी को नित्य ग्रहरा 
करने के पीछे दौड़ा चला जा रहा हूं। जिस वस्तु को एक बार नहीं भ्रनन्तों बार ग्रहण कर करके छोड़ 
दिया वह वमन नहीं तो क्‍या है ? कौन सी वस्तु यहां ऐसी दिखाई दे रही है जो तेरे लिये नई है ? देव 
बन बन कर, इन्द्र बन बन कर, चक्रवर्ती व राजा बन बन कर कौन सी वस्तु ऐसी रह गई है जो तूने 
न भोगी हो ? भूल गया है प्राज तू अपना पुराना इतिहास । इसी से नई लगती है। यदि याद करे तो 
जान जाये कि हर भव में तूने इसे ग्रहणा किया और हर भव में इसने तेरा त्याग किया। तू एक एक 
करके इसे ग्रहण करता, इसका पौषरा करता, झौर यह पुष्ट होकर एक दम तुमे श्रांखें दिखा देता । ऐसे 
कृतघ्नी को पुनः तू ग्रहण करने चला है-प्राश्चयं है। भ्रब तो श्रांखें खोल और इससे पहले कि यह तुझे 
त्यागे, तू इसे त्याग दे । 


यह है उत्तम त्याग धर्म, जो त्याग के लिये नहीं बल्कि शान्ति के ग्रहण के लिये है। 
शान्ति के भ्भिप्राय से रहित किया गया त्याग दुख का कारण है। उसकी यहां बात नहीं है । 


हि कह 


४१ 


--४ उत्तम आकिचन्य धर्म :-. 


दिनांक २४ अक्तूबर १६५६ 


प्रवचन नं० ७२ 

है 
१--अभिप्र।य के अनुसार अनेकों योगी, २--स्वृतन्त्रता का उपासक योगी गांधी, ३--शान्ति $ उपास ,. 
को कुछ नहीं चाहिये. ४--दुढ़ संकल्प की महत्ता, ५--षट कारकी कल्पनाभों की विपरीतता, ६--यहां 
कोई तेरा नहीं, ७--सच्चा त्याग । 


श्रहों ! सम्पूर्ण बाह्य व अन्तरंग परिग्रह का त्याग करके, यथार्थ प्राकिचन्य भ्रवस्था 
को प्राप्त गुरु देव ! श्रापकी महिमा गाने को कौन समर्थ है? अआ्राकिचन्य धर्म की बात चलती है। 
झ्राकिचन्य भर्थात्‌ किचित मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा भ्रभिप्राय महान धर्म है, मेरा स्वभाव है। अपने 
से अतिरिक्त कोई भी ग्रन्य पदार्थ मेरा होना स्वभाव नहीं है। इसलिये शान्ति के उपासक का यह अभि- 
प्राय धर्म है। शान्ति मेरा स्वभाव है। मुझे वही चाहिये और कुछ नहीं । उस शान्ति को छोड़ कर भ्रन्य 
कुछ भी नहीं चाहिये, यह है गर्जना उस योगी की । शान्ति के उपासक की । 


१ भभिप्राय के. परल्तु योगी कौन है ? सभी तो योगी हैं। योगी का प्रर्थ है जुट जाने वाला । किसो 
अनुसार भनेकों लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कमर कस के जुट जाने वाला योगी होता है । हम सभी तो 
थोगी कमर कस के किसी लक्ष्य के प्रति जुटे हुए हैं। तो क्या हम योगी हैं? हां प्रवश्य ! परन्तु 

उपरोक्त योगी जंसे नहीं । भ्रन्तर है प्रभिप्राय में । हमारा लक्ष्य है, “मुझे तीन लोक की सम्पत्ति चाहिये।' 

इसके बाधक या इसके अतिरिक्त किचित मात्र भी मुझे सहन नहीं है। इसके सामने धर्म कम भी मुझे 
चाहिये नहीं | श्रौर उपरोक्त योगी की ध्वनि है, “मुझे शान्ति चाहिये। इसमें बाधक या इसके श्रतिरिक्त 
किचित मात्र भी मुझे सहन नहीं । इसके सामने धन कुटुम्बादि भी मुझे चाहिये नहीं।” कितना महान 

अन्तर है योगी झौर योगो में | एक का लक्ष्य है श्रसम्भव रूप तृष्णा में खोया. हुआ ग्रसाध्य, और दूसरे 
का लक्ष्य है भ्रनुभव की दृप्ति में विलीन साध्य । विचार तो सही, कि क्या तीन लोक की सम्पति का लक्ष्य 
पूरा हो सकेगा ? मृग दृष्णा में ही दौड़ता दौड़ता मर जायेगा। सब कुछ यहीं छोड जायेगा । पुन: 
जन्मेगा, फिर उसी लक्ष्य को रख कर दौडता हुभ्ना मर जायेगा । फल निकला केवल जन्म मरण प्रौर 
भ्रशान्ति । मृगर तृष्णा की दाह । और दूसरे का लक्ष्य है सच्चा साध्य । वर्तमान में प्रयास करेगा । किंचित 
शान्ति प्राप्त करेगा । मर जायेगा । पर उसे साथ लेकर जायेगा । श्रागे जन्मेगा फिर प्रयास करेगा। उस 


४१ लरसम शाकिषर्ा बे ह ३१७ २ व्वतन्तता का उपासक योगी गाँधी 


साथ ले गई हुई शान्ति में वृद्धि करेगा । भौर दो चार बार में पुरी कर लेगा। इसलिये उपरोक्त दो 
योगियों में से एक योगी भूठा है भौर दूसरा सच्चा । भ्रभ्रिप्राय पर से ही पहिचान की जा सकती है । 


'२ सतस्त्रता का. आज के युग में भी एक योगी हुआ महात्मा गांधी । वही उपरोक्त पुकार थी। “मे 
उपासक योगी स्वतन्त्रता चाहिये। इसके श्रतिरिक्त कुछ नहीं। तीन लोक के प्रलोभन मेरे सामने 
गांधी बिछाओ, परन्तु मेरी पुकार बदलने न पायेगी। स्वतन्त्रता भी कम न चाहिये, पूरी 

चाहिये | किसी को भी किचित्‌ मात्र भी हस्ताक्षेप करने की झ्राज्ञा मैं न दू गा। किचित्‌ मात्र भी अंग्रेजों 
की सत्ता को मैं स्वीकार न करू गा | उनके बच्चे बच्चे को मेरा देश छोड़ना होगा। मेरी स्वतन्त्रता 
छोड़नी होगी ।” लक्ष्य साध्य था । क्‍योंकि स्वतन्त्रता मेरा जन्म सिद्ध भ्रधिकार है। और इसीलिये इस 
गजना का प्रभाव समस्त विश्व ने देखा । यदि झ्रावाज यह हुई होती कि “मुझे सर्व विश्व पर सत्ता 
चाहिये, इसमें किचित्‌ मात्र भी कम मुझे स्वीकार नहीं है।? तो आप ही बताइये कि क्‍या यह पुकार 
सच्ची होती ? बस तो प्रभु ! भ्रपनो धन चाहिये की पुकार को बदल कर कोई सच्ची गजंना उत्पन्न कर । 
यदि वास्तव में शान्ति का उपासक है तो । शान्ति को लक्ष्य में लिया है तो : 


३ शान्ति के उपासक यह गर्जना जो सच्चे योगियों में उठ रही है| शान्ति के उपासकों में उठ रही है । “मुमे 
को कुछ नहीं. शान्ति चाहिये । इसके अतिरिक्त किचित्‌ मात्र भी नहीं। धन धान्य, घर, जायदाद, 
चाहिए पुत्र, मित्र, स्त्री, विषय सामग्री, वस्त्र इत्यादिकों की तो बात नहीं। वह तो पहले हो 

त्याग बेठा हूँ । मुझे शरीर भी नहीं चाहिए | इसके लिये श्राहदर भी नहीं चाहिए। इतना ही नहीं ग्रपनी 
शान्ति में किचित्‌ मात्र भी बाधा मुझे सहन नहीं । श्रतः यह नित्य उठने वाले संकल्प विकल्प नहीं 
चाहिये । संस्कार नहीं चाहिये | इनके बच्चे बच्चे को मेरा देश छोड़ कर निकलना होगा। मेरी ज्ञान्ति 
छोड कर भागना होगा । तीन लोक का बड़े से बड़ा प्रलोभन भी मेरी गर्जना को बदल नहीं सकता ।” 
ग्रोह ! कितना बल है इस गजंना में, श्रोर कितनी हढ़ता ? मानों श्राज सारा विश्व काँप उठा है इसे 
सुनकर । यह शान्ति प्राप्त करके ही हटेगा । एक दिन भ्रवश्य देखने में श्रायेगा इसका प्रभाव। शान्ति 
चाहिये तो तू भी इतनी प्रबल गजना उत्पन्न कर । जिसमें बल हो तथा हढ़ता । 


४ दढ़ संकल्प की देखिये हृढ़ता की महिमा । एक सूखा हुआ सा निर्धन ब्राह्मण चाणक्य । वन में चलते 

महत्ता चलते पाँश्रों में घुस गई कुशा । बस गर्जना निकल पड़ी, “चाणक्य के पांवों में घुसने का 
साहस कसे हुआ तुझे ? किचित्‌ मात्र भी तेरी सत्ता इन वन में रहने न पायेगो। तेरा बीज नाश कर 
हू गा। और लगा सारे वन की कुशा को खोद खोद कर उसकी जड में महा डालने। तब तक चैन न 
ली जब तक कि सर्व नाश न कर दिया उसका । नन्द राज के मन्त्री ने भी देखा उसका यह हृढ़ संकल्प । 
, बस बाछे खिल गई । “इसकी सहायता.से प्रवश्यमेव मेरा प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा। भ्रर्थात्‌ नन्‍्द राज से 
अपने अपमान का बदला ले सकू गा । चांणक्य के पास पहुँचा और बोला, “चलिए ब्राह्मण ! आज 
नन्‍्द राज के घर ब्रह्म भोज है। भर ले जाकर बेठा दिया उसे राजा की रसोई में ।” विलासी राजा 
नन्‍्द झाया। “अरे ! यह काला कलूटा सूखा सा नर कंकाल कहां से झाथा यहां ? निकाल दो इसे 
बाहुर ।” अपमान करके चाराक्य को बाहर निकाल दिया गया। परन्तु एक गजंना उत्पन्न हुई उस हृढ़ 
संकल्पी ब्राह्मण में, “ननन्‍्द ! इस भ्रषमान का दण्ड भुगतना होगा। किचित्‌ भी तेरा दोष न छोड़ गा। 


.. ४१ हम ग्ाकियस्ध धर्म इ१८ ४५ बंद कारकौ कह्पनाओं कौ विपरौतता 


 लें.यह शिखा तभी बंधेगी, जब कि तेरा बीज भी नाश हो जाग्रेगा ।” प्रोह ! कितना बल था उसकी 

.  गजेना में, और कितनी हढ़ता समस्त विश्व ने देख दिला उसका प्रभाव ननन्‍्द का सर्वेस्व नाश कर 

दिया गया । सत्ता भ्राई सम्नाट चंद्र गुप्त के हाथ में, जिन्होंने पीछे दिगम्बर योग धारण करके वही 

. उपरोक्त गज॑ना उत्पन्न की अपने ग्रन्दर मुझे शांति चाहिये इसके भ्रतिरिक्त किचित्‌ मात्र भी नहीं कि 
झगामी विष्व देख लेगा उसकी गजेंना का प्रभाव 


परन्तु इस गर्जना का श्राधार क्या ? क्या वह जो कि कल के वक्तव्य में श्रापने समझा ? 
. झर्थात्‌ सर्वस्व का त्याग विश्वके लिए सर्वेस्व का दान ? नहीं ! वास्तव में कल का वक्तव्य समझा 
ही नहीं । वस्तु के त्यागने का नाम त्याग नहीं वस्तु के देने का नाम दान नहीं ग्राकिचन्य ही यथार्थ 
त्याग है। दान है भ्र्थात्‌ किचित्‌ मात्र भी मेरा नहीं | पहली गर्जना थी, कि शांति के अभ्रतिरिक्त किचित्‌ 
मात्र भी मुझे नहीं चाहिए ।” ओर अब है, “शांति के अतिरिक्त किचित्‌ मात्र भी मेरा नहीं।“ 'मुझे 
नहीं चाहिए, भौर 'मेरा नहीं ।' इन दोनों में क्‍या अन्तर है ? शब्दों के श्रन्दर कुछ श्रन्तर प्रतीत होता 
है | क्योंकि पहली पुकार में ध्वनित होता है कि “में ले सकता हैं पर नहीं लूगा।” और दूसरी पुकार 
में ध्वनित होता है कि “में ले ही नहीं सकता, लू गा किसे और त्यागूगा किसे ?” परंतु वस्तुतः दोनों में 
ग्रभिप्राय एक है वास्तव में मेरा कुछ है ही नहीं 


५ पट कारकी ज़रा विचार करके देखो तो पता चल जाए, कि यहां वास्तव में मेरा है ही क्‍या ? मेरी 
कल्पनाभ्रों की बस्तु वह हो सकती है कि जो सदा मेरी होकर रहे। जिन वस्तुभ्रों को में “मेरी है, ऐसा 
विपरीतता. मानता हूं, वह में श्रपने साथ लाया नहीं, साथ लेकर जाता नहीं, यहां रहते हुए भी 

सदा मेरे साथ रहती नहीं, फिर कंसे उन्हें मेरी कह सकता हुँ? वास्तव में मेरी कहना कल्पना है। 

जिसके भ्रन्तंगत छः भूले पड़ी हुई हैं, इन भूलों का नाम षट्‌ कारक है। व्याकरण में आप सबने पढ़े हैं । 
कर्ता, कर्म, कररणा, सम्प्रदान, श्रपादान व अधिकररा । इन छ: कत्पनाश्रों के श्राधार पर ही में वस्तु को 
मेरी कहने का साहस करता हूँ। जसे कि में पुत्रादि का पालन करता है भ्रत: में उनका कर्ता हैं। उनका 
पालन करना मेरा कर्तेव्य है। भ्रतः वह मेरे कम हैं। मेरे द्वारा उनका पालन होता है। अतः मैं उनका 
करण हूँ। उनके लिये ही में सब न्याय भ्रन्याय कर रहा हूँ। भ्रत: वह मेरे सम्प्रदान हैं। उनका पालन 
करना ही मेरा स्वभाव है। प्रतः में उनका भ्रपादान हूँ। मेरे प्राश्नय पर ही उनका जीवन टिक रहा है, 
झत: में उनका भ्रधिकरण हैं । भौर इसलिये वह मेरे हैं। श्नौर इसी प्रकार वह मेरी सेवा करते हैं। श्रतः 
बह मेरे कर्ता हैं। मेरी सेवा करना उनका कतंव्य है प्रतः मैं उनका कर्म हूं। उनके द्वारा ही मेरी सेवा 
हो रही है प्रत: वे मेरे करण हैं। मेरे लिये ही यह परिश्रम कर रहे हैं भ्रत: में उनका सम्प्रदान हूँ। भेरो 
रक्षा करना ही उनका स्वभाव है भ्रत: वे मेरे श्रपादान हैं। उसके आश्रय पर ही मेरा यह जीवन सुख 

से बीत रहा है, श्रतः वे मेरे भ्रधिकररा हैं। भ्र्थात्‌ में तो उनका कर्ता, कम, करणा, सम्प्रदान, भ्रपादान व 

प्रधिकरण हूँ, इसलिये वे मेरे हैं। झौर वे मेरे कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, भ्रपादान व श्रधिकरण है 

इसलिये में उनका हूं। इसी प्रकार में धन का कर्ता (उपाजन करने वाला) कर्म, कररा, भ्रम्प्रदान, प्रपादान 

व.झअधिकररा हैं भ्रत: धन मेरा है। भौर धन मेरा कर्ता (रक्षक) कर्म, करण, सम्प्रदान, ग्रपादान व 


| 
) 


४१ उत्तम प्राकिससय घम ३१६ ६ यहां कोई तेरा नहों 


प्रधिकरण है भ्त: में धन का हैं। इसी प्रकार प्रन्यत्र भी इन छः कारकों के द्वारा प्रनेक पदार्थों के 
साथ, उनको भ्रपना बना कर व में उनका बन कर, सम्बन्ध जोड़ लेता है। यही सम्बन्ध सातवां 
कारक है। 9 


इस प्रकेले सम्बन्ध में छः कल्पनायें भरा जाती हैं। इसलिये जहां जहां “मेरी व उसकी 
इत्यादि सम्बन्ध कारक का प्रयोग करने में श्रावे बहां वहां उसे श्रकेला न समझ लेना। उसके प्नन्तर्गत 
बिना कहे भी उ१रोक्त छः कल्पनायें जान जाना । श्राज लोक में इन छः कारकों का प्रयोग इस रूप में 
हम प्रति दिन करते हैं। परन्तु कभी विश्लेषण नहीं कर पाते । कि इस प्रयोग में क्‍या भ्रूल है । जैसे 
सुनार ने हथोड़े भ्ादि के द्वारा ग्राहक के लिये, स्वर्ण में से, अपनी दुकान में बेंठ कर जेवर बनाया । इस 
वाक्य में छहों बातें पड़ी हैं। सुनार कर्ता है। जेवर कम है। हथौड़ा आदि करण है। ग्राहक सम्प्रदान है । 
स्वर्ण श्रपादान है। भौर दुकान भ्रधिकरण हैं । छहों के छहों पृथक पृथक हैं। किसी का किसी के साथ 
षट्‌ कारकी रूप से वास्तविक सम्बन्ध नहीं | जैसा कि पहले स्व पर भेद विज्ञान (अध्याय नं० ३१) में दर्शा 
दिया गया है। फिर भी एक दूसरे के साथ सम्बन्ध जोड़ता हुआ मिथ्या कल्पनाओं के झ्राधार पर अपने 
को भ्रन्य का व भ्रन्य को अपने का बनाता हुप्ना, बराबर व्यग्रता उत्पन्न करता रहता हूँ। और मजे की 
बात यह कि चाहता हूं शान्ति । 


६ यहां कोई तेरा यदि शान्ति चाहता हैं तो भाई ! इस भ्रम को टाल। वास्तव में कोई भी तेरा नहीं । 
नहीं देख इस हृष्टान्त पर विचार कर । एक अभ्रफीमची, आलसी-पड़े थे-नदी किनारे-वृक्ष के 
नीचे । “भरे ! श्रब कहां जाऊ गा ? चलो भूखे ही सही । रात तो बीत ही जायेगी यहां । प्रातः की प्रात: 
देखी जायेगी । इतने में एक राजा का लश्कर गब्राया । संध्या पड़ रही थो। नदी के किनारे डेरे लगा 
दिये। श्रान की आन में जंगल में मंगल हो गया | “अहा हा ! कितना सुन्दर नगर बस गया, कितने 
दयालु हैं प्रभु ! अपने इस भक्त पर दया करके यहां ही नगर बसा दिया ? वाह वाह ! कितना अच्छा 
हुआ ! भ्रब कहीं भो जाना न पड़ेगा । बस इस नगर में अरब मौज से कटेगी ।” और प्रात: होने पर जब 
देखा कि रंग ही बदल गया है । तम्बू उखड़ने लगे हैं । कूच का बिगुल बज रहा है। चारों शोर ज्ञलने 
चलने की उछल क्रृद मच रही है। तो फिर कया था ? मानों प्राए ही निकल गये। एक व्यक्ति से पूछा 
कि भाई ! किधर जा रहे हो ? “कौन हो तुम ?” बह बोला . भ्रणीमच्री ने कुछ निराशा भरीश्झावाज़ 
में कहा, “मेरे ही लिये तो मेजा था न॒प्रभु ने तुम्हें ।? “अरे चल चल ! कौन तू और तेरा प्रभु ? 
भ्रपनी मर्जी से भ्राये थे भौर भ्रपनी मर्जी से जाते हैं। न तुझ से पूछ कर श्रायेन तुभ से पूछ कर जाते 
हैं। तू कौन होता है हमसे बात करने वाला !” श्लौर निराशा में डूबा रह गया बेचारा रोता का रोता | 


क्‍या ऐसी ही दशा हमारी नहीं है ? पुत्र उत्पन्न हुआ, “अरहा हा ! मेरी मुराद पूरी कर 
दी है प्रभु ने । मेरे नाम को जीवित रखेगा यह ।” झौर न जाने क्या क्या ? “खूब दान दो, खूब बाजे 
बज़ाओो । प्राज मेरा भाग्य जागा है।” झौर जिस दिन तम्बू उखड़ने लगे। पथिक जाने लगा तब ? 
“परे रे ! किधर जाते हो । “कौन हो तुम ।” “मेरे लिये भेजा था न॒प्रभु ने तुम्हें ?” "हट हुट, कौन 


४१ उत्तम भ्राकिचन्य धर्म ३२० ७ सच्चा त्याग 


तू झौर कौन तेरा प्रभु ? ग्रपनी मर्जी से श्राया था भ्ौर श्रपनी मर्जी से जाता हुं। न तुझ से पूछ कर 
भ्राया न तुक से पूछ कर जाता हैं। तू कौन होता है मुझ से बातें करने वाला ?” और निराशा में डूबे 
रोने लगे हैं-पभाप । इतने विषाद का क्या कारण है ? क्‍या सोचा है कभी ? क्या उस पुत्र का जाना कारण 
है। ऐसा मानना तेरी भूल है। पुत्र का जाना विषाद का कारण नहीं, श्रौर न ही उसका झ्राना विषाद 
का कारण था। “भ्रर्थात्‌ जो यह न आता तो ग्राज क्‍यों विधाद होता ?” ऐसा मानना ही भूल है। 
वास्तविकता तो यह है कि यदि तू उसके भ्रन्दर उस समय, “मेरे लिये भेजा गया है, मेरा नाम जीवित 
करेगा", प्लौर इसी प्रकार श्रन्य षघट कारकी भूलें न करता, तो आज यह विषाद न होता। इसी प्रकार 
लक्ष्मी के श्राने भौर जाने के सम्बन्ध में भी समझ लेना। हढ़तया यह निश्चय किये बिना, कल्पना मात्र 
से नहीं, बल्कि वास्तव में कोई भी पदार्थ षट्‌ कारकी रूप से मेरा है ही नहीं, वह उपरोक्त गजंना निकलनी 
झसम्भव है। 


७ सच्चात्यगा और ऐसा हृढ़ निश्चय होने के पश्चात्‌ समझ में आ जायेगा कल के त्याग का रहस्य । 
“भेरा कुछ है ही नहीं। तो किसका त्याग । किसी वस्तु का तीन काल में एक समय के लिये ग्रहण ही 
नहीं हुआ । किसका दान ? न कुछ त्याग न कुछ दान । केवल भिथ्या बुद्धि का त्याग, मिथ्या बुद्धि का 
दान ।” बस इसके भ्रतिरिक्त कुछ नहीं है-त्याग का भ्रभिप्राय । “मैने विश्व के लिये दान करदी या त्याग 
दी”, इस प्रभिप्राय में तो पड़ा है श्रभिमान । उस वस्तु का स्वामित्व | श्रर्थात्‌ “मेरी थी मेने त्याग दी ।” 
ऐसा त्याग वास्तविक त्याग नहीं है | शान्ति का मार्ग नहीं है । कुछ त्याग की नकल मात्र है । 


देखो ! किसी समय मेरा एक लोटा श्रापके घर श्राया। और पड़ा रहा वहां ही | मैं 
मांगना भूल गया श्र श्राप देना भूल गये । प्रयोग में लाते रहे । यह भी विश्वास हो गया कि वह आ्रापका 
ही है। साल भर पश्चात्‌ ग्रापके घर में किसी कार्य वश श्राया । पानी मांगा । संयोग वश वही लोटा 
सामने आया । “भाई साहब ! क्षमा करना । क्षोभ न लाना। यह लोटा तो मेरा है। यह देखो इस पर 
मेरा नाम खुदा है । साल भर से भूला हुआ था | और आपने भी नाम देख कर निश्चय कर लिया कि 
हां “मेरा ही है। “क्षमा करता भाई साहब ! बड़ी भारी भूल हुई मेरी । कहें तो नया मंगा दू'। नहीं 
तो थ्ही ले जाइये ।” यही तो कहेंगे श्राप उसके उत्तर में या कुछ शौर ? अरब इसी के सम्बन्ध में दूसरी 
कल्पना कीजिये | कोई भिखारी आता है आपके घर, और आप दया करके वही लोटा दे देते हैं उसे ? 
लोटे के त्याग की दो कल्पनायें श्रापके सामने हैं? एक मुझे देने की और एक भिखारी को देने की । 
दोनों कल्पनाओं में ही ग्राप देने वाले हैं। भौर वही लोटा दिया गया है। विचारिये कि कुछ भ्रन्तर है 
दोनों त्यागों में | मुझे जो दिया, उसका तो दिया ही क्या ? झ्रापका था हो नहीं । भिखारी को दिया, सो 
प्रपना करके देने के कारण हो गया अ्रभिमान । “मैंने उस पर ऐहसान किया है ।” यह काहे का त्याग ? 
पहला वस्तु स्वरूप के भ्राधार पर है और दूसरा भ्रम व भूल के आधार पर। एक में निविकल्पता है, 
और दूसरे में श्रभिमान का विकल्प । एक में शान्ति है भौर दूसरे में श्रशान्ति। इसीलिये पहला त्याग 
सच्चा है भौर दूसरा त्याग भूठा । 


यदि शान्ति की इच्छा है तो सच्चा त्याग कर | सच्ची गर्जना उत्पन्न कर। “यहां किंचित्‌ 
मात्र भी मेरा नहीं है। किसको ग्रहण करू झौर किस को छोड़, ?* शान्ति ही मेरी है वही मुझे चाहिये। 


! 


४१ उत्तम भाकिचन्य ध्मे ३२१ ७ सच्या त्याग 


भ्रन्य कुछ मेरा नहीं है । वह मुझे चाहिये भी गहीं। अपनी स्वतन्त्रता मेरा भ्रधिकार है वही मुझे 
चाहिये । प्रन्य को परतन्त्र बनाना मेरा अधिकार नहीं, प्रतः परमाणु मात्र को भी परतन्त्र बनाने की 
मुझे इच्छा नहीं । अपने में घट कारकी रूप से में कछे:कर सकता हैँ, भ्रत: भ्पने में ही कुछ करना चाहता 
है। पर में घट कारकी रूप से कुछ कर नहीं सकता, ग्रतः पर में कुछ करना भी नहीं चाहता ।” इत्यादि 
यह है सच्ची गर्जेना' या सच्चा अभिप्राय । सच्छचा आर्किचन्य धर्म । ' 


बास्तव में तो योगी जनों ने ही इसे जीवन में ढाला है। 'पर आप भी अपने अभिप्राय 
को उपरोक्त रीति बदल कर किडिचत्‌ उस धर्म के उपासक बन सकते हैं ? भ्रर्थात्‌ ऐसा अभिप्राय बन 
जाने के पश्चात्‌ उन उन वस्तुझों में भले रमणता करो । “पर यह मेरा अपराध है | ऐसी बात भ्रन्तरज्ू 
में स्वाभाविक रूप से श्राती रहेगी । बस वही श्रापका श्राकिचन्य धर्म है। 


! २ |, ' 
पर 


क्र 


था + ४ हू ९ हे भ ढ पु आओ ) ३४ 
+ ४ ९ कं |] ्ई ॥.॥ | ढ़ है ध्शै हा 
री हि छः हित रे ' गा रबी ;  । | ] | ह*ः ( * | री ! है की ] है कई. # | के + (६: 


दिनांक २९ अक्तूबर र६१६ 


प्रवचन नं० ७१ 


१--अहमचये का लक्षण, ३-अहमचारी का लक्षण, अहमचारी मांगे का अनुक्रम, जअहमचारी के माग 
कौ बारइ स्थितियां, ५--पहली स्थिति के जहमचारी की सत्याथता ; 


सच्चिदानन्द ब्रह्म में रमणता करके परणों पर ब्रह्म पद को प्राप्त, हे भ्नन्‍्तों सिद्ध प्रभु ! 
मुझे ब्रह्मचय प्रदान कीजिये | गरम घी के छींटों से दाह को प्राप्त हुए व्यक्ति व॒तू, श्रनादि काल से इन 
विषय भोगों की दाह को प्राप्त में, भ्राज श्रत्यन्त संतप्त हो, श्रापकी शरण में श्राया हुं। मेरा दाह शौन्‍्त 
कीजिये नाथ । निज शान्ति के भ्रतिरिक्त श्रन्य पदार्थों में रमण करता में, ग्राज तक व्यभिचारी बना रहा। 
ब्रह्मवारी बनने की भ्रभिलाषा लेकर, पूर्ण ब्रह्म की शररा में श्राया है । 


है जदूमचय का. भोज ब्रह्मचर्य की बात चलती है। लोक में भी जिसकी बहुत महिमा है। लोकों की 

लक्षण दृष्टि में ब्रह्मचारी के लिये इतना ऊंचा स्थान क्‍यों ? क्‍या केवल स्त्री मात्र का त्याग 
कर देने पर इसका इतना ऊ चा स्थान है ? यह तो बात कुछ गले उतरती प्रतीत नहीं होती, क्योंकि 
स्‍त्री का त्याग करके अन्य विषयों में खूब रमण करने वाले, न्याय श्रन्याय का विवेक न रखने वाले, 
प्रत्यन्त कषाय वान तथा विलासी जीबों के प्रति बहुमान उत्पन्न होता नहीं देखा जाता। क्यों ? क्‍या 
उसे स्त्री का त्याग नहीं ? भौर यदि है, तो क्‍या वह ब्रह्मचारी नहीं ? नहीं वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं है । 
क्योंकि यदि होता तो स्वत: ही उसके प्रति बहुमान उत्पन्न हुए बिना न रहता। श्रत: ब्रह्मचारी का लक्षण 
केबल स्त्री त्यागी नहीं है। इसका लक्षण उतना ही व्यापक है जितनी की उसकी महिमा । 


ब्रह्म कहते हैं सच्चिदानन्द भगवन भ्रात्मा को, उसमें चरण करना भ्र्था 
में स्थित रहने का नाम ब्रह्मचयें है। शान्ति घातक जो संकल्प विकल्प या राग द्वेषादि है, कह ४४ 
: करने का नाम भप्नब्ह्म है, व्यभिचार है, मेशुन है। या यों कहिये कि राग द्वेषादि का कारण जो पांचों 
इन्द्रिय सम्बन्धी विषय सामग्री उसमें चरण करना, रमणा करना सो व्यभिचार है। कल श्राकिचन्य 
धर्म की बात के अन्तंगत यह बताया गया था, कि लोक में मेरी शाँति के प्रतिरिक्त कोई भी मेरा पदार्थ 
नहीं । किसी को करने या भोगने का सुझे श्रधिकार नहीं । भ्रत: किसी गदार्थ को इष्टासिष्ट समझे कर 
करने या भोगने का प्रयत्न करना यह भ्रपराध है, व्यभिचार है। भ्रतः निज शांति की क्‍्ोर देखने हर 


४९ वताम इहाचर्य: ् ३१३. २ बअर्यचारी का लक्षण 


तो बद्दा की उपासना-कहों या अद्वाचरयं, एक ही भर्थ है । भौर बाह्य सामग्री की शोर देख कर, इत करो 
त्याग कहो, दम कहो, संयम कहो, इन्द्रिय जय कहो, या बह्मचारी कहो एक हीं भर्थ है? इसीलिए बंद 
. चर्य छब्द के प्रति जोक में इतना बहुमान है । क्‍ 


२ अहमचारी का लोक में यद्यपि ब्रह्मघयं की व्याख्या केवल स्त्री त्याग पर से की जाती'है। पर वास्तव में 

लचण ऐसा नहीं है । यहां स्त्री शब्द से प्र्थ सम्पूर्ण भोग सामग्रीं से है। क्योंकि व लेकमी नामें 
से पुकारी जाती है। प्रतः लक्ष्मी में रसमणता का नाम व्याभिवार है। और लक्ष्मी के त्याग का ता्में 
ब्रह्मचर्य' है। ब्रह्मचर्ये की व्याख्या कर देने के पश्चांत्‌ यह देखना हैं कि ब्रह्मचारी कौन है कया केबल 
मनुष्यणी का सम्दर्श त्याग कर देने वाला ब्रह्मचारों, या लक्ष्मी का सम्पूर्ण त्याग कर देने वाला 
ब्रंहाचारी ? ऐसा नहीं हैं, अ्रह्मचारी में पड़ा यह 'चारी' शब्द मार्ग का द्योतक है। प्र्थाद्‌ ब्रह्मचारी कहते 
हैं ब्रह्म के मार्ग में गमन करने वाले' को, श्रर्थात्‌ हीनाधिक रूप से लक्ष्मी के त्यामी को। पूर्ण त्यागी तौं 
वास्तव में चारी नहीं हो सकता । वह तो ब्रह ही हो जायेगा । पूर्णता के पदचात्‌ मार्ग का प्रन्त हों जीता 
है । फिर सार्मी या चारी नहीं. कहा जा सकता + अतः पूर्रा भ्रद्म कै-लक्ष्य पर पहुँलने के लिये, हीनाघिक 
रूप से लक्ष्मी का त्माम करने वाला, प्र्थात्‌ त्याग, के सारे प्र चलने काला बअह्मनारी है । 


३ जहमचारी का मार्ग मदि प्रश्न करें, कि कितने त्याती को बह्मचारी कहें. ? तो इसके लिये कोई ख्रीमा महीं 

भबुक्रम बांधी जा सकती। जिस प्रकार कि मध्य पीने की अदत को छोड़ने के लिये जो प्रझप्रस 
कर रहा है, उसे कबः जाकर मद्य का त्याय कहें ?-वास्त॒क में पहले दिन ही, जब कि उसने एक.प्ूट ही 
कम को थो, वह त्यागी की कोर्ट में झा गया था, अले जोम उसके त्काम को न जाने एायें। घीटदे धीरे 
जब मद्यशाला में . भी जाने का त्माम कर देगा, जब दही ल्पेक जान फाम्रेना कि ब्रह त्यागी है। परन्तु 
लोगों की दृष्टि में भरा जाना त्याग का माप द्रण्ड नह है। मार्ग के ऊपर. पहला पर रखते ही व्यक्ति 
पृथिक बन जाता है ।. पथ पर भागे पीछे चलने बे व्यक्ति, भले ही लक्ष्य की. निकठत्ा व दरता के 
कररणा अबले व पिछले कहलायें, ऐसा कोई नहीं जिसे हुम प॒ा्थिक न कह सकें। फशिक- सब हैं, 
भन्रे झ्ागे: बाला हो. कि पीछे वाला । बस इसी प्रकार यहां त्याम सम्बन्धी ब्रछूत्वर्य के मार्ग में भी लागू 
कर बेन ॥ जिस दिन त्याय: का झपिप्राय क्रिया, उसी दिन बह .त्यागी को कोटि में भरा गया । जप: ज्करें., 
त्याय करता जा्येग्रा, भागे बढ़ता झातेगा, अधिकापिक उत्तम विशेषरत्त को घारण करता जामेसा | जश्न्य 
से उत्कृष्ट पर्यन्द रत ब्रह्मचर्य के मार्ग में भी, भ्न्‍्य प्रकरणों. में कथित मार्म बत्‌ क्रम फड़सा है । क्रम्रनुख्तर 
केवल उत्तकतता के विज्लेषण में भन्‍्तर पड क्रकता है, ऋऋतबर् पने में नहीं। प्रथम क्षरा में भी कऋयकारी है, 
प्रौर प्रत्तिय क्षर में भी बढ्मचा री + भ्रधभिप्राय त्याव का होता चाहिये | 


, पर्व के प्रश्मिप्राय की मुदयतः है + त्याग. के. प्रश्िप्राथ रहित सी कार बशु:स्त्री व. 
लक्ष्मी की प्राप्ति न हो. सके, उसे ब्रह्मचारी नहीं. कहू सकते, और, त्याग के प्रभिश्राय सद्ठित स्त्री,या 
लक्ष्मी में रमण करता हुणय, भी, बह्मच्ारी कह जा. घकता है। स्त्री. या लक्ष्मी का पूर्ण, त्यागी, ही. अह्य- 
. चारी हो, ऐसा भी नहीं है। भल्प त्यागी भी यथा योग्य रूप से ब्रह्मचारी है। श्रन्य प्रकरणों बत्‌ यहाँ 
भी भज्मचारी की. परीक्षा त्याग पर स्रे करनी है । ग्रहूरा पर से नहीं । ग्रहूएा पर से करने लगोगे तो बात 
गले; ने कतरेंगी | क्योंकि जब वैश्य सेवन, करने वाले. कों ब्रह्मचारी बतलाया,. जायेगा, तो भापको 


 स्कमाइड, डी ढूंपी पद जलेगी। उम्सबत: कुछ छोआ, भें, कि. स्पष्ट व्यम्रिचार का पशु किया जा रक्ष 


४२ उत्तम ब्रह्मचर्य गा ३ २४ * ४ ब्रह्मचारी के मार्ग को बारहँ स्थितियां 

हैं । धर्म की. हंसी उड़ाई जा रही है। परन्तु शान्त होकर सुनना भाई प्रभिप्राय को. पढ़ने का प्रयत्न 
करेंना। वर्तमान क्रियों को न देख कर जितना त्याग किया है उसको देखना । त्याग का नाम ही बह्मचर्य 
है । अंश मात्र भी रमणता का नाम ब्रह्मचय नहीं हो सकता । ग्रहण की ओर से देखिये, तो घुनि को 
भी ब्रह्मत्नारी.न कह सकोगे । क्योंकि आहार ग्रहण का नाम बहाचर्य नहीं । जितना त्याग हुश्ा है उतना, 
ही बह्मचयं है। स्त्री त्याग के पश्चात्‌ बाहर में स्पष्ट त्याग दिखाई दे जाने पर, लोक में ब्रह्मचारी कहा 
जाता है । उसमें भी त्याग को भोर देख कर ही निर्णाय किया गया है ? देखो एक भील ने केवल कौवे, 
का मांस ज़ाना छोड़ दिया | और श्रन्य जन्तुग्रों का मांस खाता रहा । वह त्यागी की कोटि में थ्रा गया 
है। परन्तु इसका निर्णय त्याग की भ्रोर से होगा, श्रन्य मांस के ग्रहण की झोर से नहीं। चाण्डाल ने 
केवल चतुर्दशी को हत्या करने का त्याग किया | परन्तु श्रन्य दिन्न हत्या करता रहा। वह त्यागी को 
कोटि में श्रा गया । परन्तु निर्णाय त्याग की ओर से किया जा सकेगा। भ्रन्य दिनों को हत्या की भ्रोर 
से नहीं। . , 


४ जहमचारी के. (१) उपरोक्त कथन का स्पष्टीकररणा करने के लिये त्याग का विश्लेषण करना होगा । 
मार्ग की वारद और इस 'प्रयोजन के लिये, जिसका त्याग करना श्रमिष्ट है, ऐसे सम्पूर्ण बस्तु समूह या 
स्थितियां लक्ष्मी का विश्लेषण करना होगा । सम्पूर्ण सामग्री या लक्ष्मी को दो भागों में विभा- 

जित किया जा सकता है। एक वह जिस पर कि, राज्य की व लोक की हृष्टि में मेरा अ्रधिकार है। 

श्र्थात्‌ जो मेरे स्वामित्व में है। और दूसरी वह जिस पर राज्य व लोक की दृष्टि में मेरा कोई भ्रधिकार 
नहीं । अर्थात्‌ जो दूसरों के स्वामित्व में है। ग्राकिचन्य धर्म में बताए अनुसार सम्पूर्ण सामग्री का षट्‌ 
कारक रूप से त्याग करना अभिष्ट है, पर प्रथम ही क्षण में ऐसा होना अ्रसम्भव है। अत: त्याग मार्ग 
पर पग रखते हुए, सम्पूर्ण में से कुछ का त्याग करना होगा । आप॑ ही बताइये उपरोक्त दो भागों में से 
पहले किस भाग का त्याग करता उचित है ? अपने स्वामित्व में रखी लक्ष्मी का कि अन्य के स्वामित्व 
में रखी करा ? स्पष्ट है कि भ्रन्य की लक्ष्मी का त्याग पहले होगा। परन्तु अन्य की लक्ष्मी का त्याग 
कैसा ? वह तो पहले से ही है। सो भी बात नहीं है भाई ! यहां उस श्रभिप्राय का त्याग मुख्य है, जिसके 
कारण कि मेरी लालायित दृष्टि उसकी शोर खिंच जातो है। साक्षात्‌ रूप से तो उसका भोग मैं कर ही 
नहीं सकता । या तो चोरी कर सकता हूँ, या केवल देख कर लालसा कर सकता हूं। अतः ब्रह्मचारी 
के प्रथंम पग में भ्रन्य की वस्तु को चुराने का या उसे देख कर लालसा करने का त्याग हुआ । यह त्याग 
यद्यपि लोकों की दृष्टि में कोई महत्व नहीं रखता, परन्तु वास्,व में यदि विचार करके देखा जाये तो, 
भ्रगैनी लक्ष्मी के त्याग की अपेक्षा इसका महत्व अधिक है| क्योंकि भ्रन्य की लक्ष्मी मेरी लक्ष्मी से अनन्त 
गुणी है | सर्वे का ही तो त्याग हो गया । रह ही कितनी गई | सम्पूर्ण के बराबर रख कर देखे तो रखी 
दिखाई भी न दे | इसलिये वह व्यक्ति, जिसने की अन्य कि सम्पत्ति व उनके द्वारा परिणा कर या ग्रन्‍्य 
प्रकार से लाई गई, उसके स्वामित्व में रहेने बाली स्त्रियों पर, तथा उनकी कवारी कन्याओ्रं पर, दृष्टि 
पाते करने का त्यांग कर दिया है, वह ब्रह्मचारी है। भले ही इनके प्रतिरक्त ्रन्‍्य सम्पत्ति व स्त्रियों में 
किंतेना भी रमंरा क्यों न करे । परीक्षा त्याग पर से करनी है, रमणता पर से नहीं । 

हर (२) पर यहां ही तो त्याग समाप्त नहीं हो गया । शेष बची स्व लक्ष्मी उसका भी तो 
त्याग करना है.। वह-भी एक दम होना प्रसम्भव है। भ्रत: इस स्व लक्ष्मी को भो विभाजन करके तीन 
कौर्टियों में बॉँट दीजिये । एक वह स्त्री व सामग्री जो किसी ने -भ्रपनी मज़ी से मुझे दी है, भ्रथवां मेरे 


४२ उत्तम ब्रह्म चर्य सी ३२५. ' ४ ब्रह्मचारी के मार्ग की बारह स्थितियां 


पिता से मेरे, पांत आझ्राई हैं, जैसे विवाहित स्त्री व पितृ धन। दूसरी वह स्त्रीव धन जो बाजार से मैं. 
मोल लाया है, या अपनी भुजाभों से कमाई है। जेसे मोल, लाई गई या युद्धादि में जीत कर लाई गई 
दासी व स्वयं उपाजजित किया हुआ धन । तीसरी वह स्त्री व सम्पत्ति जिस पर सबका समान प्रधिकार 
है | जैसे बेश्या या गली में लगा पानी का नल | कथन को संक्षिप्त बनाने के लिये आगे श्रागे केवल स्त्रियों 
के आधार पर ही कथन किया जायेगा | धन व सम्पत्ति श्रादि का कथन न किया जायेगा। पर अपनी 
झोर से स्वियों के साथ साथ उसका भी ग्रहण भअ्रभिप्राय में करते रहना । मेरे स्वामित्व व अ्रधिकार में 
रहने वाली स्त्रियां तीन प्रकार की हो गई | धम्मं पत्नी, दासी, व वेश्या । भ्रव इन तीनों में से कुछ का 
त्याग करना अभिष्ट है। बताशो किसका त्याग पहले करें ? अ्रवश्यमेव ही आप वेश्या का त्याग पहले 
करने के लिये कहेंगे, क्योंकि उस पर मेरा पूर्ण भ्रधिकार नहीं है। मेरे अतिरिक्त अन्य का भी उस पर 
ग्रधिकार है इसलिये । भ्रत: हर स्त्री व कन्या के अतिरिक्त वेश्या का भी त्याग करने वाला वह व्यक्ति 
ब्रह्मचारी है-पहले वाले से कुछ ऊंचा । भले ही अनेकों धर्म पत्तियों व दासियों के साथ रमणता हो । 
यहां भी त्याग पर से निर्णय कीजिये, ग्रहण पर से नहीं । 


(३) श्रागे भी चुप तो नहीं बेठना है । शेष बची स्त्रियों का भो तो त्याग करना है? 
एक दम होना कठिन है । बताइये धर्म पत्नी व दासी में से पहले किसको त्यागें ? भ्रवश्यमेव ही कहेंगे 
कि दासी को, क्‍योंकि उसे बिना उसकी श्रनुमति के में मोल लेकर श्राया था, या जीत कर लाया था 
झ्रत: पर स्त्री व कन्या तथा वेश्या के अतिरिक्त दासी का त्याग कर देने वाला, ब्रह्मचारी है-दूसरे से भी 
कुछ ऊचा । भले ही १८००० धर्म पत्नियों में रमता हो। यहां भी त्याग पर से निर्णय करो ग्रहण 
पर से नहीं। 


(४) आगे भी इन १८००० धर्म पत्नियों का त्याग करना है। एक दम करना कठिन 
है । बताइए कया करें ? स्वभावतः यही कहेंगे कि एक को रख कर सवे को त्याग दें । बस तो पर स्त्री व 
कन्या, वेश्या, दास के अतिरिक्त, शेष धर्म पत्नियों का त्याग कर देने वाला ब्रह्मचारी है-तीसरे से भी कुछ 
ऊचा। भले ही एक धर्म पत्नी के साथ दिन में भी रमणता हो । 


(५) आगे भी | इस एक धर्म पत्नी का भी तो त्याग करना है। कंसे करें ? पहले पहल 
दिन में रमणा करने का त्याग कर दें | अत: दिया मेथुन का त्याग करने वाला भी ब्रह्मचारी है-चौथे से भी 
ऊंचा । भले ही रात को प्रतिदिन रमे । यहाँ भी त्याग ही मुख्य है रमरणाता नहीं । 


(६) रात्नी मेंथुन का भी तो त्याग करना है। कंसे करें ? पहले कुछ दिन का त्याग 
करे । सुविधा के लिए तथा धामिक क्षेत्र की अन्य दिशाओ्रों में सहायता लेने के लिए, पर्व के दिलों में 
रात्रि मैथुन का भी त्याग करें। महीने की चार श्रष्टमी, चतुर्दशी की झ्राठ रातों में, साल की तीत 
ग्रष्टाहनिकाओं की २७ रातोंमें, सालके तीन दशलक्षण व रत्नत्रय पर्वोकी रातोंमें तथा अन्य धाभिक ग्रवसरों 
में जैसे कि तीथे यात्रा श्रादि में, धर्म पत्लि का भी पूर्ण त्याग करने वाला ब्रह्मचारी है ; पांचवे से ऊ'चा, 
भले अन्य रात्रियों में सम्भोग करे । 


(७) और इसी प्रकार भरत में सातवीं श्रेणी में आकर भ्रन्य रात्रियों के लिए भी धर्म 
पत्नी का त्याग करके, वह महा भाग्य स्त्री मात्र का त्यागी ब्रह्मचारी है-छठे से ऊ चा । 


“४२ उत्तम ब्ह्मचर्य . ३२६ ४ पहली स्थिति के श्रह्मचारी की सत्यार्धता 


रा (८) यद्यपि लोकों की दृष्टि में वह पूर्रा बरह्मचारी हो गया. है, परन्तु नहीं । स्त्री के साथ 

हैं लगी लक्ष्मी श्रभी तक चली भा रहौ है । प्रतः उसके त्याग बिवा, वहु भ्रभी पूर्णो ब्रह्मचारी नहीं कहा 
. हज सकता । उसे भी छोड़ना होगा । स्त्री कै साथ लक्ष्मी का भी यथा योग्य त्याग होता ही पाया है । 
इंसंलिंग्रे इस सातवीं श्रेणी में लक्ष्मी का संसर्ग बहुत कम है ' पर है प्रवश्य । इसमें भी भौर कमी करता 
है, भोर एक लंगोटी व एक चादर के भ्तिरिक्त भ्रन्य सर्व का त्याग कर देता है। वह भी बह्माचारी है- 
सातवें से ऊंचा । 


(६) यहां भी रुफता नहीं। लंगोटी' व चादर का भी त्याय कर देता है, भौर बन जाता 
हैं मग्त साधु | वह भी ब्रह्मचारी है-प्राठवें से ऊचा । 


(१०) मण्यपि स्थूल हृष्टि से देखने पर भ्रव यह पूरा ब्रह्माचारी कहा जा सकता है, 
बयोकि इसके पास स्त्री है न सम्पत्ति | सर्व त्याग हो छुका है। त्यागने को और शेष नहीं रहा । परन्शु 
नहीं सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इसके पास कुछ भर भी है। बह है उसके अ्रस्तरड़॒ विकल्प । श्रब तक के 
क्रम पूर्वक किये गये सर्व त्याग के साथ साथ, श्रन्तरड्भु विकल्पों का त्याग भो बराबर होता चला भ्रा 
रहा था | क्योंकि जेसा कि पहले भी कई बार बताया जा चुका है, श्रौर पुनः पुनः बताया जा रहा है, 
कि इस संवर के प्रकरण में, प्रन्तर विकल्पों के प्रशमन करने का पुरुषार्थ ही मुख्यतया किया जा रहा 
है। उसके प्रशमन करने के लिये ही, या उसके प्रशमन के फल स्वरूप ही, यह सर्व बाह्य का त्याग है। 
वह ने हो तो इस त्याग का कोई मूल्य नहीं । इसलिये बहुत श्रधिक विकल्प दब चुके हैं । पर श्रब भी 
कुछ शैष हैं | इन्हें भी त्यागना है । पहले कुछ देर के लिये त्यागता है-और हो जाता है ध्यानस्थ, शान्ति 
में निमग्न, निविकल्प । यह भी ब्रह्मचारी है-नवें से ऊंचा, पर पूर्ण नहीं। क्‍योंकि अभी भी संस्कार शेष 
हैं, जो थोड़ी देर पश्चात्‌ इसमें फिर विकल्प उत्पन्न कर देंगे । 


(११) इन संस्कारों को भी काट कर हो जाता है पूर्णा शुद्ध, मगवान अहंन्त । यह, भी 
ब्रह्म चारी है-दसवें से ऊ चा । पर पूर्ण न&।, क्योंकि अभी भी शरीर कहीं स्यामा गया है । 


(१२) प्रतः शरीर के भी स्यागने के पश्चात्‌ बन जाते हैं बश सद्ध भगवान । निविकार, 
मिराकार, चेतन्य ज्योति मात्र । श्रव वह ब्रह्मचारी नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म है। क्‍योंकि त्यायने को प्रव 
परमाणु मात्र भी शेष नहीं। मार्ग सभाप्त हों चुका है। लक्ष्य पर पहुँच चुका' है । 


५ पहली स्थिति के यह है बह्मचारी कीं स्थूल रूपसे बारह' स्थितियां-एक के पीछे एक बढ़ती हुई । पर हैं बारह 

महाबचारी की के आारह ब्रह्मचारी । भर इस प्रकार पहली स्थिति में पर स्त्री ब कन्या मात्र का त्याग 

स्त्याधता करके, प्रनेकों धर्म पत्सियों, श्रनेकों ढासी व अमेकों वेदयाशों में रमरो बाल॥, बहु व्यक्ति 
मी करकचारी की कोटि में है। साधारणखतया देखने पर सले ही वह व्यकिचारों दीख पड़े, पर इसके 
ग्रन्त रुक प्रभिव्नाय में त्याग का व तत्फल रूप शान्ति में रमखला का जो भाव पड़ा है, उसकी अच्न्तिय 
महिमा है। उस प्रभिप्राय के कारण से हो वह ब्रह्मचारी है। यह प्रभिप्राय' न हो तो सर्वस्व त्यागी मुनि भी 
ब्रह्मचारी नहीं। इसीलिये ब्रह्मचारी के प्रति इतना बहुमान उद्वता है। इस भ्रकेले ब्रह्मचर्य में सर्वे ही प्रब 
तक का काचित भोग सभा जाता है । 


४२ उत्तम अह्ायचय ३२७ ५ पहली स्थिति के ब्रह्मवारी की तत्वा्थता 

यद्यपि प्रादर्श अरह्यचर्य धर्म का पालन तो योगी जन ही करते हैं। परन्तु हम भी अपनी 

योग्वतानुसार इसका पालन कर सकते हैं । हे शान्ति के उपासक ! निज ज्षान्ति की रक्षा के लिये, प्रत्यन्त 

तीब्र दाह को उत्पन्न करने वाले, इस स्त्री संसर्ग का कुछ परिमाण कर । पर स्त्री, वेश्या व दासी का 

तो सर्वथा त्याग होना चाहिये । स्व स्त्री में भी दिवा मैथुन का त्याग तो भ्रवह्य कर । तथा पर के दिलों 
में पूर्णा ब्रह्मचर्य धारणा करके भागे बढ़ते का ग्रसाेश कर | 


जैसा कि पहले ब्रतों के भ्र्तगंत बताया जा चुका है, कि पथिक के मार्ग में भ्नेकों 
रुकाबटें भ्राती हैं, ब्रतों में अ्रनेकों बार दोष लग जाते हैं । यहां भी उसे न भूलना चाहिये । ब्रह्मचर्य घममें 
का उपरोक्त रीति से पालन करते हुए, एक साधक को बड़े बड़े दोष लग जाने की सम्भावना है । कषायों 
की विचित्रता है। हो सकता है कि संस्कारों का मारा वह साधक इतना बड़ा अपराध कर बेंठे, कि 
जिसके लिए राज्य की झोर से भी बहुत बड़ा दण्ड भोगना पड़े। श्रर्थातू स्त्री से ही नहीं, किसी छोटे 
लड़के के साथ व्यभिचार कर बेठे, भ्नज् क्रीड़ा, भ्रथवा हस्त क्रौड़ा श्रादि बंड़े से बड़ा प्र्नेथ कर बेठे । 
परन्तु फिर भी यह दोषी नहीं कहा जा सकता। भारचरय हो रहा होंगा आपको यह सुनकर, भौर 
सम्भवतः क्षोभ भी भ्रा गया हो, परन्तु शान्ति कीजिये । श्रागे श्रतिचार सम्बन्धी प्रकरण झायेगा। उसे 
सुन कर प्रापका क्षोम श्रवश्य शान्त हो जायेगा | श्रभ्िप्राय की श्रचिन्त्य महिमा है । 


मु 
2६2८ 
मै आने 
कर 


कै 


आय 
कप 


का 


४३ 


दिनांक २७ अक्तूबर १६५६ 
,बचसे नं० ७४ 


१-धार्मिक जीवन में भी दोषों की सम्भावना, २--अपराधी हो)े हुए भी निरपर।धी,  ई--अम्रिप्राय कौ 
प्रधानता, ४--अतिचार व्‌ भनाचार में भन्तर । 


+ 
हु हे 


१ धार्मिक जीबन में अरे रे ! इन संस्कारों की दुष्टता | इतना पुरुषार्थे करते हुए भी बहुत ऊंचे चढ़ जाने पर 
भी दोषों की भी, जो पीछा नहीं छोड़ते । हे प्रभो ! इनसे मेरी रक्षा कीजिये। प्रब तक के विस्तृत 
सम्भावना. कथन में स्थल स्थल पर ऊपर ही चढ़ने की बात बताई गई है। गिरने की बात कहीं भो 

आई नहीं । इसलिए ऐसा भ्रम हो सकता है कि “जो चढ़ा है सो चढ़ा ही चढ़ा । गिरने वाले ज्ञानी नहीं 

हो सकते । उन्हें साधक नहीं कह सकते, “इत्यादि । परन्तु ऐसा न विचार भगवन्‌ ! ऐसे भ्रम के कारण 
किसी यथार्थ ज्ञानी को भी प्रधर्मी मान बेठेगा । स्वयं भी मार्ग पर चढ़ते हुए ऐसे गिरने के भ्रवसरों पर 
निराश हो जायेगा । सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल डालेगा । बच, ऐसे विचारों से बच । 


साधक कोई लोहे की मशीन नहीं है। कि एक बार चलाई तो चलती ही रहे । मशीन 
भी तो कोई ऐसी दिखाई नहीं देती, जो कभी न बिगड़े । शरीर भी कोई ऐसी दिखाई नहीं देता जिसे 
रोग न भ्रायें । फिर यदि सुभमें प्र्थात्‌ जीव में ही कदाचित्‌ कोई बिगाड़ उत्पन्न हो जाये, कोई रोग श्रा 
जाये तो कौन भाइचय है ? वह भो तो अन्य पदार्थों की भांति एक पदार्थ है। पूर्ण हो जाने पर भले 
उसमें रोग तन हो, पर प्रल्प भ्रूमिका में तो भ्रल्प शक्ति वश होंगे ही। अ्रतः: किसी साधक के जीवन में 
कदाचित्‌ दोष लग जाए तो उसे छुतकारना योग्य नहीं। जिस किस प्रकार भी उसकी सेवा करके पुन; 
उसे मार्ग में स्थापित करना कतंब्य है ? 


बड़े बड़ों को दोष लगते देखे जाते हैं। बड़े बड़ों से भूले हो जाती हैं। बड़े बड़े मार्ग से 
ज्युत हो जाते हैं। भरे रे ! कितने दुष्ट हैं यह संस्कार ? यह सब इन्हीं का तो प्राबल्य है, कि माघ नन्‍्दी 
से महान आचाये की भो कहाँ डुबोया ले जाकर ? एक कुम्हार की पुत्री पर। ग्यारवें गुण स्थान पर 
अढ़ कर भी, जहां पूर्णत: का स्पर्श करने में रह जाता है केवल एक बाल मात्र का अन्तर, वह गिर 
जाता है-ऐसे गत में, जहां से कि न जाने कितने काल तक वह निकल कर शांति के दर्शन भी न करने 
पायेगा। गहन प्रन्धकार में, बिल्कुख उसी प्रकार विलीन हो जावेगा, जैसा कि साधना प्रारम्भ करने से 


पहले पड़ा था । 


४३ अतिचार ३२६ २ प्रपराधी होते हुए भी मिरपराधी 


'इस संस्कारों से प्रेरित होकर, किस समय कोई बड़े से बड़ा साघक, क्या दोष कर बेठे कुछ 
पता नहीं । दोष भी कुछ छोटे बड़े नहीं । बड़े से बड़े श्रपराध भा सकते हैं उसके जीवन में, ऐसे कि लोक का 
कोई बड़े से बडा अपराधी भी करने से डरता हो । पूर्व कथित सर्व ब्रतों व चरित्र के मेद प्रमेदों में दोष लगने 
सम्भव हैं। क्रोध में प्राकर किसी को जान से मार बंठे, श्रन॑ग क्रीड़ा कर बैठे, भ्र्थात्‌ किसी पुरुष लिड्ी 
व्यक्ति से ब्यभिचार कर बेठे । भौर क्या न कर बैठे ? बड़े से बड़ा भ्रपराध भी एक सांधक व ब्रती से किया 
जाना सम्भव है । | 


२ अपराधी दोते हुए परन्तु भ्राश्च्य है कि इतना कुछ हो जाने पर भी वह साधक का साधक ही रहा । ब्रती 

भी निरपराधी का ब्रती ही रहा। पूज्य व उपास्य ही रहा। श्राप तो कुछ विचार में पड़ गये हैं। 
सो ठीक है। बाहर से देखने पर ऐसा ही प्रतीत होता है कि ऐसा कहना पक्षपात के गश्रतिरिक्त श्रौर 
कुछ नहीं । श्रनंग क्रीड़ा करने वाला मेरा पूज्य हो, यह कंसे हो सकता है ? ग्रब तक के कथन व चित्रण 
पर पानी फेरा जा रहा है। कहां तो श्रब॒ तक बताया जाने वाला शान्ति का उच्च आदर्श, और कहां 
यह अ्रपराधी व्यक्ति। भरे ! बिल्कुल विपरीत बात ? ऐसा सम्भव नहीं हो सकता । मैं कभी भी ऐसे 
ग्रपराधी को मस्तक नवाने को तेयार नहीं । गुरु की परीक्षा करते हुए तो इतनी बड़ी बड़ी डींगें मारी 
छोटे छोटे दोषों को भी बढ़ा चढ़ा कर वरान किया । भौर भ्रव बिल्कुल ही लुटिया डुबोदी ? कुछ तो 
. विचार कर लिया होता उन बातों का ? सूक्ष्म सा दोष लगे तो बड़े से बड़ा साधक भी गुरु नहीं, भौर 
पहाड़ का पहाड़ दोष लगे तो वह गुरू ? यह बात मेरे गले न उतरेगी । 


३ अभिप्राय की प्रधानता क्षोभ न कर भाई ! धीरज धर । शान्त होकर सुन सब समभ में भ्ायेगी । ऐसी कठिन 
बात नहीं है। तेरे जीवन में से बीती हुई बात ही न समझे, ऐसा हो नहीं सकता । तेरी शंका भी ठीक ही 
है। बात ही कुछ विचित्र है। यदि बाह्य प्रवृति को न देख कर अन्तरंग श्रभिप्राय को पढ़ने का 
प्रयत्न करे तो विषय स्पष्ट हो जाये। झ्ौर इस सत्यता को स्वीकार करले | इस मार्ग में बाह्य प्रवृत्ति 
की इतनी मुख्यता नहीं है, जितनी कि अ्रभिप्राय की । बाह्य क्रिया की इतनी प्रधानता नहीं है, जितनी 
कि भन्तरंग क्रिया की। भ्रौर प्रत्येक प्रकरण में बराबर इस दिशा पर ज़ोर दे दे कर बताया गया है। 
अपराध या निरपराध का निर्णय भ्रन्तरंग क्रिया से होता है, बाह्य क्रिया से नहीं । 


प्राज की लोकिक न्याय शालाप्रों में भी अ्रपराध का निर्णय भ्रभिप्राय पर से किया जाता 
है। बड़े से बड़ा श्रपराधी भी क्षमा कर दिया जाता हैं, यदि न्यायधीश यह देख ले, कि उसके हृदय में 
झपने उस अपराध के प्रति ग्लानी उत्पन्त हो चुकी है। अभ्रब वह भविष्य में उस अ्रपराध को पुनः: न 
करेगा | 


देखिये किसी बच्चे को दो व्यक्ति पीटते हैं। एक उसकी माता श्रौर दूसरा में। माता 
भी किसी कारण वह क्रोध के भावेश में पीटती है, और में भी किसी कारण वश सम्भवतः क्रोध के 
झावेश में पीटता हैँ । सम्भवत: माता तो उसे भ्रधिक पीटे, भौर में केवल एक ही थप्पड़ मारू | परन्तु 
बच्चा फिर भी माता की गोद की श्रोर ही जाता है। मेरी श्लोर नहीं श्राता। कया कारण है? यही 
कि बच्चा पहिचानता है-माता के श्रभिप्राय को ? वह जानता है कि माता ने श्रन्तरंग से उसे द्व ष करके 
नहीं मारा है ? मारने के पश्चात्‌ वह पछता रही थी। “हाय हाय ! कितनी कर हूं में। घिक्‍कार है 
मुझे । भपने जिगर के टुकड़े को इस प्रकार मारते हुए कहां चला गया था तेरा मातृत्व ? तू माता नहीं 
डायन है।” भौर इसी प्रकार न जाने क्या क्या भाव प्रा रहे थे, और जा रहे थे-उसके पक्‍्न्दर में | यहू भाव 


हरे अतिचार. ३३० ४ अभ्तिचार और प्रमाचार में ग्रन्तर 


कृत्रिम नहीं थे | स्वाभाविक थे | इसका नाम है पठ्चाताप व श्रात्म ग्लालि। इसी के कारण वह मारती 
हुई भी नहीं मारती । भौर मेरे श्रन्दर पड़ा था द्वेष, “किसी प्रकार यह ब्रच्चा फ़िर भेरे कमरे में न 
झाये | बड़ा दंगई है, यह उठा वह धर । यह तोड़ वह फोड़ । मुझे नहीं भाता ऐसा दंगई बालक ।” शह 
थे मेरे भाव। भले एक ही थप्पड़ मारा हो। परन्तु मेंने श्रन्तरंग के प्रभिष्राय पूर्वक मारा था, भौर 
इसलिये उस पर मुझे कोई पश्चाताप न हुआ । बल्कि उस क्रिया को भच्छा ही श्मझा। “चलो बला 
टली । बिना मारे यह मानने वाला ही नथा। लातों के भूत बातों के नहीं मानते”, यह थे भेरे भाव ५ 
. कितना महान अन्तर है दोनों के भावों में । और इसी कारण माता ने मारते हुए भी न मारा, और मैंने 
घोड़ा मार कर भी बहुत मारा । 


एक तीसरा हृष्टान्त भी सुनिये । एक व्यापारी की दुकान पर रहता है एक मुनीम । 
बड़ा ईमानदार है । सेठ साहब को पर॒र्ण विश्वास है-उस पर । सब रुपया पेसा व देम लेन उसके हाथ में 
है। किसी समय एक विचार उठा मुनीम के हृदय में। “यदि थोड़ा-थोड़ा करके रुपया उड़ाने लगू तो 
सेठ साहब को क्‍या पया चल सकता है ? बस कर दी चोरी प्रारम्भ । पहले महीने में सो, और दूसरे 
में तीन सो और इसी प्रकार बढ़ता गया। एक साल में २० हजार रुपये उड़ा लिये। सेठ को कुछ 
ख़बर नहीं | हिंसाब किताब बिल्कुल ठीक । किसी प्रकार भी चोरी नहीं पकड़ी जा सकती थी। परम्तु 
मुनीम के हृदय की गति किसी और ही दिशा में चली जा रही थी। बाहर में बराबर चोरी कर रहा . 
था । और भअन्तरंग में, “अरे! क्या कर रहा है त्‌ ? किसके लिये कर रहा है यह इतना बड़ा 
्रपराध ? कितने दिन चलेगा यह कुछ । विश्वास घात करना क्या शोभा देता है तुझे ? क्‍या मु हु लेकर 
जाता है सेठ के सामने ? क्‍या इसी का साम भनुष्यता है ? शौर इसी प्रकार श्रनेकों धिककारें निकला 
करती थीं--बराबर, उसके श्रन्तस्थल से । चोरी अवश्य करता था, पर उसके हृदय ने कभी उस धन 
की स्वीकार न किया । बराबर उसकी रक्षा करता रहा। प्रथक ही हिसाब खोलकर बैंक में डलवा 
दिया ! एक कोड़ी को भी उसने हाथ न लगाया। मानों धरोहर थी उसके पास। कुछ दिन भौर बीत 
शये--अपराधी प्रवृलि व इस हृदय के संघर्ष में, और श्राखिर जीत हृदय की हुई। डेढ़ वर्ष पर्चातृ 
लाकर रख दिया बीस का बीस हजार रुपया सेठ जी के चरणों में। श्र हाथ जोड़ कर खड़ा रह 
गया किकतेव्य विमृढ़ सा | सेठ जी, “भ्रपराधी हैं। मुझ जैसा दृष्ट सम्भवत: लोक में कोई दूसरा न हो । 
विश्वास घात किया है मेंने । यह भ्रापकी दुकान से छुराया हुआ धन है। प्राश्चर्य न करें। मैंही है वह 
च्रोर जिसने यह कुकर्म किया है। दण्ड दीजिए इस पापी को । 


इसी के सामने एक दूसरे चोर को भी देखिये जो उसी दुकान पर से चुरा रहा है, और 
खा रहा है। मस्त मानों उसके बाप की ही है यह सम्पत्ति । भले साल भर में केवल २०० रुपये ही चुरा 
स्का हो पर उस चोरी में रस ले रहा है। आाष ही बताग्रों दोनों में चोर कौन ? २०,००० चुराने 
बाला या २०० चुराने वाला १ सोच में क्यों पड़ गये ? हृदय की आवाज़ को छुपाने का प्रयत्न न कीजिए | 
मुझे वह स्पष्ट सुनाई दे रही है कि ग्राप समझ गये हैं-इस रहस्य को । 


४ श्रतियार भर लीजिए, अश्रब इसको सिद्धान्त का रूप दे दीजिये, ताकि अविष्य में शंकायें उत्पन्न करने 
भनाचार में अन्तर को भ्रवकाश न रह जाये। अपराध दो प्रकार के होते हैं । एक प्रभिप्राय पृ्ंक किया 
ज्ञाने बाला, एक अभिप्राय रहित, केवल किसी संस्कार के क्षरिक उदय बच्च | एक भ्रच्छा समभ ऋर 
किया जाने बाला, भ्रौर एक आत्मग्लानि सहित किया जाते बराला। इन दोनों में से पहले भपराण का 


४३ झ्तिचार .. ३३१ ४ अभ्रतिचार और अनाचार में अन्तर 


नाम है भ्रनाचार भौर दूसरे का नाम है प्रतिचार । अ्नाचार में निगेलता होती है, “किया तो किया सही। 
क्या बुरा किया ? ठीक ही किया ।” ऐसा भाव रहता है।. भौर प्रतिचार में उस प्रवृति को रोकने का 
प्रयत्न रहता है। भ्रात्म निन्दन व ग्लानि रहती है। “यह तूने बहुत बुरा किया। तुझे ऐसा नहीं करना 
चाहिये थ, श्रब किया तो किया, भविष्य में तेरे द्वारा ऐसा कार्य नहीं होना चाहिये, ” 
ऐसा भाव रटता है। और इसलिए अनाचार तुज्छे मात्र होते हुए भी बहुत बड़ा अ्रपराध 
है । और अतिचार पवत सरोखा होते हुए भी अपराध की कोटि में ही नहीं । 


अ्भिप्राय की महिमा अपार है। बाहर में प्रपराधन करने पर भी अभिप्राय में करने 
की ब्रद्धि होते ही श्रपराधी है। और प्रभिप्राय में न होते हुए स्पष्ट भ्रपराध करता हुआ भी निरपराधी 
है। धर्मी जीव के जीवन में लगने वाले श्रपराध अ्रतिचार रूप होते हैं। झनांचार रूप नहीं | परन्तु 
बराबर बाहर से आप लोगों की धुत्कारें पड़ती रहें, उसे सान्त्वना देने का प्रयत्न न किया जाये तो 
हो सकता है वह अ्रतिचार अनाचार में परिवर्तित हो जाये। वह सोचने लगे कि “लोक में तो निन्‍दा 
हो ही चुकी है। कोई तेरे साथ सहानुभूति करने वाला दिखाई देता नहीं। अतः अपराध करने से क्यों 
घबराता है। जब अ्रपराधी ही बन गया, तो दिल खोल कर कर इत्यादि । और इस प्रकार कल्याण 
के पात्र को श्राप ढकेल दें प्रकल्याण के गते में । कितना बड़ा अनर्थ होगा ? अतः भाई ! गांठ बांध 
ले इस बात को कि कभी किसी का दोष देख कर घृणा न करेगा। प्रेम पूर्वक समझा बूका उसका 
दोष 80408 का प्रयत्न करेगा । और वह यदि न भी माने तो भी उससे द्व थ न करेगा । माध्यस्थता 
ही करेगा । 


बाह्य के भ्रपराधों को न देख कर श्रभिप्राय को पढ़ना सीखो। श्रभिप्रायः की रक्षा करों | 
प्रवृति में से दोष धीरे-धोरे स्वत: टल जायेंगे। शअ्रभिप्राय न बदल कर प्रवृति में से दोष टालना' चाहोगे 
तो भले कुछ दिन रुके रहें। पूरी श्रायु पर्यन्त रुके रहें । पर श्रगले भव में सही । एक रोज तो अ्रवश्व 
जाडुदु होकर रहेंगे। अभिप्राय मूल है, भ्रौर प्रवृत्ति उसकी शाखा । मूल का आघात करना ही 
बुद्धिमानी है केवल शाखा को काटने से कुछ न होगा । इस गृहस्थ अ्रवस्था में भी भले अ्रपराध प्रवृति 
में से न टलें, पर भ्रभिप्राय में से निरंगलता व स्वछन्दता टल सकती है। यह महान कार्य है। इसे प्रवश्य 
कर डालो । भ्वसर मिला है इससे मत चूको | 





४४ 


--£ परिषह जय व अनुप्रेत्षा :--- 


दिनांक २८ अक्तूबर २१६५६ 


प्रबचन नं० ७४५ 


१--तप व परिषह में भ्रत्तर, २--परिषह जय का लक्षण, १०-परिषह ) के भेदादि, ४--अनुप्रेज्षा का 
महात्म्य व उनके भाने का ढंग, ५--कल्पनाओं का महात्म्य, ६--क्रम से १२ भावनायें ! 


१ तप व परिषह में एक क्षण को भी शान्ति का विरह सहने में ग्रसमर्थ है योगीराज ! आश्चर्य है कि इतने 

अन्तर सामर्थ्य हीन को भी पराक्रमी बताया जा रहा है। वीर[बताया जा रहा है। ठीक ही तो है। 
यही तो है महिमा झापको । शान्ति के व्यापारी जो ठहरे। धन का व्यापारी धन का विरह सहने में 
भसमर्थ होते हुए भी, उसके उपाजेंन में भ्राई श्रनेकों बाधाश्रों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। एक 
रख कुशल क्षत्रिय, क्षत्रित्व का अपमान सहने में असमथथ होते हुए भी, उसको रक्षा के लिए बड़े-बड़े 
प्रहारों को फूलों की चोट के समान भी नहों गिनतता। इस" प्रकार आप भी श्रपनी सम्पत्ति व गौरव 
जो शान्ति, उसमें बाधा सहने में श्रसमर्थ होते हुए भी, उसको रक्षा के प्र्थ लौकिक बाधाओं के 
बड़े-बड़े प्रहारों को तृूण सम भो नहीं गिनते। तोन लोक को सम्पूर्ण बाधायें एकत्रित होकर बल 
भायें भ्रापफी शान्ति को छीनने, तो भी आप उसका पल्‍ला नहीं छोड़ते । धन्य है श्रापका बल 


धन्य है आपका पराक्रम । श्राप वास्तविक क्षत्रिय हैं, वास्तविक वीर हैं, वास्तविक व्यापारी हैं, वास्तविक 
रण कुशल योद्धा हैं । 


तप प्रकरण के श्रन्तर्गत भी आपका श्रतुल पराक्रम इस बाबदूक ने कुछ अपने 
मुख से बताने का दुःसाहस किया है, और यहां पुनः: उससे चुप नहीं रहा जा रहा है। क्या करे अन्त: 
करण में बेठी प्रापको भक्ति जो वाचाल कर रही है। श्राज परिषह जय की बात चलती है । परिषह 
का भ्र्थ है-“परि” अर्थात्‌ चारों श्र से सम्पूर्ण उत्साह के साथ 'षह' भ्र्थात बाधा को सहना । 
तप में भी बाधाश्रों को सहने की बात कही गई है, भौर यहां भी कही जा रही है | पुनरुक्ति व पिष्ट पेषण 
सा दिखाई देता है। परन्तु ऐसा नहीं है । तप व परिषह में भ्रन्तर है। तप में जान बूक कर योगी बाधाशों 
व कष्टों को निमन्त्रित करता था। और यहां है उन बाधाओ्रों को बात, जो मनुष्य व तिय॑च व प्रकृति 
प्रादि के द्वारा स्वत:एवं बिना बुलाये आ पड़े । 


२ परिषह जय का तपश्चरण के प्रभाव से शक्ति में भ्रतुल वृद्धि हो जाने पर, भ्राज वह इतना समर्थ है कि, 
लक्षण तीन लोक की बाघायें व पीड़ायें भी सिमट कर युगपत उस योगी पर ग्राकमरा करें 


४४ परिषह जय॑ वर्डुभनुप्रैक्ा ३३३ ३ वरियह के भेदादि 


तो उसे अपने स्वभाव से विचलित करने में समर्थ न हो सके । इसका ताम है परिषह जय । बाघधायें गाने 
पर शान्ति को खो बैठने तथा विष की घू'ट पीने बत्‌ ज़बरदस्तो उन पीड़ाशो को सहने का नाम, परिषह 
' जम नहीं है । वह तो जय की बजाय हार कही जाने योग्य है। भ्रपनी सम्पत्ति को हारा तो हारा। और 
उसकी रक्षा में जोता तो जीता । बाधाओं को जिस किस प्रकार सह लेने का नाम जीतना नहीं । भ्रौर 
इसलिये परिषह जीतने में भी योगी को कष्ट होता नहीं । भले बाहर में देखने वालों को वह पीड़ित भासें । 
परन्तु प्रन्तरंग में वह शान्ति रस का ही पान किया करते हैं ! कौन करे महिमा उनके पराक्रम की ? 
शन्चु के श्राने पर चुपके से अपनी सम्पत्ति उसे सौंप दे, तो योद्धा काहे का ? इसी प्रकार बाधाओं से घबरा 
कर शान्ति को चुपके में छोड़ दे, तो पराक्रमी कसा ? 4 


३ परिष्ठ के. इस बात की क्‍या गिनती, कि कितनी प्रकार की बाधायें उस योगी पर आ्ञा सकती हैं ? 
भेदादि असंख्यात हो सकंती हैं ? पर जिसके पास वस्त्र भी नहीं, दिशायें ही जिसका बस्त्र है; 
रहने को जिसके पास घर नहीं, श्राकाश ही जिसका घर है; रक्षा करने को सेवक व सेना नहीं, शान्ति 
ही जिसका सेवक व सेना है; उस बनवासी पर कितनी बाधायें स्वयं कदाचित्‌ आ सकनी सम्भव हैं । 
इसका अनुमान कौन लगाये ? कुछ बाधायें तो ऐसी ही जिनसे कि प्रतिदिन ही सामना करना पड़ता है- 
उन्हें । श्र कुछ ऐसी भी हो सकतो हैं कि, जिनसे कदाचित्‌ कदाचित्‌ भेंट हो जानी सम्भव है। कुछ 
शारीरिक भी हो सकती हैं और कुछ मानसिक भी । इन सर्व में से मुख्य बाईस वाधायें कथनीय हैं । 


१-क्षुपा, २-6षा, ३>गर्मी, ४--सर्दी, ५--डांस, मच्छर, मकक्‍्खी व बिच्छू 
आदि की, ६ उण्वासों से शरीर के अत्यन्त कृश हो जाने पर भी कंकरीली व कंटक पूर्णा धरती पर 
बराबर विहार करने की, ७ एकासन पर बहुत देर तक बठने की, या एक कर्वट पर ही लेट कर सारी 
रात बिताने की, ८ - किसी मनुष्य व तियँच पशु श्रादि के द्वारा पीड़ित किये जाने की, £ -रोग की, 
१०--काँटा कंकर आदि चुभने की, ११--शरीर में पसेव आदि भंरने पर इसके मलीन व दुर्गन्धित हो 
जाने की । यह ग्यारह जाति की बाधायें तो ऐसा ही जिनका सम्बन्ध शरीर से है ? स्वयमेव कोई ऐसी 
बाधा का कारण उपस्थित होने पर वह अपनी शान्ति से विचलित नहीं होते । उनसे बचने का प्रयत्न न 
करके, किन्ही विचार विशेषों के बल पर उन्हें दबा देते हैं। श्रोर इस प्रकार बड़े से बड़ी पीड़ा को न 
गिनते हुए, बराबर निश्चल बने रहते हैं ? 


१-नग्नता के कारण लज्जा, २--पूर्व में अनुभव किये गये भोगादि का स्मरण, ३-- 
एकान्त में किसी सुन्दर व लावण्य में डूबी स्त्री के द्वारा किया गया हाव भाव विश्वम व विलास, 
४--भयानक पशुझ्रों की गजेना से पूर्ण शमशान भ्ादि भयानक स्थानों में प्रकेले बेढे रहना, ५--किसी 
के मुख से निकले गाली व निन्‍्दा के शब्द, ६--लम्बे लम्बे उपवासों से क्षुबा की प्रग्नि में जलते हुए, 
प्रन्तरंग में कदाचित्‌ प्रगट हो जाने वाला याचना का या दीनता का भाव | ७-- प्रनन्त गुण भण्डार होते 
हुए भी यथा योग्य रूप में सत्कार का न मिलना, 5--भोजन की इच्छा होते हुए भी भोजन के संयोग में 
बाधा पड़ जाना, €--बहुत ज्ञानी होते हुए भी प्रन्य द्वारा ज्ञानी स्वीकार न किया जाना, १०--कठिन 
तपश्चरण करते हुए भी कोई चमत्कारादि शक्ति का न मिलना, ११--तथा कदाचित्‌ इन सर्व बाघाओ्रों 
के कारण श्रद्धान में हुल चल न झाने देना। यह ग्यारह प्रकार की हैं वह बाधायें, जिनका सम्बन्ध मानसिक 


डक परिफ्ठ जय वे प्रनुप्रेक्षा ३३४ ४ भ्रनुप्रैज्षा का महात्म्य ॥ उनके भागे का हू 


. विचारों से है। यद्यपि शरीर को इन बाधाश्रों से कोई बावा नहीं होती, परस्तु ऐसे श्रक्‍सरसों पर प्रन्तरम 
में कितनी तड़पन हो जाया करतो है, सो सम्भवत:ः दारीरिक पीड़ा से कई गुणी अधिक होती है ? इस 
आधाओ्रों ब मानसिक पीड़ाग्रों को भी वह णोेगी, झ्पनी शान्ति की रक्षा के अ्र्थ, किन्हीं विचार विशेक्षों के 

. बल से दबा देता है | 


४ अल्लुग्रेत्ाका अरब प्रश्न यह होता है कि वह विचार विशेष कया हैं, और उनमें कोन सामथ्य है, जिसके 
.._महात्य व उनके कारण कि बाहर में रक्षा का उपाय किये बिना भी, वह इतनी बड़ी पीड़ाग्रों को, जिसे 

भाने का दक्क| सुनकर भी कलेजा छह जाता है, जिसके प्रनुमान से भी जगत कांप उठता है, जीत लेता 
है ? वास्तव में ऐसी ही बात है भाई ! इसमें भ्राश्चयं को भ्रवकाश नहीं, क्योंकि विचारणाओं का बल 
प्रतिदिन हमारे भी श्रमुभव में भ्रा रहा है| पुत्र वियोग हो जाने पर, मित्र के द्वारा सान्त्यना दिये जाने 
पर, कुछ विचार विशेष ही तो होते हैं, जो मेरे भ्रन्तर दाह को कुछ शीतलता पहुँचाते प्रतीत होते हैं । 
जहदी ही श्रच्छे हो जाओगे । विश्वास करो डाक्टर के ऐसा कहे जाने पर, कोई विचार विशेष ही तो 
होते हैं,जो कुछ सान्त्वना सो देते प्रतीत होते हैं । विचारणाओं में प्रतुल बल है। श्ौर फिर पश्रलौकिक जनों की 
तो विचारणायें भी अलौकिक हैं। उनका आधार कल्पनायें नहीं वस्तु स्वभाव है। इसीलिये उनमें बाघा 
दीखनी ही अ्रसम्भव है। वह स्वयं साकार होकर उसके सामने भ्रा खड़ी होती हैं, और बह उनके दर्शन 
में खो जाता है, कौन जाने उन बाधाओं को, कौन वेदन करे उनसे उत्पन्न हुई पीड़।ग्नों को ? 


इस प्रकार की विचारणायें तो अनेकों हो सकती है। फिर भौ समभाने के 
लिए उनको बारह कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। यद्यपि वस्तु में और भी श्ननेकों बातें हैं । 
जिनके सम्बन्ध में विचार उठाये जा सकते हैं, परन्तु उन सब का समावेश यथा योग्य रीति से इन बारह 
में ही कर लेना चाहिये । भ्रब उन बारह विचारणाश्ं का कथन चलेगा । इनको बारह वैराग्य भावनायें 
भी कहते हैं, क्योंकि इनको विचारने से अन्सरग विरागता में एक दम कुछ ज्वार साझा जाता है। इन 
विचा रणाओ्रों को आगम में अनुप्रेक्षा नाम से भी कहा गया है। क्योंकि इनका एक बार ही विचार 
कर लेना पर्याप्त हो, ऐसा नहीं है। एक ही भावना प्रयोजन वश पुनः पुनः न जाने कितनी बार 
बराबर भाई जाती रहे। भनुप्रेक्षा का अर्थ है पुनः पुनः: चिन्तवत करना। और इसलिये उनका नाम॑ 
झनुप्रेक्षा कहना युक्त है । 


यहां इतनी बात भ्रवश्य जान लेने योग्य है कि, जिस प्रकार वैश्य के घर में अमेक 
भ्रौषधियां हैं, पर सभी रोगियों को सभी श्रौषधियां दी जायें, ऐसा नहीं होता । बल्कि जो जो उस उस 
को योग्य ब अ्रनुकूल पड़ने वाली हो, वही श्रौषधि विशेष दी जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक बाधा के आने 
पर बारह की बारह या कोई सी भी एक भावना भानी श्रावश्यक हो, सो बात नहीं है। बल्कि उस उस 
अवसर पर जो जो भानी योग्य हो वह वह भानी ही उपयुक्त है। हो सकता है कि किसी बाधा में बारह 
की बारह की भी आवश्यकता पड़ जाये । कोई नियम नहीं किया जा सकता । 


इसके अतिरिक्त इन भावनाओं सम्बन्धी कवि रचित पाठों के पढ़ने का नाम भी श्रनुप्रेश्ा 
नहीं है । क्‍योंकि पाठ पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। लाभ है मन को केन्द्रित करके उसे भ्रमुक चिन्तन 
में उलमाने. से | उसमें तो बुद्धि पु्बंक ही, तत्सम्बन्धी दृष्टान्तों को बाद कर करके, तथा प्रबने जीवन मे 


उड़ पॉरेयह जय थे अनुष्रेक्षा ३३१५. ४ अनुप्रेक्षा का महात्म्थ व उनके भामै का ढज़ 


या अन्य के जीवन में पहले प्रमुभव कौ गईं या देखी गई, उसी जाति की घटनाओं को याद कर क रके 
लक्षा उन उन अवसरों पर अपने में प्रथटे या अ्रन्य के साहस को ध्यान में ला लाकर, यथा गोग्य रूप 
मैं स्वतः अन्त रज़ु में विचार उठा उठा कर, पुनः पुन: उसके चिन्तवन में निम्न हो जाना ही कार्य- 
कारी है। ऐसी विचारणाश्रों से ही बाधायें जीती जा सकती हैं। पाठ पढ़ने से नहों। वह तो डंढ़ि 
मात्र है ? 


इन सर्वे विचारणाओओं में केवल शान्ति की रक्षा का ही प्रभिप्राय रहना चाहिये। उन 
विभा रणाप्रों को इष्ट समभें तो भूल होगी। क्‍योंकि बह स्वयं विकल्प हैं: श्र विकल्प श्रशान्ति के 
कारण होते हैं । उन्हें त्यागने का प्रयोजन लेकर श्रागे बढ़ा हैं। उनको इष्ट समभने लगू तो कभी भी 
उनको त्याग न सक्कू गा, उन्हें न त्यागने पर पूर्ण शान्ति कैसे प्राप्त करूगा ? उल्टा नीचे गिर जाऊंगा । 
जैसे रोग के प्रशमनार्थ भले वर्तमान में औषधि का प्रयोग करता रोगी प्रारम्भ कर दे, पर सदा उसे 
सेवन करते रहने का श्रभिप्राय रख कर नहीं करता । रोग शमन हो जाने पर तुरत छोड़ देता है। झौर 
स्वास्थ्य का भोग करने लगता है। यदि फिर भो बराबर सेवन करता ही चला जाये तो उल्टा शभ्रधिक 
बीमार हो जाये । रोगीली झवस्था में ही औषधि उपकारी है, परन्तु स्वस्थ अवस्था में वही पग्रपकारी 
तथा विष है ? इसी प्रकार सर पर आ पड़ी पीड़ा के प्रशमनार्थ, वर्तमान में भावनाओं का चिन्तवत 
करना योगी भले प्रारम्भ कर दे, पर सदा उसे भाते रहने का अभिप्राय रख कर नहीं करता । बाधा व्‌ 
पीड़ा टल जाने पर तुरत उस विकल्प को छोड़ देता है, भर पुनः उस शान्ति का भोग करने लगता है ? 
यदि फ़िर भी बराबर भाता ही चला जाये तो उन विकल्पों के कारण श्रौर भ्रधिक अ्रशान्त हो जाये । 
बाधाओं की तीत्र व असह्य पीड़ा के भ्रा जाने पर, मन को वेराग्य के विकल्पों में उलभाना उस श्रवस्था 
में ही उपकारी है, परन्तु बाधा टल जाने पर भी विकल्पों में भटका रहे, तब तक योगी मुक्ति प्राप्त नहीं 
कर सकता | शान्ति की पूर्णाता नहीं कर सकता । 


उसमें उठने वाली भावनाग्रों का यह विकल्‍प इसलिए बताया जा रहा है, कि उसमें श्रभी 
तक भी ऐसा संस्कार विद्यमान है, कि जिसके कारण उसे बाधा बाधा दिखाई देती है, जिसके कारण कि 
ब्राधा आने पर उसे पीड़ा का वेदन होमे लगता है, जिनके कारण कि उसे अपनी शान्ति के घात का 
भय है । यदि संस्कार टूट गया होता, तो क्या आवश्यकता थी इस भय की, श्रौर क्‍या झ्रावदरयकता थी 
उससे ब्रपनी रक्षा करने की ? क्‍योंकि वह चैतन्य, निराकार, पर ब्रह्म । शान्ति उसका सर्वस्व, वे 
स्वभाव, जिसका तोन काल में भी उससे बिच्छेद होना प्रसम्भवं । बाहर की बाघायें बेचारो उसे 
किचित्‌ भी स्पर्श करने में श्रसमर्थ। फिर क्‍यों भाये उन भावनाओं को ? शान्ति में स्थित है। 
अस उसी के भोग में स्थित रहा करे। परन्तु ऐसा नहीं होता। कहना आसान है पर कश्ना 
बहुत कठिन । 


प्रभी भी, यद्यपि बल बढ़ चुका है, परल्तु शक्ति में कुछ कमी है। जिसके कारण भद्यपि 
छोटी मोटी बाघाओ्ों की तो उसे खबर भी नहीं लगती, पर बड़ी भयानक बाधाओं के झा जाने पर, 
ग्रमश्ममेव ही उसे पीड़ा का वेदन होने लगता है । भौर उसकी शान्ति व साम्यता उसके हाथ से निकल 
कर मामों भागती प्रतीत होती है । 


ऐसे भ्रवसरों पर जिस किस प्रकार भी उस शास्ति की रक्षा करने में तत्पर योगी, किम्ही 


. ४४ प्रिषह जय व भ्रनुप्रेक्षा ३३६ ५ कल्पनाओों का महात्म्य 


वैराग्य प्रबर्तक विकल्पों को, उतने समय के लिये जान बृूक कर उठाता है, जितने समय के लिये कि 
.. यह पीड़ा शान्त न हो जाये। श्रागे उन्हीं विकल्पों सम्बन्धी कुछ चित्रण खेंच कर बनाने का प्रयत्न 
.. कंरूगा । 


दिनांक २६ अक्तूबर १६५६ 


प्रवचन नं*० ७६ 


५ कश्पनाओं का अहो ! त्रिलोक विजयी गुरुदेव की महिमा व उनका पराक्रम। तीन लोक की बड़ी से 

मदात्म्य बड़ी बाधा भी जिनकी निशचलता को भंग करने में समर्थ नहीं। रत्नों के प्रकाश में व 
._ मखमल के कोमल गददों पर पला वह सुकुमार शरीरी एक दिन तपस्वी होगा, क्‍या स्वप्न में भी कोई 
विचार सकता था ? सूर्य प्रकाश में श्राने पर जिसकी भ्रांखों से पानी बह निकले, गददे के अ्रन्दर कहीं 
भूला भटका पड़ा एक विनोले का दाना भी जिसे सहन न हो सका, राजा को परोसे गये उत्तम भोजन 
में से भी जो चुत चुन कर भ्रपने योग्य उत्तम चावल खाये । ओह ! श्राज वह चला जा रहा है कंकरीली 
स्रूमि पर, सूर्य के ताप में, नग्त रूप धारे। कंकरों के चुभ जाने के कारण उसके पावों लहलुहान हो चुके 
हैं, इसका भी जिसे भान नहीं । झौर भ्ररे विधाता ! यह क्या हृश्य ? मेरा कलेजा दहल गया है जिसको 
देख कर । हृदय रो रहा है चीख चीख कर । जिह्ना थक गई है रक्षा रक्षा पुकार कर । आज एक गीदडी 
खा रही है धीरे धोरे उस जोवित सुकमाल का एक घण्टे दो घण्टे की बात नहीं, बराबर तीन दिन हो 
गये हैं श्राज उसे खाते खाते | सुकमाल जोवित है पर, पूर्व वव्‌ निश्चल शान्ति की उपासन में, पूर्व बत्‌ 
ध्यानस्थ वेराग्य मुद्रा में । यह है एक योगी का पराक्रम | कौन दे रहा है उसे बल इतनी बड़ी पीड़ा पर 
विजय पाने के लिए ? 


आश्चर्य मत कर जिज्ञासु ! उसे वह बल कोई दूसरा नहीं दे रहा है। स्वयं उसका 
प्रन्तष्करण दे रहा है। वह बल उसी के पास है-श्रन्यत्र नहीं | तेरे पास भी वह है, इसी समय है | परन्तु 
खेद है कि तू उसे जानता नहीं । यदि जान जाये तो इसी अल्प ग्रृहस्थ अवस्था में अपने योग्य श्रनेक 
बाधाशओ्रों को तृणवत्‌ उल्लंघ जाये । क्‍यों ? सोच में पड़ गया ? परन्तु सोच की क्‍या बात है भाई ! देख 
बह बल है तेरो भ्रपतती कल्पनायें | कल्पनाओं के ग्राधार पर ही तू दुःखी है। श्र कल्पनाओं के भ्राधार 
पर ही सुखी हो सकता है। कल्पनाओं के श्राधार पर ही वह योगी इतनी बड़ी पीड़ा को जीत गया, 
झौर कल्पनाश्रों के ग्राधार पर ही तू इस समय गृहस्थ सम्बन्धी चिन्ताप्नों को जात सकता है। परन्तु 
वह कल्पना साधारण व मात्र कल्पनायें ही नहीं हैं। उनके पीछे छिपा है तेरा वास्तविक स्वरूप, परम 
सत्य । दु.खों की श्राधार भी कत्पनायें हैं। परन्तु उनके पीछे है छून्य, प्र्थात्‌ वह है केवल कल्पनायें- 
बिल्कुल निराधार । 


वर्तमान की राग द्वं ष जनक व बाह्य पदार्थों में इष्टानिष्ठता जनक इन कल्पनाओं को 
बताने की प्रावश्यकता नहीं - क्‍योंकि वे तेरी चिर परिचित। नित्य भनुभव में श्रा रही है। वे विशेष 
कल्पनायें जानने योग्य हैं, जिनका भ्राधार कि वस्तु स्वरूप है। ले सुन । 


4:05 2 ३. .॥7: 
ं बहा ० कह आर ५६५, । ६ है ला सर 4 के का (०५ 48 7 ५ रण है है 
॥ प ५ बा पु ) । | + है 5 4 ञ 5 $ +े का ] भ 
+ रे ९ ९५7 हि ६0% ५ कक 'ह है १ । ५ 0 आम + आप, र्‌ पे 5 
! आम आ  क 402 30 कक कम 7, हर ; ! गा कर] 5 । 
के. के की ड। व %इदु श्ज + ४ ४ + हे ई + 


_.॥ का से, आइए (१) क्या सोच रहा है चेतन ! अयों हो पढ़ा है स्वाकुल'? वया हल गया है अपना कप: ? 
:. जाके ; सत्‌ शित्र व शानाद । तू तो क्षत्‌ है। घाइवत है । जैन जाति है जो तेस क्तिश कर सके है. 
इन ठुच्छ सी पीड़ाओं से ही धंबरा धया है. ? “याद कर /कितली-कितणी सही हैं, , इससे पहुले ? कितसी 
बार मारा गया है, खण्ब-्खण्ड किया गया है तु ? पर आज यह हें कहने वाला तू कैसे जीता लागत 
स्वयं झपते को देख. रहा है? जान रहा है और वेदन कर रहा हैं? प्रोह,अब शमका । तेरी हित 
क्यों पुन:-पुतः इस सांस के पिड पर जा रही है ? बया भूल गया है इसके स्वभाव को ? क्रितती कार 
धोखा दे चुका है मह तुे ? अब भी विश्वास नहीं श्राया इसकी कुतघ्तता पर ? अरे भोले | इसफा 
तो स्वभाव ही है भाकर जाता । क्‍या प्राज तक निभाग्ना है इसने तेरा साथ ? इसका तो स्वजाव ही 
है विनश जाता । क्यों व्याकुल होता है इसके पीछे ? भेदा जाता है तो भेदा जाप्नो। जाने दो इसे, 
तुके क्या ? जाने वाला तो जायेगा ही । तू तो, नहीं जा रहा है कहीं ? बस उसे ही क्‍यों नहीं देखता ? 
यह खण्डित होता है तो होने दे। इसका स्वभाव ही खण्डित होने का है, तू-.तो खण्डित नहीं होता । 
फिर क्‍यों रोता है ? इस पुतलेः को बात तो जाने दे, तथा यह जो लोक में इतना बड़ा पस्तारा दिखाई 
दे रहा है , उस में से ही बता, कौन सी वस्तु है जो सदा ज्यों की त्यों रही हो ? झ्राज कुछ रूप है तो 
कल कुछ भ्रौर। सारा जगत ही तो परिवर्ततव शील है। परिवर्तत करना इसका स्वभाव है। करता 
रहने दे परिवर्तन इसे । बदलने दे झ्पने रूप इसे जितने चाहे । तुझे तो कुछ नहीं कहते बेचारे । उन पर 
से हृष्टि हटा । इधर देख। अपने शाश्वत व ध्रूव रूप की झोर । यह सब कुछ तो प्रश्न व है, श्नित्य 


है, इससे काहे का प्र म ? इसके लिए काहे की चिन्ता ? 





(२) भरे चेतन! क्या सूर्ख हो गया है? पीड़ा में उल़क कर बुद्धि ल्रोबंठा है.? 
प्रभु होकर भीख मांगते क्‍या लाज नहीं ज्लाती तुके ? भ्रीख भी किससे मांगता है इन रंकों 
से ? जो स्वयं भिखारी हैं। किनका झाश्रय खोजता है ? जो स्वयं निराभ्ित हैं? किससे 
रक्षा को पुकार करता है? जो स्वयं श्ररक्षित हैं? क्‍या शरीर कर सकता है तेरी सहायता ? 
तू तो चेतन, यह बेचारे जड़। क्या देंगे तुके ? भौर फिर देख ज़रा झांख तो भींच। ले भ्रव खोल 
कर देख ले। कहाँ गया वह इतनी सी देर में ९ स्वयं भ्रपनी रक्षा भी तो नहीं कर सकता बेचारा ? रुपया 
करेगा तेरी रक्षा या करेगी तैरो सेना ? गया यह दुर्ग ? या देव दानव ? या यह मंत्र विद्या ? बता तो 
सही किसके प्रति है तेरा लक्ष्य ? इन में से कौन ऐसा दीक्षता है जो अगले ही क्षता में न वदस 
जाये मृत्यु का ग्रास न जन जाये ? यह बेचारे रंक कया करेंगे तेरी सहायता ? इधर भ्रा | देख अपने 
प्रसु्व को भ्रोर। जो त्रिकाली सत्‌ हैं। शाशवत है। ध्रव है। सदा से है भौर सदा रहेगा विभाश ह्टी 
नहीं है इसका, फिर रक्षा किसके लिये चाहिये ? स्वयं रक्षित को रक्षा की क्या प्रावश्मकता ? यह स्वयं 
शरण भूत है। “झनन्‍्य किसकी शररा' ? 


क्‍ (३) किधर भठक रहा है चेतन ! किसकी प्रोर छिया जा रहा है तू रुपये की भोर ? 

गा इस माता:पिता की ओर ? था इस पुत्र व रोकी ग्रोर ? ;इनकी प्रोर नहीं तो फ़िर. किसकी 
फोर ? अरेरे | जमा । इस दोनों की झोर ? चक़वतियों की. भोर ? हनमें नगीनता दिल्लाई देती है तुके ? 
ओके आए़ी | कया सोक़ हुंसो का सी. भय री कक हुक ! तल को चाढते स्पानि नहीं आदी ? पीले 


डर 
58 इ 


| ॥ 


:. इडपरिषंहृजय व अनुप्रेक्षा.. |. रेहेद ६ क्रम से बारह मांविनायें. . 
... भुडकर तो देख जरा । कितनी बार बनाया है तूने-इनकी झपयना | कितनी बार भोगा है तूने-इन्हें 7 अब 
.. की नंबीसेता रह गई है-कुछ । भनेकों बार ग्रहरा कर करके छोड़ा, वमन कर करके चाटा। श्रव क्या 


पड ५ 


... झाकर्षश रह गया है इनमें ? क्या कहा ? यह स्थान रहने को अच्छा है ! भरे कसी बांत करता है. 


/  मं्नों कुछ जानता ही नहीं । बता तो सही कि झ्राकाश का कौन सा प्रदेश छोडा है, जहां तू भ्रनन्तों बार 

. . जाला कर न रहा हो ? कौन सा है तवीन स्थान तेरे लिये ? इधर झा प्रभु, इधर भ्रा। देख कितना 
.... सुस्दर है यह रूप ? पूर्ण शान्ते । शान व भानन्द का ग्रिड । एक बार भी जिसकी झ्रोर नहीं देखा है प्राज॑ 

... संक। यह है तेरे लिये बिल्कुल नवीन । भोगना ही है तो इसे भोग । नित्य नथा-नया करके भोग। पुनः 
: अधुंनः भोग | सर्वदा भोग । सर्वत्र भोग | स्वत: भोग । इसमें बसा है तेरा 'नया संसार । द 


इ (४) क्या विचार रहा है भोले चेतन ! किन में खोज रहा है भ्रपता पन ! किन को 
कहता है त्‌ मेरा ? क्‍या मिलेगा इस प्रकार तुझे ? पड़ोसो के धन को तू भले अपना कह कर अपना चित्त 


. ब्रसन्‍्त कर ले, पर इस प्रकार क्‍या वह तेरा बन जायेगा ? नाहक खिन्‍न होगा, जबकि वह साफ इंकार 
कर देगा तुफे जैसा कि झाकिचन्य धर्म के अन्तर्गत पोसती के दृष्टान्त में बताया गया है। (खो भ्रधिकार नं०. 


४१ प्रकरण नं० ६) सर्व ही पदार्थ अपनी मर्जी से प्राते हैं, भ्रपनी मर्जी से जाते हैं, न तु से पूछ कर आते 
हैं, न तुक से पूछ कर जाते हैं । तू कौन होता है उनका ? वह कौन होते हैं तेरे ? तनिक तो बुद्धि लगा। 
रेल में बेठे अपने साथ वाले यात्रियों को भले म।मा, चाचा, ताऊ कहकर पुकार, पर इससे क्‍या वह तेरे 
मामा आदि बन जाए गे ? मेरा-मेरा करके व्यर्थ चिन्ताशों को बुला रहा है। वह तुझे अ्रपनायें या न 
झग्रपनायें पर चिन्तायें भ्रवश्य तुझे अपना लेंगी । चन्द्रमा के प्रति इच्छा करेगा तो बता रोने के अतिरिक्त 
क्या लगेगा तैरे हाथ ? भ्रन होनी बात हुई है कभी ? अ्रसम्भव सम्भव बन सकता है कभो ? क्‍या कहा ? 
बह पुत्रादि तो मेरे हैं ही ? यह शरीर तो मेरा है ही । मेरी सेवा करेंगे । मेरे साथ घुला मिला पड़ा है। 
कहां जा सकते हैं मेरी बिना झाज्ञा के ? अरे भूले राही ! कहां से श्रा रहा है तू, कहां जाने का विचार है 
तेरा, कितनी देर के लिये आया है यहां ? ज़रा बता तो सही ? कौन है तू विचार तो सही? कहां से 
भर रहे हैं यह कहां जा रहे हैं यह ? कितनो देर के लिये आए हैं यहां ? ज्रा इनसे पूछ तो लेता-इन्हें 
अपना बनाने से पहले। ठग न हों कहीं । लूट न ले जायें तेरी शांति को-तेरे प्रतिथि बनकर ? क्‍या पहिचाना 
नहीं इनको ? भरे भोले ! यह वही तो हैं, जो न जाने कितनी बार टकराये तुके-इसी लम्बी यात्रा में । हर 
बार नया रूप धारण कर करके सदा तेरे बन कर भ्राये और श्रन्य के बनकर चले गये, झौर तू रह गया 
पल हि ग नहीं जब र इन ठगों हे ३५ | शानी जीवों की शरण में श्राया है। प्रकाश पा 
| ख ले भ्रांख खोलकर । स्वप्न छोड़ दे भाई ! यह 'पृथक-पृथक' 
स्वार्थ लिये फिरते हैं । ४४७७७ की कक 


(५) इधर मा तू भी श्रपनी पृथकता को देख | इनकी भांति त भी तो 
क्‍ हक पृथक 
सत्ता हे भावान ग्रात्मन्‌ ! क्‍यों संशय करता है ? प्रपनी स्वतन्त्रता सत्ता के हे आह 
बेचारे रंकों से क्‍या मांगता है-प्रपनी प्रभुता की भीख ? भ्रब छोड़ 


ह इनका आ्राश्रय । देख इंस श्रोर झपने स्वतस्त 


2 हि 
| 


को क्‍यों नहीं देखता ? इन . - 


एश्वर्य को। देख झपने पुराने इतिहास को । सुन भ्रपनी कहानी । अनादि काल से त्‌ भ्रकेला ही. हो. घला' ९ 


भरा रहा है। माना कि मार्ग में श्रनेकों मिले, पर सभो तो बिछड़े। एक ने भी तो साथ न दिया.। प्रकेल | 


कह अत । 7, "7 ४3 ९ 0 2-४ ॥; मी के ३० ) हर | 0 7 व 5 
| ॥ ५ हूँ हि $ हि $ त | है| | 
कस की 2 ५ रु 777: 7" हक ।॥ ५ ५ । ; | (7 2 0००६8 + क्‍ (0204 ५० 
| मु ! ई 
। 


. पेट्परिवहजन वे अशुेक्षा कह... इआन से बारह माकतायं - 
. “ही था प्रकेला ही रहा। भकेले ही मे सम सुख दुःख भोगे [बता तो सही कि इंस स्वार्थ टोजी ने कभी 
.“बेंठामे हैं तेरे दु:ख ? फिर भव क्यों भपना सुख बांटने की जिन्ता में है । सर को दूध पिलायेगा तो दुःख: 
.. उठाएगा अकेले ठोकरें खाई हैं, श्रव भ्रकेले ही अपने वैभव को भोग क्यों लुटाता है इसे-इनके लिये 
अपनी शान्ति का तू हीं प्रकेला स्वामी है। तू ही भ्रकेला उसे भोगेगा । कोई उसे तुझसे छीन नहीं सकता । 
बंटवा नहीं सकता अरब झ्राकाश धुष्प को तोड़ने की व्यग्रता छोड़ जगत के अन्य प्रंथिकों को अपनाने की 
बजाय क्‍झकेले अपने को अपनू। ले । तेरी सब व्यथायें शान्त हो जायेंगो । फिर तू जान पायेगा कि किसको 
हो रही है पीड़ा ? किसको खा रही है गीदड़ी। इस पड़ोसी को या तुमे ? पड़ोसी को खाने दे तुझे क्य। ? 
तू तो सुरक्षित है ना ? यह रहा तू तो अकेला यहां बेठा सब कुछ इस खेल को देखने बाला। खेल मात्र 
को देखकर दु:खी क्‍यों होता है। भ्रग्नि देखने से क्या तेरी भ्रांल जल जायेगी ? बस तो इंस शरीर को 
खाया जाता देखकर क्‍या तू खाया जायेगा ? व्यया को भूल, इश्चर देख अपने बैभव पर जिसके साथ 
“झकेला तू एकमेक हुझ्ना पड़ा है । जहां अन्य किसी का प्रवेश नहीं । कक 


(६) भरे ! किसके पीछे व्याकुल बनता है ? यदि किसी दूसरे को ही अपनाना था, 
कोई अच्छी चीज़ तो छांटता ? यहाँ तो अनेकों भरी पड़ी हैं । क्या यह दुर्गेन्धित भौर घिनावनी वस्तु ही 
भ्रच्छी लगी तुके-इन सब में से ! भरे प्रभु ! भ्रपनी प्रभुता को इतना भूल गया है ? इतना गिर गया है? 
यह अनुमान भी नहीं किया जा सकता था। तन्िक तो लाज कर। कहां त्‌ृ तीन लोक का अधिपति, 

सुन्दर व स्वच्छ, ग्रोर कहां यह विष्टा का घड़ा। रोम रोम से बह रहा है दुर्गन्धि के सिवा भौर क्‍या ? 
नहीं विश्वास आता तो एक क्षण मर को इधर आ | ले इस पर से एक मक्‍्खी के पंख के समान पतली 
सी भिल्‍ली पृथक करता हैं,” भ्रत्र देख इसे कैसा सुन्दर लगता है यह तुके ” यह छोटी छोटी मक्खियां 
ही इसे चु ट चूट कर खा जायेंगी । इसकी सुन्दरता देखनी है तो शौच गुह में जाकर देख । जिसने विश्व 
के सर्वे शुति पदार्थों को विष्टा बुना डाला है। जिसके स्नान के जल को कोई पुनः छूने के लिये तैयार 
नहीं । इस गअत्यन्त घिनावनी व “भद्युच्ति देहू' के साथ यारी जोड़ कर, इसकी रक्षा करते के लिये प्रपनां 


सबस्व लुटा रहा है। आश्चर्य है ? । 


(७) नित्य नये नये रूप घारण करके भ्रगट होने वाले इन विकल्पों में क्या देख रहा 
है? भगवन्‌ : क्या भूल गया है भ्राज्ञव के प्रकरण को ? भ्रब पुन: उसे देख ले, (देखों प्रकय्य सं* १५-१८) 
ग्राद भा जाएगी इसकी दुष्टता । इससे अपनी रक्षा कर । इनमें भुल कर झात्म समपंण न कर । 


(८) भ्रव गुरुदेव की शरण में ग्राया है। तो कुछ लाभ उठा। इनमें ब्रेक लगां। झब 
तक आये तो आये, देख भ्रागे न भ्राने पाये । भूला ते समझे जो सांभ पड़े धर लौट झ्राये। निज वैभव 
का प्राश्षय करके इनका तिरस्कार करदे | इनको दबा दे । 'संवरण करदे' । संवर पर इतने बड़े उपदेश 


को याद कर । 


(६) एक बार इतका तिश्स्कार करके देखे कहां जाते हैं यह [ तिरस्कृत होकर कंव तक । 
: पढ़े रहेंगे तेरे क्षरं पर धेसे नंगे, यह बेचारे । भोजिंर बेले जायेंगे. एक दित-छोड़ कर-तैरा संग्र। जल्दी: 
- कूधता चाहता है-इतसे र सबः इससे अच्छी तो बात ही क्या है ? ले देख भपते पराक्रम: को १--कर,. एक 


५ 
धागे रा ] 
| ६] 


:. उप परतिह जय ३ अगुगेक्षा: . इक ६ क्रम से बारह आल... 
_ औरंगर्जता कर पूरे जोर से । "मैं चैतन्य हूँ। सत्‌-ित-प्रात न्द पौर (ूर्सा रे बहा! परमेश्वर । श्रभों कौत 
.. भराता है सामसे। भ्राज साक्षात्‌ भ्रग्सि बने कर भागा हैं में। क्षण भर में भस्म कर इछूसा। जीरे | 
“करें डाल या समश्त संस्कारों को ।” युद्ध कर इनके साथ, शास्ति के बल पर। प्रहार कर इन वर आंन्ति 
. के शहन्र द्वारा । बही शांति जो तेरा सर्बस्व है। तेरा स्थभाव है । एफ बार की घुड़छुड़ी में कड़ जायेंगे सर्वे, .. 
_.” अधज पर लगी घुल बद्‌ । हो जायेगी निर्जरा भौर मिल जायेगी इनसे सबंदा को मुक्ति |. 
आग आर (१०) प्रभों ! अपनी महिमा को भ्रूल कर झ्राज कुएं में घुस" बेठा है-मेडक बन कर ! 
.. बयों इतना भयभीत हुआ जाता है ? क्यों पामर बनता जाता है ? भ्रव निकल इस कुएं से बाहर। देख 
" कितना बड़ा है यह विश्व ? तुम जैसे भ्रतन्‍्तों का निवास । तथा अन्य भी ग्रनेकों का घर। संभी हे ही तो 
5“ रह रहे हैं यहाँ-अपनी अपनी मौज में-सर्वत्र की सैर करते; इसकी सुन्दरताओं में लय होते । तू क्यों घबरा 
गया है इससे ? यहां तो कुछ भी भय का काररा तहीं। जिंसे प्रकार अन्य रहते हैं उसी प्रकार तू भी 
रह, स्वतन्त्रता के साथ-स्वामी बन कर, ज्ञात हैष्टी बन कर । देख इसमें सर्वत्र ईश्थर का निवास, देख 
इसमें एक भ्रद्व॑ त ब्रह्म, देख इसमें भ्रपनी छूजन शक्ति | (देखो अध्याय नं० २६, प्रवचन नं० ४६ में स थे सत्व एकत्व 
तथा सर्व स्व मैत्री व प्रेम) परन्तु देखना झ्रजायब घर वंतू। अपने धर व्‌ नहीं : पीछे सामायिक कै प्रकरण में 
जौ सुना थी, उसे याद कर (प्रवचन नं० ५६, दिनांक १०-१०-१६५६)। बस अगट हो जायेगी एक विशाल दृष्टि, 
जिसका भ्राधार होगा माध्यस्थंता व शान्ति | भौर तू बन बंठेगा सब लोक का स्वामी | बाहर में नहीं, 
जान में । 


(११) भरेरे चेतन ! प्रनादि काल से भ्राज तक क्या मिला है तुझे ठोकरों के प्रतिरिक्त ? 
दूर दूर भठकता फिरता रहा है भ्राज तक। चांदी सोने की पल प्रनेकों बार मिली । चाम मांस का पिड 
भ्रनेकों बार मिला । कु दुम्बादि प्रनेंकों बार मिले | देवादि के रूप अनेकों बार मिले। परन्तु उनमें से 
क्या मिला तुमे? भाज देख अपने भ्न्दर । क्या पड़ा है उनका कुछ बचा हुआ भी यहां ? यदि कुछ मिला 
होत्म तो कुछ न कुछ तो होता तेरे पास ? परन्तु यहां तो छून्य है। कोरा घून्य। क्या मिला शौर क्या ने 
मिला ? मिलता हुआ भी न मिला । जो मिलने योग्य था उसे मिलाया नहीं। जो नहीं मिलने योग्य था 
उसमें मिलने की कल्पना की । कैसे मिलता तुमे? प्राज गुरुदेव की शरख में प्राकर भी मिला है कुछ 
नवीन सा | बहु जो प्राज तक न मित्रा था। बहू जिसको लेकर कृत-कृत्य हो गया है तु। वह जिसमें 
छिपा पड़ा है तेरा वेभव । मानों तेसा सर्वस्त ही मिल गया हैं ग्राज तुके । वह जिसके मिलने की आशा 
भौ न थी। जो फिसी बिरले को ही मिलता है, बड़े सौभाग्य से। जिसे लेकर भौर कुछ लेने की चाह ही 
नहीं रहती । जिसके मिल जाने पर और कुछ वस्तु ही नहीं जंचती । क्‍यों न हो? उसमें दिखाई दे रही 
है जो तेरी झामन्ति । तेरा अभिष्ट । अत्यन्त दुर्लेभता से प्राप्त इस बोधि-दूर्लभ रत्न के प्रति बहुमान 

. उत्पन्न कर भगवन । अब तैरे कल्माशा का समय निकट भ्रा रहा है। होनहार बिरवान के चिकने खिकने 
पाल । गुरु के द्वारा प्रदान किये गये, इस रहस्यात्मक ज्ञान से तेरा सं श्रन्धकार विनंद्य जायेगा, और हूं. 
रह जायेगा बह जो कि तू हैं। सत्‌, चित, प्रानन्द, पूर्ण ब्रह्म, परमेश्वर । कह 


/ (हर) पस यही तो है वेश धर्म । तेरा स्वभाव। तेरा ऐड्वर्य । तेरा सवेस्व। । प्राज 
तक जिले जान न भाया । जिसकी खोज में दर दर मारा फिरा.। बाह ! बह ! कितना सुन्दर है? कितसा .. 
धीतल हैं यह ? भव भव का उताप क्षणा भर में विनष्ट हो यया है। भ्रव ठक के ब्रत्ये गम. इतते बम्दे 








जे । 
र् ॒ 
हे ] है हा के कु भी ॥ किक ! हि * श ॥॥ ) 7 छ 
+ । ३ 
४] न ; ।। $ था |! वक ॥ है १३ 7 ॥ + ॥॒ । हा 
! है. 0 पक । कं 
६३ 4 ० $ है छह. ॥ ह #%ज 5० 7 । 76 । रु हि 
ह डे ॥ + ध्य !' के ४; भे । हे 
+ ! आओ है 4 १ ॒ | के: 5 
] ला 9 । | 
। 
| बी ९ ५ 
* ह ता १ री] 
है | ' 4 । ज च। न १ 
;। ] 
रू | ः 
| + ५ दि |! | | ५ 
4 + ॥ है 4 १] ह। ! 





... मार्ग को भली भांति निर्रोय करके इस पर हंढ़ता कर । विश्वास. कर ।. इसके . 
संकल्प कर । गौर बनते का प्रयास कर । इस प्रकार का शांत श्रद्धान व झ्ननुचरण । 'बस यही तो हैं उपाय 
उस शान्ति की जिसको ल्धृव लेकर त्‌ भ्रटकंता फिरता है यहां। कितना सहल है तथा सुन्दर क्‍ 
हैं यह ? ले भ्रंब धीरे धीरे पी जा इसे । रा कह 3. पल 


] 
] 








8 .. इस प्रकार प्रनित्यता, प्रशरणता, संसोर, पृथकत्व, एकत्व, भशुत्ति, झाखव, संवर, 
निर्जेरा, लोक, ब़ोधि दुर्लभ व धर्म इन बारह प्रकार के विकल्पों का प्राश्रय लेता हुप्मा, बड़ी से बड़ी 
बाधाशों को ठुणवत्‌ भी नहीं गिनता । पर है वह शक्ति जिसका कि स्वामित्व उप्तको प्रदान हुआ है। तू 
भी प्रन्य कल्पनाओं के स्थान पर इन कल्पनाग्रों के स्वामित्व को प्राप्त कर। इन कल्पनाओों का प्राधार 
वस्तु है। पर तेरी कल्पनाभों का आ्राधार कोरी कल्पनाथें। यह सार स्वरूप है, और वह सब निःस्सार 


तभी तो यह शान्ति में सहायक है । सार से सार निकलना सम्भव है । नि:सार से नि:ःसारता के भ्रतिरिक्त 
ग्रौर निकलेगा हो क्या ? ु १ 


25 
पु 
आः 


व 
कस 


५ ] 
| । 
$-./ “मै, 
|] + ३ 
0) 
4 रे $ 
+ 
! 
बी] 
' ४ 
हे ५ 
५ ॒ ु । 
+ ४ 
| 
+ 
ह 
४ ५ ६" की ६ 
॥. * ॥५ +! 7 
ह " 
ह / 
55 
(| 
| $ (0४ 
+ । 
|, + 
छ »» भी ५ । ॥ ह हि ! 
के ल्‍ हि ह | 
॥. | ह । 
दे ऋऔ  क  १६ ह 
रह ] क्‍ क्‍ 
श मु ु | है 
+ ! / ह ह का 
+ १ ह ड ५ ह है 
0 । ॥ | ह १ | $ ु [ ु ; 
+ ५. 2६8 री है $ |] था 
॒ अर १ ) $ | ु | 
त ५ ५४ ु ग 
रः हे ॥ । 
५ न । हि 7 5 अं रे |! (५२ / दि ९ है 3. ॒ 
+ क हा पा! । हे | | 4 , ह | ह । ल्‍ 
|] 
ह 0 | । । रा प 
) । है 
६ | हे 5 हे भ | । ५ हा ग 5 
| द ॥ ५ द कक 
द ह | र । है. ३ ५ 
५ ही ध । रे ; | ह 
शा डॉ १ $ फू हे ; क्‍ 
+ 3। ॥| ठ | ड ह 
रु हे । । 
+ । क्‍ 
कै 5 
+ ह ] 
+ हक ; ] । ह ; 2 
न्‍्र हे न ह है »॥ हि ५ 4 न र |! १ ४ हि मं ७ ।ट ' ५ * ॥| ) 5 
६ ॥ ॥| ।+$ ।/॥ 4 है हु: ! हे + 4५ ; | गा 
+ 4 ४.3, | पु ; । रे ० 
पि # 0 के 0 2.) $ 4 है सर ; ह ह क्‍ ै हु 
। । ] के ० 922 १० कु कि । 2 ह शत ह 
ह द । ' ५2 ॥॒ ; पर है । ! जे श | । # 7 / ऐ मी] के हि है | 
] , 8 + 4 का + अं ओर ६।, | ॥। + ; | बह 43 $ कर $ ५ ५१८ 
४ रे । ई । । । के | ; । ! ; 
ा 2 हे की । | 5 थो: ह। | + श | + ४ ५ + ] ॥ न 
| ' है । + 
हु [ 75 ४ । गा 7 8 2 5 | पु ५» आए ४ 
+ है पु न्‍ |: 7 कं ] ५ 4 ऊँ |] + । 5 ह | हे । ' हक 
। । रे हक हे बे यु + । ) कै $ वा ३ | ० 9. ५ र हि न है 
' | हे है न्‍प 
हे | ॥| $ त का 3 (६ ः गे 
हे ४ ॥ ' है हे ह" + जे 7 ५] ॥7 008४7 कप + ) / + कक | हँ ५ ५ भ ह्। । + * कं 0 >प 
५ # 404 मे कं आज | | ॥5७। 4 + छप ५ कफ ] ९ ; ; हे ५ है (2 
(52)! ४ / हद नि $ । १ । ५ + [ 
] | है । ५ ह | 
| हल (कर हे 4 | ः | |! ; 
$ ते 
कम ५ 3 हर पी] ५ 


४ 
० था| ००७ है चारित्र 30503 


दिनांक ३० श्रक्तूवर १६५६ 


प्रबभन नं० ७७ 


१--चारित्र का लक्षण व पूर्व कथित प्रकरणों से इसका सम्बन्ध, २-चारित्र मैं भ्रभ्यास की महिमा, ' 
३--सामायिक भादि पांचों चारित्रों का चित्रण, ४--अन्तरंग व बाहय चारित्र का समन्वय । 


* चारित्र का लक्षण नित्य ही शान्ति में विचरण करते हुए, शान्ति के साथ क्रीड़ा करने में मर्न, है बीतरागी 
व पूर्व कवित गुरुवर ! मुझे भी शान्ति प्रदान करें। श्राज चा रित्र की बात चलती है। चारित्र शब्द 
प्रकरणों से इसका सुन कर कुछ ऐसा लगता होगा कि कुछ शारीरिक क्रियाप्रों सम्बन्धी बात कही जायेगी, 
सम्बन्ध कुछ ब्रत उपवास झादि की बात कही चाय्रेगो। परन्तु नहीं। वह सब बात तो इतने 

लम्बे ग्रब तक के कथन में यथा स्थान कही ही जा चुकी है । ग्रब तो ग्रन्तरंग चारित्र की बात चलती है? 

बह चारित्र जिसको लक्ष्य में रख कर कि में साधना करने चला था शान्‍ति की। जिसके लिये कि अपने 

जीवन को इतने बड़े भ्रभ्यास की श्रेणियों में से निकलता चला श्रा रहा । ह 


चारित्र नाम है विचरण करने का; निज स्वरूप में विचरण करने का नाम चारित्र है, 

भ्र्थात्‌ शान्ति में विचरणा करने का नाम चारित्र है। इस शान्ति में विचरण करने के लिये अ्रपनाई 
भंई कुछ बाह्य शारीरिक क्रियायें, जैसी कि श्रव तक संवर ब निर्जरा के प्रकरण में बताई गई हैं वे भी 
चारित्र कही जा सकती हैं। परन्तु ऐसा कहना उपचार मात्र हैं। शान्ति प्राप्ति को ही लक्ष्य में रख कर 
प्राज तक मैंने इतना बड़ा: प्रभ्यास किया । इतना बड़ा पुरुषार्थ किया। धीरे धीरे प्रपना जीवन ही 
बदल डाला । शान्ति के बाधक विकल्पों के प्रशमनार्थ पहस्थ जीवन में देव पूजा, गुर उपासना, स्वाध्याय 
. से प्रारम्भ किया। किंचित्‌ इन्द्रिय व प्राण संयम को धारण करके जीवन की निरर्गल प्रवृति में श्रंक 
लगाया। झौर साथ साथ अन्‍न्तरंग के विकल्पोत्पादक दुष्ट सस्कारों की शक्ति को क्षति पहुँचाने के लिये, 
प्रपने भ्रन्तरंग दोषों को पढ़ने का भ्रभ्यास किया, उनके प्रति मुझे स्वाभाविक निन्‍्दन व पदचाताप बत॑ने 
“ लगा | जिसके झाधार पर दोषों को टालता हुआ व जीवन में किचित्‌ किचित्‌ व कदाचित्‌ कदाचित्‌ 
भाम्यता लाता हुआ, में बिना रुके झागे बढ़ता चला गया । दान द्वारा घन से भी बराबर ममत्व हुटाने 
हम ग्लास करता गया। और इस प्रकार हर दिशा से जीवन को समेटता व शान्ति में 
हान्ति के क्षेत्र में, एक नवजात शिशु वत्‌ धीरे धीरे गिरता पड़ता चला गया। धेय॑ व ब्राशा ही मुक्के बल ... 
दे रहे थे। उनके प्रतिरिक्त परौर कुछ भी न था-मेरे पास-उस प्मय । जो 


/ हे 
१0३ (४ (हई /< )... $# 25 ३ हे ४ है ५ / 
$.ह३६ , ४ | + कं || ) 
] | ॥/ 8 2 3 ३ 5 परत 
( 5 5 , ॥ रे ५ 0 की 2 । श्र + 


॥ ए की] हु 
। + ' बज + 872 ५४ रु अं ४) न 2 हे 
है धृ ४ हर ४ |] का ई मु । रे ० 3 । ॥| + हे पु । पे ५ 
४ ५ 3॥ आर्य ] रे रा ४2 2 ५ > 4 । 
५ ह ॥ 
५४ हे! |] ै ग | है! ७) । है ॥३ छ ६ पा 0 पर भर ॥]॒ 4 फ्त न क ५ + $ 84: तह 3००4. $ ! 
है] है कै ८ ] + बह के कई (कक रा 
रू । $। है है 
] + हि + है 
। 
। 


9 शोरित में अभ्यास अँहों अग्योर्त की महिभी ! बह दिते भी भो गया है कि मैं शिव से वीर बन' गया। एक 
. “की महिमा. साहसी वीर तंथा योड़ा बंत्‌, मैंने यींगी जीवन में पवेद किया । बृहां भर हढ़ता पूत्रंक 
_ 'पष्टिस के श्रम्यास की प्रह्यंस्त घुष्ट किया ।। ब्रेत समिति सुप्तिं के द्वारा उसे निश्णज़ वे अकम्प बनाया।.. 
दशा धर्मों से सींचत कर करके, बेरोग्ग भावनाओं से पीपश किया गसा वह कोमल पौधा; श्राज एक 
विधाल दृक्ष मत गया है । मिसे देशकर, स्वय मुझे विश्वास नहीं होता, कि मेंने कहाँ से चलना प्रारम्भ 
किया था । धत्तेकों भव पीछे से प्रारम्भ किये गये उस पुरुषार्थ ने प्राज मुझे मेरे लक्ष्य. के भ्रत्यन्त निर्कंह 
पहुँचा दिया है। बराबर इस जीवन में विकल्प शान्त होते चले गये, संस्कार नष्ट होते चले ग्रये भौर 
तदनुसार शान्ति में बुद्धि होती चली गई। मेंने पहले पग से ही छ्ान्ति का पल्‍ला आज तक नहीं छोड़ा । 
हर बाह्म क्रिया के साथ-साथ श्रस्तरंग क्रिया को साथ रखा | यही कारण है कि में आज बढ़ते-बढ़ते 
इस दछ्षा को पहुँच गया हैं कि बुद्धि पूर्वक का मेरा,शान्ति में स्थिति पाने का प्रयास भाज भ्रबु,द्ध पूर्वेक की 
कोटि में प्रवेश कर गया है। विकल्पोत्पाक संस्कारों के द्वारा खाली किया गया स्थान, शान्ति के श्ंस्कार 
ने ले लिया है। एक नवीन संस्कार जोबन में उत्पन्न हुआ्ला । भ्रथवा यों कहिये कि शान्ति के सांचे में ठाला 
गया जीवन आज बाहर निकला | 





३ सामःविक्र भादि आ हा हा ! कितना सुन्दर है भ्रब इसका रूप । बिल्कुल ही बदल गया है मानों यह पहले 
पांचों चारित्रों का वाला में नहीं है। इसे देखकर मुझे स्वयं आइचर्य हो रहा है, कि भरे ! क्‍या स्वप्न में भी 
चित्रण कभी ऐसा बन जाने की आशा थी ? परन्तु हाथ कंगन को झारसी क्‍्या। सामने पढ़ा 

हुआ यह जीवन अभ्यास की 'पभ्रचिन्त्य महिमा दर्शा रहा हैं। भ्रब मेरा जीवन शान्त है। श्रत्यन्त शान्त । 
साम्यता के सांचे में ढला हुआ, यह अब विकल्पों की श्रोर नहीं दौड़ता, चाहे बाहर से आहार करता हैं, 
गमन करता हूँ, शास्त्र लिखता हूं, या उपदेश देता है | बुद्धि पूवंक का किया गया सीमित समय का 
समायिक या समता का भ्रभ्यास, आज मेरे जोवन का भ्रंग बन गया है। सीमित समय के लिये ही नहीं 
चौबीसों धण्टों के लिये यह भ्रब समता में ही विचरण करता है। इसे भ्रव सीमित समय के लिये हो 
स्ामायिक करने की श्रावश्यकता नहीं । यह स्वयं सामायिक रूप बन गया है। शान्ति की वह तुच्छ 
करिका बढ़ते-बढ़ते भ्रब पूर्णता के इतने निकट पहुँच चुकी है कि में नित्य ही जीवन में शान्ति का भ्रनुभव 
कर रहा है। वर्तमान के जीवन के इस भ्रंग का नाम 'सामराथिक चारित्र हैः 


परन्तु प्राश्चर्य है ! इन दुष्ट संस्कारों के साहस पर, तप की भट्टी में कोंक कर जिन्हें 
प्रच्छी तरह जला दिया गया, जली रस्सी वत पड़े बह झाज भी कभी-कभी झ्पना सिर उठा उठा कर यह 
सिद्ध कर ही देते हैं, कि श्रमी भी वे जीवित है, भले अ्लस्तिम श्वास ले रहे हैं। परन्तु कब तक जीवित 
रह सकोगे बच्चा ! प्रव छोड़ो इस दर को | जाओ किसी दूसरे द्वारे मांग खाप्रो । यहां रहोगे तो भूद्ा 
मरना पड़ेगा भर्थात्‌ जब-जब इमसे प्रेरित हों, प्रब' सी कदाचित विकल्प मुझे उठते प्रतीत होते हैं, भर्बात्‌ 
शान्ति का छेद होता हुप्ा प्रतीत होता है, तब-सब ही में पहले पुरुषार्थ रूप. ही कुछ विशेष सामाधिक 
अयान व विचारों द्वारा उस पर काडू पाने का उच्चयम करने लगता है। एक क्षण के लिये भी उनसे माफिल 
. हहीं हैं। बराबर भाहट लेता रहता है सचेत ग्रृह स्वामी बत जिसके घर में चोर भले प्रवेश कर जाओ 
. शरस्तु बिता हासि पहुँचाऐ पह स्वयं ही निकल जायेगा । फल स्वरूप पुनः स्थापन कर देता है इसको-उसी 
शान्ति में । और सामामिक रूप बनकर फ़िर विचरणश करने लगता हुं-श्षान्ति में । ...#... 


_  क््मी सासागिक भौरे कभी छेद; पुतः सामायिक में स्थापना भौर फिर छेद पुंनः स्वापना: . . 





0५4 
ई ! गा 
चि | 02 
है 


। (* रे । ' 4 झगे हि चला है 
पक आगे बढ़ता उतर भा रहा ह। लक्ष्य पूरा ! किये 
का ; ६» ॥ 0 जि, शा के , ४ | 

को 3 कर ' फऋडा जिस 

पि ॥ १ पि ॥! + सहीं है पी जैरे है! हाथ ) + प्र 
4 # ऐ' के ० |! ' गे 

कप 22 ऋलते ५ 

५ $ ॥58, ५४ फिरले ! 

:-।अलते; फिरते, भाहार लेते 

(०) ४ ५ 2 हार शास्त्र 

+ ४ कर क भ सह १ | ह। हर हें र रै 

समय॑ । 


' ६८) ॥] व ॥ । ] 
॥६ $ हि] * 

2! हे ह १३ । ध 
५; $ / कक पु शारिज 

५ है ॥ ४ | 
््] । हल ह ४ ! । ५ रा 
। री 
मी 





' . समय भी बराबर सामायिक-छेद व स्थापना चलता रहता है। कोई निश्चित समय ही सामायिक का हो, 


'. » भब हैसी बात नहीं रहो । भ्राध या पौन घण्टे से म्रधिक मेरी साम्यता का छेंद कभी भी होने नहीं पाता । 
/.  बिहोर करते समय कदाचित विकल्प आया, मैंने इसे पकड़ा, संचेत हुआ, भौर बस फिर क्या था; भोग 


+ ं है ), 
का 
बी 
है १५ 
॥।3 ही । 


च् 


) ] 
बय 
। 
५ 
कं 


है 


क्‍ 


3 


. गया यह । में पुतः समता में स्नान करने लगा । चैतन्य रस का भस्वादत करने लगा। दरीर चलते का 


काम कर रहा है-बाहर में | शौौर मैं समता में स्तान कर रहा है प्रन्तरंग में । शरीर लिखने का काम कंर 


.: .. रहा है बाहर में, भोर में समता में स्नान कर रहा हैं, अ्रन्तरंग में, शरीर खाने का काम कर रहा है बाहर 


में, और मैं समता में स्नान कर रहा हैं भन्तरंग में। यहां तक कि सोते-सोते बराबर ग्राघ था पौन पौन 


घंटे के पश्चात्‌, स्वत: ही झ्रांख खुल जाती है, मुझे पुनः शान्ति में स्थापित करने के लिये । भ्ौर 
, मुझे पुनः । । भ्रौर इसी 
प्रकार विकल्प व शान्ति के भूले में कूलते हुए बराबर ग्रागे बढ़ता चला जा । 
. का नाम 'छेदोपस्थापना चारित्र है'। हे । 2 अमल मत 


इस पुरुषार्थ में परिणाम की विशुद्धि बराबर बढ़ती-बढ़ती भ्रागे तक चसी गई। प्रशुद्धि 


. का परिहार होता गया। प्रत: इस सर्वे अन्तरंग पुरुषार्थ का नाम है परिहार 'विशुद्धि चारित्र' | 


झरे ! यह क्या ? भूले में भूलनते कूलते घुमेर चढ़ गई । और भूल गया सब कुछ ? 
गया वैसुध । चलना, फिरना, खाना, पीता, लिखना, बोलना व सोना सब कुच्च छुट गया । बाद ५ 
की तो बात नहीं, में भी हैं या नहीं, यह भी झात ने रहा । मैं जानने वाला भौर यह विश्व जिसे कि मैं 
जानू यह भी भेद न रहा | कौन जाने और किसे जाने ? कौन ध्यावे भौर किसे ध्यावे ? कौन विचारे और 


किसे विचारे ! एक भ्रद्व॑ त भ्रवस्था है। मानों एक रुद्र रूप है। जिसे देखकर स्कारों 
'ल्लश कर कि संस्कारों के श्र 
कलवर, ग्रव देखो, वह खिसकने लगे । वह देखों निद्रा भागी । हास्य, रति, भ्ररति, शोक, भय, बलि व 


. मेथुन भाव भी देखो लगे भागने । जिस ओर जिसकी नाक उठ गई भाग निकले । कितने भय भीत हैं आज 


... मत, मान, माया भी बेचारे क्या करें ? झापस में लगे 
क्‍ क्‍ करे ( लगे सलाह मश्यरा करने साथी 
छोड़ कर चले गये । भकेले क्या करें ? कोई बात नहीं, भ्रप्ती विद्धरी हुई सेता को मोर 
संगठित करी। भौर एक बार प्रन्तिम बार झराकमरा करके देखो ? अरब भी कुछ दम है इनमें | द यद् है 
इसे भथा पहुंचाने में बिल्कुल प्रसमर्थ, परन्तु दूर खड़े खड़े भब भी कुछ करने की ठान ही रहे हैं । देखें 


तो कि क्या करते हैं यह । वह देखो क्रोध की टोली झा मिली 
है सकीक हा # अली कह मान में, भौर यह दोनों 
हि मिले माया में । अब भी पर्याप्त नहीं है, चलो लोभ को भी साथ लें, तीनीं भा मिले" कली के 


. दीक है, भ्रव कुछ बल है, लगाओ्री जञीर। “देखो एक ही बार भाकमशा करता” और लोभ की अध्यक्षता 


5 में लगे सर्व शोर से बार बरसामे। परन्तु 
।द इनके बाद ! +रन्तु इन बैचारों को क्या पता कि अद्तता के 20५ 
ह ५ ः | ५४ ब्‌ ॥ ; । * दस कवख् ु । 
ह 5 के रे के बाण अमर से करेगे सा | ; बल्कि ' श्् भ्रद्नेतता के इस | बढ़ते ु ५4 तेज में ह वहु स्वयं जल कर अंक सी ] 


/ ह। | 4 4 । 
ग ४ । ६ हे स्का । हा | १४ ॥ ५ 
| । | न हक । प के ग ५ ऐ 4 
हे धो ॥ ; 
४ ५ / आईं 2 ह ।' खारित्रों के + का का ह न 'जिश्रण हैः | हर कु हे 
१७ | क ५] धो || ॥ /' “करन 
7 हु |, $। श्र ! ६ सामापिक पाँचों । १ ग 50 
हा है प रा थे हट ५ हर ४ | / भा / का 5 
0 "7६5 ५: जे हा । । ५ । है ॥ 39 |! 
५ दो ह ह' ह । ा | । ५ है दा + आम 
ही के है रु हे और है हु थे न्‍ ५ हे 4 
॥! ४ “ न ॥ ॥ हे फिर छिद | ३ है ्ैँ + ्ँ न ५ ; पक (१ ॥. ॥ 
0 कक हर ५ ० हि! ॥६ | ' प्रकार | ॥ | स्थापना ।॥ । 
स | कक $ + ॥ आज ॥| 4 
का ५ 4 मी] 30. 3) ह ) ह|क्‍ ५ इसी सामायिक-लेद हि भी कि 8२१5 अशाबर ॥ हा 
औलता । ॥ | ०», । न 
बिता सन्‍्तोष करने वाला बहीं हैं। पम्रराना सेश: काम 
।] ] | है 
7 ऐे है | 5! ँ /] ! ४ : काम १ 
के 
१ । बढ | कह । 
सिखा है भ्रागे थ ग्रजीय ' की दे | 
) 
श्र ड्स जीवन की. दक्ा4 
। + 7 ॥ 
के ” सोते 
उपदेश दे प | देते ' ह साथियों श्‌ यँं ं से धर्म धर्म पु च्ते ॥।॒ करते ॥् । लक । + 
4 है 
। है यहां ॥ ॥ ४ 


हि 

जे 2 दी... 
27 70 
पट स्जड डिक छू 2 न 


५ चारित ३४५४ ४ भन्तर'ग१ व बाहा चारित्र का समन्वय 


हीं जायेंगे ? कह देखो लगे जर्तने | संब जल गये पेरन्तु प्र भी लड़ा रह गया एक लोग, भत्यन्त क्षीण 
क्‍ देश! में भकेली । क्‍ ह रे 


क्‍ भ्ंसमंजस में पड़ा बेचारा मानों विचार रहा है, कि झ्व क्‍या करे? बन्दी हाथ से 
सिकलों जातो है। आ्राएवयें है इसके साहस पर । सब साथी भाग गये, दोष मारे गये, पर भव भी पीठ 
दिखाने को तेयार संहीं । सच्चा क्षत्रिय है। मरना स्वीकार पर रण क्षेत्र से भागना स्वीकार नहीं। इछर 
से मेरा भ्रद्व॑त तेज बढ़ा | चहुँ भ्नोर ताप फल गया । भ्रग्नि बरसने लगी । श्रोह ! प्राज में साक्षाद्वु श्रग्ति 
देव है-इस लोभ के भग्नावशेष को दग्घ करने के लिये भ्रर्थात्‌ उपरोक्त ही शुक्लध्यान में भ्ौर एकाग्रता 
झ्रधिकाधिक॑ बढ़ती गई भौर सृक्ष्म सा भ्रेबशेव रेहा, यह लोभ कथषाय का संस्कार भी भस्म हो गया | 
पुरुषार्थ के इस उत्कृष्ट भाग का नाम है, सूक्ष्म साम्पशय चारित्र' । 


संस्कारों की भ्रन्तिम करिका का सिम लन हो जाने के पश्चात्‌ भ्रव में भ्रत्यन्त निर्मल 
हो चुका हूं । भ्रब कोई शक्ति नहीं जो मुझे प्रेरित करके किडिचत्‌ भी बिकल्प उत्पन्न करा सके। शान्ति 
में स्थिरता हृढ़तम हो गई। पूर्णता के लक्ष्य की साक्षात्‌ प्राप्ति हो गई। भाखिर जैसा बनने का 
संकल्प किया था बेसा बन ही गया । अरब कभी भी इस प्रवस्था से छेद को प्राप्त न हैगा। सवंदा के 
लिये शान्‍्त हो गया हूं में । जिसको लक्ष्य में रख कर चली था, बहु मिल गया। जो बनना चाहता था, 
वह बन गया । यथारुयात रूप को प्राप्त हो गया। जीवन के इस आात्यस्तिक शुद्ध भाग का ताम है 
यथाख्यात चारित्र । 


४ अन्तरंग ब बाहय प्रथम भूमिका से ही प्रत्येक क्रिया में यह बताया गया है कि अल्पावस्था में प्रत्येक क्रिया 
चारित्र का. में युगपत दो अ्रंश रहा करते हैं, एक श्रन्तरंग अश्रंश, श्रौर एक बहिरंग अंश | बिल्कुल 
समन्वय इस प्रकार जिस प्रकार कि किसी चूर्णा के स्वाद में अनेक वस्तुओं के स्वाद युगपत पड़े 

रहते हैं। जो सब के सब एक ही समय किसी विजातीय स्वाद के रूप में अनुभव करने में आते हैं। यहां 
शान्ति मार्ग के भ्रन्तगंत बताई गई सर्व प्रक्रियाओं में दो अंश मिश्रित रूप से कोई विजाति रूप धारण 
करके ही भ्रतुभव में आ्राते हैं । श्रत: ज्ञानी बराबर इस स्वाद का विश्लेषण करके यह जानता रहता है 
कि कौन सा अंश प्रयोजन भूत है भौर कौन सा प्रप्रयोजन भूत । बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार कि 
सर्सफ खोटे स्वर्ण की मिश्रित डली को देख कर बराबर पहिचान लेता है कि इतना अ्रंश काम का है 
झ्रौर इतना बेकार । बस इतने पहले से कही गई सब क्रियाप्रों में भ्र्तरंग प्“ंशा तो काम का है, श्ौर 
बाह्य अंश काम का नहीं । काम का न होते हुए भी प्रयोजन वश उसे अल्प श्रूमिका में प्रपनाना पड़ता 
है। परन्तु प्रभिप्राय में बराबर दोनों का मेद बने रहता है। वहां भ्रम होने नहीं देता । 


उन क्रियाओ्रों में यह भ्रन्तरंग झंश ही वास्तव में चारित्र है। यह सामायिक या समता 

स्वरूप है। क्योंकि उतना अंश ही शान्ति स्वरूप है। बाह्य क्रिया तो विकल्पात्मक है, भ्रत: वह वास्तव 
में चारित्र नहीं है। भले अन्तरंग के साथ साथ रहने के कारण उसे भी चारित्र कह डालो। जेसे स्वरा 
के साथ रहने के कारण खोट भी सोता कहला जाता हैं। भागे भागे की भूमिकाओं में, उन क्रियाप्रों में 
रहने वाला यह प्रन्तरंग झंश बराबर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। जितना जितना यह बढ़ता है, उतना उतना 
बाह्य भंदा कम होता जाता है। एक दिन भन्‍्तरंग प्र पूर्णा हो जाता है। भौर बाह्य भ्रंश बिल्कुल 


पंप ऑऔरियत . शडइ ४ ग्रन्तरंग व बाह्य वारित्र का समन्वय 


समाप्ल हो जाता है। बिल्कुल उसो प्रकार जिस प्रकार कि श्रशुद्ध थो में दो भ्रंश रहते हैं। एक शुद्ध थी 
.'. तथा दूसरा डालडा का अंश । यदि किसी भी वैज्ञानिक उपाय द्वारा धीरे धीरे उसमें शुद्ध धी मिलाते 
चले जायें शौर डालडा का अंश निकालते चले जायें तो अश्ागे आगे को उत्तरोत्तर श्रवस्थाग्रों में वह 
झधिक भ्रधिक शुद्ध होता चला जायेंगा । और एक दिन पूर्ण शुद्ध हो जायेगा । ज्यों ज्यों शुद्ध होता जाये, 
त्यों त्यों हम भले सारे को शुद्ध कहते रहें, परन्तु वास्तव में शुद्धता तो थुद्ध अ्रंश में ही हैं। जितनी कुछ 
भी हीनाधिक भ्रशुद्धता है, वह तो भशुद्धता ही है। इसी प्रकार सर्व क्रियाओं में पड़े बाह्य भ्रंश को 
प्रशुद्धता ही स्वीकार करना चाहिये । 


० भ्रन्तरंग प्लंश की कुछ पूर्णाता हो जाने पर, या पूरंता के निकट पहुँच जाने पर ही, 
जीवन सामायिक रूप दिखाई देने लगता है। क्‍योंकि यहां भ्रशुद्धता का श्रृंथ बहुत हीन हो गया है | 
उसका स्वाद श्रब विदयेष नहीं प्राता । यह सामायिक चारित्र वास्तव में उन क्रियाझ्रों में पड़े हुए उस 
प्रस्तरंग भ्रंश का ही वृद्धि गत रूप है। कोई नवीन वस्तु नहीं है। यह अंश प्रथम पग प्रर्थात्‌ देव दर्शन 
में ही प्रगट हो चुका था, और अब बही पुष्ट होता होता इतना बड़ा हो गया है। 


प्रोर इस प्रकार साधक उन क्रियाग्रों के केवल भ्रन्तरंग भ्रंश में अधिकाधिक स्थिरता 
धारने का भ्रभ्यास करता करता, सामायिक हे दोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, व सृक्ष्म साम्परायिक की 
श्रेणियों को पार करता हुआ, एक दिन यथाख्यात चारित्र में प्रवेश करता है। श्राज इसका चारित्र पूर्ण 
शुद्ध हो गया है। 


] मे 
0, मत 
मे ६ मे 


हैँ 
पुर अप 
मय नेम 
अहम नह न 
नह गम 


अं 
मे 


९६ 
शा निर्जरा व मोक्ष :--- 


दिनांक है) अक्तूबर १६५६ 
अचल मं० ७ 


१--निजरा का परियय, २--मोझ का लक्षण, ३--मोक्ष सम्बन्धी कुछ कहल्पनानें, ४-मोक्ष पर 
अविश्वास, *““मोद्ष का स्वरूप शान्ति । 


१ निजंरा का. समस्त संकल्प विकल्पों के मूल संस्कारों का निमूलन करके भ्रात्यंतिकी शुद्धता व 
परिचय निमंलता को प्राप्त, हे पवित्र प्रात्माप्तों ! क्‍या मुझ पर दया न करोगे ? मुझको भी 
शक्ति प्रदान कीजिये नाथ ! कि में भी इस सर्व दुष्ट समूह का मूलोच्छेद कर इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकू 
झ्राज निर्जरा व मोक्ष इन दो तत्वों का कथन करना है। संस्कारों के साथ युद्ध ठांन कर इनकी शक्ति 
को बराबर तपदचरण के द्वारा क्षीण करते जाने का नाम निर्जरा है। इसका कुछ विस्तार गृहस्थ सम्बन्धी 
निर्जरा या तप को प्रकरण में (प्रवचन नं० ५२-५७ दिनांक ६-१०-१६--११-१०-५६) गश्रौर उत्तम तप धर्म के 
प्रकरण में (प्रवचन नं» ६६-७० दिनांक २२-१०-५६--१३-१०-२६) किया जा चुका है। प्रतः पुन: करने की 
ग्रावश्यकता नहीं है । 


२ मोक्ष का लक्ष्ण प्रब मोक्ष की बात चलती है। मोक्ष वास्तव में छूटी हुईं श्रवस्था का नाम है। किसी भी 
पदार्थ की छूटी हुई भ्र्थात्‌ बन्धन रहित अ्रवस्था, भ्रर्थात्‌ स्वतन्त्र दशा का नाम मोक्ष है। 'मुच' धातु 
का प्रथे है छूटना । मुक्ति का भ्र्थ भी है छूटना, छूटना किसी बन्धन से ही होता है। जो बंधा ही नहीं 
उसका क्या छूटना । गाय रस्से से बंधी है । रस्सा खुलने पर उससे मुक्त हो जाती है। सिंह पिंजरे में 
बन्द है। निकल जाने पर पिंजरे से मुक्त हुआ कहा जाता है। वन में स्वतन्त्र विचरण करने वाले सिंह 
की क्‍्य। मुक्ति ? बन्दी गृह में पड़ा बन्दी द्वी मुक्त किया जा सकता है। स्वतन्त्र नागरिक नहीं। भ्रतः 
भोक्ष का भ्र्थ बन्धन सापेक्ष है। जहां बन्धन नहीं वहां मोक्ष नहीं । भ्ौर जहां बन्धन है वहां मोक्ष भी 
है। मुझे भन्‍य पदार्थों की मोक्ष से क्‍या सम्बन्ध ? मुझे तो अपनी मोक्ष खोजनी है। मोक्ष खोजने से पहले 
झपना बन्धन खोजना होगा । 


क्‍ बाहर में खोजने पर तो कोई बन्धन दिखाई देता ही नहीं । बन्दी तो में है ही नहीं पर 
कुटुम्वादि ते भी मुझे ०्कड़ कर बिठा नहीं रखा है । स्वयं मेरी कल्पनायें ही बन्धन हैं। इन कल्पनाप्रों 
से छूटने के नाम ही मोक्ष है। भर्थात्‌ प्रन्तरंग में पुष्ट संस्कार जिनसे प्रेरित होकर कि में यह संकल्प 
विकल्प कर रहा है, उनसे छूटने का, उनके विनाश होने का नाम ही मेरी मुक्ति या मोक्ष है। जिसका 


.... ४६ निर्जरा व मोक्ष श्षटद ३ मौक्ष सम्बन्धी कुछ कत्पनायें 


.. हपाय कि निजेरा व तप के प्रकरण में भा चुका है। प्र्थात्‌ संस्कारों से रहित भ्रपनी यथास्वभाव पूर्ण 
“स्वतन्त्र ब ज्ञान्त दशा का नाम ही मोक्ष है । 


. ह सोच सम्बन्धी मोक्ष के सम्बन्ध में जो कल्पनायें प्रब तक की हैं वह सब भूठी हैं। क्‍योंकि शान्ति से 

कुछ कल्पनायें. निरपेक्ष हैं। उन कल्पनाभ्रों का भुकाव शान्त्रि की ओर न जाकर, जा रहा है लोक के 
शिखर पर, प्राकाश के किसी विशेष क्षेत्र की श्रोर, अथवा अ्नुमानत: किसी पत्थर की बनी हुई शिला 
की भोर, अथवा पहले से विराजमान भ्रनेक शुद्ध ग्रात्माशों की श्रोर । श्रौर इसलिये श्रनेकों संशय व संदेह 
. उत्पन्न हो रहे हैं-उसके सम्बन्ध में | भले मुख से कहता हुआ डरता हूं कि कहीं गुरु वाणी के प्रकोप का 
पात्र न बन बेठू । पर इस प्रकार मुख बन्द कर लेने से हृदय की शंकायें तो टल नहीं जाती ? बिल्ली के 
भ्राने पर यदि कबूतर आंख मींच ले, तो बिल्ली तो टल नहीं जाती ? भ्रन्तरंग में भुक कर देख। कुछ 
इस जाति के प्रनेकों संशय भरे पड़े है वहां । क्या रखा है मोक्ष में ? न कुछ खाने को न कुछ पीने को, न 
कुछ बैठने को न कुछ सोने को, न चलने फिरने को न सेर करने को, न सुन्दर व सुसज्जित मदल रहने 
को, न मोटर व हवाई जहाज घूमने को, न यार मित्र बोलने को, न सुन्दर स्त्रियाँ भोगने को, कुछ भी तो 
नहीं है वहां | बेठे रहो वहाँ मुख सीमे । बराबर में अनेकों बैठे रहो, वहां । पर सब ग्रुम-सुम । मानों कि 
पत्थर के बुत घड़ कर बिठा दिये हों वहां यह भी कोई जीवन है ? 'ज्ञान ज्ञान' की रट सुनते हैं । पर क्‍या 
करें उस ज्ञान को । औोढ़ें या बिछायें ? किसी को बताया तक न जा सके, कुछ नया आविष्कार निकाला 
न जा सके ' हुआ न हुआ बराबर है| भ्राज के उन्नति के युग में जब चारों ओर ज्ञान का चमत्कार 
दिखाई दे रहा हो, ऐसे ज्ञान का क्या मूल्य ? केवल भ्रन्ध श्रद्धान का विषय है, किये जाग्नो, परन्तु कब 
तक ? एक रोज तो छोड़ना ही होगा । 


४मोक्षर. मुझे नहीं चाहिये ऐसी मोक्ष | वर्तमान में ही क्या कमी है मेरे पास ? बड़े बड़े महल, 

भविशवास कीमती से कीमती वस्त्र व श्र॒लंकार, घूमने को मोटर व हवाई जहाज़ बैठने व सोने को 
खूब गददेदार डनलप पिलो के सौफा सेट व पलंग, खाने को स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यञ्जन, भोगने को 
देवांगना सरीक्ती स्त्री, बाल बच्चे, और क्‍या नहीं ? इन सबको छोड़कर क्‍यों एक शून्य स्थान में जाऊं, 
जहां इनमें से कुछ भी नहीं । पड़े रहो भ्रकेले | इतना भी तो नहीं कि श्रपना गम किसी को सुना दू। 
अरे रे ! मोक्ष कहते हैं इसे । कोरो कंद है। भगवान बचा इस मोक्ष से मुझे । भला खाली बैठे मक्खियां 
मारना शोभा देता है कहीं मनुष्य को ? ना भाई ना ! कोई बहुत बड़ा राजपाट भी दक्षिणा में दे श्ौर 
कहे कि किसी प्रकार मोक्ष ले लो, तो भी न लू । 


ह फिर यह नित्य ही मोक्ष की रटना क्यों ? मुझे क्या पता था कि वह मोक्ष इस प्रकार 

होगी । में तो समझा था कि कोई प्राकर्षक वस्तु होमी | सारा जगत जिसके गुगागाव कला हा 
था कि वह कुछ तो होगा ही । परन्तु खोदा पहाड़ और चुहिया भी तो न निकली । भला कौन स्वीकर 
करेगा जड़ बनकर पड़ा रहना। किसे भ्रच्छा लगता है सौफा सैट को छोड़कर पत्थर की शिला पर पड़े 
रहना यू ही अ्चेत सा। झ्ौर इसी प्रकार की अनेकों कल्पनायें | भला विचारिये तो सहो फिर भी इस 
भीक्ष की यह रटत क्यों ? इसमें सम्प्रदायिकता के प्रतिरिक्त भर है ही क्या ? कुछ रूढ़िया व पक्षपात । 
भमेकों गये हैं वहां । भूर्ख ही हैं सब । जगत में क्या कमी है मूर्खों की ? और हंसी प्र" जाती है भ्राज मोक्ष 
का माम सुनकर भी । पुराने जमाने की बात कहां लाये हो निकाल कर, विज्ञान के इस युग में । 


. ह६ भिजराज सौदा 8४६ मौक्ष की स्वरूप दीग्लि 


४ मोत्े का खक़ा मौक्ष के समझे बिसा केसे दवा सकेगा हत विकल्पों को । और यह कल्पनायें दबाये बिना 

शान्ति क्यों करने लगा इतना बड़ा तपश्चरशादि का परिश्रम । जिसमें हित का तो प्रइन ही नहीं, 
प्रहित ही हैं। अतः भाई मोक्ष तत्व को जानना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है । इसको जाते बिना या इसकी श्रद्धा 
किये बिना, अब तक की सारी पढ़ाई बेकार है। वास्तव में ऐसा नहीं है। भ्रब॒ तक सारी पढ़ाई एक 
अ्रलौकिक देन है। उसकी अवहेलना मत कर । मोक्ष का सच्चा स्वरूप जानने का प्रयत्न कर । 


लोक शिखर में स्थित, भ्राकाश के किसी टुकड़े का नाम मोक्ष नहीं। मोक्ष शिला का नाम 
मोक्ष नहीं। वहां पर विराजे पूर्व आत्माओ्रों के सम्पर्क का नाम मोक्ष नहीं। उस तेज से तेज वत्‌ मिल जाने 
का नाम मोक्ष नहीं । ज्ञान के प्रभाव का नाम मोक्ष नहीं । जड़ बन कर पड़े रहना भी मोक्ष नहीं। इतना 
कुछ प्रयास ऐसे मोक्ष के लिये नहीं किया जाता । ऐसा मोक्ष लेना तो बहुत प्रासान है । खूब भर कर पाप 
करो, बस हो गया । मिल जायेगी ऐसी मोक्ष । निगोद का रूप घारण करके पड़े रहोगे सागरों के लिग्ने 
ग्रवेत-लोक शिखर में उसी पत्थर की शिला पर-उन्हीं पवित्र आ्रात्माओं के सम्पर्क में । 


भाई ! मोक्ष इतनी तुच्छ सी वस्तु नहीं । वहाँ से हृष्टि हूटा। मोक्ष को बाहर मैं मत 
खोज | भ्रपने प्रन्दर में देख | उसी प्रकार जैसे कि श्रव तक श्राख़व बंध संवर निर्जरा श्रादि को देखता 
ग्राया है। मोक्ष किसी क्षेत्र .। नाम नहीं है। बल्कि तेरी ग्पती ही किसी दशा विशेष का नाम है। जिसमें 
न संकल्प है, न विकल्प, न राग है, न द्वेष, न इच्छायें हैं न चिन्तायें, न बाह्य पदार्थों का ग्रहरा है, न त्याग 
न उनमें इष्टता है न अ्निष्टता | केवल है एक ज्ञायक भाव । जिसमें सर्व ध्राणों केवल प्राणी मात्र हैं। न है 
कोई पुत्र, न है कोई पिता, न है कोई बहन, न है कोई माता, न हैं कोई मित्र, न है कोई छात्रु, न है कोई 
राजा न है कोई रंक, न है कोई बड़ा न है कोई छोटा, न है कोई ब्राह्मण, न है कोई शूद्र, न है कोई देव 
न है कोई तिर्यच | जहां है एक साम्यता व शान्ति । विकल्प उठते को प्रवकाश भी नहीं है । क्योंकि प्रे रक 
संस्कारों का भ्रात्यन्तिक विच्छेद पहले ही किया जा चुका है। 


विकलों के प्रभाव में शरीर का निर्माण किस लिये करें। भिन्‍न-भिन्‍त रूप ब्यों घारें ? 
क्यों किसी को पुत्र मित्रादि बनायें ? किसके लिये यह सब जंजाल सोल लें ? किसके लिये धन कमायें ? 
किसको वस्त्र पहनायें ? किसके लिये भोजन बनायें ? किसको पढ़ायें लिखायें ? किसकी रक्षा करें ? तथा 
किसके लिये भीख मांगें ? जहां विकल्प ही नहीं वहां इच्छा किस बात की ? जहां शरीर हो नहीं वहां 
महल, सोफा पलंग, स्वादिष्ट पदार्थ, सुन्दर स्त्री भ्रादिक की श्रावश्यकता ही कंसी ? मित्रों आदि से बात- 
चीत करने की ग्रावश्यकता ही क्या ? आवश्यकता के बिना उनके प्रति का पुरुषार्थ कैसा ? पुरुषार्थ के 
बिना व्यग्रता कंसी ? व्यग्रता के बिना दु:ख क्या ? और दुःख के बिना रहा ही क्या ? केवल एक शान्ति 
जो तेरा स्वभाव है। तेरा सर्वेस्व है। इन विकल्पों के नीचे ही तो दबी पड़ी थी वह ? कहीं भाग तो न 
गई थी जो कहीं से लानी पड़ती ? ऊपर से यह सब कूड़ा ककंट फूक डाला, बस यह देख, यह रही 
तेरी पवित्रता शान्ति राती । श्रौर क्या चाहिए था तुझे ? इसी को तो लक्ष्य में लेकर चला था, इसी के 
लिए तो लक्ष्य बिन्दु बनाया था। इसी के लिए तो इतना लम्बा प्रयास किया था। बस मिल गई बह । 
भ्रभीष्ट की प्राप्ति हो गई। जो करना था सो कर लिया। जहां जाना था वहां पहुँच गया। कृतकृत्य 
हो गया । मार्ग समाप्त हो गया : भौर क्या चाहिये ? भौर कुछ चाहिये तो फिर वहीं जाना होगा । 
बिकटपों में, ब्यग्रताओं व चिन्ताओं में जिनको छोड़ कर कि यहां आया है। इस पूर्ण व झ्ात्यन्तिकी 
वैरी अपनो शान्ति का नाम ही तो मोक्ष है । 


४६ भिर्जरा व मोक्ष १५० ५ मोक्ष का स्वरूप शाम्सि 


यहां न खोज कर वहाँ खोजने के लिए गया, तभी तो उस सेठ ने भोक्ष जाना स्वीकार 
ने किया । क्योंकि वहां उसे न दीख सके अपने दहा पुत्र भर न दीख सके दश कारखाने। कया करता 
बहां जाकर ? भाई मोक्ष की सच्ची झभिलाषा है तो भअभ्रभी से इस बाह्य जंजाल से तथा इन सम्बन्धी 
धन्तरंग विकल्पों से धीरे धीरे मुक्ति पाना प्रारम्भ कर। जितनी जितनी इससे मुक्ति पायेगा, उतनी 
उतनी ग्रन्तरंग में शान्ति प्रगट होगो। बस उतनी उतनी ही मोक्ष हुई समझ । मोक्ष एक दम प्राप्त की 
जा सके ऐसा नहीं । भ्रन्य सर्व प्रक्रियाश्रों वत्‌ इसकी प्राप्ति भी क्रम पूर्वक धीरे धीरे होती है। भांशिक 
शांति, आंशिक मोक्ष; पूर्ण शाँति, पूर्ण मोक्ष; आंशिक निविकल्पता, श्रांशिक त्याग, पूर्ण निविकल्पता 
पूर्ण त्याग, आंशिक निरभिलाषता, आँशिक स्वतन्त्रता, पूर्ण निरभिलाषता, पूर्ण स्वतन्त्रता, इस इतने 
लम्जे मार्ग में प्रति क्षण मोक्ष ही तो प्राप्त करता रहा है। और उसके ग्रतिरिक्त कियो ही क्‍या ? 
प्रारम्भिक पग से ही मोक्ष होनी प्रारम्भ हो गई थी। अ्रव वह पूर्ण हो गई है। बस इतना ही तो भन्‍तर 
है। भ्रतः इस वास्तनिक मोक्ष के प्रति बहुमान उत्पन्न कर । 


शा समन्वय. 
७9 


-+5 शान्ति पथ का एकीकरण :---- 
दिनांक १८ अक्तूबर १६५६ (सन्ध्या समय) 
प्रबथन नं * ७६ 


१--धर्म व श्रद्धा के लक्षयों का समन्वय, २--श्रद्धा ज्ञान की सप्तात्मकता का एकीकरण, ६--भर्म में 
दशन धान चारित्र को एकता, ४--शाब्दिक श्रद्धा व अनुभव का कार्य कारण भाव । 


१ भमब श्रद्धा के प्रथम ही धर्म के लक्षण बताते समय (प्रवचन नं* ६. दिनांक “-७-५६) के श्रनेक लक्षणों 
लचायों का. में एक लक्षण श्रद्धा ज्ञान चारित्र कह कर बताया गया था। उनमें से पहला भ्रंग था 
समन्वय श्रद्धा । श्रद्धा का सच्चा स्वरूप (प्रवचन नं० ८ दिनांक ७-७-४६ से प्रवचनन नं० ६ दिनांक 

८-७-५६ ) तक दर्शाया गया और आगे (प्रवचन नं० १० दिनांक ६-७-५६ ) में उसके स्वरूप को श्रद्धा के 

विषय भूत पदार्थ का भी ७ भागों में विभाजन किया गया है। उसके आगे (प्रवचन नं० ११) से कल वाले 

(प्रवचन नं० ७७) तक बराबर उन्हीं श्रद्धा के विषयभूत सात पदार्थों का स्पष्टीकरण किया गया है। और 

इस प्रकार धर्म के अंग श्रद्धा का कथन पूरा हो गया । 


भ्रव धर्म के दूसरे व तीसरे भ्रंग ज्ञान व चारित्र के सम्बन्ध में कुछ कह कर इस प्रकरण 
को यहाँ पूरा कर देना चाहिये। यद्यपि कुछ भी प्रधिक श्रावश्यकता प्रब रह नहीं गई है। वयोंकि प्रत्येक 
पदार्थ सम्बन्धी विवेचन में इन दोनों भ्रंशों का बराबर समावेश होता चला गया है। और पहले भी 
श्रद्धा की यथार्थता बताते समय यह स्पष्ट कर दिया गया था कि श्रद्धा वही है जो जीवन में उतर जाये । 
झर्थात्‌ चारित्र के साथ साथ रहने वाली श्रद्धा ही श्रद्धा है। परन्तु फिर भी इन सर्व प्रकरणों में इन तीनों 
अंगों का समावेश किस प्रकार हो जाता है यह बताना श्रावश्यक है। 


३ अड्धा शान की वास्तव में श्रद्धा व शान के विषय सम्बन्धी सातों पदार्थों का शाब्दिक परिचय मात्र ही 
सप्तात्मकता का हो सका है। अर्थात्‌ इनका शाब्दिक ज्ञान ही हुआ है। परन्तु इनके रसात्मक रहस्य का 
एकीकरण, झ्नुभव नहीं हो सका है। यदि हो जाता तो इन सातों पदार्थों में भी भेद देखने में न 

प्राता भौर उपरोक्त धरम के तीन प्रंगों में भी भेद दिलाई न देता। इस लिए यह क्षाब्दिक ज्ञान वास्तविक 


४७ शास्ति पथ का एकीकररा ३४२ २ श्रद्धा ज्ञान की सप्तात्मकता का एकोकररा 


महत्ता को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता । परन्तु फिर भी इस शाब्दिक ज्ञान के बिना श्रद्धा किस की 
करे ? और जीवन में किसे उतारे ? इस दृष्टि से देखने पर इस शान की भी महिमा अ्रपार हो जाती है । 
परन्तु यह महिमा उसी के लिए है जो इसे जान कर इंसके भ्रतुसार भ्रपने जीवन में कुछ परिवर्तेन करने 
का प्रयास करे | केवल शब्दों के जानने में सन्‍्तोष धार ले, तो ज्ञान हुआ और न हुभा बराबर हो है । 
उल्टा भ्भिमान का कारण बन कर झौर भी झनिष्ट कर सकता है। 


यहां तक कथित, सात खण्डों में विभक्त, इस विस्तृत वक्तव्य के भ्रनुसार श्रपने जीवन 
को ढालने के लिये, इन सातों में परस्पर क्‍या मेल है, यह जानना भ्रावश्यक है। क्‍योंकि भले ही जानने 
में या बताने में, शब्दों की क्रमिकता के कारण इस अ्खण्ड एक विषय के सात खण्ड बन गये हों, पर 
जीवन में यह सात खण्ड रूप से उतारा नहीं जा सकता | जैसे कि पहले ही प्रवचन नं० १० दिनांक 
&-७-१६५६ में एक ही श्रद्धा के विषय का प्रयोजन वश विश्लेषण करके सात भागों में विभाजित किया 
गया, उसी प्रकार अरब वह प्रयोजन पूरा हो लेने पर उन सातों खण्डों का एकीकरण करना अ्रावश्यक 
है। क्योंकि श्रद्धा वास्तव में सात नहीं है, वह तो एक ही है। ज॑से रोग कां प्रतिकार करने के लिए, 
वैद्य के द्वारा बताई गई भ्रौषधि का जो प्रयोग करने में झ्राता है, उसकी आ्राधार भ्रृत श्रद्धा में भले 
सात खण्ड पड़े हों पर वह श्रद्धा एक है। इसी प्रकार इस विकल्प रोग के प्रशमनार्थ, जो प्रयास जीवन 
में किया जाने वाला है, उसकी आधार ध्रृत श्रद्धा में यह सात खण्ड भले पड़े हों पर श्रद्धा एक है। श्रौर 
वह इस प्रकार :--- 


में वास्तव में शान्ति का पिण्ड व चतन्य व अमूर्तीक पदार्थ हैं। परन्तु अपने को व अपने 
भ्रन्दर पड़ी शान्ति को भूल जाने के कारण, मे इन दोनों की खोज शान्ति व अजश्ञान्ति विहीन ग्रचेतन व 
मूर्तीक शरीर तथा धनादि जड़ पदार्थों में करता फिर रहा हैं। और बिल्कुल उस मृग की भांति, जिसकी 
नाभि में छिपी है गन्ध, पर उसे बाहर मे खोजता हुआ, उसे कहीं न पाकर व्याकुल हो रहा है, में भी 
व्याकुल बना हुआ हूँ | यह जीव व अभ्रजीबव तत्व की एकता हुई। उपरोक्त भूल के कारण निन्‍्य ही 
नये नये विकल्प व इच्छायें धारण कर करके, और इच्छाओं सम्बन्धी दुष्ट संस्कारों को भ्रौर और पुष्ट 
करता रहता हूं। भौर इस प्रकार व्याकुलता में प्रति क्षण वृद्धि करता रहता हूँ। यह मेरा अ्रपराघ है। 
इसी को आास्रव बन्ध तत्व कहते हैं | जीव भ्रजीव तत्व के साथ आख्व बन्ध का इस प्रकार सम्मेल बैठा 
लेने पर यह चारों मिल कर एक हो जाते हैं। यदि स्व पर भेद विज्ञान प्रगट करके इस भूल को दूर" 
कर दू तो अपनी शान्ति को बाहर खोजने की बजाय, श्रन्दर में खोजने लगू'। और क्योंकि वह वहाँ 
है ही, इसी लिए प्रवश्य खोजने में में सफल हो जाऊ । बस शान्ति के दर्शन होते ही बाह्य की विकल्पनायें 
प्रवश्य समाप्त होती चली जायें | श्रधिकाधिक उस शान्ति में स्थिरता धरने से, पूर्व के बिकल्प उत्पन्न 
करने वाले संस्कार कटते चले जायें, और इसी प्रकार करते करते एक दिन संस्कारों ब विकत्पों से 
पूर्णतया मुक्त निर्बाध शान्ति का उपभोग करने लगू । यही है संवर निरजेरा ब मोक्ष तत्व की एकता । 
सात के दो खण्ड हो गये, एक व्याकुलता उत्पन्न करने सम्बन्धी प्रौर दूसरा व्याकुलता दूर करने सम्बन्धी । 
पहला हैय है और दूसरा उपादेय । इन दोनों को मिला देने से पूर्ण मार्ग की रूप रेल हृष्टि में भा 
जाती है | भ्र्थात्‌ व्यकुलता की कारण स्रूत चार भूलों को छोड़ कर शान्ति को उत्पन्न करने बाले प्रगले 
प्रयास में विचरद करू तो धीरे धीरे पहला खण्ड कम होता जाये झौर दूसरा क्षण्ड बढ़ता जाये । एक 


+ 
॥ हे, १ | ् 23 कीट, हि 5३ । 3] ; हा 2 छः पं ॥ ५ | न पा ५ फ च 
+ । | ३५ ४ + | ह 
9), ./# ह | व ! !/ के ॥॒ | ५ # के । कु तः | | है के 
१ बढ रु 3० 2६679::5 ५५ के 2, )। + न * कि ही प ् ३.१ डे ४ 2 6 ॥३ ह ॥ । है दर न # 8 ई 
हि कं ह + $ ४ हे *े के 
है टी ) 3) हर ॥| पर री १ ३ ४0 ; दि / ५ हि 4 > 7 तर । [ ] न्‍ $ 
(४ + *$ | : ५; ] 3 + $. के रह । ४ 
।]ु कै बा है ध त पं ६ ] हैं; 
२ |] ड़ ]। | । 5 के ४5 ५ है हे 
+ । 8 शान्ति + हे हे + ॥ !४ ५ १ ४ ! हे ॥ ! & । 3 * 
ह । (दा ४ ' ह अन्न ; कि» क्थ ॥ 4+ | “ ५ क्री है! ।] 
॥ 
७ के न, ३०-४० कं । ह' 
ह "बाई कफ लिजिरीय 0 सा 0 ऐह «* - कई ' आरियश 00२० 02 + 
है * ४5 न्‍ डे हि बहोल कान # 49 ५७५98 श्क्ता ५ 
+ + ५ 9%॥। हां । ् | + + ५ 
२ ॥ ४! । । ५ । । 
ह] 


हक का ह ही कप 5 १ ५ 
गंध । ५ 5; है ५ मऊ ४३. ४१ ५७८३ 
+ <4] ५ हि ४ ४ 
हू! हैः 
+े के + कु ६ | पु ॥।॒ 
क हु ! ट्ठी पा ही जाये ) ह ॥ 
(५ 
* 
अं | 5] (| झिगढ़ ह । स्तातों बातों 
क््नि ः पहना हा विनतच्छ ५ ) जग भौर ५ रह दूसक़ा । धुर्ग | + हे |] ब्र्स दस १ कार ५०३ झ्म हे हि $ 
५ “झुण्ड | १8] 4 ५ हु हे की 28 प 9 2 
9 + + प १ । ) ह रे 
$ ॥] 8 के 
|! + 
| |] ४ जे / 7 400. 0 
॒ 





. हैपोपादेयतों को मेल बेढाकर अद्भा का एक भसप्क प्रिधय ब्रन॑ता है । 
हमे मेंदर्शन मद्यपि यहां तक इस सप्तात्मक एक भ्रखंड विष्रय का ज्ञान भी हो गया, भौर उस ज्ञॉन 
शान चारित्र की के भनुरूप ही शाब्दिक श्रद्धा भी हो गईं। परन्तु जीवन का ढलाव भी साथ साथ जब तक 
एकता उसके प्रचुरूप न होने लग जाये श्रर्थात्‌ उसका सुभाव बाह्य द्रव्यों के विकल्पात्मक झ्ोश्रय 
से हटकर भ्रन्तरंग की शान्ति की खोज में न लग जाये, बाह्य द्रव्यों से किचित उदासीनता न श्रा जाये, 
झधिकाधिक समय देव पृजादि क्रियाओं में देने न लग जाये, तब तक वह श्रद्धा श्रद्धा नहीं कही जा 
सकती । भ्र्थात्‌ इस सप्तात्मक मार्ग को भली भांति युक्ति द्वारा जान कर, इस पर ऐसा ही है, श्रन्य 
प्रकार नहीं' ऐसी हढ़ श्रद्धा करके भ्रपने जीवन को उसके प्रनुरूप ढालते या भ्राचरण करने का नाम ही त्ौ 
शान्ति का मार्ग है। इसमें युगपत ज्ञान श्रद्धा व चारित्र तीनों खंड पड़े हुए हैं । यही है शान्ति मार्ग की, था 
मोक्ष मार्ग की, य। धर्म मार्ग को त्रयात्मकता । जिसमें ज्ञान श्रद्धा व चारित्र तीनों मिलकर एक हो गये हैं । 


४ शाब्दिक अद्धा व परन्तु इसमें इतना विशेष है कि जब तक इस धर्म का वास्तविक फल भ्रर्थात्‌ उस चौथी 
झनुभव का काये कोटि की शान्ति का साक्षात्‌ बेदन नहीं हो जाता, तब तक न लारित्र रहस्यात्मंक है, न 
कारण भाव श्रद्धा रहस्यात्मक है, न ज्ञान रहस्यात्मक है। ज्ञान व श्रद्धा का आधार है उपदेश और 

सारित्र का आधार है शरीर | इसलिये इस स्थिति में रहने वाले यह तीनों ही लंड सच्चे नहीं कहे जा 

सकते । परन्तु क्योंकि पहली दशा में ऐसा किये बिना उस रहस्य का वेदन होना ही भ्रसम्भव है, इसलिये 
एस प्रकार की झूठी त्रयात्मकता भी कार्यकारी है। प्रारम्भिक भ्रृमिका में इसका बड़ा महत्व है। परन्तु 
प्रयास कुछ अन्तरंग की प्राप्ति के प्रति होता चाहिये । केवल शारीरिक क्रियाग्रों में संतोष घारे तो उस 

न्रयात्मकता का कोई मूल्य नहीं । द 


धीरे धीरे इस प्रकार जीवत को एक नई दिशा को श्रोर घुमा कर धैयं व साहस पूर्वक 
इस पर झागे बढ़ते ज।यें, तो एक दिन ऐसा भ्रा जाना सम्भव है जबकि एक क्षण-मात्र के लिये उस लक्ष्य 
का साक्षात्कार हो जाये । उस समय भ्रन्तरंग में क्या चिन्ह प्रकट होंगे सो पहले ही शान्ति के प्रकरण में 
बताये जा चुके हैं (देखो म्रबचन नं० ५ दिनांक ४-७-९६) उस समय एक श्रपूर्व कृतक्ृत्यता सी उत्पन्न होने लगेगी 
एक विचित्र संतोष व हल्कापन सा प्रतीत होगा शौर वह ज्ञान श्रद्धा जो इस समय तक शब्दात्मक थी 
प्रत्म एक नया रूप धारण कर लेगी । “भरे ! यह है वह रहस्य । यह हूं में साक्षात्‌ रूप से अपने श्रन्तरंग 
में विराजमान शान्ति के वेदन से श्रत्यन्त तृप्त, सर्वाभिलाष से मुक्त । वाह ! वाह ! कितना सुन्दर है यह । 
यद्द तो है बिल्कुल पृथक । यह रहा । वास्तव में कुछ भी सम्बन्ध है नहीं इन दूसरों से इसका । व्यर्थ ही भ्ब 
तक व्यग्न बता रहता था। व्यर्थ ही इसकी खोज इतनी कठिन समभता था । यह मैं ही तो है। धरे ! वाह 
बाहू ! कितनी विचित्र बात है ? श्राज तक यू' ही मारा मारा फिरता रहा इसकी खोज में । इस शान्ति 
क्रो कली छोड़कर भ्ब कहां जाऊं ? कुछ भी प्रयोजनीय नहीं है । बस भब मुझे कुछ नहीं चाहिये | यह था वह 
. जिसकी मुझे इच्छा थी।” इत्यादि प्रकार के विकल्प व उद्गार उत्पन्न हो जायेंगे । 3 


पल आ, ह!' बस उसी क्षण से वह श्रद्धा भ्रव इस रूप न रह जायेगी कि “शुरु का उपदेश है इसलिये. 
बह ऐसा ही हैं", बल्कि इस रूप हो जायेगी कि “मैंने स्पष्ट इसका फल चला है, इसलिये यह ऐसा ही है।.. 
"सब इसका घ्ाधार उपदेश की बजाय धनुभव हो गया है। भंब यह अड्ा पराश्ित नहीं रही, स्वाशित 


४७ शान्ति पथ का एकीकरण १५४ ४ शाब्दिक श्रद्धा व भनुभव का कार्य कारण भाग. 
हो गईं है। शब्दात्मक नहीं रही रहस्यात्मक हो गई है । झब यह श्रद्धा तीन. को्दियों को उलंचन करके . | 
चौथी कोटि में पहैच चुकी है। इसलिये इसी का नाम वास्तविक व सच्ची श्रद्धा है। जिसके हो जाने पर. 
ज्ञान भी रहस्यात्मक बन जाने के कारणा सच्चा हो गया, श्र चारित्र भी रसास्वादन हो जाने के कारण . 
सच्चा हो गया है। पहले की त्रयात्मकता में शाब्दिक ज्ञान की प्रमुखता थी और इस रहस्मात्मक त्रया- 
त्मकता में रसास्वाद रूप अनुभव सम्बन्धी श्रद्धा की मुख्यता है। इसलिये जहां सच्चे मार्ग या धर्म का 
निरूपण किया जाता है, यहां ज्ञान को प्रथम स्थान न देकर श्रद्धा को प्रथम स्थान दिया जाता है। प्रब. 
इस त्रयात्मकता का रूप ज्ञान श्रद्धा व चारित्र न रह कर, श्रद्धा ज्ञान चारित्र बन जाता है क्योंकि ज्ञान की 
रहस्यात्मकता का कारण श्रनुभवात्मक श्रद्धा है श्रौर भागे श्रागे चारित्र में प्रेरक होने वालो भी, बजाय गुरु 

के उपदेश के वही रहस्यात्मक श्रद्धा है। पहले की भांति अब गुरु के कहने के कारण झ्ागे नहीं बढ़ेगा, 
बल्कि इस स्वाद का व्यसन पड़ गया है, इसलिये आ्रागे बढ़ेगा । इसी स्वाद की प्रे रणा से पुरुषार्थ भागे 
आगे ग्रधिकाधिक उत्त जित होता जायेगा । और एक दिन श्रद्धा ज्ञान व चारित्र मिलकर तीनों एक 
शान्ति में निमरन हो जायेंगे । वहाँ न श्रद्धा होगी न ज्ञान न चारित्र। में हुंगा भौर मेरी शान्ति | एक 


भ्रद्व त दशा होगी वह । 


हे लक 
थुदुका मंद! 


$ के आल व 
नया सह 


+ 3४! 7, ॥४/३ / है. 
हि ५, ४ 00 हि | ही ए। ही रा १३ फ। ई(ँ एह। री पट रु हक | ॥. ॥र्ग) ६४ कह. 0 की । घ । है.७ ] 4 ॥ + १ 2 5 री है ह ५ ५० कं 
। 
कं ग ४ ५४ दि 0 $ १ 0 # || 4) ॥ एव कर । । + हे / महा ०780 * 7] ५ | १ +े ध ४ / . ७५, | । पे + 
! ] हे ] ५! के ' न ॥] ॥/ है ४ | 
4 
त हे 5 | के 
। पु गि 4 
। 
॥ रु है| ) । । 
। ह 
॥ न्‍े ही १४५ डी के रह के मै 
4, । ई 3 
+ कि! (5 /' । पा च + ह हद ; हि + हक ५ हा | ] । ;! की 
3, । पु 7 ॥ + 4 + के : ह ४ 4 
५ ह! हूँ के 3 # . थे ॥ हें शा ६४0! 
। 
डे ५ | 
। + 
पा १ ई पु 
+ 2 है 2] फ गे ) 
॥ ँ / | ि |] 
| 
+ 
! 
रँ 
। (/ं ॥ हु ॥ १ ५ ं 
रे कै 3 + | 
पं पु 4) १ 
अर ] 
कु 
४ धर ] | 
) 
५ है । ५ 
ध डे ५ + 
। 5 । 
भरे | | +े 4 
! 
ह ) सच्ची ॥ 
) 4 का 
५ 
खणशणों 
अकापतदसाााउाक हे 
अंकऋशदाककााकाल 
44 क 
4 4 
॥ 
५ 


दिनांक १६ अक्तूबर १६२५६ सन्ध्या समय 


प्रधचन नं० ८० 


१--पांच लक्षण, २--पांचों लक्षणों में पृथक प्धक शान्ति का समावेश, ३--पांचों लक्षणों की एकता द 


धर्म की त्रयात्मकता का एकीकरण कर देने के पश्चात्‌ श्रब॒ एक बड़ा प्रश्न और सामने 
झाता है। वह है कि आगम में सम्यक्त्व या शान्ति मार्ग सम्बन्धी सच्ची श्रद्धा के अनेकों लक्षण दिये 
गये हैं। परन्तु यहां इतने लम्बे प्रकरण में उनमें से एक भी लक्षण कहा नहीं गया है। केवल एक शांति 
की रट लगाते चले ग्राये हैं। तो क्या भ्रागम के इन लक्षणों को मिथ्या मान लें ? 


नहीं भाई ! ऐसा भूल कर भी न कहना । और उन्हें मिथ्या मानने के लिए भ्रवकाश 
भी तो नहीं है। तनिक समझ में फेर है ? ध्यान देकर समझ, सभो लक्षणों में एक ही बात हृष्टि गत 
होती है। भिन्न भिन्न रुचि वाले शिष्य के अनुग्रहार्थ भले गुरु जनों ने एक ही बात को भिन्न भिन्न रूपों से 
कहा हो, परन्तु सब में प्रभिप्राय एक ही है। जिस प्रकार कि में बताता हैं इस प्रकार देख। इन सब में 
एक धान्ति ही तो नृत्य करती दिखाई दे रही है । 


१ पांच लक्षण. सम्यवत्व सम्बन्धी लक्षण ग्रागम में मुख्यतया चार प्रकार से करने में भाते हैं :--- 
(१) सच्चे देव, सच्चे गुरु व सच्चे शास्त्र या सच्चे धर्म के प्रति हढ़ श्रद्धान । 
(२) सात तत्वों पर हढ़ भ्रद्धान । 

“ (६६३) स्वपर मेद हृष्टि । क्‍ क्‍ ४... 


हर 
है| ॥ गा 
कि धर के 9 ॥ धर | 
" रा १ । | ' ह 
। + भात्मानुभव । ! री ॥ 
हि |; ५ यु । 5 
हे है पे 
हम ॒ । 4५ कि + ॥ | 4 । 
ै ५ मर । 
। ५ 
$ 
+ 
कि + हे । 
रु 
॥॒ 
| ७ 0 व है 5। २९ ( 
। 
द हैः | ५ 325 ५ २ है 
$ 
। हे ह' रे हि] गर 5 6 पा] ] ६] | 
४ ५ /५ च्ि ] । 
)/ । + । ५ %« ७७. ४ ४ दर 
हे हज: श्र ! है है [80 ही ह + $ पे जो 708 ५ सी $.7 ॥ हे ; नि । हु भ्ज +| $ 
2! हे ५५ ४ है 2 | न | ५ । । । है । रे ॥। 
कक । श + 8! ५ हि । ५ +। ॥००३९ । 
|] २ | / ॥ ४ / हे ; हि ) ५ ।५ ९४ 
हे ॥ फ ( ६ "५ ) 20० ४२ ! + पे है [हा 0७.7 2८ | है | 9 ! छः 5 ि 
(6 ॥ गे १ 8 ) ृः है कु |] | न | । | रा! 4 
0) बे ; ५ | 9 ।॒ प के द + ह रा ए ॥ ः । पा 4 | 
$॥ ६ ६४ हे है $ (7) (02330 008 20 4 अर 0547" ५४0 गा न हु गे हे 890 है, ० यह "री । ० । 
५ (/े | १ ! र +) ३58९ स्‍ः |. 9 ४ ६५ धि +  । न | ॥ ५ । ४४ है 
! “5 ।/,, 0 कट (६ | । । । पु 7000 ॥' / ॥ $४१|, ,। ] हु ; प ; | जा 5५ ही 
३2 ।६ 0४ ५ 20% ् / | 0 ४३ + | ।॥ / 8 है है६ 6 + है. 5 पं ४ | | 5 हे १ 5 | ५5५ 4५ ] रे 42 8 र ५ 4र $ #+#॥ ॥ 
११५0 रे ॥ शी ५ के की है है ते [| 4! + २ | $; और] हि शप हि न + + 6, १4 के 
# विश 80 | , | । री] ; | + । ्‌ कै ५१ हक $ 
हे ः न्‍ै (१ । फ् १! हे ॥ के 4 || | धर ॥ ॥ 4३५ हा | ० 0 हु ह" है 2] ल्‍ ५54 ; | 4 न ० का पे ॥) रे । (० | /' | 9, 5 जय डे | ॥ 0 4),), | 
भेद) ५७ सा है 4 है; / (5५% ॥ के पक 5 5 को आर 37 4 आप शक ड़ रे १ की ४४९ ' 02650. + रे । । ।। 5 (7 है 4 5 5३ अधिक ञ 
५१ हू रू हि 


. ह८ सम्यकत्व व सच्ची श्रद्धा के लक्षणों में समन्वय ३५६ २ पांचों लक्षणों में पृथक २ शाँति का समावेश . हे 


. &३ पांचों लचणों में यद्यपि शब्दों में यह पांचों पृथक पृथक दीख रहे हैं। परन्तु तनिक गौर से देखते पर इत है 
..' पृथक पृथक शांति पांचों में कोई भेद नहीं है। देख पहला लक्षण है, सच्चे देव, गुरु व धर्म पर हढ़ श्रद्धान । 
. क्षा समावेश इस लक्षण का स्पष्टीकरण करने के लिये मुझे ग्रावश्यकता पड़ेगी यह्‌ पूछने कीकितू 

नग्न शरीर व केश लु चनादि भ्रन्य शारीरिक लक्षणों मात्र को शुरु, 
भौर द्वितीय तेज: पुझज शरीर धारी व छत्र, चमर भ्रादि सहित की देव हों २३ पुल उन सम्बन्धी हुढ़ 
श्रद्धा करे तो उसे तो सम्यक्‍त्व न कहेंगे | क्योंकि उसका नाम देव बगुदू न है ? वास्तविक देव व गुर 

को जाना ही नहीं है, श्रद्धा किसकी करेगा ? कुल परम्परा से नग्न शरीरादि लक्षणों को देख कर 
देवादि स्वीकार करना तो साम्प्रदायिक श्रद्धा है। भ्रन्ध श्रद्धा है । बिना परीक्षा किये कोई बात स्वीकार 
करना तो श्रद्धा नहीं । क्योंकि साम्प्रदाथिक श्रद्धा तो अपने अपने देव व गुरु के प्रति के ही है । यदि 
कहे कि मेरी श्रद्धा सच्चे देव गुरु के प्रति है, इसलिए यह सच्ची है। सो भी ठीक नहीं है। क्योंकि 
बिना परीक्षा किये सच्चे व भूठे का पता कैसे चला ? तेरे पिता ने कहा है कि वहु सच्चे हैं, इसका नाम 

तो परीक्षा नहीं । देव व गुरु की परीक्षा क्षम्बन्धी प्रकरणों में इस बात का काफी स्पष्टीकरण कर दिया 
गया है । (खो प्रवचन नं० २१ दिनांक २४०७-२६ तथा प्रवचन नं० ३६-१८ दिनांक २६-७-५६--११-७-५६) शान्ति 

यथा वीतरागता के आदर्श का नाम देव व गुरु है। शान्ति व वीतरागता सम्बन्धी उपदेश का नाम शास्त्र 

है । शान्ति व वीतरागता को प्राप्त करने के मार्ग का नाम धर्म है। बिना शान्ति की पहिचान के 
कौन देव, कौन गुरु, कौन धम व कौन शास्त्र ? इसलिए शान्ति का श्रनुभव हुए बिना देव व गुर 
ग्रादिक की श्रद्धा सच्ची श्रद्धा नहीं कही जा सकती। ग्रतः इस लक्षण में शान्ति के प्रमुंमब की ही 


मुख्यता है । 


देव व गुरु किसे समझता है । यदि 


दूसरा लक्षण है सात तत्वों पर हढ़ श्रद्धान । अब तू ही बता कि सात तत्व किसे कहता 
है, और उमको श्रद्धा किसे मानता है ? यदि सात तत्वों के नाम भेद प्रभेद झ्रादि मात्र को जान कर 
तत्सम्बन्धी श्रद्धा करने को श्रद्धा कह रहा है तब तो वह सच्ची श्रद्धा नहीं है। ऐसी श्रद्धा तो प्रत्येक 
जेनी को है, पर सब सम्यग्हृष्टि नहीं हैं। इन सात खण्डों में हेयोपादेय बुद्धि बना कर हेय को त्यायमै 
के प्रति भुकाव हो जाबे, भौर उपादेय को ग्रहरा करने के प्रति भुकाव हो जावे, मोक्ष या पूर्ण शार्तिं 
का लक्ष्य बिन्दु बना कर अजीव ग्राखव बन्ध तत्वों को हेय जान छोड़े, और जीव संवर निर्जरा को उपादेय 
मान ग्रहरा करे ; अजीव भ्रास्रव बन्ध में श्राकुलता देखे और जीव संवर निर्जरा में शान्ति देखे। ऐसी 
सात तत्वों की एकत्व रूप श्रद्धा का नाम सच्ची श्रद्धा है। इसका विशेष स्पष्टीकरण कल के प्रवचन 
में किया जा चुका है। शान्ति के भ्रनुभव के बिना तो वास्तविक रीति से हेयोपादेय का मेद भी नहीं 


किया जा सकता । भले गुरु के उपदेश के ग्राश्नय पर मानता हो, पर वह तो श्रद्धानं शब्दात्मक हुआा 
रहस्यात्मक नहीं । प्रतः इस लक्षण में भी शान्ति के वेदन की ही मुख्यता है ? 


हे तीसरा लक्षण है स्व पर भेद दृष्टि । इस लक्षण में व॑ उपरोक्त सात तत्वों वाले लक्षण 
में विज्ञेष भेद नहीं है । क्योंकि यहां हेय तत्वों को 'पर' में और उपादेय तत्वों को स्व में समाविष्ट कर 
दिया गया है। 'स्व ग्र्थात्‌ में जीव हूँ श्रौर संवर निर्जरा के द्वारा प्राप्त शान्ति ही मैरा स्वभाव है। 
मोक्ष मेरे ही स्वभाव का पूर्ण विकास है। प्रौर भ्रजीव 'पर' तत्व है। इसके प्राभ्रय से सत्पक्न हो के 
प्राखव व बन्ध मेरी शान्ति के धातक हैं। अत: भ्जीव भ्रास्नव बन्ध को 'पर तत्व लिन, अर ीध हे 








ु 5३४ न +हक आज 4 १५ पा भर 
0 । *्फ पक 8 आवक 
के गा ्‌॥ $ है) ५ ५ 0 ह $ ४ ५ हि 
82 5४ लक ह।| । 7. 3 निज थी खा 
. + ( 
* ५५.५ सप्यगलवे ४५ कि रा तक सक्नोी 
। 
हक | १ 77 थ्ं व हल  ॥ (80 
) हा )॥) 
ई [2] हा || 
हे हु |] १ 4 
।५ ् ञ+ का 
। 





47६ 
। है. 
४: 
] 
] 
/ गो की एकता द । 
हे ॥ 
। 
+ 4 





आन संदर मिर्चुरो शाव॑ की 'स्य' तत्व संमर्म कर प्हा कर । झोरित के अनुभव जिता कंसे जाने कि .. 
में जीव कौम ? जीवें को धर्थोत 'स्व को जाने बिना 'परं' किसे कहँगों ? प्रकोश की जानें बिंनों अन्धें 


कोर किसे कहेगा ? कैंबल शरीर ही जीव रूप से दिखाई देगा । उसे तो छुंड़ातत ही अ्रभीष्ट हैं। भले 

लीतब का ताम बंदल कर, “में झात्मा है, शरीर से पृथक हूँ”, ऐसा: कहुदे पर भसुभव के बिना बह. 

प्रात्मा क्या; यहूं तो पता तहीं। शब्दों में आगम के भ्राधार पर भले लक्षण कर दे पर अतुभव के 

बिना दे 3४७०) केतीर वत्‌ ही तो हैं। इसलिए 'स्व पर भेद दृष्टि' में भी शान्ति का 
प्रधान 


चौथा लक्ष॑रों हैं प्रात्मानुंभव । सो तो स्पष्ट भनुमव रूप करने में ही भा रेहा है। पर 
भात्मों की भनुभव क्‍या ? वह भी तो शान्ति का बेंदत हो है। प्रनुमव तो स्वाद का हुआ करता हैं, 
सुख व दु:ख का हुआ करता हैं। जैसे सूई चुभने का श्रनुभव, सुई के ज्ञान से कुछ पृथक जाति का है। 
इसी प्रकार निज का अनुभव निज के ज्ञान से कुछ पृथक जाति का है। ज्ञान में तो वस्तु के आकारांदि 
गुणों की प्रधानता होती है। उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता तो प्रल्पन्न को सम्भव नहीं है। परन्तु सुख व 
दु:ख का प्रत्यक्ष होना हरेक को सम्भव है। जेसे अन्चे को सुई का ज्ञान होता तो सम्भव नहीं है, पर 
उसके चुभने का प्रत्यक्ष वेदन होना सम्भव है । इसीलिए भात्मानुभव का भ्र्थ ही शान्ति रुप स्वभाव 
का भ्रनुभव है। भौर वह तो में भो कहता चला पा रहा है । क्‍ 


है पांचों लक्ष्यों भव बता कि इन पांचों लक्षणों में कहाँ मेद दीखता है ? शान्ति का वेदन हो जाने के 

की एकता परचात्‌ ही प्रात्मानुभव हुआ कहा जा सकता है। उसके होने पर ही प्रपता स्वभाव भ्र्थात्‌ 
स्व? तत्व हृष्टि में श्राता है। इसके होने पर हो 'पर” तत्व का यथार्थ भान होता है। उसके होने पर 
ही शान्ति व भ्रशान्ति, निराकुलता व व्याकुलता, सुख व॑ दु:ख, उपादेय व हेय का श्ञान होता है। जिसने - 
पभ्राज तक शान्ति ही नहीं जानी उसे क्‍या पता कि भ्रशान्ति किसे कहते हैं? उसकी दृष्टि में तो मन्द 
प्रशान्ति शान्ति है, भ्ौर तीत्र अज्ञान्ति, भ्रशान्ति । उपरोक्त प्रकार हेयोपादेय भेद हो जाने पर ही सात 
तत्वों का भाव समझ में झाता है। शान्ति का वेदन हो जाने पर ही, शान्ति के आदर्श देव व गुरु का, 
तथा ज्ञान्ति के उपदेश रूप शास्त्र का, व शान्ति के पथ रूप धर्म का भान होता है। प्रतः सर्व लक्षणों 
में एक शान्ति का दी नृत्य हो रहा है । 


ह जिसने शान्ति को नहीं चखा, वह कैसे जान सकता है कि मैं कौन है ? “में” के जाने बिना 
बया जाने कि जीव या आ्रात्मा किसे कहते हैं। भ्रपने को जाने बिना दूसरे जीवों को कंसे जाने ? जिस 
प्रकार अपने सम्बन्ध में कल्पनायें करता है, उसी प्रकार दूसरों के सम्बन्ध में करेगा। कंसे जान पायेगा 
कि जीव तत्व क्या है ? जीव तत्व को जाने बिना झजीव तत्व की क्‍या पहिचान करेगा ? क्‍योंकि जीव के 
सम्बन्ध से यह प्रजोवादि तत्व बिल्कुल जीव वत्‌ चेतन दिखाई दे रहा है। जीव की पहिचान के बिता 
उसमें भेद कंसे करेगा ? शान्ति या निविकल्पता के भ्रनुभव बिना विकल्पों की पहिचान क्‍या करेगा? 
विकल्पों की पहिचान बिता झाख़व बन्ध किन्‍्हें कहेया ? तथा निविकल्पता व शान्ति के वेदन बिना संबर . 


निर्भया व मोक्ष किसे कहेगा । कोरी कल्पनायें ही करेगा। भौर इसके धतिरिक्त कर भी क्या सकता है... 


(० 


॥।॒ हे ५ दॉम्ति 
&.3: «९ ् ९ 
री ९६. कहेगा 
/ शुद्ध 
४९ । 
पु 
93 हि 


/ 
+ । 
2९५ नए कह जे कि कद 


स्ति का भनुभवात्मक या रसात्मक स्वरूप जाने बिता, किसे छ्ान्ति का. झादक्ष कह्ेगा ? किसे देव व." 
हैं? किसे दात्ति का मार्ग व उपदेश कहेगा ? किसे धर्म व शास्त्र कहेगा। भतः सर्व लक्षणों में... 
शारित का के ह्त तथा उसके भ्रति के भुकाव रूप श्रद्धां ही अधान है।... हा 


। ॥.% 3: 2 

[ | । | 0), + 

बा | न | 4 ॥॥ 0 के दे! 

भ् हर ४ पु ः | थी] । हे 
है के 0 । 3 ) १ । 
ता १५ ० यह / के है क॥ 78 ५ । ५ । का कह । 
५५ "पे च |, की | ४ «६ | ) हु ४.5 पे प ५, ५. 0 ई |! / 
१ १ कि जा 0, 4 $ ५ । ॥/5. -२* हे 9, 5६ । (और रन्षा 








'४८ सम्पवत्व व सच्ची श्रद्धा के लक्षणों में समत्वव॒ ३५८ .. ३पांत्रों लक्षणों की एकता ... 
मी, एक ही की प्रधानता होते हुए भी भिन्न भिन्न अ्भिप्रायों वाले शिष्यों के भतिबोधनाद . . 
. भिन्न भिन्न लक्षण किये गये हैं। शान्ति का नमूना दिखाने के लिये देब गुद को श्रद्धा कही गई है। 
: क्योंकि मार्ग का श्री गणेश ही यहां से करना है। शान्ति का तमूता देखे बिना उसके प्रति का भुकाव 
. कैसे होगा । और भुकाव हुए बिना पुरुषार्थ क्या करेगा ? भुकाव हो जाने पर भी, यथार्थ उपदेश प्राप्स 

किये बिना, पुरुषार्थ क्या करेगा ? प्रत: प्राथमिक शिष्य को देव, ग्रुरु, धर्म व शास्त्र की श्रद्धा वाला. 
- लक्षण बहुत हितकारी है। क्योंकि इनके प्रति बाह्य की रुचि व श्रद्धा के ग्राधार पर ही, कदाचित्‌ बह 
प्रथा शान्ति को स्र्श कर सकता है। हेयोपादेय को जाने बिना किसको ग्रहण व त्याग का प्रयास 
.. करेगा। प्रतः सात रत्वों की श्रद्धा भी प्राथमिक शिष्य के लिए बड़ी कार्यकारी है। 'स्व पर? में ऊपरी 

. भैद जाने बिना किस के प्रति उदासीन होगा ? भर किस के प्रति भुकाव करेगा ? इसलिये प्राथमिक 
दशा में ऊपरी स्व पर” भेद जानना भी बहुत कार्यकारी है। इस प्रकार देखने पर भी इन तीनों बाह्य 
लक्षणों में शान्ति का लक्ष्य ही १कार रहा है । 


इस भ्रकार पाँचों लक्षणों में शब्दों का मेद होते हुए भी प्रभिप्राय की एकता है । 


| $ 0054 ३ $ 
(३ पपशों हे ५) | पं || ्‌ + १50% 
5४) | 
॥मक . 


2 पक हि 
| , (५ (०) ह 
। ॥ हि है ही पर 8 न ४ 
) 


+++ सम्यकत्व के अंग व गुण :-- 
दिनाक ३० अन्तूपर १६०६ (सन्ध्या समय) 


प्रगधन सं० दर 


१--पर्मी के झनेझ़ों स्वाभावक जिन्ह, . ३--निःशंकता, ई--निराकाइता,  ४--निर्विविकत्सा, 
५--भमूह दृष्टि, --उपशूह्षन वे उपभूदण, ७--स्थिति करण, ५--वास्सल्य, ६--अ्रभावना, 
१०--प्रशस,. र१--संबेग,. ११--अलुकम्पा,. १३--आरस्तिक्य,. रै४--मैंत्री, १५--अमोद, 
१६--कारण व माध्यस्थता ! 


१ प्मी के अनेझों. भहों ! भ्रध्यात्मिक प्रकाश की महिमा ! जिसका लक्ष्य शान्ति की और गया, उसका 

स्वाभाविक विस जीवन बदल गया । उसकी विचारणाशों की दिशा ही घूम गई । उसको रीत ही प्रटपटी 
सी भासने लगी । सामान्य जगत को उसकी बातों पर प्राइचर्य होता है। वह जगत को भौर जगत उसे 
मूर्स समभने लगता है। परन्तु साधारण व्यक्ति बेचारे क्या जाने, कि उसके अन्तरंग में क्‍या बीत रही 
है ? शान्ति का उपासक पद पद पर झ्वान्ति का स्वाद लेने में मग्न हुआ चला जा रहा है-पअन्य सबका 
तिरस्कार करता हुआ । उसके ढज ही निराले हैं। उसके जीवन में श्नेकों चिन्ह स्वाभाविक रूपसे 
उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको वह बुद्धि पूर्वक नहीं बनाता । लौकिक जन भी उसकी नकल करके भपने 
जीवन में जबरदस्ती उन लक्षणों को बनाना चाहते है, जिससे कि वह भी किसी प्रकार धर्मियों की 
श्रेणी में गिने जाने लगे। क्‍या करें बेचारे धर्मी बनने की कोई उत्कण्ठा ही ऐसी है, जो उ हें यह कृत्रिम 
स्‍्वांग खेलने को बाध्य करती है | परन्तु उसके द्वारा भ्पने भ्रन्दर उत्पन्न किये गये वह चिन्ह बिल्कुल 
पैवन्द सरोखे भासते हैं, उस कौवे वत्‌ जिसने कि मोर के पंख चढ़ा कर प्पने को मोर बनाना चाहा । 
धर्मी जीत्र के इन लक्षणों को ही सम्यकत्व के अंग या गुण कहते हैं । 


क्‍ इस लक्षणों पर से धर्मी जीव को या उस जोव को जिसका लक्ष्य शान्ति पर केन्द्रित 

. ही छुका हैं, भली भांति पहिचाना जा सकता है। भन्य भी उसके जीवन में इन गुणों का साक्षात्कार 

. औरओं अपने इस विश्वास को हृढ़ बना सकते हैं। भौर वह धर्मी स्वयं भी इन गुरतों पर से अपनी परीक्षा . 
कर सकता है, कि कहीं मार्ग से विचलित तो नहीं हो गया ? इनमें से कुछ इस प्रकार हैं; - मि:शंकतला, 

ह ४ ' कप व! [ मिविभमिकित्सा, अग्ूड दृष्टि, उपभूहन था उप श्शा, स्थितिकरणों, वात्सल्प, प्रभावना, कि ; 


[ 3 ् + 
4 255 ये ०२३ पु है हु है। 
ग गा ढ ; पा १2. ६ 4५ | ५ पड़े है हुक 5 3 हे पु | | हि है ०0 कु (मय । न :3:॥ ५ घ्यं 
है . हे ॥ ॥ै, $$,४ पे १ 0 की 22 हो |. 679 2५ गे १० 5 $ । । ) + पा कु () । 
आह. ६) १३३ १ 0 *|4 5 हि हे ३ »॥ । ५ नि री! । के ध भर है 0 कह ; ्र व हे | है: ; ४) १5४ । 07 3 ३० 
# हक. हक) । ई$+ १ है 74 $-+ ५ + । पी ए है | ५ है ५४720 ५ : «४ ४ 2] +५ ४ । सी । ३. 5 पक । ५ 








/ 
हे हे 
! 0५ 0+ ५७, 
॥ 
॥ 
' ४ 


| + १ ' ' व ला] | मर 
पक मी आवक । ] ' शामि:शंकिंत ० आर 

। । २ + 
| ९; 8 ४ ६ /५ था हि रु हु है | । ! 

। 4 ह सम्यक्तव प ॥॒ "है ] ६ )&8 
_. ६६ सम्यंकव के झंग व गुर. ३६० २ शनिःश्षकित 
हे | ' + रे । । ४ 
१ श ५ |! ॒ । | ० इन्हीं 
] | * /द )! निरभिमानता भागे हु जे अर 
रन 2 की कारण्य और मध्यास्थता । 

५० परराचमा प्रधम, संवेग, प्रतुकम्पा ग्रास्तिक्य, मैत्री, प्रमोद, 
॥; | रा! ४ । | ५ | । न्‍ ह ' हि है । । क 

०५ 2६१9 / 4१ पक, । धर में 
7 * रे ॥ हि ५ ते ) + ] 
7 ॥ | + शक विस्त पर ५ 
है कि ३५ फ के न पृथक 

६ 4 ॥ कुंझ 

5) | |; हे ॒ 

4 
ह । | के ं (| 


:.. | शिम्तेंकरित दुण॒दांति का उपासक हद़तया निश्चय कर बैठा है, कि वह चैतन्य है, निराबाध है, भसूतीक है, . 
"जाने पुठ्ज है, शान्ति का स्वामी है, कोई भी उसके इन स्वभावों में बाधा डालने को समर्थ नहीं । इसलिये 
7 उसमें कोई मनिर्मीकता सो उत्पन्न हो जाती है, कोई झ्लौकिक साहस जागृत हो जाता है। वह इस छोटे 
:: से कुछ वर्षों मात्र के जीवन में अपने को सीमित करके नहीं देखता, भूतकाल में भनादि से चले भ्राये और 
5: अविष्यत काल में प्रनन्‍्त काल तक चले जाने वाले, सम्पूर्ण जीवनों व रूपों को फेला कर एक भ्रखंड जीवन 
के रूप में देखनें लगता है। इसलिये मृत्यु उसकी दृष्टि में खेल हो जाती है। एक खिलौना लिया तोड़ 
दिया, दूसरा लेकर खेलने लगा । बस इसके ग्रतिरिक्त और मृत्यु है भी क्या ? इस हारीर के त्याग का 
.. झ्ॉस वह मृत्यु समझता ही नहीं | केवल पुराने वस्त्र उतार कर नवीन वस्त्र धारण करने वत्‌ समभता 
. हैं।सराये के एक कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में चला जाता मात्र समभता है, जो सम्मवतः पहले 
'  बाले से कुछ अच्छा है। मृत्यु उसकी दृष्टि में रूप परिवर्तन मात्र है, विनाश नहीं | उसमें उसे कोई हानि 
.. दिखाई देती नहीं | हानि दिखाई देती है केवल एक ही बात में, भौर वह है उसकी शान्ति में बाधा । उसे 
सब कुछ सहन है पर शान्ति का विरह सहन नहों है। भ्रतः मृत्यु समझता है उन संकल्प विकल्पों को, जो 
क्षण क्षण में प्राकर उसे बाधित करने का प्रयत्न करते हैं। उसका जीवन शरीर नहीं शान्ति है। 


उसे लोक में किससे भय लगे। लौकिक कोई भी शक्ति शरोर को बाधा पहुँचा सके तो 
कंदाचित किसी भ्रपेक्षा पहुँचा सके, पर उसकी शान्ति को बाधा एहुचाने में स्वयं उसके प्रतिरिक्त कोई 
प्तमर्थ नहीं । इस जीवन में कोई उसके शरीर को बाधा न पहुंचा दे, इस बात का उसे क्या भय ? प्रगले 
क्षय में कैसा शरीर भादि का वातावरण मिले, इस बात की कया चिन्ता ? कुछ मिले या न भिले, उसकी 
शान्ति उसके पास है शरीर का विनाश उसका विनाश नहीं, उसे मृत्यु से क्या डर ? शरीर की ही पर- 
बाह नहीं तो रोग श्राते की क्या चिन्ता ? उसे किसी भ्रन्य की रक्षा की क्‍या भ्रावश्यकता ? उसकी शान्ति 
इवय॑ उसमें गुप्त रूप से सुरक्षित है। उसे किसी गुप्त स्थान में छिपषकर इस शरीर की रक्षा का भाव क्‍यों 
. पाये ? “झकस्मात्‌ ही कोई बड़ा कष्ट न झा पड़े, बिजली न गिर पड़े, बम न गिर पढ़े”, इत्यादि भय 
को कहां स्थान ? इस प्रकार सातों मुख्य भयों से मुक्त निर्भीक वृत्ति वह, सिंह की भांति बराबर अपनी 
शक्ति की रक्षा करने में तत्पर हुआ, भागे बढ़ता चला जाता है। 


लोक कुछ भी कहे पर वहू किसी की सुनता नहीं । उसका एक ही लक्ष्य है। "पझ्रागे बढ़ी, 
शान्ति की और" मृत्यु भ्रा जाये कोई परवाह नहीं । मृत्यु से पहले जड़ा तक हो सके बढ़ो। मृत्यु के पश्चात्‌ 
अगले जीवन में पुनः वही पुरुषार्थ चालू करो, उस स्थान से आगे जहां कि इस जीवन में छोड़ा है। पीछे 
झुड़कर देखना उसका काम नहीं। लोग बेचारे सहानुभूति करें, दया दर्शायें, पर वह किसी की नहां 
.. चुनता । जातता है कि इन बैचारों को नहीं पता, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ ? प्रत: केवल हँस देता है उनकी 
. बातों पर, भौर चल देता है भागे। वह जानता है कि लोकों की सहानुभूति शरीर के साथ है, उसकी 
. शान्ति के साथ नहीं । अत: उनके कहने पर प्रपना मार्ग नहीं छोड़ता है। उसके हाथ में है 702टाडा 

. की पताका। उसकी लाज बच।ना ही उसका कतंव्य है। भ्रोह ! कितनी भिर्मीकता ? कोई कृत्रिम कप 
सै अपने में अंगट करना चाहे तो क्या सम्भव है ? ऊपरी प्रवृत्ियों में, शब्दों में, था शरीरादि की क्रियाप्रों में... 


+ ह; + 4 
हे 4 &#% ३६ है 4 ४४ १ ६ | ५ ; 
। ] ॥ ५। 8 | ।..+ गे । 
हक + + ) ) । 
+ $ / | * ॥ घ 
ः ; इंस्येडतल' ध +। ] हु | की निराकाक्षता । 
हे ५2 ध ५ । . + क 4१॥ थे 
! हा पु ४ ४8 कह | रु] 
! + ध ।+ 
| ] १ | |) 
४ | कै ॥ त 2 हे 5: ॥ 0 
हे 


भले प्रगट न होने दे पर प्रन्तर में पड़े भव को कंसे टाले | हृदय तो कॉप ही रहा था। यह निर्भीकता ही है. 
उसका तिःशंक्रित गुश । प्र्धात उसे भग्र की शंका स्वामाविक रीति से ही नहीं होती । यह शंका हो 
... सकती है कि ज्ञानी को भी मय होता तो देखा जाता है सी इस प्रश्न का उत्तर झागे निविचिकित्सा शुक्ध 
' के अन्तर्गत दिया गया है, वहाँ से जान लेता । 





भथवा “में जीव ही हूं। शान्ति का पुञ्ण ही हूँ। प्न्‍्य कुछ नहीं । धन्य से मुझे कुछ लाभ 
हाति नहीं । इस क्षशिक विकल्पों के ग्रतिरिक्त अन्य कोई मेरा छत्रु नहीं । विस्तृत रूप से निर्णय किया 
गया यह देव दर्शनादि में प्रवुति रूप मार्ग ही मेरा मार्ग है पूर्ण शान्ति ही मेरा मोक्ष है।” हेयोपादेय 
तत्वों का इस प्रकार अनुभवात्मक निर्णय हो जाने पर कौन शक्ति है जो उसके इस श्रद्धान में कम्पन 
करे सके । स्वयं भगवान भी पायें तो वह अपना विश्वास बदलने को तैयार नहीं। उसने भ्रहित को व हित 
को स्वयं साक्षात्‌ रूप से मु ह दर मु ह खड़ा करके देखा है। कैसे भूले उसे ? उसका श्रद्धान पूर्व (वचन नं० 
६ दिनांक ५०७-५६) में बताये भ्रनुतार चौथी कोटि की श्रद्धा में प्रवेश पा चुका है। भतः “यह ऐसे है कि ऐसे 
इस प्रकार तत्वों में या गुरु वाक्‍्यों में उसे शंका क्‍यों उपजे | स्वाभाविक रूप से ही उसकी इस प्रकार 
की सब शंकायें मर चुकी हैं। यह भी उसकी निः:शंकता का ही दूसरा लक्षरा है । 


लौकिक जन उसकी देखम देखी गुरु बाकयों में जबरदस्ती शंका उत्पन्न न करें। “जिन 
बच में शंका न धारो” गुरु का ऐसा उपदेश है। यदि तत्वों भ्रादि में शंकायें करू गा, युक्ति थ तके करू गा, 
संशय करू गा, तो मेरा सम्यक्त्व घाता जायेगा। भ्रत: चुप ही रहना ठीक है, ऐसा मानकर तत्व 
समभने के लिये प्रश्न भी करते डरते हैं । भ्ररे प्रभु ! सम्यक्त्व है ही नहीं, घाता क्‍या जायेगा ? शान्ति 
पर लक्ष्य है ही नहीं, विच्छेद किसका होगा । भले शब्दों में न कहे, पर हृदय में उत्पन्न हुई शंकायें कंसे 
दबायेगा ? “यदि ऐसा करू गा, तो सम्यक्त्व घाता जायेगा” ऐसा भय ही तो शंका है। वह तो उठ ही 
रही है। भगवन्‌ ! बह तेरी शंका तो तुझे जागृत करने भाई है। सावधान हो । अपने को भूठ मूठ घर्मी 
मान बंठा है-केवल बाह्य की कुछ क्रियायें करने के श्राधार पर, सो तेरी कल्पना भूठी है। ऐसा अूठा 
सन्‍्तोष त्याग । बस्तु कुछ भ्ौर ही है। उसे तू श्राज तक जान ही नहीं पाया है। शास्त्र पढ़े हैं, पर 
रहस्य नहीं समझा है। भ्रत: उसे समझ, और पूर्व कथित मार्ग पर चल। शभ्रपने जोबन को उस सांचे 
में ढाल । शान्ति का अनुभव कर । शौर तब प्रगटेगी तेरी नि:शंकता | यू नकल करने से तुफे क्या लाभ ?_ 
जबरदस्ती शंकाओं को दबाने का ताम निःशंकता नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से भ्रम्तरंग भ्रनुभवात्मक 


2४०88 कारण शंका को भ्रवकाश ही न रहे, इसका नाम ही निःशंकंता है। धर्मी को ऐसी ही निःशंकता 
बनावटी हा 


॥ निराकांझता.. शान्ति के उपासक को थ्वान्ति के प्रतिरिक्त किसी बात की ग्रभिलाषा ही नहों। और 

शान्ति स्वयं उसके पास है। बाहर कहीं से भ्ानी नहीं। इन्द्रिय भोगों के प्रति उसे बहुमान नहीं। 
क्या मांगे बाहर के संसमों से ? “हस लोक में में सुखी रहे, सुके कोई बाधा न भावे, खूब धन हो, 

. हो, हो, ख्याति हो इत्यादि | तथा पृत्यु के परचात भी भुझे कोई भ्रच्छी गतियाँ मिलें। में तश्क 

_: प्रशु आदि ग्रंतियों में न जाऊं, देव ही बनू, या राजा प्रादि पदों की ग्राप्ति हो इत्यादि”, ऐसी श्राकक्षायें 
उसे होती नहीं.) उसके लिये सत्र योति समात हैं। सब उसी के एक झखण्ड जीवन के सिन्न भिश्रः रूप 
हैं। (शक रजचंग मं» १३: दिशोंक १०:१०-९६).. किसके पति. भ्राकवित दो? देव गति में ही क्या विशेष 








सम्पक्त के प्रज् व गुणा ३६२ | मिपिखिकित्सा. 
रे हे काकपश है, जो नरक गति में तहीं ? देव गति तो उसकी दृष्टि में है सेतीस साथर की कद। चाहँरी हुए. 
- ही भौरदाक्ि के होते हुए भी शान्ति पथ पर झागे न बढ़ सके, इससे बड़ा दुःख हे पौर कया होगा उसे? 
+ “हुंदप ससो्स करे रंह जाता है। क्‍या करे कद पूरी हुए बिता उसे छुछ करते की भाजां महींहै। तरक 
:  जति से भी उसे कोई दं व नहीं है। उसे शान्ति चाहिये। उसे तरक ही क्या-इश्से भी छरी कोई मोसि 
ही तो स्वोकार है। परन्तु शान्ति मिलनी चाहिये। श्रतः उसे धन सम्पत्ति या सुन्दर शरीर भ्रादि की, 

आल जब के लिये या अगले भवों के लिये का प्राकांक्षा नहीं होती । बाह्य सुविधा और बाह्य बाधा 
: ऋच्की हृष्टि में समान है। भोगादि के सुख उसे सुख ही भासते नहीं, प्राकाँक्षा किस की करे ? व्यवहार 
. मेगा निश्चय में, किसो प्रकार भी उसे श्राकांक्षा होती नहीं। झार्काक्षा है केवल एक, श्रपनी शान्ति की , 
.. रक्षा की । प्रत्य कुछ नहीं । प्रौर तो प्रौर “विदेह क्षेत्र में जाकर प्रभु के दर्शन करने से झुमें कुछ लाभ 
होगा । अतः किसी प्रकार विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो जाऊं तो अच्छा |” इस प्रकार की भी भझ्राकांक्षा नहीं । 
उसका प्रभु सर्वेदा उसके पास है। नित्य ही वह उसका साक्षात्कार करंता है, उसे वह आकांक्षा भी 
क्यों हो ? यह है उसका निःकांक्षित गुरा । 


उसकी देखम देखी लोक भी शब्दों में “मुझे स्वर्गादि भोग नहीं चाहिमे। बतेमान में 
भी यह भोग सामग्री मेरे लिए कोई विशेष आकर्षक नहीं। मुझे कुछ शआ्राकांक्षा नहीं। अथवा यदि 
स्बगादि या भोगादि की ग्राकांक्षा करू गा तो मेरा सम्यक्त्व घाता जायैगा। दृत्यादि, इस प्रकार भले 
शब्दों में न कहें पर अ्रन्तरंग में पड़े इनके प्रति के ग्राकर्षण को कंसे दबाये ? वहां तो बराबर भ्राकांक्षा 
छिपी हुई ही है। भोर रूप में न सहो, पर “विदेह क्षेत्र में उत्पन्न हो जाऊ' तो भगवान के दर्शन से 
कु लाभ उठाऊ “, ऐसी ग्राकांक्षा तो मुख पर भी आ ही जाती है। मुख पर लाना भी देखा देखी या 
सुने सुना कर रोक ले तो, श्रन्तरंग में पड़ी झ्राकांक्षा का क्या करेगा ? शम्पक्‍त्व है ही कहां जौ कि इस 
ध्रार्काक्षा से घाता जायेगः। प्रभो ! यह उपाय नहीं है इसे दबाने का। यदि नकल ही करके प्रार्काक्षा 
'देबातां अभीष्ट है तो पूर्व कथित मार्ग के भ्रनुरूप श्रपने जीवन को हढालने का प्रयत्न कर। स्वत: टल 
जायेगी सब प्राकांक्षायें | धर्मी जीवों का निःकाँक्षित गुण कृत्रिम नहीं होता, स्वाभाविक होता है। वह 
नकल करके भ्रपनाया नहीं जाता । जीबन में परिबर्तंन करके भ्रपनाया जाता है । 


४ निर्विचिक्रित्सा शाम्ति ब सुन्दरता में ग्रोत प्रोत बह लोक में सत्र शान्ति ही का प्रसार देखता है। चेतन 
: भझचेतत पदार्थों का निर्णय किया है। उस पर हृढ़ श्रद्धान किया है। अपने शर्म लौकिक व्यवहाारों में 
भी उस तिशेय का प्रयोग करने का सदा प्रयास करता रहता है। सर्व विद्व को एक भझद्दत ब्रह्म या 


ईइ्वर के निवास स्थान या अपने द्वारा की गई रचना के रूप में देखता है । देखो प्रवचन मं० ४६ दिनांक १०-१०-४६) 


इसीलिए पदार्थों को पदार्थों रूप से देखता है। उनके क्षरिक इन बाह्य रूपों में सुर न्द्र्ता 

उसे दीखती ही नहीं । जड़ हो कि जैतन सर्व में उस उस जाति के रूप को ही बेला है। आप का 

क्‍ में दीज़ने वाले, सुन्दर व असुन्दर सर्व रूपों में, केवल जड़त्व' का, श्रौर बैेतंन के, प्रनेर् मनुष्य पशु, | हे 

धनवान सिधन, ब स्वस्थ रोगी प्रादि रुपो में, केवल चेत्तनत्व का ही उसे भान होता है। बाहर के 'इत 

हों की उसकी दृष्टि में कोई सत्ता नहीं । धव है श्रौर कल नहीं। उसकी कया सत्ता? ब्रढ कदर है. 

धोरे कल भ्रसुश्दर । भ्रव मिद्ान्न है भर कल विष्टा, भौर तीन दिन पीछे फिर भ्नश्न, और फिर न" क्‍ 


इन हूवों का कया सूत्य ? बतुरूपिये का स्वांग है। वह ज्ञानी ही दस स्वांग से भली भांति परिश्ित हू क्‍ 






। 
तर हा सवा में क्यों अब होंने लगा ? इसी हिल उ़े मिष्टान्न के प्रति ब्राकंण पर बिष्दा केजत 





0 । ; 
07703 रह पी जओ। | ऐै | रे हे 
+ 
(१४ लय हु + ] 8 
५ ॥ || ॥ |] $ 
हे | ] ) ि 4 ५ 
' धर्ष ॥/ कप ५ ०5. 
। |, सु ः 5 
की ऐ ! तु कस का! ५ 
(4 
)30. 2 0. ॥ ४ | 
] । || ५ + 


किली: में परत्व का भाव महीों उतका.। यही उसका निविचिकिस 


2 . तीं सोच में पढ़ गया है भाई कर। संम्भवत: सोच रहा हो कि हंस्थ 
यो ऊपर की भी ४ में “२ की मदद यह दशा दैखने में तो ह भाई है 
क्योंकि कोई भी मिष्टान्न की बंजाये विष्टा खाने की तैयार नहीं। और गृहूस्थे ' पथ: 
में एकत्व मानने को तैयार नहीं । फिर एकता कंसे कहते हो? तेरा विचार ठीक है भाई ! ऐसा हीं हैं। 
तनिक गहराई में उतर कर भ्रभिश्नाथ की परीक्षा कर, बाह्य क्रिया को मत देख। यह प्रकरण सम्यक्‍न्व 

भं्योत्‌ श्रद्धा के गुणों का है। चारित्र के गुणों का नहीं। प्रभिप्राय में साम्यता भा जाने पर तुरत 

शारित्र में साम्यता श्राना प्रावश्यक तहीं। प्रभिप्राय पूर्व क्षण में ही पूरा हो जाता हैं, परन्तु उनेके ' 
। है | जीवन बनाने में हम ते देर लगती है। धीरे धीरे जीवन या चारित्र भी श्रोगें चल कर, उसके 
बन ग्रंवंश्य जाता है। देख गृहरुथ भ्रवल्था में रहते हुए, जो व्यक्ति, पिता व॑ पथिक में, या मिंत्र 
वे शतु में कुछ भेद व्यमहार करता था, साधु बनते के परचात्‌ ब्रिल्कुल नहीं करता, यह शुर क्या उंसनझें 
एक दम प्रयट हो गया ? नहीं, शूहस्थ प्रच॒स्था में ही साधना के प्रथम क्षरम से प्रगेट होता  प्रौश्म्भ हुआ 
था, यहां भाकर पूु्ठां हुआ । पूृर्णा हो जाने से पहले भले तू उसे न देख पाये, पर वह उसके जीवन में 
किचित्‌ भी न हो, ऐसा नहीं था । गृहस्थ प्रवस्था में भी इस प्रकार का मेद व्यवहार करने से बह संतुह्द 
नहीं था । उसे श्रपनी इस्र प्रवृति के प्रति घृणा थी | वह इसके लिये अपने को घिककारा करता था, शौर 
बराबर इस भेद बुद्धि को दूर करने का प्रयत्न करता था। उस समय उसके अ्रभ्निप्राथ में स्ाम्यता प्रवक्य 
थी । उसी ने बढ़ते बढ़ते चारित्र का रूप धारण किया है। . 


इस प्रकार विष्टा व मिष्टान्न में योगी होने के पश्चात्‌ तक भी मेद रहता है, परन्तु 
प्रभ्मिप्राय में जाकर देखे तो श्रमेद ही है । क्योंकि उसे इस बात का हढ़ निर्णय है कि यह दोनों ही 
पदार्थ केवल ज्ञेय है भोज्य नहीं | भले शक्ति की हीनता व शरोर के राग वश उनको भोगने का विचार 
ग्राता हो, यह विचार भ्रनिष्ट है। बाहर में प्रगट दीखने वाला यह भेद इस राग का काय॑ हैं, श्रभिप्राय 
का नहीं । भ्रॉमप्राय में ती यही है कि “कौन दिन झाये कि खाने पीने के राग से मुक्त हो जाऊ ? भ्ौर 
बस जिस दिन ऐसी अवस्था में प्रवेश कर जाता है भ्र्थाव्‌ अहुेन्त प्रवस्था में, तो वह भ्रभिश्राय-ही पूर्व 
दृष्टान्त वत्‌ साकार होकर सामने भ्रा जाता है। साधु भवस्था तक उसे पूरब दृष्टास्त गत, इस मेंद शुद्धि 
के प्रति बराबर प्रात्म मिनदन होता रहता है । क्‍ 


विष्टा से तू भी घृणा करता है, भोर एक ज्ञानों भी। पर महान भन्तर हैं दोनों की 
धूष्ठा।' में । तेरी घूर्ाए के प्रीझे पड़ा है यह भ्रभिप्राम कि यह तेरे लिये हितकर है भौर उस के भ्रन्दर 
मैं पड़ा है यह अस्रिप्राय् कि यह घृरता उस़का बोष है, त्याज्य, है, जितनी जल्दी छूट जाये प्रच्छा हैं) ह 
“ जकार एक भज्जी व अक्षरा में भी, सले बतंमान राग वक्ष, या. पूर्व संस्कारों वश वह कुछ ग्रेद करता 
_हो। मज़ी से गचने का प्रशल करता हो, परन्तु प्रभिष्नायर में सझपते इस कृत्य, की निन्‍्दरा करता है, इसे 
ज्याज्य श्रममता है, जबकि कब इसे ही भरने लिए हितकारी समझता है। बिल्कुल इसी प्रकार निःश्केता 
शाती व पंजाती की अवृति में भों अत समस लेना।. | हे 

























। ै हू “4 :!, ) ग हॉप्टि ] 
कंकाल ! न ५ ; है रु 
४ कक 8०2५ दे ग्रजु थ्‌ ६ इ हु हर । 
रा ५ ४ ल्‍ है हक] ) | ॥ है ॥ हू 
2 ॥ | पर ३४४६ | 
) । 


४5. पअ्षर्मी का ऐसा स्वभाव ही है। वह कोई बनावट करके यह बात पैदा नहीं करता है। 
उसमें झकुत्रिम रूपमें स्वतः ही यह भाव उत्पन्न होता है। किसी की देखम देखी या सुन सुना कर वाब्दों में 
कोई इस साम्यता का गुणा गान करने लगे, भौर घृणा न करे तो वह गुण प्रगट हुआ कहा नहीं जा 
सकता । क्योंकि प्रन्तरंग में पड़ी घृणा को कैसे निकालेगा ? बनावटी रूप से घृणा न करे तो 
लिविचिकित्सा गुण नहीं बनता । प्रभिप्राय में प्रन्तर पड़ना चाहिये, जो बिना वस्तु स्वभाव समझे नहीं 


हे 


ह्टी हर हर 


ही सकता । भर्थात्‌ आत्मानुभव हुए बिना नहीं हो सकता । 


कु सव साधारण चेतन व श्रचेतन द्रव्यों में तो उपरोक्त प्रकार घृणा का प्रभाव हो ही 
 » जाता है| परन्तु इसके भ्रतिरिक्त विशेष गुणी जीवों में यही परिणाम कुछ और भी विशेषता धारण 
कर लेता है। शान्ति के उपासक अ्रन्य जीवों के प्रति उसे इतना प्रेम व प्राकर्षण हो जाता है, कि यदि 
कदांचित्‌ ऐसे किसी जीव के दरीर में कोई रोग हो जावे, उसमें से मल ग्रादि बहने लग जवे, उसमें 
दुर्ग न्धि उत्पन्न हो जावे, उसकी ऐसी दशा हो जावे कि किसी का पास खड़ा होना भी कठिन हो जावे, 

लो बहू धर्मी जीव उसकी हर प्रकार से सेवा करने से बिल्कुल ग्लानि नहीं करता, बल्कि उसकी सेवा 
करना झपना सोभाग्य समभता है। उसके मल मूत्र को भ्पने हाथ पर उठाने में भी उसे संकोच नहीं 
होता तो । कफ या नासिका के मल को अपने हाथ में ही धारण कर लेने पर भी ग्लानि नहीं होती। उन 
पदार्थों के प्रति अल्पावस्था के कारण जो कुछ ग्लानि उसकी प्रवृति में दिखाई देती थी, वह उस पात्र 
के गुरोों के प्रति जो बहुमान उसे उत्पन्न हुआ है, उसमें दब कर रह गई है। यह है उसका निविचिकित्सा 


गुणा । 






दिनकि है! अक्तूबर १९५६ (सन्ध्या समय) 
प्रवचन नं० ८२ 


प्रहो शान्ति की महिमा ! जिसके कारण बिना प्रयास के ही इतने ग्रुण स्वतः प्रयट हो 
'जाते हैं। कितना बड़ा कुटुम्ब है इस शान्ति का ? बात चलती है धर्मी जीव के गुणों भ्रथवा उसके 
लक्षणों की, जिन पर से कि यह निर्णय किया जा सके कि श्रमुक व्यक्ति धर्मो है कि अधर्मो, श्र्थात्‌ 
शान्ति का उपासक है कि भोगों का ? उसके प्नेक गुणों में से तीन गुण निः:शंकता, निराकांक्षता, व 
निविचिकित्सा को बात कल चल चुकी है। श्राज अगले कुछ गुणों की बात चलती है। 


५ भमूद दृष्टि. प्रनुभव के श्राघार पर शान्ति का व शान्ति के आदर्श का हृढ़तया निर्णय हो जाने के 
कारण, शान्ति के आास्वाद के प्रति अत्यन्त बहुमान उत्पन्न हो जाने के कारण, तथा शान्ति के पग्रतिरिक्त 
भन्य संबं प्रयोजन लुप्त हो जाने के कारण, भ्रव उसका स्वाभाविक बहुमान शान्ति के आदर्श ऐसे देव- 
गुरु-शास्त्र व शान्ति धर्म के प्रति, भ्रथवा इन देव-गुरु-शास्त्र या धर्म के उपासकों के प्रति ही बहुता है 
इनके प्रतिरिक्त भ्रन्य किसी आदर्श रूप देवादि या उनके उपासकों के प्रति नहीं। यह बात क्त्रिम | नहीं हा 
, हीती, क्योंकि लोक में भी ऐसा देखने में श्राता है कि जवारी का बहुमान जवारी के प्रति ही हे हां है 


२ 





हु ॒ 
६ $ ३४ १ क आग क्ः + । है 
ह १ ५] ॥५ * | 2 (| + ध । हु ४; ग + ४ है हे है हे +, के + थम । पु 
। ) । 5 ५ ॥ ९ पर ५ हे 
। / ३ |, है! कै नि ] + । + रे ] 

अभाकरद ११00, 0, 6 ॥ह शँग थ + का ह ॥ है १ | + हं हि ४ 4 

हे ०! ॥॥ है ॥ है है ४] + + 5, क 50“: | 
बरव के प्रंग व हल... ५ ६ हपणूहन व उप 
2; के ५ । ] + ५ ५ प / (हस्त 
तः ७ 5 । 5 ॥ *» | 
4 ६ त ! । 
+ हे 0 2700 हि । | भ्‌ ं ४ हि है ५ 
रु ह + के ! देव । । | प्री ] ! ४ प 
$ त ५ । 
' आन्य के प्रति पहीं '॥ देव गर व शास्त्र की परीक्षा करते समय॑ यह जात काफी विस्तार के साथ बता दी 
;; ! (4५ पी गुरु हि ॥/ (80 
# न! हे । 
+ गईं । धी | उसमें ; ! होती नहीं । | हि ' प्रमूढ़ 
क' धर न्‍ 
ई थी । उसमें उसकी दृष्टि भ्रम को प्राप्त होती नहीं । इसी का नाम भर्ूढ़ दृष्टि पना है। 
४ फी ह 
५ ' । ; 
। हि 
की (! ह ह ॥| रे ! हा * 
|| हे ( | । । 
) घ 
हब 
+ 2055. 


|... इसका यह भरें नहीं कि, उनके ग्रतिरिक्त श्रस्य सं्वे से उसे देष हो जाता हो । पपने पुत्र 
से प्रेम करते का यह प्र्थ नहीं कि, दूसरों के पुत्रों से आपको द्वेष हो। राग व हंष के अतिरिक्त एक 
तीसरी बात भी होती है, जिसे माध्यस्थता कहते हैं। भाप सब को भी माध्यस्थ परिणाम का भान 
है, परन्तु यह पकड़ नहीं है, कि माध्यस्थता उसी का नाम है। देखिये भ्रापके घर के श्रागे से झनेकों 
व्यक्ति झा रहे हैं भौर जा रहे हैं। भ्राप प्रपने बरामदे में खड़े सबको देख रहे हैं। वताइये उनसे ग्रापको 
प्रेम है कि द्वेष ! न प्रेम है न द्वेष यह ग्राप भली भांति जानते हैं। फिर भी उनको क्यों देखते हैं? इसी 
का नाम माध्यस्थता है। इसमें न देखने व बोलने का कोई अभिप्राय है, और न निषेध का। बस इसी 
प्रकार का माध्यस्थ भाव उन भन्य भ्रादश्शों के प्रति उसे रहता है। न उनके दर्शनादि का कुछ प्रभिष्राय 
है और ते निषेध का । 


इस गुण के सम्बन्ध में ठीक ठीक परिचय न होने के कारण पश्राज साम्प्रदायिक विद्वेष 
को ही भ्रमृढ़ दृष्टि पना प्रहरा करने में भ्रा रहा है। जिसके कारणा झ्राज हम भ्रन्य देवी देवताओं की निंदा व 
भविनय करने में प्रपती महिमा समभते है। उनके प्रति मुख करके खड़ा होना भी झ्राज हमें सहन नहीं । 
या तो ऐसे स्थानों पर जाते हुए ही हम घबराते हैं, श्र यदि किसी के दबाव के का रण जाना भी पड़े 
तो, उनकी तरफ पोठ करके खड़े हो जाते हैं । मानों कि कहीं वह हमें खा ही वे जायें। ऐसा करने में 
हमें इतना भी विचार नहीं रहता है, कि उनके उपासक जो भ्रन्य साधारण जन हैं, उन्हें हमारी इस 
प्रवृति को देख कर कितना दुःख होगा। सांक्षात्‌ हिसा होते हुए भी हम उसे गुरा मान बैठे हैं? भगवन्‌ ! 
इसका नाम ग्रमृढ़ दृष्टि पता नहीं हैं, साम्प्रदायिक विद्वेष है। यह गुण नहीं महान दोष है । भ्रमृढ़ दृष्टि 
नहीं भूढ़ दृष्टि है। उनके प्रति पीठ घुमाने का भ्र्थ है, कि आ्राप उन्हें देवादि मानते हैं साधारण जन नहीं । 
यदि साधारण जन माना होता तो अपने घर के सामने से गुजरने वाले व्यक्तियों में तथा उन्हें देखने में 
क्या अन्/र है ? जेसे उन व्यक्तियों को देखते थे वैसे ही माध्यस्थ भाव से उनको भी देख लेते, क्या बाघा 


भ्राती थी ! भ्रतः भगवन्‌ ! झ्रत् वीतरागी गुरुओं की शरण में प्राकर इस साम्प्रदायिक . विद्वेष को त्याग । 
सबके प्रति माध्यस्थता धारण कर । 


६ उपगृहन व शान्ति पथ पर बराबर आागे बढ़ने वाला जीव, उसमें बाधा पहुँचाने वाले भ्रपने प्रपराधों 
उपडह्ृदण के प्रति सदा जाग्रृत रहता है। एक क्षण को भी उनसे गाफिल नहीं होता। इसीलिये 
वह सदा अपने जीवन में दोष ही दोष ढू ढ़ने का प्रयत्त करता है। यद्यपि उनको श्नेकों गुण प्राप्त हो 
चुके हैँ । पर उनके प्रति उसकी दृष्टि नहीं जाती। पूर्णाता के लक्ष्य में उसे कमी हो दिखाई देती 
है । इस कमी को जिस किस प्रकार भी दूर करना भपना कर्ंव्य समभेता है। अपने गुण के प्रति हृष्दि 
. चली जाने से भ्रभिमान उत्पन्न हो जाता है। भोह ! “में इन लोकिक रंक जीवों से कितना ऊ'चा हो 
गया है”, ऐसा भभिमान उसे ऐसी खाई में ढकेल देगा जहां से वह उठने का नाम भी न ले सकेया। 


पा कक ...... इसके विपरीत उसे सर्व प्रन्म जीवों के जीवनों में गुण ही गुण दिखाई देते हैं। गुशों 
के अति अहुमान जो है उसे । गुणों को अपने जीवन में उत्पन्न जो करना है उसे। प्रृंणों का वह सच्चा, 
. प्राइंक है। बाजार में जाये तो स्वभावत: प्रापकी हष्टि उन पदार्थों पर ही पड़ती है, जिनकी कि अ्पको. 


" अष् सल्यकत्त कै अंग व गुणा १६६ . _ उॉल्वितिकरत 

.. झावध्यकता है; प्रन्य पर नहीं। उसी प्रकार किसी भी प्रन्य व्यक्ति के जीवन में उसकी द हष्ठिं गुरछींपर कु 
. . ही पढ़ती है दोधों पर नहीं । भले ही उसमें दोष पड़े रहें । उनकी उसे भरावश्यकता ही नहीं, क्‍यों केश 

.. उनकी भोर ? 


सा तात्परय यह है कि वह सदा अपने दोषों को देखता है स्‍ौर दूसरे के गुणों को हक अपने दोषों 
: को प्रगट करता है भौर दूसरों के गुणों को | झपने गुणों को छिपाता का गौर दूसर के दोषों को । अपनी 
. . भ्रद्गा निन्‍दा करता है श्रौर दूसरों की प्रशंसा । इसलिये भ्र्थात्‌ दूसरों के दोषों को छिपाने या गोपने 
. के लिए ही उसके इस गुरा का नाम उपग्रूहन है। भौर साथ साथ प्पने गुणों में वृद्धि करते जाने के लिए 


. हसे गुण का नाम उपवृ हरा है। फ 
मी टक ग्राज हम रे जीवन का अधिक भाग बीता जा रहा है, बिल्कुल इससे विपरीत दोश् में, 


धर्थात्‌ प्रपनी प्रशंसा करते हुए व दूसरों की निन्‍दा करते हुए । झाांज दूसरों के भ्नहुयरे या वृणावत्त्‌ दोष 
भी मुझे बहुत बड़े भासते हैं, भौर अपने अन्दर पड़े हुये शहतीर जितने बड़े दोष भी दिखाई नहीं देते । 
प्रपने ्नहुऐं गुर भी प्रगट करते हुए भर दूसरों के प्ननहुए दोषों का भी ढंढोरा पीटते हुये हर्ष मानते 
हैं। यह प्रवृति बड़ी निकृष्ट है। इसमें भ्रब ब्रेक लगा प्रभु ! अपने हित के लिए दूसरों के लिए नहीं । 
ग्रात्म प्रशंसा व पर निन्‍दा करते से दोषों में वृद्धि, और आत्म निन्‍दा व पर प्रशंसा करने से ग्रुणों में 
वृद्धि होती है। गुरु देव की शरण में आ्राकर गुणों में वृद्धि कर दोषों में नहीं । 
७ स्थित करण शान्ति के उपासक का लक्ष्य पद पद पर अपनी शान्ति की रक्षा करना है। इसलिये 
प्रल्पावस्था में जब जब भ्रपतती शक्ति की हीनता वश वह ग्रपनी शान्ति से च्यूत होता है, तब तब ही 
पुन: उसी में स्थित होने का बराबर प्रयास करता है। ऐसा उसमें स्वाभाविक गुण हैं। और क्‍यों न हो ? 
क्या दुकान में हानि हो जाने पर, उसमें लाभ प्रगट करने के लिये, स्वभावतः ही श्राप भ्रधिकाधिक प्रयास 
नहीं करते हैँ ? यह ही है स्व स्थिति करण । 

इतना ही नहीं ग्रपनी शान्ति के प्रास्वाद से छूट जाने पर उसे जो पीड़ा होती है, वह वही 
जाबता है। चक्रवर्ती के घट खण्ड का राज्य छूट जाने पर भी उसे इतनी पीड़ा होतो नहीं होगी | इस 
लिये प्रन्य शान्ति के उपासकों की पीड़ा भी उसके लिये श्रस॒ह्य है। “अरे! इतनी दुलंभ वस्तु को, 
प्त्यन्त सोमाग्य वश प्राप्त करके भी, यह प्राणी, इन कुछ बाह्य बाधाओ्ों के कारण छोड़ने को तैयार 
हो गया है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ? मेरे होते हुए यद्दि वह श्ञान्ति की रक्षा न कर « का, 
तो मेरा जीवन निरर्थक है।” तथा इसी प्रकार के भ्रन्य अनेकों विचार स्वत: भ्रन्तर में उठ कर उसे 
. बैचेन बना देते हैं। और उसे उस जीव की यथा योग्य रक्षा करने के लिए बाध्य कर देते हैं। चाहे इस 
प्रयोग में उसे कुछ हानि ही क्‍यों न उठानी पड़े | यदि श्राथिक परिस्थिति के कारण वह मार्ग से विचलित 
हो रहा है, तो धन द्वारा या उसके योग्य अ्रन्य कोई काम देने के द्वारा उसे पुनः: वहां स्थित करता है। 
यदिं शारीरिक रोग के कारण वह मार्ग से विचलित हो रहा है, तो योग्य औषधि व शारीरिक सेवा 
के द्वारा उसे पुन: वहां स्थित करता है। यदि किसी के उपदेशादि या कुसंगति के कारण मार्ग से ध्युत 
ही रहा है, हो योग्य उपदेशादि के द्वारा उसे पुनः वहां स्थित करने का प्रयत्न करता हैं। तथा भन्य भी 
किन्‍्हीं कारणों वश यदि वह ऐसा कर रहा है तो जिस किस प्रकार यथा योग्य सेवा करने की हर समय 
उद्यत रहता है। याद होगी प्रापको वारिषेण ऋषि की कथा। अपने शिष्य: पुष्पडाल को मार्ग पर स्थित 
करने के लिये भ्रयोग्य कार्य करने से भी वह न डरा। यह जानते हुये भी कि इसे कार्य से लोक में मेरी 
तिस्दा हो जायेगी, बहू उसे अपने महल में ले गया, श्रौर श्रपनी सर्व. सुन्दर रामियों को पूरा शुजार 
करके सामने ग्राते की श्राज्ञा दी बे काये में को अब 

। इस सर्व कार्य में उसका ग्रभिप्राय खोला नहीं था। केवल पुष्पडाल के 


रे 


, न की हल्य तिकालना था । बस इस स्वाभाविक गुर का नाम ही स्थिति करण है। 


 ऋहकायकर्य के भंग वशुस / . इक. "७. | व मार्सहव 
का हगारी प्रदति बिल्कुल इसके विपरीत है? किसी साधक के जीवन पें किजित दोच लगा; 

कि आरों शोर से घुतकारें भावी प्रारम्भ हुई । भंगवत्‌ ! रोकिये इस प्रवृति को। कषाय की शक 
विखिंत हैं। पड़े बड़े नीचे गिरते देखे गये हैं। गिरते की गिराने का प्रयत्न ने कौजिये। जिस किस अकाश 


भी उसे उठाते को प्रवास कीजिये । उसे घुतकारिये महीं बल्कि पुचकारिये। बिल्कुल उसी प्रकार मिस 
प्रकारें कि चलना सीखने वाले प्रपने बालक को आप पुचका रतें हैं, जब कि वहु चलता २ गिर जाता है। 


. ४ वांत्सल्य शान्ति की उपासना से उसके भ्रन्दर एक यह गुण भी प्रगट हों जाता है, कि जहां भी 
किसी प्रन्य भपनी बिरादरी के व्यक्ति को देखा, श्रर्थात्‌ किसी भी प्रन्य शान्ति के पथिक को देखा कि 
उसके हुंदय में एक अनौखा सा उल्लास उत्पन्न हुआ | जिसका कारण कि स्वयं वह भी नहीं जानता । 
बयोंकि ऐसा स्वभाव ही है। किसी दूर देश में श्रापके नगर का कोई साधारण सा व्यक्ति मिल जाये 
तो मिलने व बोलने को जी करता है उससे । झ्राउका यह गुण नगर वात्सल्य है, और इसी प्रकार उसका 
बहू गुण शान्ति पथ वात्सल्य है, जिसके कारणा एक प्रमोद उमड़ प्राता है उसके द्वुदय में । “इसे मैं 
सैर पर बैठा लू', था क्या करदू” ऐसा किकर्तव्य विमृढ़ सा उसकी शोर श्राकित हो प्रन्दर ही अद्धर 
फूल उठता है । क्‍यों न फूले ? भ्रपनी शान्ति का स्वाद लेते समय भी तो यही हालत होती है-उसंकी । 
उसके इस स्वाभाविक ग्रुण का नाम है वात्सल्य । 


उसकी देखम देखी कृत्रिम रूप से भले कोई वात्सल्म ग्रा प्रेम प्रयट करना चाहे, पहन्लु 
जब तक उस जीब में शान्ति के दर्शन होते नहीं, लब तक उसकी कृत्रिमता का भान साक्षात्‌ अन्तरंग 
में होता रहता है। ऐसे कृत्रिम बात्सल्य का नाम वात्सल्य नहीं है । 


६ प्रमावसा शाँति के ग्रास्वादन से प्रभावित होकर, उसका जीवन बराबर उसकी श्रोर बढ़ता जाता 
है। किसी ऐसे सांचे में हलता जाता है, कि जिसे देख कर लोगों को आश्चर्य होता है। कुटुम्बादि थ 
धनादि की तो बात दूर रही, शरीर पर से भी उपेक्षा होती चली जाती है। विरक्तता बढ़ती जाती है। 
साम्यता व सरलता श्राती जाती है। हू षादि का पता नहीं पाता। सबके प्रति कल्याण की भावना 
जागृत हो जाती है। ऊपर बताये हुए सात महान ग्रुण तथा इनके ग्रतिरिक्त अनेकों अन्य गुण प्रगट हो 
जाते हैं। जीवन भ्रलौकिक बन जाता है, ऐसा कि उन्हें देख कर भ्रन्य जीव भी झआाकषित हुये बिना ने 
रह सके, प्रभावित हुये बिना न रह सके। यह है उसका प्रभावना गुण । 

“सर्व जीवों का कल्याण हो । किसी प्रकार शांति के प्रति उन्हें भी बहुमात हो”, ऐसी 
शुभाकाक्षा को लेकर वह बाहर में भी प्रनेक प्रकार के उत्सव व शांति के प्रदर्शन करता है। ताकि सर्वे 
साधारण जन उसे देख कर कुछ प्रभावित हों । भौर हृदय में शांति के. लिए कोई जिज्ञासा उत्पन्न करें । 
उसकी देखा देखी जौकिक जीवों द्वारा उत्सव आदि मनाग्रे जाते हैं। उसका नाम प्रभावना ग्रुण नहीं हैं । 
क्योंकि उनकी उन क्रियाप्नों में से फेबल साम्प्रद्वायिकता क्रांक रही है शांति नहीं । क्‍ 
१० प्रशम शांति में स्नान करते रहने के कारण उसके जीवन में इतनी सरलता व साम्प्ता था 
जाती है, कि कोधादि की तीज्ता तो दूर रही, लौकिक स्वार्थ का भी भभाव हो जाता है। उसके रोम 
रोम में शांति खेलने लगती है। सबकी पीड़ा को भ्रपतती पीड़ा समभमे लगता है । उसको देख कर दूखुरो 
को भी कुछ शांति प्रतीत होती है । ऐसा उसका प्रशम गुंश है । द 
ह१ हंस... बाह्य विषय भोगों में श्रव उसे रस नहीं भ्ाता | शांति के सामने इनका क्यो सूत्यः? 
हलवा मांडा खानें को मिले तो सूखी ज्वार को रोटी कौन खाये ? अ्रतं: भोग सामग्री से उसे स्वतः ही | 

प्रस्तरज़ से कुछ उदांसीनता सी हो जाती हैं। कुँतिंग रूप से देखम देखी इस सामग्री का स्याग करने 


४£ सम्यकत्व के भ्रंर व गुर ३६८ ४. रर२ अनुकाधा 
का नाम सच्ची उदासीनता नहीं है। उनका त्याग न करके भी गृहस्थ में रहंते हुवे ही, उसे इनमें पूर्व... 
_बत्‌ रस आता बन्द हो जाता है ? ऐसा वेराग्य या संवेग उत्पन्न हो जाता है। तथा संसार के इस 
जंजाल से मानों श्रव उसे कंपकंपी सी छूटने लगती है । घर में संचित पदार्थों का ढेर देखकर उसका 
_कलेजा हिलने लगता है। जिस कमरे को बड़ी रूचि पूवेक उसने सजाया था, आज बयानों वह उसे खाते 
को दौड़ रहा है। ऐसा संसार के प्रति उसे कुछ भय सा उत्पन्न हो जाता है। उसे ही निर्बेद गुण कहते हैं। 
३३ अनुकम्पा.. दुःखी जीवों को देख कर स्वतः ही बिना किसी स्वार्थ के उसका कलेजा पसीज उठता 
 है। “परे ! यह भी तो शान्ति का पिण्ड है। उसे भ्रूल कर बेचारा संतप्त है श्राज। अ्रवश्य ही इसकी 
पीड़ा का निवारण होना चाहिये” इत्यादि भ्रनेक प्रकार के विकल्प उठ खड़े होते हैं। भौर प्रपनी शक्ति 
प्रनुसार हा रूप में, उसकी पीड़ा की निवृति का उपाय करता है। ऐसा उसका स्वाभाविक करुणा 
व दया गुण 

११ भास्तितयथ... शान्ति का साक्षात्‌ वेदन हो जाने पर, “अरे ! यह रहा मैं तो, प्रन्तरंग में प्रकाशमान । 
व्यर्थ ही हू डता फिरा इधर उधर”, ऐसा भाव प्रगट हो जाता है। उसके सम्बन्ध में भ्रब उसे कोई शंका 
नहीं होती । चाहे कोई कितना भो कहे, वह हृढ़ रहता है। भ्राँखों देखो बात को +ौन अस्वीकार कर 
सकता है ? बस इसी प्रकार स्वयं भ्रनुभव की हुई भ्रपनी सत्ता के प्रति कौन संशय कर सकता है ? भ्रपनी 
सत्ता का निर्णय हो जाने पर स्पष्टतया भ्रन्य प्राणियों की सत्ता का निर्णय हो जाना स्वाभाविक ही है। 
क्योंकि उन सब में उसे भ्रपना जातिपना दिखाई दे रहा हैं। भ्रपने जातिपने से रहित प्रन्य (जड़ या 
प्रचेतन पदार्थ की सत्ता का भी प्रनुभवांत्मक व रहस्यात्मक निर्णय हो जाता है। समस्त विश्व की सत्ता 
का निर्णय ही उसका ग्रास्तिक्य गुणा है। 'अ्रस्ति' शब्द का श्र्थ है 'होना'। होने पने के निर्णाय को 
प्र्थात्‌ पदार्थों की सत्ता के निर्णय को झ्रास्तिक्य कहते हैं । “जो वेदों को माने सो ग्रास्तिक, जो न माने 
सो नास्तिक, झ्ाास्तिक्य व नास्तिक्य की इस व्याख्या में साम्प्रदायिकता क्रांक भांक कर देख रहो है। 


यह व्याख्या ठीक नहीं है | वस्तु की सत्ता को स्वीकार करे सो आस्तिक, इसकी सत्ता को स्वीकार न करे 
सो नास्तिक, ऐसी व्याख्या ही ठोक है | 


परन्तु सुन सुना कर “मैं हूं। जीव है। अजीव है। विश्व है? इत्यादि रूप स्वीकृति भी 
वास्तव में भ्रास्तिक्य नहीं है । क्योंकि अनुभव के बिना, “मैं कौन व श्रन्य कौन ?” यह जान नहीं पड़ता । 
केवल प्नन्‍्धों की भांति टटोल कर भले कहता रहूँ, कि यह जीव है, भ्रजीव है इत्यादि । 
१४ मंत्री सर्व विश्व के प्राणियों को शान्ति के निवास रूप में देखता है। उनमें श्रपनी जाति व 
बिरादरी को देखता है। उनके दोष अव्वल तो दीखते नहीं, भर यदि दीख भी पावें तो उसे उ नका रोग 
समझता है। इसीलिये बजाये द्वेष के कहणा करता है | सबसे प्रेम करता है। सबके कल्याण की भावना 
करता है। भ्रपकारी का भी हित ही चाहता है। तथा उसे हित मार्ग पर लगाने का प्रयास भी करता है । 
छोटे बड़े स्व जीवों में समानता देखता है। सब में उसे श्रपना ही रूप ग्र्थात्‌ एक चेतुय ही दिखाई देता 
है। (देखो मवचन नं० ६ दिनांक ३-१०-२ ६ प्रकरण नं० २४) यह है उसका सर्व सत्व के प्रति मैंत्रो भाव । 
१५ प्रमोद व प्रमोद गुण की बात सातवें गुण वात्सल्य के भ्रन्तर्गत झा चुकी है। शौर कारुण्य की बा 
कारण ये ग्यारहवें गुण ग्रनुकम्पा के श्रन्तर्गत के ्य 
ही ५42 है अब 30008 रो जा चुकी है। माध्यस्थता की बात चौथे गुण 
इन तथा ग्रन्य भनेकों गुणों से बिभूषित वह शान्ति का उपासक झाज कितना सोम्य हो 
चुका है ? कोटि जिह्ाप्रों से भो उसको महिमा का गान कौन कर सकता है ? “भन्य है, वे महा भाग्य 
इसके अतिरिक्त बब्द ही नहीं है मेरे पास । 


है 


५५ ६ 
॥। छे है 


फ ॥ % + कद कु. डं 
ए |] कश, * ५१) + ;१ ॥. बा के हे ५४ ५ । ! ह जुरे॥ हे न | ! हे +॥५ छह 2 की 
| कह ।(। $ ५ हु 80.0 ५7 43 |) ही 7७४७ 2 + हि रे पं आर] ४ 4 5, 5 ० कि + हे रे ॥॒ ॥ है? ५ / ॥ ५ 
न] ५ | ९४ ६४ + कक ज् | प्र हे | । । ई 3 | | 
हे + । ४ हू + । $ ५ 5 ्‌ 
+%, ९6। है ५ ! । कि हे [॥: कई /3०३४१ ह ॥ ६ । 2! 3. |१ ४ ! ५ ४ ५ 0 ! 
| /१, । । ह अं | ] 
4.4 है! न्‍ ( ॥| । $ पं हा श घ है हि 
(२ ५ बे क पड के ये 5! ४ " ड़ ), ; ड़ ] 
४६% (7६0 है, । हु प 5 के ही र ] | (४ $ 
। ५ 3५ हि + + + | हि क्र । भ 
४ ५ ५ का 3 46.2० है के रे ४ । ! पा 
।ा [० 8 + /0. 8 0 | ॥0 0 “हर कर द ऊँ ऋ ५... 0४ ५५ हि 2 ३ बे जे ४ कु लक हे न ५ हे ५ । 5 न है; मम ४ ५ १०») १४ + 
है ही (न व प १ | | ५ ] # । ५ + है ] । ढ़ 
ग् न पुह पे का, ५ आम हद | न ; कक *! जद ५ ऐप ! व ४४५ | ( ।] स्‍* ४ | न 
# "3804. "% हे + है ऊ हा ।+ ४ | 82. के । ॥) + निक / । । + ) १३! $; | 
॥+ ४ ३६: ऐड मि 23 आम ४ रे + हे + गे ।  » 
] 
५ । + । श॥ हा +- % ँ रा] ई १... के |! के ।६ 0, । । ; है 
ः हा | हे ! । २ ] मी । + । ५ ५ 5 
2 4 ५ ७ ष; + || 4 | के ] ड ५ 4 
रे 2५ ह$ | ५ हैं; |. कह ३ «४६ हे, ५ 2 पी । | 50) १ ॥ 2 । ४ ॥ | 44 । | ह ञ, (४५४ १ ५ ॥ श ह + + जा |] ब 
। + 2 + | जय का । (५ ; 4 हे ५. | कह 2 ४ 7 ० । रा के ४ । 
औ [५ है है 
४ रे ४घ '+ 8 ६8, ८ 00५ जे ) + गे । श + $ +, । है ॥ ॒ । रे ] / 
४4 | | । प/ न 
! त * है + । है । 
| | ५ ५ ] है ॥ ३ 
| । | 4 । । 
हे । कर त रे ] ) ] आन + रे न्‍ | ५ 
हक ४ | 
| धर |, ४] हे +' | [ए्‌ परिशिष्ट ३ । ॥॒ प्र 
(ध ॥ । रु ४; ॥ $ ५ ; ॥" । 
0! 7 न्‍; | ॥ 
| री] हे हि 
के 4 पँ श्् 
| ] ५ के ि ४ यू 
/“ डे *$ +2 .& + । हू 
५0] हि मा हि 
| ॥ 
हे ह 
कै ' । ः हे र हे 
जे, # 5 हम । ५ ५ ॥ १ ! 
हि 
ह 4 है] ' ) अं 
तु के डे ं 
4; ।] हु: 
॥+ । 
। ! (6: 
कि हक + |] पक ) । 
हु है ५ कि $ हे + गे 
॥ 
ह ॥ ] के + 
+ 
/ 
। 
भ््े ; 
+ 
४ । हे ् 
। 
4 
॥े 
भर 
4204६ पु ! हें + हे धर 
] न प + 
6३ 4 
4 १५ श 
भोजन 
५ 
॥ 
| हक | ण कल डर 
५ ह 
३ | 
। ५ ] 
+ 3] || 
है 
कै 


(क) भोजन शुद्धि की सार्थंकता-- ह 


१--भोजन का मन पर प्रभाव, २--तामसिक, राजसिक ब सात्विक भोजन, ३--सात्विक भोजन में भी 
भक्ष्याभक्ष्य विबेक, ४--पाचन क्रियाभों की सा्थकता । 


(ख) भोजन शुद्धि व बेब्टे रिया विशान--- क्‍ क्‍ 


४--मैक्टेरिया परिचय व उनकी जातियां, ३--पदार्थों में रैक्टेरिया का प्रभेश व उत्पत्ति क्रम, ७--उत्पत्ति 


सयौदा काल, ८--बेब्देरिया प्रवेश के हर, ६--मैजटैरिया दूर करने ,ा उपाय, १०--नवीन उत्पत्ति 
के प्रति रोक धाम, ११--स्थिति भयाौद। काल ..' 


(ग) भोजन शुद्धि व चौका विधान-- 


११--मन वचन काय व आहार शुद्धि, १३--द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्धि ! द 


जी 


(घ) भोजन शुद्धि में दूध दही को स्थान-- 
१४--दूध दही व धी की भरंयता, १५--अणडे व दूध में महान अस्तर । 


, 





१ भोजन का मन शान्ति पर्थात्‌ प्रास्तरिक निर्मलता, स्वच्छता व सरलता की प्राप्ति की बात के ग्रस्तगंत 
पर प्रभाभा संयम का प्रकरण पहले चल चुका है। जीवन की स्वच्छता का क्‍योंकि ग्रन्तरंग व क्‍ 


बहिरंग संग्रम से धनिष्ट सम्बन्ध है इसीलिये यह विषय बहुत विस्तार के साथ बताया गया है। संग्रम 
ही वास्तव में शारित पथ पर चलने का भ्रभ्यास है। इसके बिना केवल तत्व चर्चा करने व शास्त्राभ्यास 


जीवन को, शाँत करने के लिये उन सर्व व्यापारों से इसे 










/ीचि] ५ 
भर (की ५ ०० उप ०8 ३ हा ) 

पु + 4 होह |, ॥ ५, ॥ 
५ कफ टी ५ हों आह  बाओ ता (3 रू 8 १ 0३४? 





४० भोजन घुदधि.. क्‍ ३७० २ तामसिक राजसिक व सार्यिंक भोज॑त 


ब्यापी झम्तर प्रेम को जागृत करने का प्रयत्न किया गया। भौर भाज बात चलती है भोजन शुद्धि की) क्‍ 
क्योंकि भोजन का हमारी मानसिक शुद्धि व अजुद्धि के साथ बहुत धनिष्ट सम्बन्ध है। इसलिये संयम के " 
._ भ्रन्तर्गत यह एक प्रमुख विषय है । 


भ्रध्यात्म प्रमुखता के कारण वहाँ तो यह विषय लिया न जा सका। परन्तु इसकों 


«.. प्रत्यन्त आवश्यक समझ कर अब प्न्त के इस परिशिष्ट में लेकर संयम के प्रकरण की पूर्णता करना 


याग्य है। यद्यपि वस्तु स्वतन्त्रता के अ्न्तगंत इस बात पर बहुत श्रधिक ज़ोर दिया गया है कि एक 
पदार्थ दूसरे पदार्थ का कुछ नहीं कर सकता, परन्तु इस सिद्धान्त के अनुकूल भझपनी विचारणामग्रों को 
स्थिर करने के लिये तथा दूसरे पदार्थों के श्राश्नय से इसकी रक्षा करने के लिये, जब तक शत्यन्त उपेक्षित 
भाव की प्राप्ति होती नहीं, (अर्थात्‌ इस निकृष्ट भूमिका की पर पदार्थों में रमी राग व विकल्पात्मक दक्शा 
में), यह अतीब झावश्यक है कि जीवन में किसी भी ऐसे पदार्थ का ग्रहण होने न दिया जाये जिसका कि 
मन पर खोटा प्रभाव पड़े । क्‍ 


क्योंकि मेरे साथ शरीर का श्र शरीर के साथ भोजन का घनिष्ट; सम्बन्ध है इसलिये 
भोजन का प्रभाव मन पर पड़े बिना नहीं रह सकता। भोजन से शरीर व हृदय का निर्माण होता है 
इसलिये अशुद्ध आराहार से निर्मित शरीर का अंग रूप भ्रशुद्ध हृदय मन में प्रशुद्ध विचारों का निर्माण 
न करे यह अ्रसम्भव है। लोकोक्ति भी है कि, “जसा खावे ग्रन्न वसा होवे मन, जेसा पीवे पानी बंसी 
बोले बानी ।” तथा प्रनुभव में भी ग्राता है कि मांस मदिरा ग्रादि शअ्रत्यन्त हेय वस्तु को आहार रूप से 
ग्रहण करने वाले, शाकाहारियों की श्रपेक्षा, ग्रधिक ऋर व्यभिचारी व विलासी होते हैं । 


१ तामसतिक राजलिक भोजन को विचारों व जीवन पर प्रभाव डालने की श्रपेक्षा तीन कोटियों में विभाजित 

व सालिक भोजन किया गया है--तामसिक, राजसिक व सात्विक, या कहिये निकृष्ट, मध्यम, व उत्तम । 
तामसिक भोजन शांति पथ की दृष्टि से अत्यन्त निकृष्ट है क्योंकि इससे प्रभावित हुआ मन ग्रधिकाधिक 
निविवेक व कतंव्य शून्य होता चला जाता है । तामसिक वृत्ति वाले व्यक्ति अपने लिये ही नहीं बल्कि 
झपने पड़ौसियों के लिए भी दुःखों का व भय का कारण बने रहते हैं, क्योंकि उनकी आन्तरिक वृत्ति 
का भुकाव प्रमुखतः अ्रपराधों, हत्याश्रों, श्रन्य जीवों के प्राण शोषण, व व्यभिचार की ओर अ्रधिक रहा 
करती हैं। राजसिक भोजन का प्रभाव व्यक्ति को विलासिता के वेग में बहा ले जाता है। इन्द्रियों का 
पोषण करना ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। सात्विक भोजन का प्रभाव ही जीवन में सरलता 
सादगी, बिवेक, कर्तव्य परायणाता व सहिष्णुता उत्पन्न करने में समर्थ है | 


.. तामसिक भोजन से तात्पर्य उस भोजन से है जो प्राण पीड़न के विवेक से रहित होकर... 
निरर्गल रूप से बनाया गया हो । जिसमें माँस, मदिरा, शहद, गूलर, फूल गोभी, श्रादि कुछ ऐसे पदाथों..... 
का ग्रहण करने में भ्राया हो जिनकी उत्पत्ति बड़े या छोटे प्राणियों के प्राणों (देखो प्राण संयम के... 
प्रन्तर्गत हिसा के १२६६० विकल्प ) का अपहरण किये बिना नहीं होती। हौनाधिक रूप में ऐसे सर 
.. पदार्थ मत पर तामसिक प्रभाव डालते हैं। भर्थात्‌ मन में भ्रन्धकार उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण से 

. विवेक व कर्तव्य दिखाई ही नहीं देता । शांति प्राप्ति का तो वहां प्रइन हो तहीं। 





हे ॥ 
॥ 6७ २ । 
४ ढ " । ल्‍ | | 
< 
कं ५ ॥ १ ; । ; कं | म | हैः ४ , ४ ध हि श । / 
भर ५ प्‌ + ] ॥ हैँ ( + 
औ् हा ५५ )४ ह ( प्र 7 $ । $ नै ॥ है रु प्र + । 5 । 4) । + | हू रा त घ ५4 के ३ | का (7 9 भ 4.4 | हु पु १ हु ॒ 4 
४ 4८8 कक] + जे | + 4 श । ) ६ । 
है, फ | $' 8: हे हु है] ॥ हि + ६) १! ; के 
५५०१, का का धर । अीकन | ॥ 'झुदि | ५ रा 5 पे हे है को ६ । ७५ । ७ ध कप ' । (है की पु ५ ९ ' फीट के ५ | 
कक | ्। ४ रेप । ]0 का है हि हि 8 नं ] हो १ हे है रे । पु | ५ सात्विक 5 है है । 
| +# ५, ॥। ८ प्र ४ है हि ! । 3, ठ 4' ५ ४. हे ॥ 7 "ः है प 4 के में री विवेक 
<  ह आप मर । | $ श्‌ ;ः । 
। 4 | । ह है भ्रक्ष्यांभदयं /] । 
कं ह ४ डर ज ६ | | ५; कप + ६ ;् “| $ ६. :ऐेब री ।6 4 
है) + प्‌ ५ ं ह ] ॥.+० 02३... | आस] $ ५५ 2) ५ ५ | न २70 
६ जल 0 ता] १ + | हि कल्क का 4 (४ 7 र ! 
५ 4 पि 8४ ।! रे 
है) $ ५ ॥। ५ 008 
। 


५8, हे दी 2 जसिक ३१३४ पक भोजन से तात्पर्य इस मोज़न से हैं जो . इन्द्रियों 'का पोषण और ब्रिलासिता 
... भर्थात्‌ स्वाद हृष्टि माज से बनाया गया हो। भ्राज के युग में इसका बहुत प्रधिकः अचार हो. गया है । 
 "वीहलों व खोचे बालों की भरमार वास्तव में मानव की इस - राजसिक बृत्ति का ही फल है। अ्रधिक 
:' चटपटे, थी में तलकर मधिकाधिक स्वाद बना दिये गये, तंथा एक ही पदार्थ में अनेक ढज़ों से अनेकों 
/: स्वादों का सिरसा करके ग्रहों किये गये, या यों कहिये कि. ३६ प्रकार के व्यक्जन या भोजन की 
. किसमें (५४700/25) भ्रथवा पौष्टिक व रसीले पदार्थ सब राजसिक भोजन में गर्भित हैं। ऐसा भोजन 
करने से व्यक्ति जिल्ला का दास बने बिना नहीं रह सकता भौर इसलिये शान्ति पथ के विवेक से बह 
कोसों दूर चला जाता है । आ, 


... सात्विक भोजन से तात्पयं उस भोजन से है जिसमें ऐसी ही वस्तुझों का श्रहदण हो ज़िन 
की प्राप्ति के लिये स्थूल हिंसा न करनी पड़े । भ्र्थात्‌ अन्न, दूध, दही, थी, खांड व ऐसी बनस्पतियां जिनमें 

.. तैस जीव भ्र्थात्‌ उड़ने व चलने फिरने वाले जीव न पाये जाते हों। ऐसा भोजन ग्रहरा करने से जीवन 
में विवेक, सादगी, व दया झादि के परिणाम सुरक्षित रहते हैं । द 





| 
+ 


गहाँ इतना जानना श्रावश्यक है कि उपरोक्त सात्विक पदार्थ ही तामसिक या राजसिक 

की कोटि में चले जाते हैं, यदि इनको ही प्रधिक मात्रा में प्रयोग किया जावे तो । पूरी भूख से कुछ कम 

खाने पर अन्न सात्विक है श्रौर भूख से अधिक खाने पर तामसिक, क्‍योंकि तद्ब , वही प्रमाद व निद्रा का 

कारण बन बेठता है। एक सीम। तक घी का प्रयोग सात्विक है पर उससे, ध्रधिक प्रयोग तामसिक या 

राजसिक हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिये-आधा पाव घी प्रति दिन श्रुक्त है। पर जिद्दा के स्वाद . 
के लिये श्रधिक तले हुये पदार्थ जैसे पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, शीरा (हलवा) या भ्रन्य मिष्टान्त ग्रादि 

राजसिक हो जाते हैं, क्योंकि उनमें घी का प्रयोग सीमा से भ्रधिक होता हैं, तथा वे जिह्ठा इन्द्रिय को 

स्वाद के प्रति लालायित करते हैं | दूध में घी डाल कर पीना तामसिक हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने 

« से ब्रह्मचर्य में बाधा पड़ती है । तथा अन्य भी यथा योग्य रीति से समक लेना। यहाँ तो संक्षेप में हो 
कथन किया जाता सम्भव है। जा ह 


पक क्‍ . यद्यपि तात्विक दृष्टि से भोजन से मन में विचार नहीं आना चाहिये, परन्तु भ्रनुभव करने 
, «हैं शाता हुआ भ्रवश्य प्रतीत होता है। इसलिये शांति के उपासक को प्पने परिखामों की सुरक्षा. 
. के लिये भोजन सम्बन्धी विवेक रखते. हुये सात्विक ही भोजन करना इष्ट है। तामसिक थे राजसिक 

 भहीं । । ' 


। । 4; । ' टच 2 « | हे पद 5 02 ' ६९, "है ॑ जी, ० 0. बैड: औ 

३ साल्विक भोजन जैसा कि शान्ति पथ में वृद्धि करने के क्रम में ऊपर ऊपर जाने पर अधिक ..अधिक 
मैं भी भष्याभक्षय उज्ज्वलता प्रगट होती है उसी प्रकार अ्रधिक श्रधिक भोजन ग्रहरा सम्बन्धी विवेक 

हा ४ ५४.४ भी होता जाता है। शान्ति पथ को पहली, समिकाप्रों में .सात्विक का उपरोक्त लक्षण ही 

२० रहता है, पर, भागे भागे जाने हे उसमें सी भिक स्वच्छता लाने का विज्ेक जागृत हो 

5 बरस (00000) 85 है कह शो स पई जी हे क्‍अ औ०७३ ०८१३० 












ि 
+ 
| 
+ । 
डे 





् 


४० भोजन शुद्धि... का ३े७रे ४ पाचन क्रियाओों कबाश की साोर्धकंता ँ | 
४ जो साधारण रुप में नेत्र गोचर नहीं होते पर सृक्ष्म निरीक्षण यंत्र (शी०050090) से स्पष्ट दिखाई 
.";/ देते हैं। इस प्रकार के प्राशी श्राज की परिभाषा में बैक्टेरिया कहलाते हैं । बह प्रदुखत: स्थावर होते हैं। क्‍ 
॥ यह बेक्टेरिया हर पदार्थ में-वह दूध हो कि दही, थी हो कि मक्खन, रे ही कि फूल | 
, « पत्ते, यहाँ तक कि जल में भी हीनाधिक रूप में पाये प्रवश्य जाते हैं। यह जड़ नहीं होते बल्कि ध्रारा 
.. धारी होते हैं। जीव हिसा की दृष्टि से-प्रथवा शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा की हृष्टि से-तथा तामसिक ; 
व सात्विक की दृष्टि से भ्रसंख्य जीव राशि वाली बनस्पतियाँ या अन्य दूध घी श्रांदि पदार्थ त्याज्य हो & 
जाते हैं श्रौर संख्य जीव राशि वाले ग्राह्म | यहां यह प्रशन तहीं करना चाहिये कि यह संख्य राशि 
वाले पदार्थ भी तो जीव हिसा के कारण त्याज्य ही होने चाहिये। क्योंकि यद्यप्रि पूर्णाता की हृष्टि से | 
तो वे भवष्य त्याज्य ही होते हैं, परन्तु फिर भी वर्तमान में उनका सर्वथा त्याग करने पर जगत में कोई | 
भी खाद्य पदार्थ न रह जावेगा | तब शरीर की स्थिति क॑सी रहेगी श्रौर शरीर की स्थिति के ग्रभाष में 
शान्ति पथ की साधना भी कंसे सम्भव हो सकेगी । भ्रतः बर्तेमान की हीन शक्ति वाली दशा में साधक को 
सर्व पदार्थों को त्याग करके झपने को मृत्यु के हवाले करना योग्य नहीं है। “जहां सारा जाता देखिये 
तो श्राधा लीजिये बांट” इस लोकोक्ति के अनुसार भ्रयोग्य व हिसा युक्त होते हुए भी प्रथोजन वश अधिक 
हिंसा का त्याग करके भ्ल्प हिसा का ग्रहण कट्ट लेना नोति है। परन्तु भ्रभिप्राय में यह श्रल्प हिंसा भी 
त्याज्य ही रहती है। इसी कारण शभागे ग्रागे की भूमिकाओं में ज्यों ज्यों शक्ति बढ़ती जाती है साधक 
इनका भी त्याग करता जाता है। यहां तक कि पूरंता की प्राप्ति के पश्चात्‌ उसे खाने पीने कीही / 
भ्रावश्यकता नहीं रहती । 


$ 
॥4 
४ 


यहां उस गसंख्य जीव राश्षि वाले पदार्थों का कुछ परिचय दे देना युक्त है। प्रत्येक वह ! 
पदार्थ जो बासी हो जाने के कारण या भ्रधिक पक जाने के कारण या गल सड़ जाने के कारण अपने प्राकृत 
स्वाद से चलित हो ज!ता है, उस कोटि में श्रा जाता है। भले ही पहले वह भक्ष्य हो पर अब प्रभक्ष्य है। ४ 
ऐसे पदाथों में बासी भोजन, अचार, मुरब्जे, खमीरे, चटनी, कांजी बड़े श्रादि या गली सड़ी बनस्पति / 
तथा प्रन्य भी भनेकों वस्तुयें सम्मिलित हैं । बनस्पतियों में कुछ ऐसी बन॑ंस्पतियां जो पृथ्वी के भ्रन्दर 5: 
फलित होती हैं जैसे आलू, भ्ररवी, गाजर, मूली भ्रादि, श्रथवा बहुत कच्ची सब्जी जेसे कोंपल या बहुत . ५. 
छोटे साईज् की भिडी, तोरो, ककड़ी, झ्रादि या पृथ्वी श्रौर काठ को फोड़ कर निकलने वाली बनस्पति 
जैसे खूम्बी, सांप की छत्री ग्रादि तथा प्रन्य भी ग्नेकों ग्रागम कथित बस्तुयें इस कोटि में सम्मिलित हैं। ॥ 
शान्ति पथ गामी को इनके प्रति का विशेष परिज्ञान ग्रागम से प्राप्त करके इनका त्याग कर देना योग्य | 
है। यद्यपि के था काटने छांटने से यह भी, भ्रल्प संख्यक जीव राशि वाली बनस्पतियों बत्‌, प्रासुक || 
हो जाती हैं, परन्तु इनको प्रासुक करने में भ्रधिक हिंसा का प्रसंग ग्राता है। तथा यह झन्तर में कुछ | 
३ वृत्ति की उत्पत्ति का कारण बनती हैं। इसलिये किसी प्रकार भी इनका प्रयोग करना योग्य + 
नहीं है । 


४ पाचन क्रियाओं रहे सहे भक्ष्य सात्विक पदार्थ भी कच्चे रूप में खाये नहीं जाते, इसलिये ही उनको को पकाने (| 
की साथकता की आवश्यकता पड़ती है । दूध में से घी आदि निकालने की मा पड़ती है।' ४ 
तथा ग्रन्थ भी लाना पकाने सम्बन्धी ग्नेकों प्रारम्भ करने पढ़ते हैं। इसलिये भोजन हि शुद्धि, के पशश्शा में जे 


पकाते 
न्‍ 
रू 
+ 
५ 

















४ है हि हा ५ ३ 8 आए के है की 4 ही का 7 8 0४ | आओ, ॥ 7 0 ४ ५ १ [ 
है है पी ९ ६ 0 ; । ' १ न है! ० हे है 7 0 2: ॥:% 7 कै सा  आ के: । ; ; पल दा 4 | | । + हैः | भर ५ ६७. पक पे स्‍ ॥ ५ ॥ | 
) ६६४ | कर । 4 *+ ॥ !. ४५१ | $ कि त या ३ दः पं 
५ ॥॥, # है| + हि + हा $0/ ६५. ५ छः पक! रे के । 
हर रू ! #, भोज न रण ५ हे टी | 5025 के ४ ' ५ टी पा न जार है | | हे । ४; ० के ९०१ ॥ ही हक रा हि ह ४ 
] ५ । ५ फेँ ॥/0 । | । ] ] ।॥ हि । १ पर त हर ५ ; बा + (3:20 मं / + ' 
(7 77] "पं! २ घ६ ४ ही 9 न पाचन की सार्थेकता 
; |, ४ / के | | ॥ धुडि | है ० ५ हि कद फ् ] ह । । है ह $ हे रु पु ) ॥ । 
३) ३३ न] 4 + हि को । (आई । ] है ; 
 0%४- 780९ रा हा ॥फ | ५ हर आ । ! ।॒ ० , ४ ४४ ९ ५ को हक ] ५ कि, * ४ री हें 52 को) £ है ४ कित्ानो + १ भर £ओ 
पा | । (है 9 0 आर / है + | | ५ ] ध | $ ७ "३: 5 । हर डर 20 4 ५ १ 
? वि ५ शँ धि 5८ रे | ॥ ॥॥८ 0, 8. कप . ० हक पे |» ५३४६ | हर (2000 १8०१) हु ता हि है । बज / ३ ३ ४३३ है के ० पर हु ५ भ हे पा ; ६ ) 4 । 
ह शी सम्बन्धी / | *। / ४ शी हे । १ ४ विवेक हि होना ० | ५ 2 न $ ह 5) [[ | 4 की | 80 है! ) यो (70 ०५६ । ल्‍ ४ । गत ) 
! | ह ४ भ्यन्य' । ! | ई ३ 
| ल्श ९ हूँ कुछ रे ग्रायश्यक १ होने ्ट सात्विक मु पदार्थ | भी | 4 
॥ का 
ते नी] ; | | ! $ # ( ध | क्योंकि ऐसा ि फे 
गण न्‍ ॒ ५४ ५ | हे ! ५ !! ॥ &: ं |; | में ५ हे १ ४ ४ + कदाचित्‌ | 
हंपने है तामसिक ) है: पु | $ ४ रु ॥ । ह हि ! 
रे नि । । 


दि 
गे कं कर बंधां | राजसिक १३% ५ र हा ि / 5 ; है | 
प्रजाव ५ है ह ९ 2 । नर । के संकते डड २ + के श ० हे ! रात हे बोले ष 2 की | 
+ है | 40 ् ।् 05 | शल्प ; है ह 
० #मछ ।+ ४ ५४४ ् " 5 ५। बने ५ ॥, ; ) ता ५! ; /] हे । 
पु हे हे ५0% न ! ५ का 200 कक । १ | ड़ भा. ५ संख्यक “ + भकिंय प्रदार्थ । 
धकते रे छः ४ ५ ; ३4 
] पु * कै + के 
के ) ५ + ] । | 
बन सकते हैं |। बे 6 ४ के है ;। € कि अत 6 ४१7 9० ०) ॥7 +६ /' ल्‍ ' || [ | ह *॥ ) 
4 + हू | !] ह 
ही ५5: ५ ] 4 
4 $े । 
है: । 0 ह 
। 


| 
|| ॥| || ५ 
के 
) ] ! ५ ५ ! । 
थे ! 
। न $ | ॥ । ि ; पु 


भ / 


..  :.- वास्तव में भोजन शुद्धि का यह प्रकरण खाना बताते के सस्दस्ध- में कुछ विवेक उत्पन्न 
कराने के लिये ही प्रहर करने में प्राया है । दान्ति प्रथ का यह प्रमुख भ्रंग है। इसलिये इसके सम्बन्ध 
. मैं ध्यान पूर्वक विज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्त करें । यदहापि झाप लोगों -में से असेकों ने कुछ . ब्रतादि या... 
 आवकाचार रूप प्रतिमा झादि ग्रहण की हुई हैं, तथा झ्राप में से भ्रनेकों को त्यागी जनों व. साधुओं के क्‍ 
- लिये विशेषत: छुद्ध भोजन बता कर देने का प्रभ्यास भी है, जिस के श्राधार पर सम्भवतः झ्राप को यह. 
: संतोष हो गया हो कि हम तो शुद्ध भोजन बनाने की विधि से परिचित हैं, पर.वास्तव में ऐसा नहीं है । द 
जब तक उन उन क्रियाश्रों का की सार्थकता वैज्ञानिक रूप से समझ में नहीं बैठ जाती, तब तक भले झाष . 
रूढ़ि वश वे सब क्रियायें करते हों जो भोजन शुद्धि के सम्बन्ध में की जानी प्रावश्येक हैं, तथा श्रपनी . 
झोर से पूरा पूरा विवेक रख कर भी भोजन बनाते हो, पर फिर भी भ्राप वास्तव में भोजन शुद्ध न बता. 


सकेंगे भौर वह भ्रम वश शुद्ध संमभका जाने वाला भोजन सम्मवत: कली के क्‍ 
हीं : और अधिक बन जायें तो 
कोई भ्ाश्चय नहीं । प्रशुद्ध बन जायें तो भी 


+ 


॥ । 


ध 


भोजन शुद्धि का ग्रहरा रूढ़ि बश भपनाया गया ऐ ग़्भी नहीं है, बल्कि इस इसमें 
सार्थकता है। इस विषय में देखो जाने वाली जो व्यक्तिगत छुपा ४9३33: कह" न्‍ से | 
सार्थक है। इसलिये श्राप लोगों में से वे व्यक्ति मी जो कि इस सर्व भोजन सम्बन्धी प्राइम्बर को निस्सार 
सा समभ &>प के इससे बिल्कुल उपेक्षित होते जा रहे हैं, इस विषय को सुनकर अपना भ्रम दूर करने का 
प्रययत करें। यह विश्वास दिला सकता हैं कि युक्ति पूर्वक भ्राघुनिक विज्ञान व डाक्टरों के भतों के श्राधार . 


। 
+ 
कह 


डक 


* 
|| दि 
$ बहुत रु री 
$ 
;॒ 
95 
। 
हज: 
की 
+ 
4! ; 
८ | 
५ 
$ श 
) (॥ 
| है 
॥ ह 
$ ) 
है ६ 
| 4 
५ ह जज 
५ । ४ हु [| 
5 । # 
ऐ $ 
रु 
है ॥ 
पं री] 
9 हे थे ० आओ 
] । 
$ | ॥ 
) ! 0, 
जा ४ | 
| ) 4 
पु । "४ 
) 
।। ४ ( * शै कं | 
हि 
 । (६ 
हु | | ध्‌ं 
| 
| 
।५ ४ । ० 4 ( 
2 पे ५ धर है जी 2 0.8 । ध । 
ला ५ पर सी] 
4 
|| ँ: ॥| है 
न] ग प ] 
) ध ५ हि ] ५ 
पर ॥ हे । 
पु हे । री 
। पढे 
$ ] 
9 का द | रा ' ही 
] ध 
। आर 8: “40 7१ पु पु ३ 
्ध का! ३ ॥] ४ 
पँ (५ 3३, ४ रच 
है श 
+ ] 
ड़ 
॥ ५ 
ृ ) + || रे 
+ 5 हि + 
हर के + 3७ ४ 
+ /प । कर छह ] १ । | ४ 
है" है त | ४ ॥0/२ ) प ॥॒ ५ + + 5 + हे हा 
। | । ० ५ 2२ | + + ढ है ६ ५, 
$ ) धर] 
! का रे ॥; हि ष | । । हि 
४5 ह। कि 0 रे न $ ॥ + के ु हु हि (हा + ह्ः ञ कि ।! । | न 
ल्‍ ५ $ हा + हे ॥| ग + 4 बीत ] ६ १७१ ६ * (४ 
|] ह + सु । ँ हु | |] ! । #+. # हे ३ 
+ 4 
। + ृ' | | + ५ + + हि] कै ४ मे 
त + + ] 5 ॥ 
है ॥. [ के 
7 मा ४ ६. ४6४ 4४ गा के: ह 3; * 08 | ॥.. 5207 + बा ॥ (४) ४ कप ४ पक पक 2 225 225] ' 0 दी १. ॥ | ५६ ५ कं 
्‌ 4 रे न $ भ५ *+ 
। ५) + ! ३ हि टन + 3, | पक 5] $ १ 4  टह कं श र € 4 . <) 0 हा हर ३ यश ४ ( '! 
। ह 
५ १५ + | 5088२ के + + ५ ड़ ६ मर । मर है, के 5८ $ हि पे ं ही 
+ /2 का | ॥, 3 है 4 क] है ५ + की + दि कक कि, 4%)- | 2 ५ हे + ३: « % २ मन के + 5 पेज । आर ४ 220, हि 
0) 90 कह ह हि ॥ १६। कक ॥ की! । है] ९. ॥* ५ 0 श है 2 48025 आओ, कप 8 व, | हु ॥ ० की | है के | ई १ | के व 8 54) ५.१ ५3 हर / ५5 2३; / 7 | 
॥, ० । हैआ७ ० हु ! 2 ५2 श्र भ 2 हे कोड | रछ के ४.१ ५३ ) आर, री ४० ७ आप ४१ ४, (५ 9 | ४४ ५ कै । ५ ये ग ५३ 0 ३ मी क  भ २ ॥ [| ; 
+८% की | हे ] हि] धर ४8 हे ( म ॥। 3 ५ भें । | | त ४ 5 हद /# डर )प | ५ ( ५ ॥ ३ 
हो है ॥४ $ है । । ] 8 + । ॥ + 2 ९ ' मै ) । 2. सह 
शक गा ग ] | ॥ रे । । + ] ॥ पे 5 ५ [१ 


40 $& / ईई॑ 
५ 
4 ४ 
|. है पे 
१४ 
। डर 
ता 2५ ] १ । ४ । 
कं ९ का ५ ३५ भीज॑न ।+ शुद्धि ह 
! हे 7७ 
पु 
“४ मा] न्‍; 
४४ 
! जे 
है 5 | । 
। + भा ॥॥ हें 
& । 


श! 


4 
४ ४; 
। ३ ॥ध + 
, ४४८ 
॥ 


| 
४ ! ॥ १ 
५ ४ हे 
के 


रे 
| 
. |  + र है 


. (ख) भोजन शुद्धि व बेक्टेरियां विज्ञान _ 
कै >०००००22:22:222222222227222222222 2 2: ०2 मनमन 


' ४ शैहशीरिया पेरियय अ्रन्तर शुद्धि की प्रगटता से भ्रन्तर शान्ति में निवास करने वाले हे गुरु देव ! मेरे जीवन 
' बइनकी जांतियां में शुद्धि का संचार करें । अन्तर शुद्धि के लिये बाह्य शुद्धि श्रौर विशेषत: भीज॑न शुद्धि 
अत्यन्त ग्रावश्यक है । कल के प्रकरण में ग्राह्म और भ्रग्राह्म पदार्थों का निरूपण कर चुकने के पश्चात्‌, 


४ !४; जन पकाने में क्या क्या सावधानी रखी जानी योग्य हैं, और क्‍यों, ऐसा विवेक उत्पन्न कराना भी 
४४» आवश्यक है । इस प्रकरण को रूढ़ि के रूप में तो श्रांप में से भ्रनेकीं जानते व प्रयोग में लाते हैं । भाप 


ै |] 
। | 
कक 
की ५ 
5 ) 
पक 


(प 0 | 
हैँ 


हे 
6 एक 
१ | 
205) है के 


का ड 


"हैं से बहुत सी स्त्रियाँ व्यागियों व मुनियों के लिये चौका लगाने में भ्रभ्यस्त हैं पर वास्तविकता से भ्रनभिज्ञ 


वें सब ही वास्तव में शुद्ध भीजन बना नहीं पातीं । सो कैसे, वही बात मैं आ्राधुनिक सूक्ष्म जन्सु विज्ञान 


 (शा८7090029) को श्राधार बना कर समभाने का प्रेयत्न करू गा, जिससे कि उन लोगों का विश्रम 


. : भी हुर हो जाये जो कि इस भोजन शुद्धि के विषय को केवल रूढ़ि समझ कर इसे उपेक्षित दृष्टि से 


कै 
| | 
] 
हे ॥। / क 
| देखते || 


भोजन शुद्धि का प्रयोजन उन सूक्ष्म जीवों से भोजन की रक्षा करने का है, जिन्हें 
ग्राज का विज्ञान बेक्टेरिया नाम से पुकारता है। बेक्टेरिया से भोजन की रक्षा करना तीन हृष्टियों से 
उपयोगी है-- 


(१) . अहिसा की दृष्टि से । 


(२) शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से | 
(३) साधना की दृष्टि से ; श्रर्थात्‌ अपने परिणामों की रक्षा की दृष्टि से । 


यद्यपि डाक्टर लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से ही बेक्टेरिया व उन से बचने का उपाय बताते 
हैं पर हम उसी सिद्धान्त को साधना की दृष्टि से ग्रहण करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य की रक्षा तो स्वत: एव 
हो जांती है। यही कारण है कि एक सच्चे त्यागी श्रर्थात्‌ शुद्ध भोजी को रोग या तो आते नही झौर आते 
हैं तो बहुत कम । 


बेक्टेरिया उस सूक्ष्म प्राणी को कहते हैं जो प्राय: सूक्ष्म निरीक्षणा यंत्र से ही देखा 
जाना सम्भव है भ्रांखों से नहीं । यह कई जाति के होते हैं । इनकी जातियों का निर्णय इनके भिन्न भिन्न 
कार्य पर से किया जाता है, क्योंकि जो काये एक जाति का बेक्टरेरिया कर सकता है वह दूसरा नहीं कर 
सकता । 


कुछ बेक्टेरिया तो ऐसे हैं कि जो यदि दूध में उत्पन्न हो जायें तो दूध की दही बन जाती 
है। उनको अपनी भाषा में दही के बेक्टेरिया कह लीजिये। इसी प्रकार दही, पनीर,- क्रीम, मक्खन, 
समीर, मद्य (शराब) भ्रादि पदार्थ विशेषों के भिन्न भिन्न जाति के बैक्टेरिया समभने। वैशानिक लोगों 


ने इनके भिन्न भिन्न नाम भी रले हैं पर यहाँ उन तामों से श्रयोजन नहीं है, यह मुख्यतः स्थावर होते हैं। 


4 भर ]॒ 


8 कै 3 म 
२७४ ५ बैक्टेरिया परिचय व उनकी जातियों : 


। 
हर 
+ 
] 


॒ 
$ ब्र्म्य भी 
$ | 
४ ४! 
॥। 
+ 


॥ 5 4 









॥; 
॥| $ 
ह॒ हु , डै ५ ऐ 
॥। ! है | 
ध 
५०६३. ५ ड्से ६ नीला / रे का ३४ बक्टेरियां #/ अं कप हे ८ पदार्थ मा 
छ्ु | । ध १ ॥ 
! है हे है # है व 
ला शमेकों | ५ हे! | बाउत हा हि] 
! ' | ' का फ बातें हे जो मित्य ) +) $ 
। ७ | 
। | 
जा 
था! ह्ठी + भोजन 


९ 
डे ५९७" )६४ ९ / 
! ॥ व प 


४7. ५ हीकः 
्‌, / 5 । 
पुर 
बना, हुछ उस पुर: 
४4 ॥ गा । रँ कुछ पदों ३४ १ ठ् ४ ः फूई 
॥ म्ब्र्धी कर 
ह ह 'देखेते । 
| ! 
॥ + | ॥; ४ 4। च्ृ हु ४ | 
) ध ( ॥ 78 लक रे 2 ५! | ! 
ह । ; + (५ लेना ॥ चाहिये ह र 0 ४ पु के 
५ | ५ 4 ॥ पे 
ह 
0. 
) । ९, ५ 20 


जन 'देलने को मिसही 


पदार्थ भ्रहिस्ता, स्वात्थ्य,क साधना तीनों हष्टियों से: अभद्य हो जाता है। | , क्‍ 


उपरोक्त जातियों में से कुछ बैक्टेरिया तो मानवी स्वार्थ (प्र्थात्‌ स्वाद, या प्रधोष़म हु 
विशेष ) वश दृष्ट हैं भौर कुछ ग्रनिष्ट । स्वास्थ्य को हानि प्रद सर्व बेक्टेरिया प्रनिष्ट शिनने में आते हैं, 


प्रौर दही व पनीर ग्रादि के बेक्टेरिया इष्ट माने जाते हैं, क्योंकि यह पदार्थ में कछ ब 
विशेष उत्पन्न कर देते हैं प्रौर स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुँचाते। डाक्टरी हृष्टि से भले ऐसा मान लें पर 
साधना की हृष्टि से तो बैक्टेरिया मात्र ही जीव हिसा के भय से प्रनिष्ट हैं।, फिर भी दो चार जाति के 
पा है 4-९३) के कर ही माने जाते हैं, जेसे कि मक्खन व दही के बेक्टेरिया | अनिष्ट 
भी इन जा या को दृष्ट मानने का एक प्रयोजन है, बह है साधना 

४048६ एक प्रयोजन है, और वह है साधना में कुछ 


प्रयोग करके देखा गया है कि दूध व दही शरीर में चर्बी (7४; ()के श्र 
के लिये शाकाहारी को भ्रत्यन्त श्रावद्यक हैं। त पदार्थों का त्याग कुछ सीमित अकून केश *अ&: 
जा सकता है पर सदा के लिये नहीं। क्योंकि ऐसा करने पर शरीर सिंथिल हो जाता है, उसकी 
स्फुति जाती रहती है। फल स्वरूप मन भारी रहने लगता है, विचारणायें सो जाती हैं भ्रौर एक जड़त्व 
से का भान होने लगता है, जिससे कि साधना करना असम्मब हो जाता है। बस इसीलिये प्रयोग्य भी 
इन पदार्थों का योगीजनों ने निषेध नहीं किया । फिर भी यदि किसी की दाक्ति आ्राज्ञा दे और उसकी 


साधना बाधित न हो तो यह वस्तुये त्याज्य ही हैं। “सारा जाता देखिये तो. आधा लीजिये बांट” बाली क्‍ 


लोकोक्ति के प्रनूसार ही इनकी इष्टता का अर्थ प्मझना, डाक़्टरों बत्‌ सर्वथा,इष्टता बताने का प्रग्रोजल 


भर | हूँ है, ($॒ ' ह कर 
है; ५ है ; | ॥ न्‍ ; रू ही ह। ।( 
हि ह हक ही | । पं बैक्टेरिया 00 हे | ] | 
२ पहन ; ई पु रे! । आर] ६ ; न्‍ प्रवेश $ हर क |; ४ अंसाति 
| उऔ ., ६ पदार्थों का कः 
शत ! ५१ ४ | 
४ ४ । | ; (0३ ; ४ + | | | । ] !! हे ॥ 
३ । ी * ! ! 99 ह 
; )।१ £ 6 9 5 ० पी े 7 । ) ॥ 
||] कि 
|] #) का (कि फई सं में 4 ये हि पी ध । + & हर! ' 3 3 । पं पे 
। | ५ है । है | ५ जस्ने "जी है ] देते पे दुर्मन्धित । है देते! ह 
५ ५ दर फ ९ खट्टा १ ] के ४ ५ 
से भू प है शक उत्पन्न + पक ॥ है] ।६ ॥ # है २ गम । ध्क्र बता !!' ॥' ४ हैं; । ४, 
डी, ॥ गा शा | न्‍ लता $' । | ५ ( ९" ॥' | 
/ । *६॥ रा हा ४ ५ ; हे । गन 304 ॥॒ । रे ही | पं ॥॒ । 
ह पं न न्‍' भधौर है. । + ही ४! 
है कर के | रे भह सी ै 
् 5 भ; प्रकार ल्‍ 
४ | । इ्ट्सः बाच | 
/ । ! 
हि !' ! ४ आर ॥ | हे नि ! / । ९ ९ बह । / की ि 
है ॥ में ४ | 4 ! ' | | ह ह | 
५ है कि ै 
एहिग्रे कि ओोज्य पद्वार्थ में जो कुछ भी. रूप ग़न्ध -ब. रस आदि द 
रे $ | ।९७ ५ (६ ) ५५ भ ५ हू ! ग़ल्ध्च | ३ रे, ) से सचलित ; ध 
। देत है । १ । 0 ई ! ॥ । प्सा ५ 
दिखाई ता है त्र्हू वों शक |! । । 
(५ ऐ । । श् । 
दिखाई देतां. बह सब सक्ष्य जीवों, ग्रर्धा तू. बेबठे रिया क्रीः उपज: का, ही प्रताप : ऐसा सलित 
| हा! + ।. $६/ हे र + |; ज़ी १! ० ३४ 8, ब्‌टे ४ ॥१४६ ”्ञञ ह है । | ४ श्रत 4५ । हा ' | प्रत्येक ि १ | 
) हे | ५ ! २ है + 
है 


नहीं है। साधना की सिद्धि के भ्र्थ यह मात्र रिव़्ृत देकर-काम. निकालने. “वत्‌ है। अभ्यास बढ़-जाने.पर... 


साधक इन का त्याग कर देता है । 


६ पदार्थों में. किसी भी पदार्थ में बैक्‍्टेरिया उस समय तक उत्पन्न नहीं. हो सकता जब तक कि उसमें 


बक्टेरिया का कोई एक या दो तीन भी बैक्टेरिया बीज रूप में प्रवेश न कर, जायें या करा दिये जानवें। : 


, वेश व उपतति दही जमाने के लिये दूध में जामन (4० प्रा ) मिलाना वास्तव में उसमें दही. के..... 
बेक्टेरिया का बीज रूप से प्रवेश कराना ही है। बस एक बार बीजारोपरा हुआ नहीं कि इनको सत्लान हक 


वृद्धि हुई नहीं। बेक्टेरिया सस्तान की उपज पदार्थ में एक से दो भौर दो से चार के क्रम से (पभर्थात्‌ 


५9 
+ 
] 
3 
५ के 
॥ 


लि गे 24 बडा १0 7. से 5 गीती / 4 ॥१ ० त्येक ५ कुछ 2 म्रिनट | रे ट्र ४ के ! पश्चा वे्‌ ।क्‍ श्र रबर | दुगने दुभते 
जाते हैं |. 9 | '€ल द । ५ ; क्‍ क्‍ व्‌ दे | ड । है होते चलें क्‍ 


] 
+ । 
4 ), (/ ५ ++ 
(४! + ढ 
] 


ध 


र कर पु * के 
ह | ह ह ) ५ | 
। | ह | ह 
६. $ + कक ] क्शसु ५ हे हे । का । रे ] ड़ 3 | थ 
हि ह हे प्रवेश + ध | $॥ै कर * ह:+ 8 नि 0 ये: का < $ पे । 
ि ; ५ | हु प्द्च भ्रर्यात्‌ हर है हे ५ नि ध के । ४५ 
| ड | १ | । रे । | | कर ॥ । ! फ् तो 4 ५ 
ह (४ ५ ! $ । ५ हैः | पु ण पं क्र हे कुछ | जगगरभग पौ्ने मी ५ ॥ । 
2 ॥।॒ 
उनकी । है टी ! 0३. ४ रे ३ त्‌ जीकी, / ।॒ देर हि तक १ 4 ग ( एप, / कि माधष हक ९ ४ भर प्फ्टे ' तक के 4 
$ | ) हे हा ;. 
[५ रहते ह। हैं धप हे ५; पर ! हु बल / ४ | 3, ह 





+ 
। ५ 
। ० | ३०.27 पोरम्भ , नहीं तने वेश *, ५७७ ३ हैँ 
१। हि प्र है 
200 0 ही होती ! गे अवध श््स 2 घन 
+ + ] कि ॥ "हे जि 4] पा ५ ई ४ है ही है ह 
४ ॥॥ ता] बैग ५ कै !॥१|४, १! १ दी ० इनकी न] पर शा +, 4: हे ॥ ९४ 4९४ / पर हि 6 चि त हे मं ग़ये कम ए उतते | थे पे, | हे घ 9 फर न्शू काल ५ 
रे बड़े ॥ है साध | हे के पेज कफ के उत्तरोत्तर श भिनटों ५ फू ह हे ऐ ही शी. हक ऊ ५ ध् ! | ] | १४ ॥ /॥ | प्श्चा ञ 
॥ २ अरागर ॥ ५ ५ | बुद्धि |, प्रांती 26 ५ न ॥8.. २ श्र 0 न व ] लू ॥ ४ 
| +े ३ |] ] 5 पे 4 # (५ ! हे । लगभग भ ए 0 (4६ ७.० | + ८ श रे । )॥ 2 
स्‍; १ ् | ] हे | |, पर 
| दा + हक है है । || | 7 | कु या 
॥ कै पर आल । ह/ है: 7 के ५ न ि 5 0] ः + हु छा! | 
६० 70 + भ है] | ९७ 09 १४% ५ | , है] ४ ४५, ॥ | ४ 58 किक, गो । हे हर |] ॥; “४ हे 30/ +» ॥ह कह की की कम गक क किक कि ५ हि 8 ; । ५28 गा 
4 | |] ! है ॥.. «३ । ; और! भर १ पा कं न का धय जज ४१ | हे | ?आ। । के द्ू # अप है 0 ह० का का ३ ही 
कक 4. ऐ न + भर 4 | हि + जी || ५ 77 7 है हुई ह हे | श + ः | 58] ३ | का 
5 दि मी की का कु ५३४... | | ऐ ५ स्‍ $ | ५ ) कर! $ री ३, | बे $ | ६ (४५५४ फई, 
+ | रु 27० 2 ४ ४ ५ 4 ॒ न । ९ है हि ५ 8 श |! / ० ऐ प 
४ 4) ५ ८ 0 कट ॥ ्‌ ५४ ॥ | ल्‍ हा |] + ० ई + 


कै ४ 4 जिओ 
आज ; । ) रा 
है + ) / ५४५ 
। | ५ + ॥) $#। ॒ 
| । । शा 
१ का । .॥। मर्यादा ः काले फ् | शा ५ ॥॒ $ + ५ 
407 $ ५ १ रा 
+ रत] 
मी भोजेम (00 5 4 १५ शुद्धि ४ $ ्ट के अ हे के * * डर ;; (7 | । है उत्पत्ति अय १ | ह 
५ 
हू ।: 8 ५ |] है! ३३३७३ 5 र्‌ ॥| दे | ह 
छे 7 02 ; 2८ ) 
५ ' 
4 
+ 
+े 


में बुद्धि की चरम सीमा को स्पर्श करने लगती है। यहां पहुँच कर उपज में भागे वृद्धि होनी तो रंक , हर 
गाती हैं। परन्तु जितनी उपज उत्तरोत्तर मिनटों में यहाँ भ्रन हो रही है उतनी ही रफतार से बराबर 
ग्गे के ८ या दस घण्टों था एक दो दिन तक चलती रहती है। इतने काल पश्चात्‌ उपज की रफतार 
पटने लगती है । भौर पांच या छः घण्टों तक उपज शून्य पर पहुँच जाती है, श्र्थात्‌ पभ्रागे उपज होनी , 
प्रंब बिलकुल बन्द हो जाती है। परस्तु जितने उत्पन्न हो चुके हैं वे प्र भी ४ इसमें उस समय तक जीवित 
रहते हैं. जंत्र तक कि या तो इनकी झ्ायु समाप्त न हो जाये झौर या किन्‍्हीं बाह्य प्राकृतिक भ्रथवा मनुष्य 


हत प्रयोगों से यह दुर न कर दिये जायें । 
क्‍ बेक्टेरिया उत्पत्ति रेखा (020फ7रत्त टएए्७) 





«-- सम 7? 


ऊपर दिखाई गई क॒व॑ में नं० १ वह भाग है जिस समय में कि उपज प्रारम्भ ही नहीं हुई 
है। नं० २ उपज की उत्तरोत्तर अधिकाधिक वृद्धि को, नं० ३ उत्कृष्ट उपज के प्रवाह को, नं० ४ उपज 
की हानि को और नं० ५ नवीन उपज के ग्रभाव को प्रदर्शित करते हैं । 


७ उत्पत्ति मयोदा भोजन शुद्धि के सम्बन्ध में बेक्टेरिया की उत्पत्ति क्रम का यह नं० १ वाला भश्रर्थात्‌ प्रथम 
काल झाध या पौन घण्टा प्रयोजनीय है। उत्पत्ति क्रम का यह भाग नवीन उर्त्पत्ति से रहित 
होने के कारण वस्तुतः शुद्धि की मर्यादा काल (76 ॥॥॥77) कहा जाता है। आगम में भोज्य पदार्थों 
की मर्यादा का कथन ग्राता है। उससे तात्पर्य यही पहला कुछ समय है जिसे प्न्तमु ह॒त॑ या अधिक से 
अधिक ४८ मिनट स्वीकार किया गया है। हम भी आगे के प्रकरणों में इसे मर्यादा नाम से पुकारेंगे । 


मर्यादा में रहते रहते ही वह पदार्थ भध्ष्य हैं। मर्यादा को उलंघन कर जाने पर वैक्टेरिया 
राशि प्रधिक उत्पन्न हो जाने के कारण पदार्थ श्रभक्ष्य की कोटि में चला जाता है। इसलिये इतने समय 
के अन्दर भ्रन्दर ही किन्‍हीं भी योग्य बाह्य उपचार विशषेषों के द्वारा (प्र्थात्‌ गर्म करके, उबाल कर या 
प्रन्य रीति, से) पदार्थ में से बैक्टेरिया के बीज को यदि दूर कर दिया जावे तो प्रागे इसमें बैक्टेरिया की . 
उत्पत्ति होनी सम्भव न हो सकेगी भौर पदार्थ की पवित्रता बनी रहेगी। यद्यपि बीज दूर करने की यह द 
प्रक्रिया हिंसा जनक है तो भी श्रागे की भ्रधिक हिंसा से बचने के लिये यह श्रत्प हिंसा ग्राह्म है।ग्राह्य 


300 0207 उमा 
| ४ ]१ 


4५ 
ते ५ # १ 
है श्र आम 
तप जे! और मई ँ शक. ९ 
॥॥ 08 70: 55४ «| ऐ 
4 ॥ 
हैं डे 4 
705 है ५ ही 


॥| 
| | 
0 
० कि 


) ८ 
१५ 
क र् 
(कं 
% | | 
४76९ । / 
हु 4 
। 
॥। ५ 
के 
4 
| है ५2 4 


|] 
| 
५ 
डू 
॥ 


! ९ 2 १6 पा । कं. के 3. हर 5! #४ + र्ष हु # कं ५ न्‍ 5०३ डे ५9३॥ गे + का भ्पु | ि नि ३६: ;/ ४ 2082 ) ४ ६ + 
+ 
;ं ५११७ है| ५! ५ शुद्धि ॒ 3 हि ४+ ५ ़् हे हु ५) ध्े न (को 2 0 5 है: ता | ) ३ ० 5 गा । की | ॥ + 
मौंशम (मा है (0 ' हा ह्ड़ # ७६ + ५ । रे | ४ ! १ 
हर । ५) 7 ) !७ + | ] | | + 9) | री । .॥। ।. 5 ;। है ] हः |... ॥ .॥ !4 
रथ; ॥ 8३०१० 0 > न कि ५ रा | है? ः / ९ ह़ * । 
४ ह] भु ५४] एर है + हल ध ॥| कै । ॥ [/- धः १४ हे गे ॥।क्‍ 

॥ ।३ १ ॥४ ९, (४ | ४ ५ ई 3 ए है #. चर ट ' न ४ ] + बैंब्टेरिया ५ [3 + । 

॥ को ॥ | 5 कल हि हा ] | का त #ओ भ्‌ 0 ५ |; + | ) 20:28 प्रकेद्! ५ के ) 

॥$ |! हे | 5 के? के 8 बम ५ 
ही कर । 9 । 2. हि ) । हा (04 ५ ; ० | | + बार 
है कि * , ” $% ७४३ हु कि | |, न्‍ं | है 
' + रु ॒ को + सा] घर ५, भरा ! 
| कै ९ त 37 4 ४ 5. 4 ।] हर ह ६7६ । रो । । 

प. है ध 45 $ 

्] 527 का कम ॥| 3 ल्‍ । | । ; है है * 
8 ! 
] | अध्कि ह बंही ४ |] ह । | ) हे 
हा ्ृ ह थे | रा है ह देखिये ् तो हे प सीजिये हु 
है है) | जिद टै करना नहीं के ॥| कर 2 # हप ५ ४ झाचषा कि 
हा + ही) 4 ध आह | ( ' जोला 3९. हे ] 
। ! ॥ पा है | । ह रे | । 
| री बात / + ४) / 
हू ४ न । पट | 4 | 
अं + ५ ॥ 





५4 
रे !॥ धन 
! पु ५ 
पु 73 का 0 । 
डे “७ । 
सात्पर्थ । पे 4 है 
है 
+ 
॥ 
| हे ४ 
गरजे 


ह 
(है #॥ [३ ॥/6 : 
| 4५ ५ हक रे हि 4 ऑल 
+ १ । १... ५ ४ 
2 2 । 3४ 3 
| ] ह है 
कहने हा 2.8 ५ बह! है झ्ँ 
5, ५ ५ कट $ 
धर है] ॥ | 
4 ॥' 
! वास्तव ग ' ॥ 
। ४ 
१; ४ ॥| है (्‌ 2 हे 


8 पर | | 40 ते 
| १, ॥ २ खाये बिना ४ 3824 ० हु ($ के] 
५ + बाद सिद्धान्त नीं शोर भोजन की 
बढ़, बाला सिद्धान्त है।  झाषता सम्भव नहीं; शोर भोजन/ को आध्ति रात प्रतिशत अहिंसा 
क्‍ ह ; ; ा न बढ 4 ५ कै प पर ॥। । (४ ॥' (! ५ ॥ ५ ४ + शत ई “ सैल: का हिसा ह 
है || 


$ 
] 
॥ 


नहीं 
] 
|| 
4 
+ 
॥५ 
थे 
* 


॥ 
। | 


५ ५ 
रे $ 77% ६ हों सकती 
५॒ प । क्‍ द 
के प्राधार पर हों नहीं सकती, इसलि कं क्रा कर पझ्ल्प 
| । ग ४.५ गा ॒ हर | * । झ््सिा ४ !# । ) रु ॥|। हेसा' ) श्र + 
। है! रे] बंताबा / 5४ ' कै | ह को झ 
क्‍ ह । 2 ! 
8 $ ि | ह 
[8 हैँ है ् ॥ हु ५ ! के ह १ 4 कु ता * 4५ ; ५ हु द 
मत | बाय ३ ही बा ि ध््यु / ' हु ; क 
4 ऊ | द ट द 
4 3.0४ ४ 
4 


3 ्। 
3 
है 
ह 
5 
| 


| 
फ 
| 


'..  . , भजन छुद्धि में मर्यादा पर बहुत जोर दिया जाता है, क्‍योंकि इससे व स्वास्थ्य कद 
की रक्षा होती है। इसीलिये जल व दूध को छान लेने व धनों से >3-4 के बा शदा“शकि चुरत ही. 
प्र्थात्‌ अधिक से भ्रधिक पौन घण्टे के प्रन्दर भ्रन्दर गम करना था उबाल लेता बतलाया है, क्याकि 
इतने समय तक तो केवल संल्यात ((१०0/90/6) ही जीचों की हिंसा होती है, परन्तु इससे श्रागे जीव 
राहि बढ़ जाते के कारण उन को गर्म करने या उबालने से अ्रसंस्यातत ((20प7/058 ) जीवों के विनाञ 
का प्रसंग झाता है । गर्म क्‍यों किया जाता है इसका कारण पांगे के प्रकरणों में आने वाला है जहां यह्‌ 
बताया जायगा कि गर्मा से बेक्टेरिया दूर हो जाता है। 5 हि 


८ बेड्टेरिया प्रवेश बनस्पति था दूध भ्रादि किसी भी मूल पदार्थ में पहले ही से बैक्टेरिय तन हों हि 

के द्वार तत्वतः नहीं होता । परन्तु प्रायः पूर्णो पवित्रता सम्भव हु होने के ४ कक का 
गाय, प्रादि के शरीरों में कोई रोग विशेष रहने के कारण उन से प्राप्त मूल पदोर्थों में भी भ्रत्यन्त प्ल्प 
मात्रा में बेक्टेरिया पहले से विद्यमान होते हैं, जो प्रागे की सन्‍्तान वृद्धि के लिये बीज का काम कर 
सकते हैं। परन्तु ग्रत्यन्त भ्रत्प होने के कारण तथा उनसे बचा जाना अंशक्य होने के कारण यहां उनका 
का का नहीं है । उन्हीं का विचार करना कार्यकारी है जिनसे बचने के लिये प्रयत्न किया 
३ के व हो । इसलिये यहां यह जानना इष्ट है कि पदार्थों में बैक्टेरिया कहां से व किस प्रकार प्रवेश 


बेक्टेरिया प्रवेश के प्रमुख द्वार ५ हैं-(१) वायु मण्डल, (२) वह कमरा 
कि खाद्य पदार्थ रखा है, (३) बर्तन, (४) वस्त्र, (५) शरीर। 4 में सत्र आया बक्टरिया 
का निवास है, भर गन्दे वायुमण्डल में वह बहुत भ्रधिक रहते हैं। वायुमण्डल के बैक्टेरिया से पदार्थ. 
की रक्षा करने के लिये यथा सम्भव वस्तु को ढक कर ही रखना चाहिये, उघड़ा हुआ नहीं। केगटने 
छांटने से पहले छिलके वाली बनस्पति या सूखा भ्रन्न भले खुला पड़ा रहे पर कांटने छाँटनेके पदचातु नहीं । 
क्योंकि छिलके वाली भ्रनस्पति या भ्रन्न झ्रादिक प्राकृतिक €प से छिलके के भ्रन्दर बन्द हैं। कमरे व घर 
की भ्रूमि व दीवारों व छतों में वह बसबर उत्पन्न होते रहते हैं। . , ला 


वृश्यतः गन्दी व छिद्र सहित (07098) दीबारों में वे बहुत अधिक पाये जाते हैं। वहां 


. गन्दे शब्द से तात्पय है धूल, धुझमां, गोबर व श्रन्‍्य कोई मल पृत्रादि, सथा कोई भी दुर्गन्थित पदार्थों की 
सल्निकटता । इनकी सस्निकटता से वायुमण्डल दुर्गन्धित व गन्दां हो जाता है। क्योंकि यह गोबर झादि . 
पदाभ अलन्‍्त चेनटेरिया के पुझज हैं। उनसें से सिकल निकल कर वे' बड़े बेग से वायुमण्डल में तथा . 


झोबारों आदि के छिद्रों या ससामों (१0768) में प्रवेश याने:व . पतपने लगते हैं। दीवारें प्रादि जितनी... 


रे 5 
जय 
। कली 5 ही अधिक बेकटेरिया प 
रहने 
५ ) होंगी १ के ( फ। ४ शकां स्थान ४ । ह हा 
+ शा 24%) ५ , पऔ हे हे '+ ० ५ ही + है शाध्ति ! ! ॥ ! हा | ४ और जितनी | ; ह 
। थे ॥॒ ' 
१ हे । | | प्र के ५ बहा है ते ल्‍ प्रपनी ः ( ग। ्ु ! लेंगी $ है ! 
!॒ ! 3 ह द ह 

| ५ ॥ ं + ह ५ 4 पे । द | ु 
हक है | । द द 

॥ ४ द 

' । हे ह ह द | 

॥ १ हि 7 4 $ ॥ ; | । ह॒ ई ह ' हे | 
। । । । ड़ [ कं ' ह 


[६४ // ५५ 
अप ४ कर है 


। 5 न्‍ ! मेबहेरिया + $ री श्र्वे रे है नहीं हु पा न्‍ संकंत 3 3 ॒ 
पा  भ्रवेश नहीं पा सकता क्योंकि उसमें छिद्र या मसाम नहीं होते । 
ति ४४, | 00/0 76 8 ई + ४ न । 
५ ५ | 92 276) मै | 
2-३ |] ६ वर ि हे 08 ६ 
॥)/ ५, * 


ने का + 


जो, 
| 
॥ 
) 
१ १ 
] 


पा 
कर, 
है ॥ 
पा + 
220 
| 
३ ५ २ 
+ 
4 ॥ है 
+..। 
4 
की. 
९४ + 
। 
+ 
& भ 
4 
५ 


ड़ है 


क्र 


पे उम्में 2 हे , बलेनों में भी यदि कहीं मेल लगा रह जाये या यदि ठीक से न मांका जाने के कारण 
'.. उसमें चिकनाहट रह जाये तो वहां बैक्टेरिया की सन्‍्तान वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। जिस बर्तन में 


खंडदे पड़ गये हों उस बर्तन में तो प्रायः करके बहुत श्रधिक बेक्टेरिया राशि पाई जाती है क्योंकि उन 


"बाहों में मेले एकत्रित हुए बिना नहीं रह सकता । उस मैल में स्वभावतः ही बंक्टेरिया उत्पन्न हो जाते 
: “हैं. क्योंकि वह मेज्ञ बेक्टेरिया का खाद्य है। चिकने, चमकदार, साफ व बिना खट्ढटों वाले बततंनों में 


बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हो सकता । उनको यदि मांभ धो कर गीले रख दिये जायें तो उत्पन्न हो जाते हैं, 
परुन्‍्तु सूखों में बिल्कुल उत्पन्न नहीं होते । द 


बत॑ंनों को भांति वस्त्र ब शरीर में भी समझना | मेले वस्त्र में या मेले छरीर में बह 

बहुत बेग से पनप उठते हैं, साफ व सूखे वस्त्र में उनकी उत्पत्ति नहीं होती । परन्तु शरीर को तौ पवित्र 

त्र साफ रखा जाता भ्रस-भव है क्योंकि इसमें से हर समय पसेव आदि रिसते रहते हैं, जिनमें बराबर 

बैबटेरिया जन्म पाते रटते हैं। परन्तु वस्त्र के द्वारा उनकी किड्चित्‌ रोक थाम हो जाती है। इसलिये 
किसी भी पदार्थ को बिना भ्रच्छी तरह हाथ धोये छूना योग्य नहीं । 


इन पांचों पदार्थों के निकट सम्पर्क में आने पर खाद्य पदार्थ में बेक्टेरिया प्रवेश पा जाता 
है भौर वहां उसकी सन्‍्तानोत्पत्ति बड़े वेग से वृद्धि पाने लगतो है। इसलिये ऐसे पदार्थों से छूश्ा 
हुआ खाद्य पदार्थ अपवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ दरीर व स्वच्छ बतंन भी 
यदि ऐसे गन्दे पांचों पदार्थों में से किसो से छू जाये तो उनमें भी तुरत बंक्टेरिया प्रवेश पा जाता है। 
जिसके कारण स्वच्छ भी वे श्रस्वच्छ व अश्रपवित्र हो जाते हैं । 


ा इसी कारण वश वस्त्र, व शरीर बुद्धि में छूम्रा छूट का बहुत विचार रखा जाना योग्य है । 

वस्न्र.व शरीर को धो लेना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि घुलने के पश्चात्‌ उनकी अन्य अपविन्न व गन्दी 

वस्तुओं तथा प्रन्य व्यक्तियों के वस्त्रों व शरीरों के स्पर्श से रक्षा करना भो प्रत्यन्त आवश्यक है। वस्त्र 

झाद्वि धोने का भ्रथ यहाँ पानी में से निकाल कर सुखा देना मात्र नहीं है। वह तो केवल रुढ़ि है। 

प्रच्छी तरह से साबुन या सोडे ग्रादि के प्रयोग द्वारा या उसे सोडे साबुन के पानी में पका कर या भाप 
($/८8॥॥) में पका कर उसका मैल निकाल कर उसे बिल्कुल सफेद कर लेना योग्य है। जो लोग साबुन 

आदि से वस्त्र को सफेद नहीं धोते वे वास्तव में शुद्ध भोजन न बना सकते हैं, भ्रोरत खा सकते हैं। 

उनके वस्त्र व शरीर स्वयं जीव राशि के निवास स्थान बने रहते हैं, भले वह त्यागी हों कि ब्रह्मचारी । 

भले ही भपने को बहुत शुद्ध कहते व मानते हों पर सिद्धान्त का ग्राधार किसी व्यक्ति विशेष की मान्यता 

नहीं, पर वस्तु स्वभाव है। गन्दे वस्त्रों में पवित्रता रहनी सम्भव नहीं । आल 


हर वस्‍्त्रों की इस छूप्रा छूत को सम्भवतः हम इतने भर कल ला 

ते : अंश में न निभा संकें जितना कि विदेशी 
निभाते हैं। इसलिये इसे रूढ़ि त समझना । इसमें इसोलिये डामटर लीग प्रापरेशत कद 
में । हि बढ़त सार है। इसीलिये डाक्टर' लोग भ्रापरेशन रूम 
 तुमी प्रवेश करते हैं जब कि भाप में पका (5 (श।६60 ) कैम“ लिए तह सुख 


5 ४ ् हू 
#. ४ के 
४३ ने । हैं के का ; । ; गे न ४ हे जायज 2 | "१ + है, । 
।# नी पी ] | स्‍ ५ $ + ५ को ५ 7 
ही । ; ( * + ५४ 
॥ ४7 | + भ कं! |] 
| ग हे । ५ न्‍ प्रवेश' 'क्ले ५ श् 
४ ४ ! + बे न्‍ 
हा ॥। न्‍ । है भोजन पु नहर बटैरिया ५ | “बारह ] ( ऐ 
00 »/ ० है ० । शुद्धि  आ कं 0 «० 8 की ओ है ३ 
$ ५ 
हा १५ ] / ० ; ध्य ह 
+ 0४५५ १ $ रो ह है तु हु है. 30% ॥। ! $ 
। पड ४ 480 + 
पा से ई.ड जप जे । ] । बढ  2/। 
पर ४ । “ अल दीवा रे 
५ 
ई ह । खिकती ॥ होंगी | + ( चिकनी । + 
पा / सकेगा । बहुत भ्रधिक चिकनी व वारों में... 
५ ६ थ उतनी ही ५ राशि को रे + ३ | 
) हु ९ 4 ! छ ह 
6ै। "४ ५, 4 आल हु डे 9 ॥ 9 ४ ह 
। ५ | | * । 
5: ४ 


एक लम्मा कीट पहुन लें ताकि सर्व प्रपवित्र 


| ! जी । पु ् हे ॥॥ ४ 
| ५2 7! ज ) + । . 
!! प हर तकर्फ > सी, ५ ४ ॥ ५ ) 76 7 757 + 28% ॥ ४३० «| । ५: ॥ । ; प्ो ॥ ७.) ह मे न ( $) के । । धर |] ५ हु ५ + ; 
5 
१५ है की 0०5 ३६ 0. 5 न कु | 7 । हु 5 ध ० फल व हक | 
थ हर + ४ ि ऐश हर हैक हे रह] के न | $ ५ | हे श ] ५ + न्‍ः ड का 2 ६5. ड 
॥४ क्‍ $ 
हद हे । ४.) «६ कल १ ; + हु # झ | ५ कु 
पा / 2 हे 9 हा ह * ५ ॥ र आओ है प्र कर । है + न 7 हि 
! ४ ० न जज ++ वीडि । । । हल | । । । ५ ; ५ र नि पु अवरि रिया 2 ये 
] ड] 6 पी न हब गज |! ! $ ; पा # हर / करने स्‍ । 
रे भर 5 । कर 
6 ४ 3 मम 7 आम हे १७8: हु. «मु है है है| कि ह 
2४ है पक 0४७ १ है] + / ही ॥; /* ४ 
| १ % ५) ५ । १ करो + |) ] हे ह।क्‍ परपाव 
ग [| 440 ध गो ३ +। है, के ध पे | । गा । । हि जी की +' रे ] हैं ं 
५ घ ॥ न्‍ ॥ हि ( | शा ६ हे 388 रे 2०० ७५ रे 
रु] 


| 
| 
आम + १५ 
हे ५ ॒ रा! उ् 
5 पा] छू | १ 
..ह0 
श्फ | ) |! 
५ 
+ 
| 
जायें 
रब 
॥ 


रे 
| ॥ । 
। ५ अं + 
। है । है ४ । प का ॥ 
न + 2] 5 ष डे 
३ 0 ] । | | ; 9 7 
) १ न्‍ उसके भीचे । लिप |] 
44 
जुर्च के! हे न्‍ हे | 
॥ + 4 
। 20080, "के / ३१ 
| ? हा 





। यस्ते हुप जायें झोर वहां से बैक्टेरिया निकल कर रोगी के: घार्ज में प्रवेश न करने सावे3 : 
..यहाँ तक कि सु हे व नाक के आगे भी. एक स्वच्छ वस्त्र-बाँघ लेते हैं। तथा साबुन ।से अच्छी तरह हाथ 
, धोकर ही झौजार। को छूते हैं । बिल्कुल इसी प्रकार विदेशों में अत्येक उस कारखाने में जहां कि मोज्फ 
: सामग्री तैयार की जाती है; जैसे कि डेमरी फार्स या बेकेरों (डबल रोटी व बिस्कुट का कारखाना):में: 
यह नियम बहुत हड़ता से पाजा जाता है। कारखाने का कोई भी कर्मचारी उस कमरे में जहां कि पदार्थ 
बनता व रखा जाता है, भाष में पका लम्बा कोट पहन. कर, मुंह व साक के सामने वस्त्र धोकर तंशा: 
साबुन से हाथ धो कर ही प्रवेश करता है, भन्‍्यथा नहीं । इस नियम की उपेक्षा करना वहां एक देष्डेनीय 
प्रपराध है। व्यक्तिगत भोजन शालाश्ों में भी ग्रह स्वामिनी या बावरची इसी प्रकार के लम्बे कोट का 
प्रयोग करते हैं। भाष में पकाने के साधन हम लोगों को उपलब्ध न होने के कारण साबुन से घुले वस्त्रों 
का प्रयोग करने में ही हमें सन्‍्तोष करना पड़ता है। उत्तम तो भाप में पकाता ही है। ७». 


६ बैक्टेरिया दूर यदि उपरोक्त पांच बातों के सम्बन्ध में सावधानी बर्ती जाये तो भोजन में बैक्टेरिया का 

करने के उपाय प्रवेश होना रोका जा सकता है। परन्तु पदार्थ में पहले से विद्यमान बेक्टेरिया को दूर 
करना भी उसकी रक्षा के लिये भत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि नवीन प्रवेश को रोक दिया जाने पर भी 
यदि ऐसा न करें तो पदार्थ में बेक्टेरिया की सन्‍्तान वृद्धि रोकी नहीं जा सफती। इसलिए बैक्टेरिया 
को दूर करने का उपाय भी यहां विचारनीय हैं। यद्यपि यह उपाय करना हिंसा में सम्मिलित होता हैँ 
परन्तु पहले की भांति यहां भी श्रधिक हिंसा से बचने के लिये यह भ्रल्प हिसा कथन्चित इष्ट है। |! 


कुछ बेक्टेरिया तो ऐसे हैं जो भ्ल्प मात्र ही गर्मी को सहन कर सकते हैं। भौर कुछ ऐसे 
हैं जो बहुत अधिक भी गर्मी को सहन कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत भ्रधिक गर्मी में उत्पन्न होते हैं 
इसलिये एक समस्या है कि यदि पदार्थे को थोड़ा गर्म करते हैं तो सर्व बैक्टेरिया दूर नहीं होते। प्रौर 
यदि भ्रधिक गर्म करते हैं तो नं० २ जाति के बेक्ठेरिया उत्पन्न हो जाते हैं। इस समस्या को हल करने के 
लिये दो उपाय विज्ञान बताता है। एक तो यह है कि पदार्थों को कुछ सैकण्डों के लिये बहुत भ्रधिक गर्म 
कर दिया जावे और एक यह है कि अधिक देर तक थोड़ा गर्म रखा जाये। मुख्यतः: जल व दूध आदि 
तरल पदार्थों को यदि भ्राध घण्टे तक ६३ डिग्री तापमान पर या ३ मिनट तक ८० डिग्री तापमान पर 
गर्म कर दिया जाये तो उसमें रहे बेक्टेरिया प्रायः दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया का नाम पास्चुराइजेशन 
(?880१४४00॥) है। बड़ी बड़ी डेयरी फार्मों व श्रन्य कारखानों में तो. भश्ीनों के द्वारा ठीक ठीक 
तापमान देने के साधन विद्यमान होने के कारण उनके लिये तो वह सम्भव है। पर एक' भारतीय साधा- 
रण गृहस्थ के लिये यह सम्भव नहीं कि ठीक ठीक ही समय व तापमान दिया जा सके | शक्ष्य कार्य ही 
किया जाना सम्मव है, इसलिए प्रायः दूध व जल को उबाल लिया जाना चाहिए। पर बराबर घैण्टों 
तक उबलते रहने न दिया जाबे, बल्कि दो या तीन उबाल पा चुकने पर प्रश्नि पर से हटाकर उन्हें 
ठण्डा करने को रख दिया जाना चाहिए, ताकि गर्मी वाले बैक्टेरिया उसमें उत्पन्न होने त थावें। 
कम ताप मान पर उत्पन्न होने वाले नं० ९ जाति के बैक्टेरिया से 'इसकी रक्षा करने के. 
लिये ब्रावद्यक है कि उस उबले हुये पदार्थ को शीघ्रातिणीक्र ठण्डा कर दिया जाये। यदि रेफ्नीजिरेदर .. 
(साइट ) उपलब्ध हो तो उसमें रख कर नहीं तो ठण्डे' जल. में रख कर जिंतेनी जल्दी भधिक 


| | ५ 
३६ पे प्रप्तिक + ५. 4व किया + । । ; 
! 
हु १५ रे / | हे + / ५ / ० न्‍ पश्चात्‌ ५» ४ ] 
से ॥] ६ + । देता चाहिये हक है ; १५ कु पु 
॥ ॥ कड़ा अआानी ;। | | 
४ / । 78026 ! श्प्न ही) | । सम्भव ॥ ५ ही, कर | शक ! है ऐ | कं पं ॥॒ ॥ 
४ र् । ५ ॥ »:५ ८.) प | रो | । ९ ं पि $ + | थे 3 जाम हा | शौंते 
) हे ) ९ 2 कर है धर कव ।%, हे ५ के अ कं मै 4 । रु + बे ० 20 
॥. ९ कई ॥+ का | है, ई; * गे ४ ह ग ३ 
नै पा] 2 | पु । $ । | 4 का आओ 
क्त ९४ ।.। १ + ६ बह पु क़ हे 
+ सा ]] 
५ ह्पु ह। 





४५६० ४ 
$ 
8 ५, ३ ) 
(५१ 
१ 


ही] 
पं 


7] ( है: $- || ; +.. ४ ५ हे ] 
१४७ $ । । + & ४, ६६ )8 
हा ॥+ ४ ' ह पड 
४ साध | ५ ५ है पर क 
| १५ रे ५, ४ ह +४ ५ औजन । पा 5 ४ हे ५ | 39० ही ।॥ 
५ हि रण हे 7. | उत्पत्ति कै प्रॉति 'होकों ५ 
68) ; | न । 8 ॥ ॥ 
0॥/ ५) *॥/ 006 । ' थे 4 | ह 
पा चर ह। (५० शदि | 20224 ड़ । | तर. ; ४ ५ ही ५ 
ध्ह्भं हि ई |; के ? ] । 0 । ि 
।,॥| | १ [ः ह] ] ॥ के का हि है: «.. ३ 
और ) ५ ग $ है 
(ट कि ४ क कह ४; ' न्‍ ' 
7५५ भय ॥ ४ ५ । पट है] ते 
५: + १३ ९ ।ं नाप 6: जे: + ५ के है 
$ ॥. है ५ 


बूंहें((:00 8082८) में रख कर बहुत भ्रधिक ठण्डा कर दिया जाये तो वह दूध सैक्‍्टेरिया से सर्वधा 


भर / 4) 
जे ५ 
कै] पं + ग /, 
| 
(8 हि 
कक, रा 
४0१ 4 
४ +ब 


घुक्त बना हुआ महीनों तक भी सराब नहीं हो सकता । बड़ी बड़ी डेयरी फ़ार्मों में इसी प्रकार दूध को. 


हि महींगों तक सुरक्षित रखा जाता है। इतने साधन हमारे पास नहीं हैं और न ही महीनों तक रखने की ' 


आपिश्यंक्ता है इसलिये उबाल कर शीघ्ष यथा शक्ति ठण्डा करना भी पर्याष्त है। यदि ऐसा भी किया... 


“आगे तो भी गर्भी के दिनों में २४ घण्टे दूध खट्टा नहीं हो सकता । दही जमाने के लिये भी यदि इसे 


॥। 
क् ४ 
४ है | । ऐ/ 


|... बरक्रियों को अपनाया जाये तो गर्मी के दिलों में भी दही बहुत मीठी व कड़ी जमती है। वह पानी नहीं 


५ 4 हा 
। * * | छीड़ती + नहीं 
:4 0:20 शा । 
। ह थी सं 
॥2 ती 
रथ 
। 
हे 


परन्तु यह उबालने की क्रिया दुध व जल की प्राप्ति के पश्चात्‌ शीघ्रातिश्रीत्र ( प्रधिक से 


. अधिक पौन घण्टे की पूर्वोक्त मर्यादा काल के भअ्रन्दर अन्दर) करनी चाहिये। क्‍योंकि मर्यादा काल बीत 


जाने पर उन पदार्थों में बेक्टेरिया की सन्‍्तान में वृद्धि होनी प्रारम्भ हो जाती है। श्रतः तब उबालने का 
कांये करने में अधिक हिंसा का प्रसंग झाता है । 


१० नंबीन उत्पत्ति बेकेटेरिया की उत्पत्ति के लिये चार बातों की झावश्यता है। वायु, जल, आहार 

के श्रति रोक थाम (८७६॥३९॥६) व तापमान । यदि इन चारों चीजों में से किसी एक का भी पदार्थ में 
से प्रभाव कर दिया जाये तो बेक्टेरिया उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि किसी पदार्थ को पूर्वोक्त प्रकार 
बैक्‍्टेरिया रहित करके वायु रहित (&॥7-0800 870 /॥-६६४॥४०५६८०) डब्बों में सील बन्द कर 
दिया जाये (भर्थात्‌ डब्बे का मु ह खाम कर दिया जाये ताकि उसमें वायु प्रवेश न कर सके) तो बैक्टेरिया 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि उपरोक्त चार बातों में से वहाँ हवा नहीं है। इसी कारण डब्बों 
में बन्द अनेकों विलायती पदार्थ व श्रौषधियां बिना सड़े वर्षों तक ज्यों के त्यों बनी रहती हैं। 


यदि किसी पदार्थ को छ्लूप में पूर्णात: सुखा कर किसी ऐसे बन्द डब्बे में या शीशे के जार 

में रख दिया जाये जिसमें कि ममी प्रवेश न कर सके तो भी वह वस्तु वर्षों तक खराब होनी सम्भव 
नहीं, क्योंकि वहां चार चीजों में से जल या नमी नहीं है प्रत: बेक्टेरिया उत्पन्न नहीं हो 
सकता । 


यदि किसी स्थान पर झ्राहार के योग्य कोई “पदार्थ न हो तो वहां बैंक्टेरिया 
क्‍ अर ह् हाँ बेक्टेरिया उत्पन्न 
नहीं हो आह क्योंकि चारों चीजों में से वहां झ्राहार का अभाव है। इसी कारण मेले बर्तनों में व 
कपड़ों में ही बेक्टेरिया की उत्पत्ति सम्भव है, स्वच्छ व साफ में नहीं, क्योंकि तनिक सा भी मैल बैक्टेरिया 


के लिये पर्याप्त झ्राहार है । " 


यदि किसी पदार्थ को भरत्यन्त शीत में रखा जाये तो बैक्टेरिया की उत्पत्ति सम्भव नहीं, 


क्योंकि चार चीजों में से वहां योग्य तापमान का श्रभाव है। इसी कारण शीत 
(०0 880798०) में रखी हुई बनस्पति व अन्य पदार्थ वर्षों बिगड़ते नहीं । ॥७४७४०७ ८ 


बस भपने भोजन की रक्षा करने के लिये भी हम इस सिद्धान्त को काम में ला सकते हैं। 


भले ही हमारे पास पूर्ण साधत उपलब्ध म होने के कारण हम पदार्थ को पूर्णतः: बेक्टेरिया की उपज ते 


| झा ) शक । 





रा! $ 
पक नि भर । (९ 3 १. हे पैर । ह। धर! | 4 ह 
५ < हु पा 3 $ ९ हू हो! | हा मत है # 4 रू है + ४ हु । , है के हे मै ॥ | ५ / ) ३ ; है ३ है पु । 7 हे ५५) | ५ ४ ॥ 
+ |] ] घ + + ५ ! 
है | | हे 0 " + "मौज ५ ५ श॒द्ि' ५ 3 ५ हा "जे हे सा रे | । + ९ पक हि गे ) + 4 । | ; ४ ५ 
६ ह.। है ॥ 28 । ड़ + + ॥ के 
है के ५ (0 (के हैश.. हे कै) ! ४ + ) स्थिर्सिं है 6... 75 अवाँगा' + था 
5 अर भरकर का ता दी है छल. कक 5 । ' ह ' । ; । 
हर $, है ५ + ' नमन, हे | है पे । ७५ मि |] | 4 हे मर ! ऐ / है 
/ हा के ॥ई +े + ॥ + के | १) | के] काल ४ 
५ जी 2॥ आम कम रु # 9 | ह 80. 5] | ५ है ग र को. गरक 28 ५ ४ १ ५ । 2 छू | 
का! | । न्‍ हक ॥ )प# / हि 5 7) * | ४ रा पोज का शा 
5 + १ ध । |] 
भ . 8.६ 8 ) 3.9७ के / है + 
पं सुरकित ५ नें हज (४० ॥ १! शक्ति ५ ] हा] पु 
४४ ४ + ग ! 
१ +॥ । ' |. सके । 9, १४ ' कप 39 ॥] कुछ प शा ५ सनश्य ९५ १49 सफते 4 कै उपसेरू कि 
५ । / बी । चि। सवा $,, । हीताबिक: तु न ५ ं | ४ 
(५ है ) ९+ (५ | 43 । श़] # है 4 
४45 ॥ हर 28052] की ५ ४ ॥| हे ! 5 +आवा प क ड़ कर जा आ। /| आप [..2४ ५ 
अीमों + ए ; जे । ४. ७ 43 4 हे 4 हर कल त का 
| हे 
॥ ' ग बाधु, कं मकर ॥ न्‍ रे थे व्वीजें हे 5 । विद्यमान + 
4५४ से |; अल + 9 भोग्य वा | पमान + )। सर्वत्र बायुमण्हल 20020 ५ 
| ४ ते ऐ! कु पाक | पहे हु + लो !! र ] । भर हु ४ बाहार ५ 
ई । | ; श ५ है| ! । सोलत |] ५३ | ४ | 4 हि ! ५ + है हे 
केंगल न] परंदां रे ्े | में हैं इसलिंये + पे / वदार्थों मे फ | ॒ हे 
ह साथ | ५ ह अ्रन्य है पदार्थों | । क लिये | साध पर न्‍ ह ही उनकी उत्पत्ति होती 
| | नहीं हे ॥ ५ हो 
रु | | मं ही है ९ । + ५ ) ] के हु । " ! 
) ४ है बे || है रे ॥। 
रो शै मु हर्यत्र नहीं हा, है । कारश । दीवारों भें 
पर ह। हू ९ गन्दगी व मेल / ५। ३ ही /' ४ 
५ ॒ ' |; | || ) चर |, * है श ५ ' ॥ शादि !' ३: ३ । हो 
। ॥ ; | उनकी । 
नि । 5 तीं 
शहंती च््म पदार्थों में उमकी ग्रंथ | सम्भव हे ' * < रोकी ' ततीं । ; 
क ॥ है ५ 
प है पद उपज मं + 
ऐ १] ध + | हे ॥ है स्वच्छता 
५ | ॥ ॥ ५ ॥ + सके रह र्याः का विचार प ) रखा 
' | / 
कि | १ 
+ 


। 


. जाये तो। 


११ स्थिति मर्यादा खाद्य पदार्थों में भी गीले खाद्य पदार्थों, जैसे बनस्पति व पके हुए भोजन, में तो चार्रों 
काल चीजों की उपस्थित्नि होने के कारण उत्तकी उत्पत्ति कबथा रोकी नहीं जा सकती, परन्तु 
सूखे प्न्न, खाण्ड, नमक, घी व तेल झादि में यदि नमी का प्रवेश न होने दिया जाये तो वहां उनकी 
उत्पत्ति रोकी जा सकती है । ग्रन्तादिक को घूप में सुखा कर तथा घी, तेल झ्ादि को उबाल कर नमी 
दूर की जा सकती है। परन्तु वायुमण्डल में से मुख्यतः वर्षा ऋतु में यह पदार्थ स्वतः नमी खींच 
लेते हैं। इसलिये सुखाने के पश्चात्‌ इन्हें लोहे, धातु, या कांच श्रादि के बन्द बतंनों में ही रखा जाना 
योग्य है। बोरी मे या मिट्टी के बत॑नों में रखने से इनमें नमी का प्रवेश रोका नहीं जा सकता । डब्बों के 
ढकने भी बहुत टाईट होने चाहिये । ढीले ढकनों में से नमी प्रवेश कर जाती है। ढकनों को उचाड़ा हुआ 
छोड़ना भी इस दिशा में प्रत्यन्त बाधक है । | . ह 


पके हुए पदार्थों को यद्यपि बेक्टेरिया की उत्पत्ति से सर्वथा/ सुरक्षित तो नहीं रखा जा 
सकता पर यदि बाहर से बेक्टेरिया इसमें प्रवेश न होने दिया जाये तो बीजारोपण के अभाव के कारण 
इनको कुछ काल तक प्रवश्य बेक्टेरिया की उपज से रोका जा सकता है। वस्तुतः तो ऊपर कथित सर्व 
अन्न खाण्ड भ्रादि पदार्थों में भी सर्वथा के लिये उनकी उपज को रोक दिया जावे, यह हमारे लिये शक्‍्य 
नहीं है, क्योंकि वायु व नमी का सर्वथा प्रभाव करने या ढब्बों से खेंच लेने के साधन हमारे पास नहीं 
हैं। इसीलिए भोजन शुद्धि को बनाए रखने के लिए गुरुओं को झनुमान से काम लेना पड़ता है। भिन्‍न- 
भिन्न वस्तुप्रों में प्रायः कितने काल पद्चात्‌ बेक्टेरिया उत्पत्ति प्रारम्भ हो जातो है, यह अनुमान करके 
गुरुओं ने पदार्थों का मर्यादा काल हमारे लिये सीमित कर दिया है। उस काल के पश्चात्‌ बैक्टेरिया 
की उपज हो जाने के कारण वे भक्ष्य पदार्थ ही प्रभक्ष्य की कोटि में चले जाते हैं। इसको मर्यादा काल 
कहते हैं। जैसे भाटे की मयदिा सर्दी में ७दित, गर्मी, में ५ दिन झौर वर्षा ऋतु में ३ दिन बताई है। 
इसी प्रकार खाण्ड की मर्यादा सर्दी में एक महीना, गर्मी में १५ दिन, वर्षा ऋतु में एक सप्ताह हैं। रोटी 
ब पकी हुई दाल की मर्यादा ६ घण्टे, पको हुई भाजी की मर्यादा १२ घष्ठे, तले हुये पदार्थों की मर्यादा 
२४ प्रण्टे श्र इसी प्रकार भ्रन्य सर्व पदार्थों की मर्यादा आमम में बताई है वहां से जान लेना। इतने 
कान्न के अन्दर हो यह पदार्थ सावधानी पूर्वक प्रयोग में लाये जाने चाहिये । इतने काल पश्चात्‌ नहीं ।. 


मेल . “उपरोक्त मर्यादायें वास्तव में उस समय में स्थापित की गई हैं जब कि श्राज के जैसे 
साधन नहीं थे । झाटा भ्रादि पदा्थ मिट्ठी के भड़े में रखे जाते थे, जिनमें से नमी प्रवेश कर जाती थी । 
एन अंदर सका दुख प्ले साधन उपलब्ध हैं।. इसलिये अस्तुतः बोदु- कस (४920) इब्बों .. 
व कांच के बरसों में यूके पदा्ों को रख कर झोर रेफरेजेटर में पके हुंए गीले भोज़तः को एस कर 


रा 
१ ४६४ 
9 ]॒ ई ; श ५ 
हे 


रूमोसगंयॉंड.... . वर १६ गन बचत काय | प्राहारंशुद़ि 
7. अशापि वस्तुभों की उपरोक्त मर्यादा एक सीमा तक बढ़ाई जा सकतीं है, परन्तु प्रमाद व दिथिलतासे 
“/ अपती रक्षा करने के लिये श्रागम कथित मर्यादाभों को स्वीकार किये रखना ही योग्य हैं । क्योंकि 
५5 अधिक भर्थादा को तो कम करके ग्रहरा करने मे कोई दोष नहीं शभाता, परन्तु यदि कदाचित अपने 
':. झंसेमान से काम लेकर छदमस्थता के कारण यथार्थ मर्यादा से कुछ भ्रधिक ग्रहण कर ली गई तो भोजन 


॥ 
| 
पा ३, 
४५ 05 
४ 


+ नल 
(३ कर, । 
११ शिली विशल) 
॥। 







..“'झुंद्धि बनी न रह सकेगी, भौर एक महान दोष का प्रसंग झ्रायेगा | भ्रतः उपरोक्त ग्रागम कथित मर्यादायें 
“ही स्वीकारनीय हैं । जाके, 


॥। 


(ग) भोजन शुद्धि व चोका 


१३ मन बचन काय अ्रेत्यन्त पवित्र शान्ति का भोज करने के लिए बाह्य में भी शुद्ध ही भोजन का ग्रहरा 
. ब भहार शुद्धि आवश्यक है । भोजन शुद्धि के सम्बन्ध में प्नेकों बातें सिद्धान्त रूप से तो पहले प्रकरणों 
में समझा दी गई। अआ्राश्रो भ्रव उनका प्रयोग अपनी चर्या में करके देखें । किस रूप में बह हमारी चर्या 
में हमको सहायता दे सकती हैं । 


भोजन शुद्धिके सम्बन्धमें चार बातें मुख्यत: विचारनीय हैं । (१) मन शुद्धि, (२) बचन शुद्धि, 
(३) काय शुद्धि, (४) भाहार णुद्धि । इन चार शुद्धियों को मुख से उच्चारण करना तो हम सब जानते 
हैँ प्रौर किसी भी त्यागी या सत्यासी को भोजन कराते समय “मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, 
प्राहदर जल शुद्ध है। ग्रहरा कीजिये । इस प्रकार के मन्त्रोच्चारण करने की रूढ़ि को पूरा करना तो 
हम कभी भी भूलते नहीं, भौर वह प्रतिथि भी आपके यह शब्द सुन कर सन्तुष्ट हो जाता है। पर न 
तो भाप श्रौर न वह यह जानते का प्रयत्न करते हैं कि यह मन्त्र बचनों तक ही समाप्त हो गया है, या ' 
चर्या में भी कुछ श्राया है। प्रभो ! कुछ विवेक धारण कीजिये। रूढ़ि मात्र कार्यकारी नहीं। जीवन के 
कल्याण का प्रदन है मिट्टी का नहीं। शान्ति का सौदा करने चले हैं । पद पद पर बाधा हैं। सबसे सुरक्षित 
रहना है। भ्रत्यन्त सावधानी की प्रावश्यकता है। यह चारों बातें वचनों तक ही सीमित नहीं रहनी 
चाहिये, बल्कि जीवन में उतरनी चाहिये । प्राश्री इन चारों का श्र्थ बतायें। उसे समझ कर चर्या में 
लाने का प्रयत्न करना । 


क्‍ मन शुद्धि कहना तभी साथ्थक है जब कि झापके मन में उस भ्रतिथि के प्रति भक्ति हो । 
भाप दण्ड समझ कर भोजन न दे रहे हों, बल्कि श्रपता सौभाग्य समझ कर, श्रपने को धन्य मान कर दे 
रहे हों। यदि कदाचित्‌ मन में ऐसा विचार श्रा जाये कि में इसको भोजन दे कर इस पर कोई एहसान 
कर रहा हूं, या ऐसा विचार श्रा जाए कि किसी प्रकार यह बला थोड़ा घना खा कर जल्दी से टल जाए 
तो भ्रच्छा, तो आपका मन शुद्ध नहीं है, श्रशुद्ध है । प्रापके मन को यह अशुद्धता. वास्तव में भोजन में 
विष घोल देती है। उससे प्रभावित भ्रापका भोजन शुद्ध नहीं प्रशुद्ध है । जैसे कि लोकोक्ति है कि “थाली 
परोसी पर उसमें थूक कर ।” द 


वचन शुद्धि कहना तभी सार्थक है जब कि उस भतिथि के प्रति श्रापके मुख से प्रत्यनत 
मिष्ट वे भक्तिपूर्णा ही शब्द निकलें। भ्रापकी भाषा से प्रेम टपकता हो, दण्ड या ओघ नहीं। भतिधि के... | 





५ पक कं ५ 
शुद्धि की! धि || 
न्‍ | नह १० र हा ४ ! 0 शक 
नि 
$ । 80% (] है रे के 
पे कट जाए एक कूल ॥ 22 8५ | 
हु हु रज। $ हा 
पं शे 


| + 3 ६ <॥ भ + | हे 
रे 4+8 0, हे प पक ह जि + जा )% ५ ९३६ ..० 7) है. ह 
जि ः ध्प ेे । र । ॥। (हे 
] न्‍ रा] पे ५ १ पा त न्‍ न ॥ ॥ 2 लि जे ] है घ 
॥4 तक श्र + 4 हु 
+ + पं भ शश के | 5 ह 
ः बरी कि फित डर हो | ! 
4 ध । हक. 2. 5 !। है ४ इैफारे 4 * + | ॥ हि दफा ; है ह | शैंद्धि ' 
| ! । । / ] ] 
भोजन १ िपि (९ 0४ 34 ॥ ५ ऐ( रे / 8 5 । जी! ७ » ४ थे काजल 'शूँ बा ' + 
(४५ जी ४५१९ (कर 5 ४9:४8 50052 ,प ) है हि ) 0. + 4 ः बल भें ि ग पर ।  आाब ) | | हू 
65% कं हा ५ ५४ /0 328 7 आओ पे हज ! हि + ४ अर शा " ह बी है ॥ थे १! ॥ ; ः । पु 
|| । ५ । ॥ ॒ 
ऐै ; 8 हि 5 ॥। ॥ ट के *ै ; का धर 
.. हरी ० बल्कि । किसी हे ४) नी ५ | रा ] * । है । यु । का 
वाले 4 + + 
श +॥ ; झ्श हर पि प्प ३2 बौके ५ |] । रहने हे क्रिसो ॥। हरि । के भ्रत्ि त 
लि जंहीं पे || हे । रे प्रन्य ' ॥| ५ + ! ॥ है /। 3३ 0 $ हे बे हे 
| हे ते पर रा दा कक + ४ है ॥ पं का हर भी हि | /! | ! 
४ | + 0 (0020 हे ही जज तु पर 75 । $ै ५ + ५ । + 
४ नशा था ै। 2 ॥* ५ शाज्द 4] हु जल्दी 22588 ३ जल्दी प्रसीस' । ४ पानी है पा | ३ # | 4. ८), रे ; ह 
2 । ; भालाहट की ८ !' ४ के च  ] ॥ 8 3 इत्यादि नहीं निकलने अ आ आहिए रु 
हा ] क्र पा $ हु ;ं है (हु | ५ कार के है कै हर 8४ , ु न | कु 
| बिल ] के ५ है 2 
का / | (हज ५ |! त्त्र है| हु ५ ५ | 4 | कु 'जिई है / । िर ३ जा. । । । | । ५ नं रू 
ऐसा ५ है । हे है ५ | का न्क् 
५५ है; से ।. %। । े ४ । 4। + रे 
४ क्योंकि करते ॥ ।| सम्भवते । ] हे सें कोई ऐसा' रा पद जल्दी । ] ः 
| ५ ४ 490 ।(/ # शबरा कर , ग प्र । बने जिससे | के कि रु 
(। है, । ५३ ५ है ि ॥! श १ $ | । ; है न 
४ हे ! हिए। के हा ज्स ] ध्यक्ति ] +] है कार्य है] ५ | $ 4 | ही / 
ल्‍ । $ + / ॥ ही, ] 
] ) । | | 5 


4 । ॥ | ते 2 
2 हा है रे 0! ), | ४ ४ रे 
हु रा] ;. )॥ रा ५० [ 
] 
(५ ९: 
रे ] | 2 ४ 
है! हे ॥॥। ग है हि ५५ | ५ / 
+$+ | 0४ ५ (ह) ७ ५० पा । 
हा हा 75 
पि 
! 0 4 
| 
ध्राति का 
है ६ है 
0 | $ 


कं 
॥ 
३ है 
3]! 
प्रति 
। 
ड़ 


| 


4 है 
९3 


: () सतियि को भोजन छोड़ देना पड़े । धेय सन्तोष व शान्ति की प्रत्यन्त मल्द भाषा ही योग्य है। पन्यधा 

._... ऊाय शुद्धि कहना भी तभी सार्थक है जब कि झापने शरीर को भली भाँति रगड़, मो 
व पोंछकर इस पर से मैल उतार कर इसे स्वच्छ व पत्रित्र कर लिया हो। इसमें कहीं भी किसी प्रकार 
की स्लानि का भाव जैसे कोई घाव, फोड़ा, फुन्सी, मेंल, मल्ल, सूत्रादि का ल़वन विद्यमान न हो । इसके 
भतिरिक्त झापके शरीर पर नीचे के वस्त्र (0॥067 ७०७7) या ऊपर के वस्त्र सब ही स्वच्छ व पवित्र: 
हों। नीचे के वस्त्र (कच्छा बनियान भ्रादि) तो मैंले हों भ्रौर ऊपर के (धोती भ्रादिं) स्वच्छ, ऐसा नहीं 
करना चाहिए । वस्त्र साबुत से घुले हुए बिल्कुल सफेद होते चाहिए। इसके भ्रतिरिक्त चौके में घुसने से 
पहले पावों को बहुत भ्रच्छी तरह ऐड़ी से पञ्जे तक रगड़ कर काफी पानी में धो लेना चाहिए, ताकि 
पावों के तलबे पर कुछ भी लगा न रह जाये । पावों का तलवा भ्रत्यन्त निकृष्ट स्थान है यह ध्यान 
रखना चाहिए। एक प्राध चुल्लू मात्र पावों के ऊपपर डाल कर पावों थोने की रूढ़ि पूरी करना योग्य 
नहीं । चौके में प्रवेश करते ही पहले हाथों को श्रच्छी तरह रगड़ कर तीम बार धोना चाहिए। स्नान _ 
करने व स्वच्छ वस्त्र पहनने के पदचात्‌ यह सावधानी रखती चाहिए कि झ्ापका शरीर था आपका वस्त्र 
घर के किसी भी भ्रन्य पदार्थ वस्त्र व दीवार व किवाड़ भादि से छूने न पाए । छूप्रा छूत के इस विवेक 
का प्रयोजन वास्तव पें व्यक्तिगत घृणा नहीं बल्कि बैक्टेरिया के प्रति सुरक्षा का भाव है। यदि व्यक्तिगत 
घृणा को भ्रवकाश दिया तो मन शुद्धि बाधित हो जाएगी, यह ध्यान रहें। इस प्रकार सारी बातें चर्या क्‍ 
में आ्राने पर हो काय शुद्धि कही जा सकती है, भ्रन्यथा नहीं । 


प्राहार शुद्धि के प्रन्तगंत चार बातें झ्ाती हैं। भ्राह्मर शुद्धि कहना तभी सार्थक है जब 
कि यह चार बातें पूर्ण रीतिया चर्या में भ्रा चुकी हों । वह चार बातें है--(१) द्रव्य शुद्धि (२) क्षेत्र 
शुद्धि (३) काल शुद्धि (४) भाव शुद्धि । इन चारों की व्यास्या ही ग्रब क्रम से को जाती है। धारण. 
करने का प्रयत्न करना । द 


१३ ट्रम्प, कंत्र, . 7ेज्य शुद्धि का अर्थ है प्रत्येक उस पदार्थ की भर्थात्‌ भोज्य पदार्थ की शुद्धि जो कि भोजन 
कल व भाव बनाने के लिये प्रयोग में झा रहे हों। मुख्यतः निम्न पदार्थों की द 
शुद्धि सम्मिलित है :-- कै के लक कह के 


|... >भप्न शुद्धि। २-जल घुद्धि। ३-दुग्घ शुद्धि। ४--घूत व तेल शद्धि । ४--खाष्ड ... 
शद्धि । ६--बतस्पति शुद्धि । ७--ई घत शुद्धि । हि रा ५ है ह कर 
..,  ': भन्न शुद्धिमें झाते हैं गेहें, चावल, दाल मसाले व सूखे सेवा श्रादि। इन सर्व प्दाथों. 
को अली भांति सूये प्रकाश में बीन कर इनमें से ७ निकली जीव राशि को सुरक्षित रूप से किसी कोने में... 
औरण करें, मार में नहीं। माय में ही उन्हें थोड़ देना महान भले है क्योंकि वहां वे वेचारे पावों के. 


एल । 


ँ 
शो 
| 


0 » 6 ६ 
आम कप 
सा * |] 
हक 


ना हक 
पक 
के जज कक 


१० भोजन शुद्धि क्‍ ३८८ .. १३ द्रव्य क्षेत्र काले मे भाव शुद्धि 
तौबे प्राकर रोदे जाते हैं। फिर इनको स्वच्छ जल में धो लें। ताकि इन पर लगा गोबर मले मूत्रेदि हि 


को काश अ्रथवा इसके ऊपर विद्यमान वैक्टेरिया को साफ किया जा संके। धोकर इन्हें धूप में सुखा लें । 


बिता घुले भ्र्न, मताले आदि का अयोग योग्य नहीं है। चावल व दाल को हाथ की हाथ धोकर रांधो 
आता है । इसलिये इनको पहले से धोकर सुखाने की ग्रावश्यकता नहीं। 'गेहै भ्रादि को सूल जाने के 


:» पंदचात्‌ हाथ की चक्की में पीस लें। पीसने से पहले चच्की को भ्रच्छी तरह भाड़ लें ताकि उसमें कोई 


जीव रहने न पावे । चक्की पोंछने के लिए तथा चक्की में से झाटा निकालने के लिए जो कपड़े 


2 .' ब्रयोंगे में लाये जायें वे धुले हुए स्वच्छ होने चाहिएं, मैले नहीं । झाटा सूर्य के प्रकाश में स्वच्छ वस्त्र पहन 


करें वे हाथीं को धो पोंछ कर पीसना चाहिए। पिसा हुप्रा झ्राटा बन्द डब्जे में, यदि हो सके तो शी्षे के 
, आर में रखना चाहिये, ताकि बाहर की नमी को वह खेंचने न पावे। इसी प्रकार॑ मसाले को भी 


' थी सुंखा कर सफाई से कूट पीस कर रख लेना चाहिए। नमक को भोजन बनाती समय हाथ की हाथ 


ही पीसना योग्य है, क्योंकि उसकी मर्यादा बहुत ही अल्प है। मेवा में घुनक्का श्रादि प्रयोग में लानी 
हैं तो सावधानी पूर्वक उसके बीज निकाल देने चाहिए, क्योंकि बीज को ग्रहण करने में कुछ दोष 
आता है। पदार्थ रखने के डब्जे ऐसे होने चाहिए जिसमें चींटी आदि का प्रवेश न हो सके । बिना घुले 
प्रत्त को भी शोध कर उसमें कोई ऐसा पदार्थ डाल कर रखना चाहिए जिससे कि भागे उसमें जीव राशि 
उत्पन्न न होने पावे । मिट्टी में पारा मिला कर उसक टिकिया बना लें और प्रत्येक छोटे बड़े डब्बों में 
ग्रथा योग्य रूप से उन्‍हें डाल दें तो इस प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है 


भ्रब लीजिये जल शुद्धि । जल शुद्धि में दो बातें श्राती हैं। एक जल को छानना तथा 
दूसरी जल में से निकले जीवों की रक्षार्थ जिवानी करना । जल छानने में छलने सम्बन्धी विवेक भ्त्यन्त 
प्रावदयक है | छलना १२ गिरह चौड़ा श्र १॥ (डेढ़) गज लम्बा होना चाहिये। ताकि दृहरा होकर 
वह १२ गिरह चौकोर बन जाये । छोटा सा कपड़े का कोई टुकड़ा छलना नहीं कहलाता। रूमाल या 
पहना हुआ कपड़ा धोती आदि छलने के रूप मे प्रयोग नहीं करना चाहिये। छलना केवल जल छानने 
के काम के लिये प्रलग ही रखना चाहिये। यह मील के सूत क। नहीं होना चाहिए। बल्कि हाथ के कते 
सूत का ही होना चाहिये। क्योंकि हाथ का कता सूत रूएं वाला होता है, मील का नहीं होता । छलना 
मोटे खट्टर का होना चाहिये, पतले कपड़े का नहीं । खादी भण्डार से इस प्रकार का हाथ का बुना भोटा 
ख़द॒दर उतलब्ध हो सकता है। छलना भत्यन्त स्वच्छु होना चाहिये, मैला नहीं श्रौर इसीलिये प्रत्येक 
तीसरे चौथे दित उसको साबुन सोडे से धोना भ्रावश्यक है। छलने को जल छातने के पश्चात्‌ तुरत ही 
सुखाना चाहिये। क्योंकि अधिक देर गीला रहने से उसमें बेक्टेरिया की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए 
ऐसे गीले पड़े छलने में से छने हुए जल के ऊपर कुछ भाग से तरते हुए देखे जाते हैं। कोर पान बाला 
कपड़ा छलने के रूप में या चौके के किसी भी काम में प्रमुक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि मील की कोर 
पान में चर्बी होने के कारण वह अत्यन्त अशुद्ध है । साधारण रीति से घर पर घोकर सन्तुष्ट नहीं होना 
चाहिये। धोबी के यहां दो भट्टियों पर जब तक वह न धुल जाए तब तक प्रयोग में लाने योग्य नहीं 
होता घोबी कः धुला प्रत्येक कपड़ा भी बिता भ्रपने हाथ से घर पर धोए प्रयोग में लाना नहीं चाहिए । 


जिवानी करने में भी इतनी सावधानी ग्रवश्य रखनी चाहिए कि जिवानी । 
का पानी कुएं 
दीवार भ्रादि पर न पड़े, बल्कि सीधा कुएं के पानी में पड़े । की है 0 





























$ 0 / 
॥॒ पु | 
4 ) छू | ] । न्‍ 
हक इज हे अल 0 मी आल अत आ। रे ५7 ४३ ! है ॥ 0 हर न ४.० १: छत ४ न्‍ 
ढ़ ७ और 4 (आल आए  बओ ॥ आम का आह हक जा व ॥ 250 30 
[ + है, 
/ न !) ५५, क्र हे ली 'हुड़ि श्र » ७७७० ५ हे | पे ही | ), ( ६ ली 7 0000 2 का पक !१। 5:०५ ह 2 प्र ६ ह 
2 ; ॥/६। १ | 7 ३ कर | ४5.5 5 न + 
4 पे 4 थे 
[१7 ॥] । के | ५ औ* ५ ] ४ 
५9), ४] था । / 2 ॥0 "कै 20 ;। है श | भर श | हे ऐ 5६ ०00 07४४ रा न्‍ । + 
| ष / ग्। हा 2.8 ट 0] 2 हे कै १, ५, ॥| ४ े हि कै ही ॥ कै + 7 हे हे रा हे 
री गा 5/ | के कं + (व ११ क कं एकल । |] एूं ् कह! ] ५ १ । कं का हर हे है रे | हर । 
! ३ पक 5 पल 52५४ ३ रा । का ६ ।, की हि * ० ः 35. १. ६ + ! ; ५ ६. हल ५ हि ४ को । 
५ + ५ ॥ ! क+ ॥. 58%; ॥. *.+ | ॥ |, १॥/॥। । 
५ ० + + है हे. % 5. है ॒ ५ १४ ९ ५ । ५ + दा ग 
| । बा व * ह रा ः | । (; ड़ ] ॥' 2 ;] | ) ५४ हे हे ही न्‍ | ! केः ऐ केश ४ $ ४ । ० 2० मे आफक्यक ; था ह धप ॥ |.) हिफि पक 4$, ४ 78 मंदी # 4 , 0) भ.8 हैँ ; ॥ै 
ा / /'।' 
का १०), +१४ ७ "कै ही ।' '४/५॥ ., » आओ ५:  -- अत ॥॥) ४ ।] /| /! ! प्रकार अक  ह। + #' .. 29 
॥ पा $ है 0 है ' शा * ्िि | 0 (५ | हि 28 अर ५] 43 ॥ 00 ५ ' । फ््हू ॥ ; | भी है | शी ५. 8 3; ॥ | / ५ फी १ प न ध ं 
ऐ हे च] + ४ है! /।, /! अ ४-४ ५ , 4 4 0) ३२. 
0५१४५ है * कि हक 00 8 १ )/ 9] १४ | १ लकी ४३७ है, | ऐ 4 हि है । नै म |! 
। | हा हु | थक की रे ! है ४; है ह ५ ४ है गह्फ | उसके ॥ । कं ४. अं क मु हे लगी पूल । ध १ है कल ८ +॥ ः हे मै 5 9 ॥ के गे मिंकसेकोर ; ५ केसलिरिया हु *। | ऊँ ५ + ह कु ६ ४ ह! की 
+ ॥ तॉकिं | ॥ ृ ह $ त | ४ इ्ंवेश?ं न्‍ आर सी ह ;। 
0. के घ५ आप ५ 00 ४ | ४ मं ९ ह॥0) /' 00३४५ "५ 3; शरे १४ कि 64 | ५४४९. बंँगौबर ह ॥०७4 (॥| क्र हर हे 7 ) ५४ ६. ;/ हि / 8५० मं ४), के पी ' ५4... हु / > ई 
॥ ४ ॥ पर नजर 
हु ५ ५ !! 5 पक ॥ /"  # ऐ ५ 3. | ( | ॥ |. श्‌ विः ६० ५ हे | त है ४५ | है ५ 
हि रे रंडी, थ । ४ । | ४ | । # । ॥५ जा कक 
ं हि 7 है ४ ता ] ते ५ ॥ 0) ,लु ही | ॥ रत 0 ॥ + ५ 
व्यय । | । । । ] सैंभकंदार भ 
| पी ॥। 
। री 
| लेप 
ह। 


'.६ सी बहार हु बाले को भी स्नान करके स्वच्छ बस्तर पहद सेने चाहिये। गतंन भी मकर 

:! स्वच्छ मंजा हुओ होना चाहिये । दृहने से पहले हाथ व घन अच्छी तरह ो सैने चाहिये, तांकि बर्तन, 

.. पर व हाथों थे भी बंनटेरिया'का परवेत दृष में न हो सके “दूधठ/ निकासते ही वर्तन को अच्छी प्रकार 
ढक देना बाहियें, ताकि बायुमप्डल से भी बेकटेसियां का अकेश तःहो सके |: यह. सब आलें बाहतव हें कही. 
सिमी सकता है जिसके प्रपने घर यर॑ पशु हो'। पर भाज की विकट परिस्थिति में धह सब आते करकेत 
मिंभाई जाची प्रसश्मंव हैं।॥:इसलिये जितनी अधिक से अधिक मिमी . शक्य हों निंभानी चाहियेंत कर्म 
से कम बतंन अवदय अपनाः ही' होना चाहिए क्योंकि बाजार: बालों के बर्तन स्वच्छ मंधे हुए तहीं हीते + 
भौपने का बर्तेंन सी झपता ही होना चाहिये। दुहते वाले के ,हाथ व पु के भ्त कस से कम अवश्य 
अपने छने हुए स्वच्छ पानी.से छुलवा दिये जाने चाहिय। धर लाकर उसे प्रवह्य : इसरे अतंने में आम 
लेना चाहिए | 7 आर बी हु ह 5 आह ० 


कै । 4॥) । | ऐ || 
+ 


जे इस 





जल व दूध दोनों को जल्दो से जल्दी भाग पर रख देता चाहिए, ताकि उनमें . से थोड़े क्‍ 
बहुत बेक्टेरिया भी दूर हो जायें, श्रौर उत्तमें उनकी सल्तान बुध न होने प्राए ।. थदि झाम तक रखना 
झभीष्ट है तो तीन बार उबाल दे कर दूध को भ्रग्नि पर से “उतार लेता चाहिए. और जल्दी श्े #जल्दी 
भ्रधिक से अधिक ठण्डा करने का प्रयत्न करना चाहिए । यदि जल्दी: ही अग्रोम : में लाकर समाप्त कर | 
देना हो तो ठण्डा करने की कोई श्रावश्यकता नहीं, भाग पर ही रखा रहे तब भी कोई हज नहीं। जल के 
सम्बस्ध में तोन विकल्प हैं। यदि छः घण्टे के अन्दर अन्दर अबोगं में लाकर समाप्त कर देता हो तो उसमें 
छानने के पश्चात्‌ तुरत ही पिसी हुई लोंग हरडे या जीरा भादि भ्न्य कोई मसाला थोड़ा सा डाल देमर 
चाहिए, तांकि जल का रज़ू व ग़न्ध बदल जाए। सात्र २' था ४ साजुत लौंग डाले कर रुपि पूरी, 
करना योग्य नहीं । जल का रज्जु व मन्ध न बदले तो डालने का कोई लाभ नहीं। यदि १२ घण्टे के 
भ्रन्दर प्रन्दर प्रयोग में ले भ्राना हो तो जल को इतना गर्म कर लेना चाहिए जिसमें कि हाथ दिया जा 
संके । बहुत कम गर्म करके सन्तोष नहीं पाना चाहिए। यदि २४ घण्टे में काम में लाता ही तो उसे भाव 
उबाल गर्म करता चाहिए । पीने का पानी उबाल कर ही प्रयोग में लाना योग्य है, क्योंकि खाना बनांचे 


व॑ भाजी भ्रांदि में डाला गया पानी तो खाना बनाने में उबल ही जाता है। पर पीने में कच्चा घी 
स्वास्थ्य को कुछ बाधा पहुँचा सकता है। उबले हुए पानी में से सर्व रोग दूर हो जाते हैं। दूध या जल 
को परम करते के लिए: ४४ पमक्तट की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए 'बह्कि जितली जल्दी हो सके गर्म करता 
सिहिए, क्योंकि जितती भी जल्दी गर्म हो सके उतनी कस हि होती/है। अधिक देश हो जाने पर बैकेरिया 
की संस्या बरावर बढ़ती जाती है। जल को कुएं से लाते ही तुरत ही उपरोक्त तीसों: ब्िकल्डों में डे कोई. 
“ने कोई भवष्षय पूरा करना चाहिए। उसे खासी छोड़ना योग्य नहीं । कम 









+ 
हँ 8 न $ कं + ह 
॥ है ५ प्र ८ 
जा / 0४ 9५, %' | । हु / |] न 
ँ १ ४ ३ धर | 
हर | प + 4 या 
५ लिए ५ + शा रु 7 3 
0 । १ ्द दही ॥5 ० 5 जमाने न न ) 4 जोभन १३ को ३ / 9] ७ । १४३ ०2 के । ' तीपमान १५५ 
' | ॥ ९ + है]. ७४२०५ १, ४४ , / !! हे ५३ 
१ कर 0 (कै १, + 2 थ् ६ / ) 
| १० [4 | $ हैः ६१ ॥ जै है + ॥  अ। नि #+ 
! रे है क | है; कु । 00, | अर रत] के न्‍ $ ५६ १ +े 
आहिए | हे / निंकट + शक 0जै  $# हे दही जप. जंभांने 4५३ / "५ 4 आम 'प्रयरल्त १७ ५७ हीं | ; करना । 
क् । ५ 3 5 फ्ा “कर | है भर अं | भ्‌ 
५ 
१ ऐ ॥ 7] रा 0 कय क्र 
५ शै ५ हर] ५ +|ु । ! है 
ह॒ कै 5. ॥ ग4 | ] 
| हे | | । ४ 
मलिक ४ ३, 3 सह है. । | जाली 2३7! है गर्मी' क्र की] दिनों ] के दही १ ; । 
९ ) । गा ४! ब ! ५ हं 
रो हि ॥ " ऐ + मी, कै " 5 
है त । (| कै] आर 
! 0 । है है 3 छा रे गो / ५ | 
+ के १ 4 ४ वें [| जैसे ५; किसी ५ स्वच्छ ६६ ९, ,॥ है कपडे | (५५ 
॥हिनों ४ हा! न्‍ 
4 बे ५ ला] ४) 
+ + + 
। ! । ॥ ४ 4 5 ; ! ग है 
५ ५ ह १ 3 ॥॥ 
5 + मई पा 
॥ै] यु । ॥॒ | 9 
१ 
8 | 







श 
मी! | आय | 
! ; 
। ध्रोजन री हे + १ + 
+ शुड्ि ५ २ इक $ + 
हर ॥॥ प + | ३ ; । 5 
३ कु $- हर ॥ हु ] १" _$ ५ ५ 
कं ॥ ॥ ॥ | (| + पे हे ध (80 |), 
की ४8 ?॥ की औ $ ७ ६० | |; जी! (४४ ४ 
(0 पा 2 हे हैं ्ः + 0०! ध् ५ । डू्ू हु कार्श 4 यह ढ़ आाष! 5 शुद्धि क ह । हम । 
ड़ 7 थ् | मं ॥ 
न्‍ हा! हि १6 ि । ।' कैश है ६ 
हक 8 की ५ । । + द्र्ब्ध | ! 
के लिये ि | है + ) ह 42000 के ॥ ५ (7 
५! घ श्साः ड । # हों) | ह॥ को हे हि 
॥ $#*. हाँ ॥। । प हे १ नि है हे 
कै #ँ | करना वाहिये + है | पल आती है. ।,५ ६, * ४५ 
५ ) हे + # बट है! ११३ 
३ । 
५ दरंही 034 0 गा ५ पा /क्‍ क्नि किसी मिट्टी के ( ' बोहा | हु उद्चके । हू धो को 2 
प १! + 9 कह क% ने कह | है | । गन्दर: 0 | | 
कै. : 9 हा रा ह ! + छ 2 ४ रा] ह। 
केतेंत के कि उसके पे ॥ ५ | हे । ॥ !' पानी १ + जप पा 
! | र |; ५ नीचे सु छ डाल ९ ५ हि रा पे 
| ५ 5 । | ४ 5 ३ की है री 
ई १8 । /! ॥ ५ है कितारे हु 9 हुवा ४ + ध पानी न । + ४५ ॥/20. जे के ४ पी 
हा 0 ५४) कि |) हर / | ॥ ४ १ होने | पावे, * 3 की 
] है है: ८ 
] १ । त ५ । 4 बी क्र रख 7 ताकि है बहूँ रु मर्स हि ०६, ५0 हे / 
दी हे + | है ॥। ५ ५ ध २ 
हे 4 बता रहे है ९ 90 ४ रा मे. | ; 
४ ँच हे ५ ५ +१७ + 5११ | ५ 
$ ४ १! हक ५ | ; 3, ४ 
१5 ५ । $ ५ बोर ) 220१ 
॥ १ ॥/॥ 7४ न्‍ + + )+ 4 
4 ॥ | | । 07 दा त 
नि है ; (800. 9 ० 5 हो 
गी ! 4 , 6 0 १ ५ 
हु न ५ ग ५ की । 
हि ; कप १ 0 २ 















+ । 
९ /७ “ औक ] हा ३ ४ 47 7 हो $ न | 
| गर 0 
शक: न हक ४॥ | 4 (६ है हक + का ॥ 
|| गा है 8 कप है: ५ 2! 2 | 2 कै है ह ४ गज + $ $ 7 
् न) ला । (रे कै ँ ५ ; ४ ृ 
3० 2 मी ५ के प (६ + ] ५ ] | के 3 कं । 
$, ! ॥| (( है ५ ऐ' ्भु ५५ ॥ / ! ॥% |; । हर है | ३ ॥/ ॥५ ३ 
। ही फ, * ४) है | पर ॥ ५ हे 28 ५१७०४ ॥ ६ 
क्‍ ५ / ९ 4) ३0५० है ;' जापमन | ु । पं ५ 
जाहिये ज। | । ५ है भीठी होना ँ! :: 
हे |। जामन दही का |] $ 
ज्ू १ 
5] लें । ही 5६.९)! ह 
घ य 
४ | हि 


“भाहिये ; खट्टी का नहीं। क्योंकि खट्टे जामन से दही भी खट्टी हो जायेगी । जामन फटा हुभा महीं होना. . 


चाह । जामन में से दही का पानी (९८४) नचोड़ कर निकाल देना चाहिए, क्‍योंकि बह खट्टा होता 


0 २4०0४ बार स्वच्छ पानी में घो लें तो भर भी भ्रच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से उसमें 
हि 
मु हा कज्तरे भशोने क्के कि तार कर निकाल दें । जाभन के प्रयोग का सरल उपाय तो यह है क्लि ं 
पा बे का (आह चआ की कटोरी को दही में डाल कर जमा दें । भगले दिन उसे निकाल कर सुखा 
जग दल शत ही कद आज कद हे दी औ कद हे 
/.. भण्टे के पश्चाव वह जम जाय प्राधी छटांक दूध में थोड़ा जीरा डाल दें। 
. आलांदि पे बात ठीक नहीं क्योंकि कि ३४४ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। टाटरी ह जो 
. इक ससे दही फट जाती है । गर्मी में 
... सर्दी में ्रधिक । भ्नुमान से जामन थोष्डा दिया जाता है, भौर 
९ काम लेना होता है । भ्रषिक देर में ं है, भौर 
.. जाता है, और थोड़ी देर में जमानी प्रभीष्ट हो तो प्रधिक । 3० 22७0 .0७७७७४७ 


हक मी घृत णुद्धि के लिये यह विवेक रखना भ्रावश्यक है कि उपरोक्त 
हे रे हे 238 किक पर रख देना चाहिये। दो तोन दिन पाप की ओ कम है 
_है। फिर भी अधिक से भधिक पौन भी योग्य नहीं, क्योंकि इसमें बेक्टेरिया की उत्पत्ति बड़े वेग मे होती 
पक शाह पल बे धक पोन घण्टे की मर्यादा के भ्रन्दर भ्रन्दर अवश्य गर्म कर लेना योग्य हे 
हरा की कहते है। (अंक बह्‌ हक की कोटि में चला जाता है । इस प्रकार से बने हुये हक के 
शी ही थुदध है। इसकों भी बष से थी बनने तक कैवल ८ पहर या २४ षण्ट ही लगे हैं। ऐसा भ्रष्ट पहा 
कह के. तह बराबर प्रति मास उबाल कर पुनः पुनः नितारते रहना चाहि हे बा 
आह रेथा का बीज वहां उत्पन्न त होने पावे । भाप देखेंगे कि प्रत्येक बार अं: कब 
.. जाती है। कुछ न कुछ छाछ श्रवश्य निकल 
५, अशोक के तप के लिये सरसों या तिल भादि को भ्रपने घर पर स्वच्छ जल से थो कर 
के बह. स्वच्छ जल से भ्च्छी प्रकार घुलवा कर उसमें पीड़ दें । इस जे 
हीशुदहै।. क्‍ डू 4 । इस प्रकार प्राप्त किया 


380 0] खाण्ड शुद्धि 
. आंडकर हें। पर पक आता कक ये का रद विकासने थे पहले कोल को भोकर 
*: और ऑन । को को आरके पद आदेश तह हे बह श ओर 

को गाहे। गो को पर्छी तय भाड़ व होम कर कोल मं े। हा बच्चो तू घोकर काम करण. 
:. आयोग नहीं करना चाहिये। परन्तु इस श्र के द्वारा निकालनो चाहिये । उसे सफेद करने के लिए हाददी 
... गरनही करना भाहिये। परन्तु इस प्रकार को खाष्ड बताता सर्व के लिए सम्भव नहीं ०8-28: हे 


| 






५ कक 
|: 
| है १ । 
हैः 
॥ ५ 





4६ |] 4. 6५4 की 
शरद हि | हे शा है) तु | 4 
हैं व ) है है 


।  । 4 3 के ऐ बे है 2 ! पं जे हि ; ) है !, न्‍ ई + न्‍ र 
ः । । घ। 
पु । 4 / जी हे पा 0! | ५ शा ५ 
के 
हे आल ] (5 9० | ४ ४ पु । ॒ ला ॥॒ ही रा 
ब | 
५ ६ 4 ५ हे । क दी दो व । आंब रु शुद्धि | ह 
। 4 ४ रह हु हे | ४ 
॥ हे अीजन 00३, ॥ ही आज के मे / शा ही ४४ + 
| ॥ ' ] 4 काल है 
५००० भा ] न २ । हर ४ ५ कि ] ह । ५ )/ ह है है ३ अर 3 का धर ५ द्र्व्म ४ + | |. पा हर + (४6 | 
भर है हट ॥ ! | पे 7 4 ) ४ ५ 7) कि ि है ष ) | श मे * 3 | » | १! ॥ 
। हा 7 पे + + ( । हे ५ ॥ हि .] कम ध 
ही कह के पा । | हर ] ९ 0 + हि ५ ऐे है 
हे के 5 ॥| री] प्रषताई | ॥॥ हु +॥ सकी । है । इसलिये हे हर की रस्च्रिति | क | की ह $ ॥ 4 रे $ 
रे) ४20५ १३ हे [क्र ५, 4, रु हे + क्री )) + । ै ली | 
हल । 4 १ ४! ।' | ।॒ हे है हि २" भ ४ हा # ४ ; 
2, ' $, | ना हे | । | ४ १३ ही आज 0 सी । ४ ब्राजार ं * ४. है, भी प्रहण ] कै 
+ न] | + का ( 4 / ! + कै गे र्प्रः ४ !' ।' में १५] कक, हें खाश्ड ] है | 
॥ ॥. ५ +%$ 3» ४ | ४ ५ है ५ | ते  औ 0.4 2 ५ नि है है हे, ए (4 । हे | | | 
+ + .। ।. » / +.. ६ + ६७६७५ कि पंप हे | 02] रत» + ग [ ६ ह पर ! (६५५ 
ल्‍ सकती ) + हक (०2. ! । + ) | + ही * हे न 
। !५ ५ ५ पे 4 ] ; है वाली ष न्नहीं भोहिए || कं 
। हे हि / "हैं| त 
ज़्ः कै र्स्तु । यह विषेक 5 | श्ह्मा ह्पि । । द्वाइड़ो ॥ 
ह ५ [0 | ह ४ ३ 3) १ 4 94 अयहय ! ॥ + | ६ हा बह | खाएड ६ हे ५ हि हीनी 
हा हर बा | |] ॥ रे | | शं ५ ४ त्ॉँ #!) ) न] ॥/ 578 रे + $ ८ हे फ्ः 7 कर | है (( मं 
१] क । । | ] गे | ता हि है ४ 0 १ ५3020 | $ 
हुईं ४ ग उसकी ] लेनी ः कई ह ॥ 
है र माजोर ५ हि | है 4 ड्ड + ऐसा १ %$ | 
१ १ ५ ॥ भाई 4 की चर ॥ पर + । " 
है। ५ 
] ' पर है रे हक खाएडू हैं  हऔह।, , /पु्े 'हषच्छ ) आक।, जल ] ४ प्रकां ह | ब्रा / ॥ 
/ है | ] 0 म। १४4 हैः कप है) + ॥ "'! 8) | ३ गो. 4 ( $ प ्ै प्राहि ऐप 
पे १ उसकी प्रहली ह ६६ | हे हो न्‍ ' ह ह । कट ४ १३ ७ भ का हि चाहिए रा ह 
५ ३ ड्ब्वे | 
' । । ० हट ० ॥ भ्रशुद्धियां | दर जाती है ' ' 
हैं पु 
कर ज्ने पर ५ | का शा | 0, के श्स साण्ड की ॥ ३ है है 
! । | ६३५ पा शुद्ध " रखना है 
|] ) | ्षै ह ] । + | / पर (५५ हा 
जिसमें बंटी अप हु में कक * पे क रु ५ 
मत हर के ् वे भें | $ जार ४ धर यपस्कर 
ध्श ] सके |! शी दि ऱनता 
५ पा | ' ४ ] ॥ ) / छ श $ ५ ह हैं 
+ 9 ७ 2 7 ; के हु $ है| है भे बे ५ ) है हा हि 
५ ल्‍ । हे रु मु । ] । ह 
+ । । । 
त ॥ 
रा] 


|. बनस्पत्ति शुद्धि में यह विवेक प्रवदय रखना चाहिए कि कोई भी बच॑स्पति काटने छांटतें 
से पहले या चौके में प्रवेश करने से पहले अपने स्वच्छ जल से एक बार भच्छी तरह रगड़ रगड़ कर धो. 
लें, ताकि उसके बाहर लगे प्रशुद्ध जल व भ्न्य छुप्मा छूत व बैक्टेरिया सम्बस्धी सब दोष दूर हो जांयें। 


ईं धन थुद्धि में लकड़ी को भ्च्छी तरह भाड़ कर प्रयोग में लाना चाहिए। बीकी लकड़ी 
का प्रयोग करना योग्य नहीं । आणुं का प्रयोग चौके में नहीं होना चाहिए। 


प्रव क्षेत्र धुद्धि सम्बन्धी बात चलती है । क्षेत्र शुद्धि के प्रन्तर्गत प्रापफकी पाकशाला भ्रत्यन्त 
स्वच्छ व साफ घुली धुलाई होनी चाहिए । वह स्थान भन्धयारा नहीं होना चाहिए। दीवारें धुएं से काली 
हो जायें तो चूना करा लेना चाहिए। फर्श चिकनी सीमैन्ट की हो तो ग्रच्छा, नहीं तो गांरा से लिपी 
हुई होनी चाहिए। लीपने में गोबर का प्रयोग करना योग्य नहीं। पाकझ्ाला में जाले आदि लगे नहीं 
होने चाहिए। छत पर धुला हुआ स्वच्छ चन्दोवा बंधा. रहता चाहिए।' चन्दोवा इतना बड़ा हो कि 
चूल्हा, बर्तन व पकाने खाने व परोसने वाला सब उसके भीतर ही रहें, बाहर . नहीं । चन्दोवा मैला नहीं 
होना चाहिए । | 

बर्तन सूखे मंजे होने चाहिए। खड़डे वाले बतंनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बतेन. 
खूब चमकदार होने चाहिए। उन पर चिकनाई लगी रहनी नहीं चाहिए। बतंन पोंछने का या हाथ पोंछने क्‍ 
का या रोटियां रखने का छलना व कपड़ा आदि साबुन से घुले हुए ग्रत्यन्त स्वच्छ रहने चाहिए। तनिक _ 
भी मैले कपड़े का प्रवेश ही चौके में नहीं होना चाहिए। बर्तन का प्रयोग करने से पहले उसे स्वच्छ जल 
से एक बार धो व पोंछ लेना चाहिए। पटड़े व पंखा भ्ादि जो भी चौके में लाये जायें धो कर ही लांए 
जायें। इनको चौके से बाहर ही धो लेना योग्य है। बिना धुला पंखा प्रयोग में लाना योग्य नहीं । पंखे 
को धो कर सुखा लेना चाहिये। गीला का गीला प्रयोग करने से भोजन में उससे उड़ने वाले पानी के 


छींटे पड़ने का भय है। 


शुद्ध द्रव्य व प्रशुद्ध (उपरोक्त विवेक रहित बनाया गया) साधाररा द्वव्य को साथ साथ... 
. रखना गा पकाना योग्य नहीं । घी मसाले व झादा झ्ादि उतना ही लेना चाहिये जिंतना कि प्रयोग हें 
. प्राक़र बाकी न बचे। घी मसाले भादि के पूरे के पूरे बर्तत या ढब्बें भोजन बनाते समय पास में नरों 
। देखते चाहिये । क्योंकि ऐसा करने से सम्भवतः उनमें भ्न्न व नमो का श्रैश चला जाये, जिससे कि उन 
5 बैक्टेटिया को क्षीक्ष उत्पत्ति होने लगे । भोजन बता कर बचा हुप्ता घी भादा प्रादि पुनः सूल पदोर्थ 
मैं नहीं मिलाता चाहिये, क्योंकि याद रहे कि इस बचे हुये पदार्थ में भन्त का प्रंश भरा चुका है जो पदार्थ . 
:: मैं पड़ ऋर सारे पदार्थ को वियाड़ देगा । पृथक पृथक वस्तुओों को देयदी से तिकालने के लिये पृथक पृथक... 





4 
ि 


। 

भाहिये ॥' हा मं मं दुधरे । नहीं 5 न] 
हम. चााः | हमे हर 

|] श्‌ श ग ( 4 देन /] 
दे | 4 ५ एक + हे को ) ५ ् | । ; रे । 
$ ५ 
+ है !्‌ अत | आह चेमना + हे जि ह प ; । 
४ ५ 8. 2 0... । 7 ६5% ] रे + * / ४ 
ड 








रा क्‍ -बावों पर नहीं रखना चाहिये। रोटो बेल कर उसे परात में ही रखना चाहिये | प्रपना हाथ भूमि से स्पष्ने 
:« * संहीं होने-देना चाहिये। यदि हो जाये तो धोना चाहिये। बिना घुला हुआ पंखा या पाटा चौके में नहीं 
.. झाना चाहिये। इत्यादि पत्य भी भनेकों प्रकार से छूप्ता छूत का विवेक बनाये रखना योग्य है। मक्ख्ियों 


. अति भी यथा सम्भव रोक थाम करनी चाहिये । 


रा काल घुट्धि के भ्रस्तगंत चौके सम्बन्धी कोई कार्य रात को या भन्चेरे में नहीं करता 
. चाहिये | कम से कम इतना प्राकृतिक प्रकाश ग्रवश्य होना चाहिये कि पदार्थ स्पष्ट दिखाई दे जाये । 
बिजली व दीपक के प्रकाश में काम करना योग्य नहीं, क्योंकि दीपक पर आते हुये या स्वाभाविक रूप 
.. से भन्धयारे वायुमण्डल में घूमने वाले छोटे छोटे उड़ने वाले प्राणियों की भोजन में पड़ जाने की 
सम्भावना है । हि 
| 
भाव धद्धि के भ्रन्तर्गत भापके चित्त में क्रोधादि कषाय या उतावल के भाव नहीं होने 
चाहिये। भक्ति व शान्ति, सौभाग्य व उल्लास रखना चाहिये। जल्दी जल्दी काम करने की हाबड़ दौड्ट 
. में भ्रवध्यमेव कोई ऐसी गड़बड़ बन जाती है कि श्रतिथि के प्राहार में बाधा प्रर्थात्‌ प्रन्तराय आ 
जाता है। 
उपरोक्त स्व प्रकार की सावधानियां बड़े विवेक पूर्वक निभानी योग्य हैं। स्थान, बतंन व 
. बस्ष्च की स्वच्छुता का विशेष विचार रखना चाहिये । 


४ण्मोजनबुद्धि शदय १३ द्रव्य क्षेत्र काले थे भाव शेंद़ि ... 
पा ४8 'सब पदार्थों के धर्तन किसी चौकी पर या पाटे पर या किसी ऊंचे स्थान पर . 
/;, सजा कर रखने चाहिये, ताकि इधर उधर से भाया हुआ पानी उनके नीचे न जा सके। जिस स्थान पर 
बह का गापका पांव भातां हो वहाँ पके हुये पदार्थ का बर्तन नहीं रखना चाहिये। यदि नीचे ही बर्तन रखने पड़े. 
लो राख बिछा कर रखने चाहिये, ताकि उतने उतने स्थान में पावों के भ्राने का भय न रहे । बेलन कभी 


... के प्रवेश के प्रति जितनी भी सावधानी सम्भव हो करनी चाहिये। चिड़िया कबूतर प्रादि के प्रवेश के 


$ # <*|६ ॥ हब ५ 

) (मर ई 3 ्‌ ॥ 7 + 
४ ४! जी हे । है हः १ स्‍ ) । 
॥। हज! $ 
) ४ कै २ । 9. + जॉः द्हँ ६४ । 
। + (पा 0 धत + ५ । 
] + के ॥ हर 
| पे डर पु मा 
+ 0 3 
है घ 
। 






. 4४,इव दर की. भोज दूध व दही के सम्बन्ध में एक संशय की ध्वनि चारों भोर से प्राती सुनाई दे रही 
.. 7 अस्यता.... है, जो पृ व दही को या भण्डे के समान बता रही है, या सर्वदा प्रभक्य। प्रतः यह... 


क्‍ जीव हिंसा के सम्बन्ध में विचारने से तो वास्तव में सर्वे ही पदार्थ अभदय हैं। 

कोई भी पदार्थ बैक्टेरिया रहित नहीं है। इसलिये किसी. की शक्ति आज्ञा दे और वह भोजन मात्र का ही. 
त्याग करके जीवन चला सके या साधना कर सके तो प्रत्यन्त उत्तम है। पर ऐसा सम्भव नहीं है, इसलिये. 
यह विकल्प तो उठाना ही योग्य नहीं । 


दूसरा विकल्प यह है कि यदि भ्राह्ार भ्रहएा ही किया जावे तो ऐसा होना चाहिए जिसमें क्‍ 
ग्रत्प सात्र ही हिंसा हो, भ्रधिक नहीं । इस प्रयोजन के भ्र्थ हीवाधिक हिंसा का माप दण्ड स्थापित करता 
होगा, जिसके लिये खाद्य पदार्थों को कुछ श्रेणियों में विभाजित करके देखना योग्य है-- 


(१) एक श्रेणी तो उन पदार्थों की है जिसमें चलने फिरने व उड़ने वाले प्राशियीं 
(/४778] 4.6), जिसे हम त्रस जीव कहते हैं का सद्भाव हो, जैसे मांस, भ्रण्डा, शराब, शहूद, भन्‍्जीर, 
गूलर, फूल गोभी भादि । 


(२) दूसरी श्रेणी उन पदार्थों की है जिनमें श्रस जीवों का तो नहीं पर बहुत भ्रधिक 
मात्रा में (अ्रसंस्यात या अ्रनत्त ((0४7॥688) स्थावर जीवों (0970 [.) या बेक्टेरिया का सद्भाव 
हो । जैसे भ्रालू, भ्ररवी, गाजर, घुली, भदरक, कच्ची कोंपल, पृष्प भादि | 


(३) तीसरी श्रेणी उन पदार्थों की हैं जिनमें भ्रल्प मात्र ही श्रर्थात्‌ संख्यात या 
((०४॥४४४।६) स्थावर जीवों का ही सद्भाव हो-जैसे घिया, तोरी, केला, संतरा श्रादि बनस्पंति व दूध, 
दही, धी श्रादि पशुओों से प्राप्त पदार्थ (078970 +(४४०778) 


इन तीनों में पहली दो श्रेशियां तो सर्वथा भ्रभव्षय हैं क्योंकि उनके प्रयोग में भ्रधिक [हिंसा 
का प्रसंग ग्राता है। नं० ३ की श्रेणी के भी दो भाग हैं। पहला बनसस्‍्पंति भाग वस्तुत: दूसरे भाग से 
प्रध्िक शुद्ध हैनलानि की प्रपेक्षा से भी व जीव हिंसा की भ्रपेक्षा से भी। क्योंकि एक तो दूध में बनस्पतिं 
से भ्रधिक बेक्टेरिया होते हैं, तथा उत्पन्न हो जाते हैं, दूसरे वह ग्लानि मयी मांस पेशियों में पड़ी नसा 
जाल में से बह कर प्लाता है । बनस्पति भाग में भी सारी बनस्पतियां समान हों सो नहीं। जीव हिंसा 
की प्रपेक्षा उनको भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता हैं-एक शुष्क रहने वाला भन्न भर 
दूसरा हरित बनस्पति । इस प्रकार कुल भद्यय रूप से प्रहणा किये गये पदार्थों के तीन भाग हो जाते हैं... 


१-अन्न, २-हैरित बनस्पति, . ३--दृध दही. । 


.. .... हत तीनों में भी यदि भक्याभक्म का विचार किया जाये तो नं० ३ बहुंते दूषित है, ले० 
. २उससे कस भौर नं० १ उससे कम । झब रही ग्राह्म प्रौर भर्नाह्म की बात । सो व्यक्ति विदेष की शक्ति... 


बी, 


ग || 7#५ 
हे ४ ओर, । । ५ ह है ] । पे पा ३ हैक 0 
| कै ॥ १+॥ | | हि पु | का 5 पु है | ] ५५ ५६ ह। 
५ |] । ॥ [5 । री] 
0 आम ! आजम की ५ धुँि झँः ट अहीरन ना ११ घेलहरं हि, 
फ् ] ॥|, + । 
। ») हे ०] ५ है |! पु ५ / ३. ०5 हज ह !' | ५ ई ० 
प्‌ है क्र 5 / ५ 9 । ला श्र |. *| 20 है ),) १) 
हा १5 च | ॥ ड्ृ ॥] छे ! ए ः ; है + न | 
3 डे | ] ! 
५ ५ ४ । ४ ४8 
।॥ ; घर ] ते + ! । ; हैं 
॥ 
॥ | नि ही है 
१ हि है. किक, पद भ मांग ४०] बात विचार +$ ! 
हा पर ५; । ४ भ्राधारित है | रहे कि ४ ( यहाँ एके [ शी भैध्य बा मल; ५ का है 4 जिससे ' जीवस बे 
४ ५ है; ५, भरी 
शक  । जे 5 ४ | 
की] । ३ । 
४ । 
| 
१ ज 


| 


। । ' बना रहे, साधना में बाधा भी न हो भौर जीव हिंसा भी कम से कम हो । 


जा है ॥ 0.७५...» भैदि कोई व्यक्ति केवल सूखे अ्रत्न पर निर्वाहि कर सके और उसकी साधना बाधित ने हो जे 


” जी अत्पन्त उत्तम है। उसको हरित व दुग्ध का त्याग कर देना चाहिए। यदि प्रश्न व बनस्पति से के 


रे शला सके तो कभी भी दूध ग्रहणा करना नहीं चाहिये, पर भ्रनुभव करने पर यह प्रतीति में भाता 
हा री हैं कि इन दो पदार्थों के भ्रतिरिक्त शरीर को कुछ चिंकनाई व ग्रन्य श्रावश्यंेक विटामिन की भी 


४ 





ता है, जो दूध में मिलते हैं, बनस्पति में नहीं । इसीलिये यदि श्रंधिक काल तंकक दूध कां प्रयोग 


. #किया जावे तो शरीर शिथिल हो जाता है, विचारणायें बाधित हो जाती हैं, श्रृद्धि सीने लगती हैं, 


५ साधना भज़ हो जाती है। यह यद्यपि श्रपनी ही कमजोरी है पर इसी कमजोर हालत में साधना करने 


. झ्रभीष्ट है। इसलिये तीनों में सबसे निक्ृष्ट होते हुए भी दूध दही ग्रादि के ग्रहण की प्राज्ञा ग्रुरुप्रों ने दी 


है । यहाँ इतना विवेक प्रवश्य रखना चाहिये कि यह प्रयोजन वश रिवइत देकर काम निकालने वत्‌ है। 
वास्तव में तो यह दूध प्रग्राह्म हो है। यदि किसी की श्षक्ति बढ़ जाये तो सबसे पहले उसे दूंध का ही 
त्याग करना चाहिये, बनस्पति के त्याग का नम्बर उससे पीछे श्राना चाहिये। समाधि मंरशणा के प्रकरणा 
में जो भ्न्न का त्याग पहले व दूध का पीछे बताया है वह दूसरी भपेक्षा से है। शारीरिक शक्ति बढ़ने की 
बहां अपेक्षा नहीं है, बल्कि श्राह्मर घटाने की श्रपेक्षा है | श्रन्न की अपेक्षा श्रधिक सूक्ष्म होने के कारण 
दूध का त्याग वहाँ पीछे होता है । 


१५ भण्डे ब दूध में यहां एक श्रौर प्रश्न होता है कि शक्ति की होनता वश रिश्वत देने ही की बात है, तो 

मक्षान धन्तर प्रण्डे व माँस की रिश्वत देना भी योग्य हो जायेगा । ऐसा वास्तव में नहीं है, क्योंकि 
शरीर के लिये स्व ग्रावश्यक भ्रद्ध खाद्य पदार्थों की उस प्रन्तिम श्रेणी में विद्यमान हैं। श्राज का विज्ञान 
उसको सिद्ध करता है। दूध व थी में माँस व श्रण्डे से श्रधिक विटामिन मोजूद हैं श्रतएव शरीर के लिये 
तो मांसादि की भ्रावश्यकता है नहीं, हा स्वाद के लिये हो तो हो। स्वाद के लिये किया गया ग्रहण 
रिश्वत नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि वह भोग में गर्भित है । दूसरे वे पदार्थ पहलें ही श्रधिक हिसा के 
कारण प्रभक्ष्य बता दिये गये । साधक को भक्ष्य ही पदार्थ ग्रहण होने चाहिये । प्राण जाये तो भी अभक्ष्य 
का ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि उनके ग्रहण से साधना में सहायता मिलने का तो प्रइन ही नहीं 
पर बाधा प्रवश्य भ्रा जाती है। भ्रर्थात्‌ जैसे कि पहले बता दिया गया वह तामसिक भोजन है सात्विक 
नहीं 5 उनका प्रभाव जीवन पर बड़ा विषेला होता है। श्रतः जीव हिंसा, साधना, व तामसिक पना दम 
| बातों के कारण माँस व श्रण्डा, दूध व घी से नहीं मिलाए जा सकते । पा 


. एक प्रश्न और है कि भले ही मांस को तअस जीव (4॥॥79] [76) की हिंसा के कौरस 
मर के न * का 
प्रभक्ष्य कहलें पर भ्ण्डा तो ऐसा नहीं है “कक भण्डे भी दो प्रकार के होते हैं--एक प्राण सहित और 
एक प्रारा रहित। भ्र्थात्‌ एक वह जिसमें से कि बच्चा निकल सकता है शरौर एक-वह जिसमें से बच्चा नहीं 


. निकलता प्राण रहित अण्डा तो भक्ष्य मानना ही चाहिए, पर प्राण सहिः भय ही है क्योंकि 
उसमें । ” हत भी भय ही है क्योंकि. 
. उसमें भी प्रारा बहुत पीछे से प्राते हैं, पहले से विद्यमान नहीं केवल : ' 
पानी सा ही होता है। हैं, पह न नहीं होते । पहले तो कैबेल कुछ पीला पीला क्‍ 


भाई ! तनिक विवेक से काम लो | जिह्ना के वश मैं होकर ऐसी अयोग्य बात करती युके : क्‍ 


. नहीं। भघाज तो | ै 
... ([)46॥07050092) में दोनों ही जाति के प्रण्डों का वह पीला सा पानी क्‍यों देखा है कभी ? यदि नहीं 


दांत मिकलने से पहले प्राधा भ्रौर पीछे चौथाई दूध बछड़े को दिया जाना पर्याप्त है । 


॥ $$ ४४ के १ 
न्‍ 2 ४ रु ४7 के धडल । डे. हु 
७ + हा हा! है 4  आ मी आओ + ए् के 4५ ) ५४ |! 
हक आप 2 क सा 7 0 मरा ; ४ 
/ 7 हे भ 3४ । 
+ ] । + 


१ है पे + है ॒ + । पे 
है । । ४ है कि! है ५ २ । ु मर ए + का 
+ 
६ ) ह + ३ 
व ह ध है] ; ५ ; । ! । 7७ न । 
है । । गा प्‌ रु ५ कै! (८ । थे तु हे । है कर 4 ॥ ; रे | न्‍ 4:55 + है । । पु । जा । क्र | पे 
॥ डा 6? , नो. हु || । के हु ! ् ४3. 5 । रे हे हु ११४० 5 
+ भौजमन पर  श श्‌ ] 0 ' हि ४ ॥ न! 
५५ शुद्ि पर । ी है| (22४ । हू गे पर रे पे ! | हे इस्सर 
हर! । ४5 पक शक ५ नि | + 
४ हे । जी + । त हे । | 
ड़ ४; १92 ] हक ह है 4९ ०६०३ + दूध ४ # ऐँ 
| भ / ञ्ँ हु ( हे 
हे । पु । न हे 0०) रे # ५५ महान रू ; 
। धु ॥ ३ + + ७ 
पु । 
) 
पु 


|! 
] 
हा 
ही) 
] 
$. 
$ यू 


पा । + 
॥ हे जार हि ) 0 क्‍ ; ५ 
का मा रा १ ५ ५ फ फ॑ ॥ 
० ४ + । ! 
हि प्‌ ५ हु की ; | ' ँ हा त हा ऐ | ध ् 
रा को है ५ “० क पे ध ५ 
् हर तू के )॥ 
;। ६ " ह ः को |; चाज भी ऐसा गाश्चय | निरीक्षण 
!्‌ रहा + हे 
सो | विज्ञान क . । | ४ सु ञ |! है + ॥] | है | । | 
५ 2 । 
$] पं प्‌ पी] ५५ ँ । ' ] कह मं ६, ) | हक 6 | ' सूक्ष्म ै ें यन्त्र / ह 
॥ ] ! 7 $ हा ६ ५ ३ ; |; चं। । ) 





॥। 
$ 


तो एक बार देखने का प्रयत्व कर, या मुझ पर विश्वास कर। वह पीला पीला" दीखने वॉला पानी 


- बाल पर शेष ला 3 इन्बक ला बोर शेष जा पाल यह, 


नहीं होते, भ्रसंह्यात ((00॥॥255) होते हैं। भ्रण्डे में प्राणी पीछे ते श्राता हो, सो भी बात नहीं है, 
क्योंकि यदि ऐसा होता तो भ्रण्डा कभी बड़ा न हो पाता । तात्पर्य यह है कि दूध व भ्रण्डे में प्राकाश पाताल 
का प्रन्तर है। 


दूध यद्यपि नसों में से भ्राता भ्रवश्य है पर उसमें पाए जाने वाले बैक्टेरिया त्रस नहीं हैं, 
बनस्पति काय के (?]87 66) हैं। यह में भ्रपनी तरफ से कह रहा हैं ऐसा नहीं है। सूक्ष्म प्राणी 
विज्ञान (80089 $80०१06) ऐसा कहती है । दूसरे बह भी संख्यात आात्र ही होते हैं, अ्रसंख्यात- नहीं । 
इसलिंए भण्डा तामसिंक है, और दूध सात्विक । दही जमाने के लिए भी यद्यपि जोन बुक कर दूध सें 
जामन के द्वारा कुंछ बैक्टेरिया विशेष प्रदेश करा कर उसमें उनकी सच्तान वृद्धि कसई जाती है, पर फिर 
मी वह भव्य है, क्योंकि उनकी संख्या संख्यात मात्र को उलंघन कर नहीं वाती। फिर भी दूध की 
प्रपेक्षा दही में बेक्टेरिया भ्रधिक होते हैं, यह सत्य है। भौर इसलिए, दूध को भप्रेक्षा दही त्याज्य है। पर 
घो बनाने के लिए दही जमाना झ्ावश्यक है इसलिए उसका ग्रहण. किया गया है। क्‍ 


दूध बछड़े का भाग होने के कारण भी अग्राह्म हो ऐसा नहीं है, या उसमें चोरी का दूषरों 
प्राता हो सो भी नहीं है। क्योंकि पहली बात तो यह कि सारा का सारा दूध ब्रछड़ा पी नहीं सकता। 
पीवे तो पेट प्रफर जावे । दुसरे यह कि जब तेक दांत नहीं निकलते तब तक तो अवश्य दूध उसका भागे 
है पर दांत निकलने के पश्चात्‌ भूसा व श्रन्न भी साथ साथ उसे दिया जाना चाहिए। दाँत प्राकृतिक चिन्ह 
हैं, इस बात के कि उसे भ्रब भूसे प्रादि की आवश्यकंता पड़ गई है। इसलिए जितना श्रन्न यो. शूंसा उसे 
दे रहे हैं उतना दूध श्राप ले लें तो चोरी का दोष नहीं जग सकेगा । तीसरे भाप मुफ्त में दूध लेते हों . 
सो भी बात नहीं । झ्राप गाय व उसकी सन्‍्तान को सुरक्षा देते हैं। उसकी झावश्यकताशों का भार अपने 
सर पर लेते हैं। इसलिए गाय अपना सर्वेस्व शाप को स्वयं प्रसश्नता पूर्षफ अभर्पणं कर रही है, तभी तो 
सम्ध्या को जंगल से स्वयं श्रापके घर पर लौट भ्राती है, भ्रन्यत्र नहीं जाती । भ्र्थात्‌ उसने स्वयं झ्ाषकी 
सुरक्षा के बंदले में प्रपना दृध असचता पूर्वक प्रापको देता स्वीकार किया है। बिल्कुल उसी प्रकार,जिस 
प्रकार कि प्रसन्नता पूर्वक किसी भ्रन्य की कन्या, विवाह के पश्चात्‌, इस निश्चय के आधार पर कि. 
आप उसको सम्पूर्ण आावश्यकताझों की पूर्ति करेंगे, श्रपता सर्वस्व आपको भ्र्पण कर देती है। जिस 
प्रकार उसके भोगने में चोरी नहीं, इसी प्रकार माय का दूध लेने में चोरी नहीं । पर इतना विवेक भवश्य 
रखना चाहिए कि बछड़े को पेट भर भोजन दिया जाए तथा जितनी उसे आवश्यकता है उतना दृघ भी। 


है | 
॥ 
हे ) 
क्ष 
+ 
+ 
! | के + 
। कर्म ) +7- 3 । न । 
,.. ऋषानन हू है “+० ३००, । | १ ' $: « « दे व 
५. * + श | 
*। ञ | ह ॥ ] त 4 ९ । ५ | । 
है | ह | * 5 ) /$ 
ल्‍ ॥ हा 4 | + 
+ 
। | ॥ छ । । ह | हि 


कर 
न 


(जा 7 हु 7०॥0३। है, व 
00720. । 70. का 
हू ९0५ रे प व है हर 508 - छह हं ] 
। 
हा 0 (0) (00 0 ५ औप आओ हे 8४ ४ + कि १ लैभए है ७६ _ 
५ ऐ | तक) , १७५, | ५ ०९ ॥! ५; 07 ५4 
॥/ हर] १7१७, ॥१6 हा । श 
४0४५ श 0० पा नि हर । , 
पी हर न्‍ दशा । ! 4 %7 
५ ५ 
ही की कह ५ 
(/ 


00,0५0 // * ५ । 
|! ॥, १४ ४ 
गा 


हु 


--5 सल्लेखना :--- 


जि १--शान्ति के उपासक की गजना, २--सल्लेखना भ्रात्म दृत्या नहीं, १--साधक व शरीर का सम्बन्ध 


हम ४--अन्तिम समय में शरीर को सम्बोधन, ५--साम्यता, ६--आत्म हत्या व सल्लेखना में अन्तर । 


हे शॉत्ि के उपासक भ्रही शान्ति के उपासक की भलोकिक घोषणा, “जीऊंगा तो शान्ति से कर मख्गा तो 
भी शान्ति से ।” एक प्रंग्रेज़ी का उपासक कहता है 'कि हंसना हो तो भ्रंग्रेज़ी में और रोना 
.. होंतों भी अंग्रेजी में ।” इसे कहते हैं प्रादर्श या लक्ष्य बिन्दु, ध्रव संकल्प, प्रान्तरिक वीयें । लोक की 
.. बड़ी से बड़ी बाधा भी मुझे मेरे श्रादर्श से विचलित करने मे समर्थ नहीं । भ्रबव॒ तक स्वामी बन कर 

. जीया हैं, प्रागे भी स्वामी बन कर ही जीऊंगा । एक क्षण को भी दासत्व स्वीकार करना मेरे लिये 
अ्रसम्भव है। शरीर जायेगा तो भ्ोर मिल जायेगा, पर शान्ति गई तो फिर न मिलेगी। झौर यदि 
कदाचित्‌ सदा के लिये बिदाइगी लेकर जाता है तो इससे भ्रच्छी बात ही क्‍या ? न रहेगा बांस और न 


. की गर्जना 


बजैगी बॉसुरी । न शरीर रहेगा और न रहेंगे इसके सम्बन्ध के यह बचे खुचे विकल्प, जो मार्ग में भ्रा 


प्राकर मेरी शान्ति में रोड़ा ही अठकाते हैं 


... निकला हूं, शरीर का नहीं | शरीर गया तो मैंते कुछ नहीं खोया, पर शान्ति गई तो मेंने सब 


सो दिया ।* 


। और मुभे चाहिये ही क्या ? मैं शान्ति का उपासक बन कर 
कुछ 


२ सलमेखना झात्म लौकिक मानव बेचारा क्या समझे इस गज॑ना के मूल्य को। वह ठहरा शरीर का 


.. हत्यां नहीं 


उपासक । उसकी दृष्टि में शान्ति का क्या 


* . शरीर गया तो उसका सब कुछ चला गया । बल्कि शरीर भी 


मृल्य ? शरीर ही तो उसका सर्वस्व है। 
क्या उसके लिये तो शरीर की अपेक्षा भी 


घन प्रभ्रिक प्रिय है। धन गया तो सब 


कुछ गया । श्रौर उसके पीछे खाना नहाना ग्रादि सब कुछ गया, 


.. पागल हो बया झौर अन्त में वही मृत्यु 


को 


गोद, जहां जा कर कि सब को विश्राम मिल जाता है । 


धन के पीछे खाना नहाना छोड़ कर या अ्ररूचि पूवंक जबरदस्ती थोड़ा बहुत खा कर पागलों की भांति 


: - बराबर शरीर को कृश करता हुआ एक दिन 
. हत्या नहीं कहता । परन्तु जब एक शान्ति 


का उपासक अपनी शान्ति की 


न मृत्यु से श्रालिगन कर लेता है, तब .तो मानव उसे ग्रात्म 
रक्षा के प्र्थ प्रसपन्नता पूर्वक 


... शरीर से उपेक्षा घारण करके मृत्यु का सत्कार करने जाता है तो उसे वह भ्रात्म हत्या कह देता है। 


... क्या कारण ? यही त.कि उसकी दृष्टि में घूल मिट्टी ही धन है शान्ति नहीं । 
_ उपासक का श्वान्ति ही धन है, धूल मिट्टी नहीं । जिस प्रकार तेरी धारणा 


बस उसी प्रकार शान्ति के 


तैरी ही दृष्टि में सत्य है... 


४ ० 


' हक्ापक व शरीर संस्लेना कहते हैं सतु->लेखना भ्र्धात्‌ अपने शान्ति स्वभाव को देखना या उसको ही 





| ॥॒ कह 
] + 
+ | ॥ ॥9॥ ४ हे हज | ' | 
7.॥ ॥ ह.' पं । 
] ४ ओह ॥ .॥ 4 हि 
45 $ ६. क.. ईः 5 ४ + 
हर ) ४ सी] 4 | .॥ | की 
0 की 5 9 ४ |) 
| ५ घन्‍ ॥॒ हे ह 
3 रे + 
है हु । 


४ ४ ४३ ४ ० हु: 


शान्ति के उपासक की हच्ठि में सहीं। बेस उसी प्रकार उसकी धारणा भी. उसकी दृष्टि में सत्य है; भरते 





“हीं भला विचार तो सही कि प्रपनी दृष्टि के लिशंय करते का प्रंधिकार॑ वह तुझे क्यों देने लगो। तेरी 
. बात लौकिक है और उसकी अलौकिक । दोनों की दिशायें एक दूसरे के विपरीत हैं। भ्रतः भाई ! उसकी 


इस घोषणा का मूल्य उस ही की हृष्टि से मापने का प्रथत्त कर। इसमें भ्रपंनी हष्टि की टांग ने भ्र्टा 
यहाँ सब स्वलन्श्र हैं | 


देख एक वीर योद्धा का ग्रादर्श । शझ्षत्रु देश पर चढ़ कर थ्राये तो अभ्रपना तने मन धन 
सबवस्व होम दे श्रपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये। जीऊंगा तो स्वामी बन कर, दास बन करें 
जीना मुझे स्वीकार नहीं, प्राण जायें तो जायें। और कूद पड़ता है जान बूक कर युद्ध की भाग में 
इसलिये कि या तो तेजवाल बन कर निकंलू गा या भस्म हो जाऊंगा । तब तो उसकी इस साहस पूर्ण 
क्रिया को ग्रात्म हत्या न कह कर वीरता कहता है। परन्तु एक शान्ति का उपासक योद्धा, प्रपते शान्ति 
देश पर शरीर की शिथ्िलिता के द्वारा किये गये श्राक्रमरा का मुकाबला करने के लिये जब इससे हढ़े 


संकल्प पूर्वक युद्ध करने या अपना स्वस्व अर्परा करने जाता है तब उसे श्रात्म हत्या की उप्राधि प्रदान 


करता है। क्‍यों ? इसो लिये न कि बाहुर का देश तो तुझे दीखता है, उसमें तो तेरा कुछ स्वार्थ है, पर 
ग्रन्तरज्भ का शान्ति देश तुझे; इष्ट नहीं है। इसी से उस का तेरी हृष्टि में कोई मृल्य नहीं है । 


शत्रु देश पर चढ़ भाये तब कायर लोग तो भय के मारे छिपने को स्थान हू ढने लगते हैं । 
रज़ाई में मु ह छिपा कर भ्रपने को सुरक्षित करने का अ्रसफ़ल प्रयास करते हैं। पर वीर जन तो ऐसे 
ग्रवसरों की मानों प्रतोक्षा ही करते हों, ऐसे प्रवसर उसके लिये मानों सौभाग्य का सन्देश ले कर भाये 
हों । शऔौर इसीलिये उसका मन हे से फूल उठता है, साहस जागृत हो जाता है, भुजायें फड़कने लगती 
हैं, भौर बेघड़क हाथ में तलवार लेकर निकल जाता है, घर से बाहर, भ्रपने भाग्य को ग्राजमानें, या यों 
कहिसे कि भ्रपनी बीरता की परीक्षा करने, जो कि उसकी हृष्टि में सर्वस्व हैं। बस उसी प्रकार झ्षरीर 
पर किचित्‌ भी बाधा या मृत्यु आई देख कर कायर व शरीर के दास लोकिक जन तो छिपने का हू ढने 


लगते हैं कोई स्थान, लेने लगतें हैं डाक्टर की शरणा, गिड़गिड़ाने लगते हैं उसके सामने, भिखारियों की 


भांति, कि किसी प्रकार मृत्यु से उसे बचालें, पर शान्ति का उपासक वह वीर तो मानों पहले से ही 
तैयार बैठा था, मृत्यु का सत्कार करने के लिये। क्योंकि लोकिक जनों की भांति उसका विश्वास पोच 
ने था। यही तो भन्‍्तर है खौकिक व अलौकिक जनों में । प्रलोकिक वह शान्ति का पुजारी तो जानता है 
कि मृत्यु का ग्रास बनना ही इस शरीर का धर्म है, शौर शान्ति की रक्षा करना सेरा। पर लौकिक-जने 


भले शब्दों में कुछ भी कहें परन्तु भ्रन्तःकरण में यही विचारते रहते हैं; कि मृत्यु भले किसी अन्य को 
. अम्बीना बना ले पर उसको तो नहीं बना सकती, क्योंकि उसके पास बुद्धि वे घन है। भाई ! एक. क्षरो 
को यह भहुंकार छोड़ कर उस भ्लोकिक हष्टि को पहचानने का प्रयस्त कर, जिससे कि यह तेरा संश्षय, 

जो कि सल्लेखता भोर संमाधिम रण को भोज आत्म हत्या बता रहा है, दूर हो जाय । हे 


का सम्सन्प,... अपना जीवन समझते हुये चलना । शान्ति ही जिसका देश हो, शान्ति ही जिसका शरीर 


५ 


०0 






न्क 
कि कर 


0 खहता। बह झरीर से स्पष्ट कह देता है कि, “देख भाई ! तू भ्राया है तो झा, में तेरे भाने में कोई रोड़ा 
|... ५७५ शह भटकाता, परन्तु एक झर्ते है, कि यदि तुझे मेरे साथ रहना है तो जरा सम्भल कर रहना होगा। 


4 पे । (१ |] 
प 


!.!/. “शकेंगी । भ्रौर है 
|. सकेगी। भौर इस पपनी घोषणा की सत्यता का उसे विश्वास दिला देता है तपश्चरणादि भ्रनुष्ठानों के 


का द्वारा | ज़ब शरीर को यह विश्वास हो जाता है कि यह ठीक ही कहता है, तो कुत्ते की भांति दुम हिलाता 
/. ईसा उसका दासत्व स्वीकार कर लेता है। उसके कार्य में उसकी सहायता करता हुआ उसके साथ रहने 


हाय हो ॥ कह ए। । 
७80 7/000 ५. क्‍ फ 
[रे (० 0 ह।ए ४ 3 | 
ई / रु] हि] किट री ५ अं १४ ४ ॥ 
2 0४१४», मन चकह  ह के 0, ॥$ ; । शरीर 5 
है / ५2 2! १! ५ 7१ ॥| | पे ५: 7 हें हे ! ! पु ध 4; |] $ एप मा ८ £ डै हद + क्रो है अन्य 4 ीर 
का कं | ५ १, हे ॥ ५ 2 ' | * + श्‌ । ' पी ; ही 7 हो ५ | 
(27 (| 0] कु ५ ४5 ४! हा | पे (५ 00! ! न 
20% 6 00५ हों ५, शॉन्सि | 8 ! । (७ पा 
४ (0) १ / (१४४ ५ त हर ही जिसका । ५ 4 
2220, ५ ४, | | ४ ५, ६ ४ सर्वेस्य उसके ५ 
है ५ | शी, ५ है 4 /) जी (५ ते | . रहें; ५, ] |] 

५ 0 आप है है ” शहरी । ; । शरीर ८: कं 

/ 2 00४४ । (५५ ) | ८ ह्टो रथ 

| ! (पी! (५ १४ जमे | 6) 5 पर के ' पड़ा पडा ' ह 

है १५३ | 2 |! + १ ५ ४, गो, /। के जाये | हे ५ ४ क्त ४ | के रे 
7, ४ थे ; 4 | ५) १ न्‍ । कू ।! । |] 
0 708 ') पड़ा रहते नहीं ' 

१ + ५ % । (4 कर हा | ४ जो ५ हि विशेष ५] इसोलिये अ्रयने! ५ हे 
०0४7 जग वामि ) पड़ा रहते से लाभ नहीं झौर हसके जाने से को त्ो 
4४00: अीवत के ५ ४.४ है हट ; | ; पे डे ५ रे ्ई २ ३ | है हर ५ कि 

है ५ 4] |! 3 गु ! 5 हू हर 
५७ पं ॥ काल ४ | हु ;॒ ५ 

। 

८ । 7 हे + चह हैं रो । 

(0: कीफे काल में वह बना कर रखता है, लोकिक जनों नहीं 
! < हु / लोौकिक जनों की भांति उसका दास बन कर तेहीं 


री.बह पुरानी टेब जो लौकिक जनों पर तू श्राजमाता है यहां न चलेगी । तैसे शक्ति यहां काम न क्र 


लगता है, जिसके बदले में बह शान्ति का उपासक उसको योग्य भ्राहयर आदि के रूप में कुछ वेतन देना .. 


.. स्वीकार कर लेता है। पर यह बात पहले ही स्पष्टत: बता देता है कि देख भाई ! ः ु 
!.. करा दैना चाहता हूँ, कि यह वेतन में तुके उसी समय तक द्गा हा तक कद बह 
. शान्ति की साधना में मेरी कुछ न कुछ थोड़ी या बहुत सहायता करता रहेगा। मैं तेरे स्वभाव से भली 
भाँति परिचित हूं । मैं इस बात को भूला नहीं है कि तू मृत्यु का पुत्र है। तू सब लौकिक प्राणियों को 
प्रपने बाहरी के में फंसा कर प्रन्त में उन्हें धोखा दे जाया करता है। भले ही उसने तेरी कितनी 
सेबायें की हों पर उस समय तू तोते की भांति आंखें फिरा कर मानों सब कुछ भ्रूल जाता है। तेरे सब 
: . बादे वेश्या के वादों वत्‌ बन कर रह जाते हैं। और उसको साफ जवाब देकर उसके सर्वस्त्र प्रर्थात्‌ शानि 
का अपहरण करके उसे रोता कींकता छोड़ तू भ्रपना रास्ता नापता दिखाई देता है। बस तो मेक ते 
कि तैरा वह दाव मुझ पर न चलेगा । तुझे वेतन उसी समय तक दूगा जब तक कि तृ मेरा दा 
- मैरी कुछ सहायता करता रहेगा | जिस दिन भी तूने जरा ग्रांख दिखाई कि में तुके वेतन देना कह 
क्‍ 3 लकर की हे कि का चीखना या जगत के जीवों की गवाही लेकर मानवी आपात मे 
॥ई देना, में एक न सन गे शर्त रे हीं तो: 
३3 ४० हो हक हे हक. की यह शर्तें स्वीकार हो तो रह और नहीं तो भ्रभी 


ह ऐसी निर्भीक गरजंना भला शरीर को ं 
५ इक कक र को सुनते का अभ्यास कहां ? बह 
..दूसरें को दास बनाना । स्वयं दास बनाना उसने सीखा ही कब है ? पर क्‍या करे, की ०३-३३ से 


क्‍ पेश पड़ती न देख दासत्व स्वीकार किये बिता श्रौर कोई चारा उसे दिखाई नहीं देता । इसलिये 
कोल में, बह उस योगी की साधना में सदा सहायक रहता है। स्वराध्याय करते में *औ ९० 
५५४ ला हक के वेदन में, गुहप्ों के दर्शव करने में, उनका उपदेश सुनने भें के जतों #* 
कक बे भावनाओ्रों में व श्रत्य झान्ति के कार्य क्षेत्रों में वह सदा उसका स्वामी 
" कीजशांति,स निभाता चलता है, ताकि उस योगी को उसके प्रति कोई सन्देह न रह ये नल 
वह सोच रहा हो कि योगी के हृदय पर अपनी सेवाग्रों की छाप जमा कर उसके जिसको शक 


. भक्ति के सम्बन्ध में पूर्ण बिदज्ास दिला दे, और कद्मचित्‌ ऐसा हो जाये तो एक दिन उससे उसके इस हुख़े« 


_वर्ताव का बदला थुका ले। श्र्थात्‌ मृत्यु के में 
पति अल अन्तिम समय में उसके घरम॑ 
... डा कर सदा के लिये उससे .ब्रिदाई से जाये । . डीफ़ा डाल कर उसका शान्ति धन, 


है 


श 


| 


[३ ५३ 
| 


| 


।] ध्। ५ । | 
हे + 0३७ काका चक ५ पप // 75 आह २ हे ७४ । फ॥॥ ५१३४ 7 में | ॥ए हा! ४20, ] ॥॥ 
+ ५! ४१ के ' ४१४१ 5 ॥ + | | 
0 ॥] १५% “८ ४ |! 27 ( के मी ३४ ५ (५ ।॥ ५ है, ३ हो हि 8 एज, व आय आय] १0७५ १ 
३! 2 है रू १ 4.५ कह । | ९ ॥ है ५ गर ६१॥ |५४ ॥, 20% हे कह, 
$ $ | [0, / 8 ॥ ९ मै | । ५ #। 2 
(/ है 4 हैं ५ ६ के ३ | 3 । है की] ५ ३ मर ५ 
५! हे ४ "कक श , / ३४ 
;; ०56 ० य 
50५७ 
६020 | 
॥ ॥% ँ 70 का] । 





कर 
#ग । 


प्रसाध्य ॥5 


कुल, कप बे लगा, या इस में शिचिलता भाती 
पूर्नवत्‌ साथ निभाता प्रतीत न हुभा, 


लगता है । कि, “देख भाई | परस्पर में हुये उस वादे के 
लिये धन्यवाद । में जानता 










ही है, क्योंकि तू उसका भोज्य है। में यदि उससे तेरी रक्षो' करने 
को समर्थ होता तो भ्वद्य करता । पर क्या करू' यह मेरी क्षक्ति से बाहर है। इसलिये सम्भवतः घर: 
भी में तुझे वेतन देता रहता यदि इस प्रकार करने से तेरी रक्षा हो सकती तो । परन्तु यह असंम्भव है।. 
'इसलिये इस भवसर पर तुके आहार प्रादि देना तुके तो कोई लाम न पहुँचा सकेगा, पर मुझे होनि 
अवश्य पहुँचा देगा। क्योंकि यदि भ्ाहारादि के विकल्प उत्पन्न कर कर के तेरी सेवां में में: जुट" 

मेरी ध्यानाध्ययन प्रादि शान्ति की साधना बाधित हुए बिना न रहे। भौर तू तो जानता है कि क्षति 
मुझे कितनी प्रिय है। भ्रतः भाई ! भरत मुझे क्षमा करना । जीवन काल में जो दोष तेरे प्रति मुझ से बने 


हैं उसके लिये तुम मुझे क्षमा करना, भौर में भी इसे प्रवसर पर तुम्हारे संत्र दोषों को क्षमा करता है।. 
जाप्ो भाई जाप्रो, तुम अपने स्वामी का आश्रय लो । यही तुम्हारा' को 


सम्भाल करू । सबको झपना अपना कं्तव्य निभाना ही योग्य है। अच्छी 








|] 


हे 
४ ' । | 


«. स्मम्यता भौर इस प्रकार सरलता, शान्ति व साम्यता पूर्वक शरीर पर से श्रपता लक्ष्य हटा कर 
| 4“ थाने में लीन होने का श्रधिकाधिक प्रयत्न करता हुआ शान्ति में खो जाता है। उसे इस सम 
“+नत के किसी भी. प्राणी के प्रति या किसी भी पदार्थ के प्रति, पीछी कमण्डलादि के प्रति या शास्त्र के 
प्रति या शरीर के प्रति न कोई राग भाव या प्रेम भाव होता है भौर न द्वेष भाव। शरीर से या 
साधु से या शिष्य से या थुरु से या यदि गृहस्थी है ६4१ ह से कोई-भी बदला लेने 


देने था सताने की ऐसा भी नहीं है । इर जिस प्रकार शरीर को सम्बोध कर 
'ूर्वेक उससे विदाई ली. उसी प्रकार कुटुम्बादि को कर सब को क्षात्ति प्रदांन कर देता है। उसके 










उस समय के सछुर सम्भाषंरा से किसी को भी कोई कष्ट हो यह तो सम्भव ही नहीं हैं, हाँ सककों 


४ मिलती है। जिसके प्रन्दर में शान्ति पड़ी है वह दूसरों को भी शान्ति के भतिरिक्त और क्या. 
है. आय 











हो ! में तुम सब का बहुत झाभारी 
बदले में भापको देने होल अब 
कोई राम या प्रेम भाव पड़ा है. ती उसे निकांश 
ही है। सदा के लिये कौन सिल करे 






हि 







हम 
॥ का ॥ 

पक ५, 
४२% कै रे पी । 


|! 
(५४५ | |; ॥| 0९ ॥ १५७ है 0! रद 0 ( 


आई] भर च्ज हर 


" १५ एप 


0) कक 208 का भाती॥ $ दंड ६ भात्म हत्या व सल्लेखेंगी' मैं आरतरं 


को काम के; हमें संग पता महीं।' भपका साथ शो कर भव किसकी सांधे परकडेंगें, यह भी पता 
पर कप सी अह सभ कूछ नहीं जावते। इसलियें)सदा साथ बते रहते को भावना का 'झाष त्याय 
माफरन्ति की दारणं जाते हैं।। प्रभु तुम्हें भी शान्ति: प्रदान''करें॥ हमारी सबके प्रतिर्कमा है। 
सेब कमा किरना  ! !" 
दिस हंगा:४: अब तनिक विचार कर देख तो सही कि क्या अन्तर है झात्म हत्या और इस सल्लेखना 
।इकेंकना में: “के । भाई ऊपर की क्रिया्रों पर से प्रतुमान लगाने का प्रयत्न न कर, भन्दर की भावनाओं 
मल, ६. को हटोल- ऊपर से तो निः:सन्देह कुछ भात्म हत्या सरीखा ही लगता है, परन्तु अन्दर में 
उतर: कर जेखते हैं तो प्राकाश पाताल का प्रन्तर पाते हैं । सललेखनागत योगी में है, सब के प्रति साम्यता 
भर बोत्स हत्मा गत अपराधी में है देष या क्रोध को पूति की भावना । योगी सबको शास्ति प्रदान करके 
'जुस्ता है, और अपराधी सब को दाह उपजा कर जाता है। योगी के भ्रन्दर है शान्ति का सोम्य स्वाद, . 
झोर अपराधी के भ्रन्दर में है देध की भड़कल्नी ज्वाला, जिसमें वह स्वयं भड़ाभड़ जल रहा है। 
। ३०३ के मुख मण्डल पर है सुस्कान व श्राशा, भौर अ्रपराधी के मुख पर है क्रोधष व निराशा | श्रौर इसी- 










कि स्आ पर: उबर पतक नई तक 5 2: इ-अ- मटर 7 
उज्क  स अन- 2 थ य मन प 2-8 
प्र व सा 

5 >जकें 2 ह 

दर 

0 

आर 


अंक, 
चर 


दुकान कटप्पा 


पड 


जा जय पट 
हर स्टः 
न्‍् 


कर 5. 


नकल 
थे नय 
रे 


न्न्ब ना 


| 











: लिये निमम से योगी के भागे भाने बाला जीवन तो होता है शान्ति पूरां, और प्रपराधी का क्रोध व 
हेंक पूरों । ग्रोगी तो प्रागे भी पुनः शांति की साधना के प्रति ही भुकता है, झौर भ्रपराधी क्रोध के वश 
' भ्रद्धा : झपराधों के प्रति ही भुकता है। योगी के श्रागे आ्रागे श्राने वाले जीवनों में बराबर 
!' /४% होती है और अपराधी के भ्रागे प्लागे- के जीवनों में क्रोष की | योगी तो श्रपने 
प्येक जीवत में शरीर को सेवक बनाकर भ्रन्त समय में सल्लेखना द्वारा उसका त्याग करता हुमा 
, प्रकादा की ओर चला जाता है, भौर क्‍झ्पराधी पपने प्रत्येक जीवन में उसका दास बनकर अ्न्धकार की 
'ओऔर चला जाता है| दो या चार जीवनों के पश्चात्‌ हो योगी की साधना तो पूर्ंता को स्पर्श कर लेती 
है; सर्थात्‌ बहू तो पूर्ण शान्त या मुक्त हो जाता है, पर प्पराधी कषाय व चिन्ताश्रों के सागर रूप इस 
.'बंक्वार में सदा ग्रोते खाता रहता है। वर्तमान के प्रत्यक्ष दीखने वाले लक्षणों में तथा अगले जीवनों के 
जुत धाने वाले लक्षणों में इतवा महान भ्रन्तर देख लेने पर भी क्‍या यह क्षंका बनी रह सकती है कि 
पल्तेखना भात्म हत्या है ? नहीं यह शान्ति के उपासक की प्रादर्श मृत्यु है, एक सच्चे वीर का महान 
इससे पहले कि शरीर उसे जवाब दे, वह स्वयं उसे शान्ति व साम्यता पुवबंक जवाब दे देता 
हैः और प्रपनी शान्ति की रक्षा में सावधान रहता हुआ उस ही में लय हो जाता है। इसीलिये इसका 
३०% व्मकू भी कहने में भाता है। समाधि अर्भात्‌ लिज दरप्नन्ति स्वभाव के साथ एकमेक होकर उसमें: 
ह ह! जिना' । है 


हल 3 हे है है 
| ( शक का है ध | 


कं 
५ ४ 
; 70% जः 
/ हँः 
अर 
3 अं "अत चुत ईप 
++ जि 4 हे कर 
हे "आर ;त 
(/#* 





